, प्रकाशक 
साधना-सदन 
प्रयाग 
द्वितीय मुद्रण: मार्च, १९५१ 


34 
० 


मुद्गरक 
सेवा प्रेंस ६८, हिवेट रोड 
प्रयाग 


भूमिका 


श्री धीरेन मजूमदार १६२० से, जब उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई 
में शामिल होने के लिए हिंदू यूनिवर्सिटी छोड़ी, मेरे साथ काम क्र 
रहे हैं | वह, श्री गांधी आश्रम ( युक्तप्रान्त ) के मूल-सदस्यों में 
से एक है। उन्होंने आश्रम के खादी ओर गांवों के काम को संघटित 
क्रिया । कुछ वर्षा के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान गांवों के काम 
पर लगा दिया। सालों तक उनके काम का कोई प्रकट परिणाम 
नहीं निकला | फिर भी वह असाधारण श्रद्धा और घुन के साथ अपने 
काम में लगे रहे | 

आखिरकार इन गुणों का नतीजा निकला और उन्होंने आम- 
सेवा के लिए फैजाबाद जिले में रणवां केन्र की स्थापना की। यहां 
उन्होंने ने केवल गांवों की सेवा और संघटन के लिए कार्यकर्ताओं 
की शिक्षा की व्यवस्था की बल्कि स्वय ग्रामवात्तियों को दस्तकारी 
सिखाई ओर स्वतंत्र रूप से अपना कास करने तथा स्वतंत्र आजीविका 
प्राप्त करने में उनकी सहायता की। युक्तप्रान्त की कांग्रेस सरकार 
तक को अपने ग्राम-कार्यकर्ताओं के शिक्षण के लिए. रणीवां आश्रम 
का उपयोग करना पड़ा । १६४२ में यह संस्था नष्ट कर दी गई 
ओर उसके साज-सामान, औजार और मशीनों को जब्त कर लिया 
गया और इमारत पर ताला लगा दिया गया । श्री धीरेन मजूमदार 
भी १६४४५ तक नजरबंद रहे । छूटने पर उन्होंने इस संस्था का 
फिर निर्माण किया | 44॥ 

अब उनका विचार बनारस के निकट दूसरा और स्ीवाँ से 
बड़ा, पर उसी प्रणाली का, आश्रम स्थापित करने का है। आजकल 
वह उसी में लगे हुए. ह ।इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा है अधिकांश 
अपने निजी अनुभवों के आधार पर लिखा है। उन्होंने किताबें नहीं 


( ४) 


पढ़ी हैं; जीवन की पुस्तक से सीखा है। इसलिए मुमे विश्वास है 
कि इस पुस्तक में उन्होंने जो कुछ लिखा है वह न केवल उन लोगों 
फे लिए. उपयोगी होगा जो गांवों की पुनरंचना के कार्य में लगना 
चाहते हैं बल्कि उन सरकारों के लिए भी काम का होगा जो भारत 
के समाज-शरीर के चेतन कोश या घटक-स्वरूप गांवों को नवजीवन 
देने के बारे में सचमुच गंभीर हैं | 
अगर लोकतंत्र को वास्तविक और फलदायक, बनाना है; अगर 
उसे हमारी जनता को अपने मामलों की विवेकपूर्बक व्यवस्था करने 
- की शिक्षा देनी है तव॒तो हमें आथिक ओर राजनीतिक दोनों न्षेत्रों 
में बहुत दूर तक विकेन्द्रीकरण को अपनाना होगा। केवल बालिग 
. भताधिकार दे देने से सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं होता है; न तो 
वह सावंदेशिक प्रारंभिक शिक्षण से ही स्थापित होता है। हमारे 
अन्नदाताओं ( जनता--किसानों) का शिक्षण यों न होगा। उनको 
तो जीवन के द्वारा और जीवन के लिए. ही शिक्षित करना पड़ेगा । 
इसका सर्वोत्तम उपाय उनको ऐसा क्षेत्र प्रदान करना है जिसमें वे 
सहकारिता के आधार पर प्रयत्न कर सके और अपने प्रयज्ञ के परिणाम 
को अपनी पैदा की सम्पत्ति के साकार रूप में देख सके तथा खुद ही 
आपस में उसका बेटवारा कर सके | उनको शअ्रपने ही प्रयक्षों से गाँव 
में शान्ति रखने की कला भी सीखनी होगी । अपने चारों ओर 
स्वास्थ्यकर, स्वच्छ वातावरण ओर पड़ोस बनाने का मोका उन्हें 
देना होगा | संक्षेप में, उन्हें अपने सारे मामलों का छोटे और 
व्यवस्था-योग्य पैमाने पर खुद ही इन्तजाम करना होगा । यही 
 लोकतेंत्र के लिए वास्तविक शिक्षण होगा | इतना हो जाने के बाद, 
आत्मानुभाव और आत्मावलम्बन के इस ढाँचे पर ऐसी! शक्तिमान 
केन्द्रीय संरकार का निर्माण करना सरल होगा जिसका लोकतंत्र 
सत्ता अथवा केन्द्रीकरण से धुंघला न होगया। आज की जटिल 
हुनिया में लोकतंत्र के रक्षण का यही मार्ग है | 


( ५ ) 


सरकारों को केवल शक्तिमान और महत्वकांक्षी राष्ट्रों से अपनी 
रक्ता करने के लिए ही शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि 
स्वयं अपने गष्ट्र के अन्दर के शक्तिशाली व्यक्तियों ओर वर्गों वा 
समूहों की स्वार्थ-भावना के नियम ओर नियंत्रण के लिए भी उसकी 
जरूरत द्वोती है। आज को दुनिया में न केवल कानून ओर सत्ता से 
चल्कि शक्ति के सहारे भी मुक्ति--स्वतंत्रता--की रचना करनी पड़ेगी । 
ऐसा करना तभी संभव होगा जब स्थानीय इकाइयाँ प्रमावपूर्ण ढंग 
पर सक्रिय द्ोंगी । आज के विषम विश्व में, जो विज्ञान ओर यंत्र- - 
ल्‍कीशल की प्रगति से और भी जठिल बन गया है, लोकतंत्र के रक्षण 
का एफ डी रास्ता है--गाँव की इकाई को पुनर्जीवन्न देना और 
शक्ति प्रदान करना | मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इस कार्य में श्रीधीरेन 
अजूमदार के विचार, ग्रामों की पुनरंचना-सम्बन्धी वास्तविक अनुभवों 
'पर आधारित द्ोने के करण, उन सब लोगों के लिए. बहुत अधिक 
सहायक द्वोंगे जिन्हें इस दिशा में प्रकाश की आवश्यकता है या जो 
:प्रकाश पाने के इच्छुक हैं । 


ज्ंतर मंतर रोड, 
नई दिरय्ी --जे० थी० ऋपलानी 
२ अगस्त १९४७ 
हे की 


लेखक ओर .उनकी कृति 


कहने को बंगाली, जन्म से विद्वारी, दीर्घ निव्रास से युक्तप्रान्तीय 
और श्रद्धा से सर्वेभारतोय, ऐसे इस पुस्तक के लेखक धीरेन भाई हैं। 
१९२० के असहयोग शआान्दोलन में गांधो जी के श्रावाइन पर जो 
लोग सेवा-क्षेत्र में आये श्रौर समय की कसौटी पर खरे उतरे, ऐसे 
गांधी जी के अजुयायियों में वह किसी पद की दृष्टि से नहीं-पर अपनी 
लगन शऔर सेवा से एक ऊ चा स्थान रखते हैं।# हमारे देश में कारयकर्ताशं 
की संख्या नगण्य नहीं है; पर सच्चे, आत्मनिष्ठ कार्यकर्ता इने-गिने 
हैं, गणना की जाय तो 'नेताओं की संख्या उनसे अधिक दोगी.। 
: जैसे गाँवों की लक्ष्मी की गति नगर की ओर रही है; वैसे ही सेवकों, 
कायकर्ताओं की गति भी गाँव से नगर की श्र दिखाई देती है । 
अधिकांश जो नगरों में रहने का प्रवन्ध कर सकते हैं, गाँवों से उधर 
भागते हैं-। ग्रामों के. जो युवक हमारी युनिवर्सिटियों से ढिश्नियाँ 
प्राप्त करते दें वे भी सदा के लिए नगरों में खो जाते हैं| पर धीरेनभाई 
एक दूसरी कोडि के हैं । जन्मे नगर में, बसे गाँव में। श्रौर 
आज तो सूरत शक्ल और भेष से गवार द्वी लगते हैं। गाँवों के प्रतिः 
उनका आत्मारपण कुछ ऐसा है कि नगरों में उनका दिल घवराता है । 
वह गाँवों के प्रति एक सम्पूर्ण तः आत्मार्पित सेवक हैं । 
. पर इतना ही सब कुछ नहीं है। उनमें बंगाली की भादुकता, 
* बिहारी की सहृदयता और युक्तप्रान्‍्त की यथार्थता एक साथ पनपी 
है। बंगाली नीचे दव गया है; युक्तप्रान्व ऊपर छा गया है। इसीलिए 
पहली नजर. में वह रूखे लगते हैं , पर कुरेद दीजिये तो मधुचक्र की 
तरह मधु उनसे टपकने लगता है । उनके गद्यात्मक नीचन के भीतर 
_. जन सेवा की तन्मयंता से श्राप्त गहरी स स्कारिता का आत्म-द्वण है | 


जफ 


.अ्ग्रव तो पद की दृष्टि से भी वह अखिल मारतीय चर्खा संघ के: 
के अध्यक्ष हैं। १६३१ 


( ७ ) 


अपनी संस्कारजात भावुकता को उन्होंने खोया नहीं पर उसमें बह नहीं 
गये; अपनी गहरी निष्ठा, लगन, किसी काम के पीछे सब कुछ 
भूजल कर पढने को दृत्ति और सतत जाम्रमत जिज्ञासा से उन्होंने उसे 
संस्कृत थ्रौर नियंत्रित किया है। इसीलिए उनमें एक कवि की आद्वता 
और एक विवेचक की सर्वम्राही दृष्टि है। 

उनकी इस कृति में उनकी ये विशेषताएँ मृत्त हैं। पुस्तक का प्रथस 
साग उनकी सेवा की तैयारी और उसकी विविध अवस्थाश्रों के 
संस्मरणों तथा श्रनुभवों से भरा हुआ है। इसमें हम उनके हृदय की 
गहरी संवेदनाएं श्रोर उनके बाद के सेवक-जीवन की विकास-रेखाएँ 
पाते हैं । इसमें उनकी ग्लाम-सेवा की दृष्टि का प्रकाश है। दूसरे भाग 
में श्रपनी कल्पना के अनुसार भावी ग्राम-व्यवस्था का पूरा नवशा 
ही उन्होंने रख दिया है । इसमें श्रामीण ज्ञोवन के प्रत्येक विभाग की 
आवश्यकताए तथा उनकी पूर्ति के साधनों का उन्होंने अत्यन्त विशद, 
व्यौरेवार विवरण दिया है; प्रत्येक विषय की प्रामाणिक तालिकाएँ दी 
हैं; आम का श्रौर भविष्य का एक-एक परिवार, एुक-पुक गाँव और 
सम्पूर्ण प्रान्त का बजट दिया है और किन-किन परिवत्तनों के द्वारा एक 
सुखी, सम्दद्ध और संस्कार-सम्पन्न प्लामीण समाज का निर्माण किया 
जा सकता है, इसका विवेचन किया है। खेती, भूमि, जल, बस्तर, 
शिक्षा भरौर उद्योग की कोई मद उनसे छूटी नहीं है । उन्होंने न केवल 
यह बताया है कि कया चाहिए बल्कि यह भी बताया है कि कैसे वर्तमान 
साधनों में सुधार करके, भारतीय ढंग पर, प्रत्येक गाँव को स्वावलमम्बी 
स्थिति पर पहुँचाया जा सकता है। सब से बढ़ी बात यह है कि 
उन्दोंने इन सब सुधारों और परिवतंनों में होने वाले विशाल व्यय 
की पूर्ति के साधन भी सुमाये हैं। इस प्रकार उन्होंने १७ वर्ष में 
गाँवों के पुन्नीवनन का एक शअ्रत्यन्त व्यावहारिक वजट-सा ही पेश कर 
दिया है। ह 

आज जब देश राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करके आशा से उत्फुन्न 


हे 


५) 


है और जब इस पर राष्ट्र एवं समाज के निर्माय की जिस्मेदारी भा गईं 
द्द और जब देश के सामने उद्योगीकरण की अनेक योजनाएँ आ रही 
हैं और बड़े-बड़े कल कारखानों की चिमनी का घुआँ शिक्षित युवकों 
के मस्तिष्क में भर रद्दा है; जब गलत धारणाएँ तेजी से फेल रही हैं 
तब धीरेन भाई की यद्द पुस्तक चोरस्ते पर खड़े दिग्मूढ़ यात्री के लिए 
दिशा-निर्देशक पद्द का काम देगी;:--हाँ, यदि.दमस कुछ सीखने और 
अददरा करने की दृष्टि से उसे पढ़े । 

इसीलिए जब मैंने पुस्तक देखी तो उसे प्रकाशित करने के मोह से 
मन भर गया और उसकी उपयोगिता देखकर ही साधना: सदन ने 
अपनी साधन-होनता की ओर दुलंचय करके, इतनों बढ़ी.पुस्तक ऐसे 
समय छापने का उपक्रम किया जब कागज खाद्य-सामम्नी से भी अछ्कि 
हुलभ है और कागज के . लिए मिंले सरकारी परमिट १६४९२ के वर्मा के 
अंग्रेजी नोटों की भाँति तिरस्कृत हवा में मारे मारे फिर रहे हैं:। 

स्वतंत्र भारत की केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तों की सरकारों के 
मत्रियो', अधिकारियों तथा आराम सेवा-कार्य से सस्वन्ध रखनेवाली 
संस्थाओं ओर कायकर्ताओं को पुस्तक का अ्रध्ययन-मनन करना चाहिए । 


--श्री रामनाथ सुमन 


उुनरच--- ह ह 
इस पुस्तक का दूसरा संस्करण छापते हुए हमें प्रसन्ता होतो है । 
त दिनों से यह अ्रप्राप्य था । इस बार अनेक स्थानों पर संशोधन 
ए४ परिवद्धन भी किया गया है और पुस्तक मोटे ऐंटिक कागज पर 


हले की अपेक्षा कद्दी' सुन्दर रूप से छापी गई है। 


आत्म-निवेदन 


दस सात्र पहले, श्रोमती आशादेवी ने, जब रणीवॉ-गश्रम के 
आसपास के याँवों का काम देखा थां तब उन्होंने सुमसे शआम्रह किया 
था कि में श्रपने अनुभव लिख डालँ.। तब, समय के श्रभाव से, कुछ 
नहीं लिख सका लेकिन सन्‌ ५१ में व्यक्तिगत सत्याम्नह में नजरबंद - 
होकर, थ्रागरा सेट्रल-जेल चल्मला गया तो आशाबहन ने फिर आम्ह 
किया । तब मेरे पास समय की कमी का बहाना न था अतः में उनके 
शाम्नद्द की पू्ि में लग गया। ॥$ 

जब लिंखने बैठा तो महसूस हुआ कि यह भी एक कला है और 
लिख थे ही सकते हैँ जिनको आदत लिखने-पढ़ने की है। छुटपन से, 
विद्यालय छोड़ कर जब से राष्ट्रसेवा के काम में श्रा गया तब से प्रायः 
गाँव में ही रहने को मिला ! अ्रसहयोग-आन्दोलन के साथ-साथ 
लिखने पढ़ने से भी ग्रसहयोग कर देना पढ़ा था। श्रतः मेरी समभ में 
यह नहीं थ्राया कि में किस तरह लिखें । बहुत सोच-विचार के बाद 
मेंने अपने अनु भवों की कहानी पत्रों-हारा ही आशा वहन को लिखनी 
शुरूकों | ऐसा करने में खास सहूलियव यह थी कि लेख के सिलसिले, 
तर्ज और तरीके की रक्षा करने की श्रावश्यकता न थी। इस तरह दस 
माह श्रागरा जेल में रहने के समय मेंने अपने ग्रामसेवा के अनुभव 
काफी लिख डाले | सम्र्‌ ४२ में वाहर आकर, इन पत्रों को इकट्ठा तो 
कर लिया था लेकिन समयाभाव से उसे फिर से देखने का मौका नहीं 
मिला । और कुछ ही दिनों बाद, सन्‌ ४२ के थ्रानदोलन के कारण 
फिर नज रवंद होकर एल्ाहाबाद सेंट्ल-जेल चल दिया | उस वक्त हमारे 
दादा (आचाय॑ कृपलानी), अहमदनगर किले सें नजरबंद थे। वहाँ से 
उन्होंने मुझे यह आदेश लिख भेजा कि में ग्राम-समस्या और डसके 
समाधाव पर कुछ लिखे | उनके आदेश का पालच करना ही था 8 


[| ९१० | 
लेकिन इस बार कठिनाई यह थी कि मुमे पत्र लिखने की इजाजत न था। 
फिर सोचा सेजने को इजानव नहीं है लेकिन लिख तो सकता ही हूं। 
और पिछले पत्रों के सिलसिले से आशा बहन के नाम, पत्र लिखकर, 
अपने पाप्त ही जमा करता गया | सन्‌ ४४ के नवम्बर में, जब में 
छूटकर आया तो मित्रों का श्राप्नह रहा कि उन पत्रावलियों को छुपवा 
दूँ । पर काम को श्रधि कता के कारण वे छुप न सको' | इधर मेरे मित्र, 
भाई रामनाथ सुमन इन्हें देखकर छुपाने के लिए अपने साथ ले गये 
ओर उन्ही के परिश्रम से वे श्राज इस पुस्तक-रूप में प्रकाशित हो 
रही हैं । 
पुस्तक लिखना शुरू किय्रे ६ साल हो गये । उसके बाद भारत के 
इतिहास में, युगपरिवतन हुआ, अरंग्न जी-जेल के अंदर से लिखी पुस्तक 
'छुप रहो है--उस वक्त जब अंग्रोज भारत छोड़कर चले जा रहे हैं। 
आज देश की परिस्थिति बदली हुई है और साथ-साथ समस्याएँ भी । 
पिछले ६ सान्न तक लड़ाई जारी रहने के कारण, किसानों के श्रनाज 
'के दाम में अधि काधिक वृद्धि हुईं, इस कारण आज यह समझा जाता 
है कि किसानों की हालत पहले से सुधरी हुईं है राष्ट्रीय सरकार होने 
के कारण, जमी दारी श्रतव्याचार भी उनपर कम दो गये हैं। ऐसी हालत 
में, पॉच-छः साल के पहले की लिखी हुईं बातों को आज छुपाने की 
क्या आ्रावश्यकता हे इससे किसे लाभ हो सकता है, यह शंका स्वभावतः 
पाठक के मन में उठ सकती है| लेकिन, जो लोग सुल्क का पुनर्निर्माण 
करना चाहते हैं वे जब गाँव को मौलिक समस्याओं पर विचार करने 
लगेंगे दो उन्हें मालम हो जायगा. कि इन तमाम परिवर्तनों के बावजूद, 
'. हमारे देहावो की हालत चेसी ही है जैसी आज से दस बष पहिले थी । 
 'फकक इतना ही हुआ है कि आज के देहात के लोग किसी राष्ट्रीय जन 
को देखकर, उसके पास आकर पूछते हैं--“भइया ! अ्रव का होत वा ??! - 
'पहले उनको इस बात का कुछ भो होश नहीं रहता था कि. दुनिया में 
क्‍या हो रहा है । आज वे दुनिया की हर चीज. को जानने के लिए 


[ ११ |] 


व्याकुल हैं । बाकी बातों में विशेष परिवतन नहीं है | गल्‍्ने की मेंहगाईं 
फे कारण उन्हीं किसानों की हालत में सुधार हुआ दे जिनके सामने 
पहले भी कोई समस्या नहीं थी याने जो खाने और कपड़े के अलावा 
बढ़ती अनाज बाजार में वेचते थे । फायदा केवल उन्ही को है। जिन 
किसानों के पास केवल इतनी हो जमीन है जिसकी पैदावार से उनको 
सिर्फ श्राघे पेट खाना और दो-एक कौपीन-वख्ा के सिवाय और कुछ 
नही बच सकता है उनको मेंहगाई और ससस्‍्ताई से क्‍या मतलब 
शौर भारत के ९०५८ किसानों की हालत यही है | अगर ५ सेकढ़ा 
फ्रिसानों के पास दो पैसे ज्यादा श्रा गये तो उसमें से श्रधिकांश किसान 
उस पैसे को श्रभावश्यक चीजों की खरीद में फू क देते हैं । अतः अनाज 
को मेंहगाई के कारण, प्राम्य-समस्या में कुछ परिवर्तन हुआ है, ऐसी 
यात्र नही' दिखाई देती | 

राष्ट्रीय सरकार होने पर किसानों के लिए. कानूंन में जरूर कछ 
परिवततन हुथ्रा है । लेकिन वदकिस्मती से, आराज अर््नेज देश से चले 
यये हैं और छोड़ गये हैं अंग्रेजी । आज हम राश्य-्व्यवस्था उसी 
तरह केन्द्रीय ढंग से चला रहे हैं जिस ढंग से अंग्रेज चला रहे थे । 
इस तरह केन्द्रतत्र का स्वाभाविक नतीजा नौकरशाही श्राज भो उसी 
त्तरह चल रही है । परिणामस्वरूप किसान के लिए जो अच्छे कानून 
बनते हैँ उनका फायदा, नोकरशाही की दीवार लॉधकर, किसानों 
सक नहीं' पहुँच पाता और किसान आज सी उसी तरह पदुदलित है 
जिस तरह थ्राज्न से दस साल पहले था। 

जैसा कि मेंने पहले बतत्ताया है, सन्‌ ४२ के जब-आन्दोलन के 
कारण श्रौर राष्ट्रीय सरकार होने के नतीजे से, आज म्रामीण जनता 
पहले जैसी पेहोश नही है और दुनिया में क्या हो रहा है, इसे जानने 
के लिए वेचेन है | श्रतः यही सब से अनुकूल मौका है जब उनके बोंच , | 
ड्यापक्र काम करके, उनकी जिम्मेदारी और अधिकारों का ज्ञान उन्हें 
करा दिया जाय और उस जिम्सेदारी और उन अधिकारों को अपने हाथ 


[ १३२ ] 

लेने की योग्यता उनमें पैदा की जाय | 

इसलिए देरी होने पर भी, आम-सेवा के मेरे श्रद्ठभव मुक्क के 
सामने श्रार्दे इसके लिए आज की परिस्थिति सबसे अनुकूल है। 

इस पुस्तक में मैंने अपने श्रनुभवों की कहानी लिखी है। उनके 
शआ्राघार पर हमारे देश के स्वतंत्र प्लाम-सेवक, राष्ट्रीय संस्थाएं भर 
प्रांतीय सरकारें अपनी विशेषताश्रों और मर्यादाओं के अंतर्गत, किस 
प्रकार आ्लाम-उत्थान का काम कर सकती हैं, उसकी अनुमानित योजना 
भी दी गई है | ये योजनाएं गाँधी जी की वतलाये विकेन्द्रित आर्थिक 
तथा सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ही बनी हैं और इन्ही' आधारों 
पर, समाज का शआ आर्थिक तथा राजनैतिक संघटन करने पर ही देश में, 
सही लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, इसमें संदेह नहीं । केन्द्रीय 
शार्थिक श्रीर सामाजिक व्यवस्था को कायम रखते हुए, प्रजा को चाहे 
जितना मताधिकार दिया जाय, मुल्क में, सच्ची लोकशाहीं के बदले 
केन्द्रसचालकों की तानाशाही ही अतिष्तित होगी क्योंकि वेहोश 
जनता की राय लोकमत - न. होकर भीढ़मत ही हुआ करती है। 
अगर आज की प्रान्तीय सरकारें चाहती हैं कि प्रजा, अपनी जिम्मेदारी 
अपने आप उठा कर जनता का राज्य स्थापित करे और उसकी रक्षा 
भी कर सके तो उन्हें इस पुस्तक में बताई योजना के अनुरूप ही योजना 
बनानी पड़ेगी । 

जब से देश में राष्ट्रीय सरकार कायम होने की बातचीत चली तब 
से गांधी जी मंत्रि-संडलों श्रोर देश के नौजवानों को समग्र झाम-सेवा, 
विकेन्द्रित उत्पादन तथा विक्रेन्द्रित व्यवस्था की -बात पुकार-पुकार कर 
कह रहे हैं । माल्म नहीं, आज के. राष्ट्रीय नन सत्ताप्राप्ति के नशे में, 
गाँधी जी की इन पुकारों को सुन सकेंगे या नहीं | लेकिन, जिस 
मुल्क को गांधी जी के बताये स्ाग पर चत्चकर, इतने रूस्‍्ते में स्वतंत्रता 
मिली है वह अगर अपने को संघटित करने में गांधी जी का रास्ता 
छोड़ देगा तो अपने को भयंकर तानाशाद्दी गुद्द के शिकंजे में डाल 


हि 


[ १३ ] 


देगा। मुझे श्राशा है, लोकतंत्र के पुजारी राष्ट्रीजन इस पुस्तक के 
पज्ञों से लाभ उठा सकेंगे। 

पुस्तक का नाम “समम्न ब्राम-लेवा की ओर” रखा गया है । 
क्योंकि आम-समस्या जैसी श्रथाद्द समस्या के अंत तक पहुँचना मेरे- 
जैसे सामान्य सेवक की श्रव तक की शक्ति के बाहर है | श्रतः अ्रभी तक 
में अपने को प्रामसेवा के योग्य बनाने को चेष्टा में हुँ । और इस 
पुस्तक के पतद्मों में इसी प्रयत्न-परम्पाा की कहानी है । इसलिए 
इसे “प्राम-सेवा” न कह कर “'चप्राप-सेवा की ओर” ही कहना 
डीक समझ्ाा। 

पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है वह मेरा निर्जा श्रनभव है । यह 
अनुभव कुछ जिलों में सीमित है | हो सकता है, शास््रीय, दृष्टि से मेरी 
बातों में कुछ फर्क हो। यद्द भी हो सकता है कि मैंने जिन जिलों में 
काम किया है उन जिलों के श्रत्रावा दूसरे देहातों की स्थिति में कुछ 
फक हो । लेकिन इन पक्षों में मेंने किस्ती के लिए सम्पूर्ण योजना बनाने 
की कोशिश नहीं की है। मेंने सिफ योजना बनाने के लिए एक रास्ता 
बतलाया है | जो कोई भी मेरे बतलाये तरीके से प्रयोग करना चाहेंगे 
उन्हें अपने छ्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार स्वतंत्र योजना बनानी होगी। 

मुझे अपने श्रनुभव बतलाने सें कुछ लोगों की श्आालोचना भी 
करनी पढ़ी । स भव है, कही -कही यह थालोचना सख्त हो। 
आशा है, चविज्ञ लोग मुझे क्षमा करेंगे ! 

दा (राष्ट्रपति कृपषलानी जी) का मुझ पर सद्दज वात्सल्य है। 
इसलिए उन्द्रोंने चल-चिनत्र की तरह तेजी से बदलते हुए देश की 
चतंमान स्थिति में अत्यन्त कायच्यस्त होते हुए भो पुस्तक के लिए 
विचारपूर्ण भूमिका लिख दो है । उनके प्रति हृदय की कृतज्ञता प्रकद 
करना भी श्रकृतज्ञता होगी । 
रणोवाँ | 

स्वाधीनता दिवस १६४७ 


--धीरेन्द्र मजूमदार 


विपयानुक्रम 


प्रथम भाग 
[ संस्मरण, संस्कार और अजुभूतियाँ ] 
२४५--३ 5४ 
१, सेवक की अढ़चन ... »«.. रे७-३० 


[थ्राम-सेवा की कठिनाई; आम में काम करने की पहली शर्ते 
ग्रामबासी की मनोघारा ] 

२० पहला श्रनुभव न. ९ ४४४ २०-१७ 
[ आश्रम में; प्रथम दर्शन; एक झटका; किंकत्त व्यविमूढ़ ] - 

३. जिग्दगी की तैयारी घ हे नल... रै४-8४० 

..._[ श्रेणीगत अहंकार; दृदय-संथन; अछूतों से सम्पर्क ] 

४. सेवा की ओर ४४३ की हि ४०-४४ 
[ गमसेवा की मनोबृत्ति का महत्व; श्री अनिल और 
राजाराम भाई; अकबरपुर में; 'डाक्टर साहब? ] 
ग्रामवासियों से सम्पक .. «.« &०% ४४-४६ 
[ उच्चता का अ्रमिमान दूर रखने की आवश्यकता; केन्द्र 
बिन्दु को स्पश करो; ग्रामबासियों का स्वाभिमान; ग्रामीण 
नारी की सहज चेतना; ग्रामीण रुभ्यता का प्रकाश उनमें 
सुरक्षित है; टाँडा में ] 

६, भेदभाव श्ौर माठृहद्य.... ००. ४६-५४ 
[ मुत्लमान माता का आतिथ्य; भारतीय हृदय की एकता 
भूगड़ों के मूल कारण ] 

७, देहातियों के बीच... व 02 ५४-६१ 
[ देहात का क्लब; अकल्पनीय गरीबी; रामपुर की बहिनों 
का दृठ; 'मेहरारू शोकीन होश गई हैं?; उस बूढ़े के तीर 
से शब्द | - 

८. कौन ऊँचा, कौन नीचा ै ८ ३२४ ६१०६७ 
[ पतनशील- उच्च वर्ग; दोनों श्रेणियों का अन्तर; 


, 

भलमनइयों-द्वारा उपेक्षा; उन दीनों के हृदय का अमृत; 
दरिरिता की चक्की उनकी मानवता को पीसने में 
असमर्थ है] कर 

९, कौन सम्य, कौन असभ्य ! मर .- . दै७-७३१ 
[ इन शहरियों से वे अधिक संस्कृत हैं; वनमानुपों के विषय 
में; भाएत की श्रे प्ठ संस्कृति ] ह 

१०, बनमानुप श्रौर चमार किक »«. ७२-७७ 
[ बनमानुपरों के विपय में ओर बातें; चमारों की जड़ 
स्थिति ] 

११, चमारों की हालत हि ,... ७७-८६ 
( परमुखापेज्ञी जीवन; गुलामों की भाँति वेट्वारा; गन्दगी 
का कारण; मूल समस्या; बच्चों से परिचय; ख्रियों से 
परिचय; जियों का फूदड़ दास्य; भलमनई ही पाप के बीज 


बोते हूं ] 
१२, गाँव के बच्चे “४ ४४ ००० ८६-६२ 
१३. गाँवों में पंचायत ०३४. , ९४5४ «०० ९ २०१०० 


[ एक आँखों देखी पंचायत; कच॒हरियों का भद्दा अनुकरण; 
सखारी पंचायत; 'े भी क्‍या पंचायतें हैं !? ) 

१४. समस्या को जड़ «०० ०० १००-६०६ 
[ सब बुराइवों की जड़ उनकी गरीबी है; यद्द बेहोशी 
शाथिक सुधार की आवश्यकता; स्वयं हेजे के चंगुल में ] 

१७, दूसरा समस्याए ००० * -«. १०६०१९७ 
[ 5ई की खेती बिना चर्खा पंगु है; खेती के लिए बिनोले 
का प्रचार; चरित्रहीन के घर में; नारी का वही सनातन 


मातृत्व ] 
१६, द्रेश-अ्मण की कहानी 2 हा »« ११७-१३१ 


[यात्रा की आकस्मिक घोषणा; प्रयाग में; दक्षिण की ओर; 
गुजरात का अनुमव; भांलों का आतिथ्य; कागुवा के अनुभव; 


€ श६ ) 
व्यवहार में सहसा परिवर्तन; कौन सभ्य है १ ] 

१७, निश्चित प्रयोग की चेष्टठा. ...  ... »« १३१-१४४७ 
[ आम-कार्य की योजना; समग्र दृष्टि की आवश्यकता; 
रासना की विशेषताएं; घुनाई-कताई शओऔर राजिपाठशाला 
सूत न खरीदने की नीति की निष्फलता; ह्लियों का शिक्षण 
ओर सुधार ] 


१८, रासपना की शेष कथा 22 _,2ढ «० २ै४४-६४७ 
[ रासना केन्द्र का अन्त ] 

१६, सेवा का निश्चित कदम...  .«« «० २४७-१४० 
[ स्वास्थ्य का दिवाला; गाँव में विश्राम का निश्चय; 
रणीवां का चुनाव | ह 

२०, आम-प्रवेश का तरीका. ...  .«« «०० १३०-१.६ 


[ व्याख्यानबाजों के सम्बन्ध में गाँववालों के विचार; 
हमारे र_न-सदन की देख-रेख; हमारा तक; चर्खा चला; 
गाँव में वहीं कते सूत की पहली साड़ी ] 

२१, समग्र आमसेवा की ओर...  .... »-« १३६-१६२ 
[ रणीवाँ की बस्ती; बहुत पिछडा गाँव; दकियानूसी दिमाग 
पर प्रेम और श्रद्धा से मरा हृदय; ग्रामसेवा का आधार-विन्दु 
निराशा हमारे गलत दृष्टिकोण का परिणाम; हम कितने 
दुर्बल हैं !] 

२२, सफाई की योजना न. डर . »»» १६२-१६६ 
२३, घनिष्ट सम्पक का लाभ ...  ««- »«« १६७-१७२ 
[ आलोचनाओं का अन्त; चिकित्सा के सम्बन्ध में विचार; 

क्षेत्र-विस्तार ] 

२४ चस्र-स्वावजम्बन की ओर ... --- »- *७२-१७८ 
[ बुनाई का आरंम; शुभ परिणाम; एक विधवा ब्राह्मणी 
का साइस ]. 


( ९१७ ) 


२५, शरीर-भ्रम की प्रतिष्ठा ... कट १७४८-१८४ 
[ चर्खे की बढ़ती हुई माँग; बढ़ई विभाग की स्थापना 
बढ़इयों का लोप कैसे हुआ १ ] 

२६. गनदगां को सेमस्था. ... कई 7 5 -- ८४-धप्द 
[ सब बुराइवों का एक ही स्ोत; कपड़ों की सफाई; गाँवों 
में साबुन बनाने की आवश्यकता ] 


२७, शित्ा का प्रयोग 4०६ हि «» १६-१६ १ 
[ रामायण पाठ-द्वारा शिक्षा 
२८, रोगी-परिचर्या की दिशा में न »»०२१६१-२०० 


[ सामाजिक भावना का जागरण; रोगों को चिकरित्ग; 
स्वच्छुता की रचि; चाचीपुर का पुनर्जीवन; हेजे का प्रकोप 
ओर भवानी का भय; गाँवों में नवीन चिक्रित्सा-क्रम की 
आवश्यकता ] 

२९. मजदूरी का सवाल... 5 .-२०१-२०६ 
[ चर्खे का आर्थिक पक्ष; जीवन-वेतन का सिद्धान्त; स्त्रियों - 
में कार्य की आवश्यकता ] 


३०, सेवा-चषेत्र का विस्तार ... ५३३ ..२०६- १० 
[ बापू से मिन्न अनुभव | 
रखीवाँ आश्रम की स्थापना ४६ २१०-२१६ 


[ जेल का जीवन; आश्रम के लिए जमीन का छुनाव; वह 
टीलों का आकर्षण ! श्रद्धा की आवश्यकता ] 

३२. सरकारी दमन का रूप ... 2८ »२१६-२११२ 
[ सुधारकों वा गलत तरीका; आश्रम का बढ़ता प्रभाव; 
सरवार-द्वारा दमन; दमन की आँधी में अचल रहनेवाले; 


विधवा का तेज | 
३३, खादी सेवकों की शिक्षा .. ग --२२२३-शरण८ 


[ हुल॑भ सेवक का निधन; कर्ण भाई का छुटकारा; खादी- 
शिक्षण का केन्द्र, इमारी बसी; उत्तत्ति-केन्दों को नये ढंग 


( रैंप ) 
पर चलाने की श्रावश्यकता ] । 

३४. किसानो का कगडढा . ... गा »«२२६-२३३ 
[ कॉपिलों का चुनाव; जर्भादार-करिसान संबर्भ की वृद्धि; 
आम-वातियों का विविध समस्याएँ ] 

३७ ताजलुक्रेदारो' का प्रध्याचार कक «-- २३२०१४२ 
[ ज्र्मीदारा प्रथा; और यद ताल्लुकेदारी !; किसानों की 
साइवदानता के कुछ उदाहरण;  फिस,नों से खेत कैसे छीने 
जाते हूँ !; व्यवस्यित लूट कीग्रणाली; बोह्चढ़ा ठाकुर 
अच्छा मेठचढ़ा नहीं?] 

३६, किसानो श्रौर मजदूरों की वेबसी ... »२४२-२४९ 
[ कानूनी चुटियाँ; वेदसली के गोरखधन्वे; ज़र्मीदारों को 
मुझ्ावज़ा देना अनुचित ६; कानून की अ्रतमर्थता; यद्द सस्ती 
मजूरी ! | 


३७, जमी दारी प्रथा की समस्या ५ “«*२९४९-२५८ 
[ किसानों-द्वारा अतत्य आरोप; ज्मीदारों की परस्पर 
प्रतिद्वन्द्धित के कारण उठने वाले ऋमगढ़े; हमारी जाँच का 
तरीका; परिस्थिति के अनुसार कार्य; आज जदींदार व्यर्थ हैं] 

४८, आपसी भगड़ो' की समस्या बा .-- २५९-२६९% 


[ जमीन-जायदाद के बँट्वारे के झगड़े; दूसरों के घरों में आग 
लगाने वाले परोपकारी; सामूद्धिक वस्तुओं के सम्बन्ध में 
भंगड़े; घन इृड़पने की नीयत; मजूरों का लेकर होने वाले 
मगड़े; कगड़े ऊँची जातियों में अधिंक दतें हैं; खुराफात 
की जड़ बेकारी | 


३६, पंचायत का संघटन हा «२१६९-२७ ३ 
[गाँव में ही नेता पैदा करने होंगे] 
४०. स्वाभाविक नेतृत्व के विकास की चेष्टा «० र२ै७३-२७८ 


स्वामाविक नेतृत्व-का अकाल; एक योजना] 


( १६ ) 


४१, वेकारी और चर्खा ढेर 5 र७प-श्८३: 
[गाँवों की वेक्रारी, चर्खे के समाधान पर विचार; चर्ख की 
उपयोगिता] 

४२, रात्रि पांठशालाशों का संघटन मा »-- रेफरे-रेपसा 


[साथ-साथ उद्योग और शिक्षा की आवश्यकता; गाँवों के 
सावनों से शिक्षा; पाठशालाओं का प्रभाव] 

४३ प्रीढ़ शिक्षा का प्रयोग... ४६० ».- रेप८-२६४ 
[प्रीढ़ शिक्षा का आरंभ; स्काउरटिंग का आरंभ; स्वावलम्बी 
समाज-रचना का लक्ष्य] 


४४, सरकारी सहायता का असर न --- रे६४-रह्प. 
[सम्पूर्ण आमोद्योग विद्यालय की स्थापना; कठिनाइयाँ और 
चुटियाँ] 

४५७, योजना की सही दिशा में ३० »«» रेध्प्णरे०२ 
[एक पग और] 

४६. स्त्री-जाति और समाज 22८ ००० ३२०३-३०७- 


[ऊँचे और नीचे वर्ग की स्रियाँ; विलास और पतन की ओर; 
गहलक्मी से चं डिका | * 

४७. स्प्री-खुधार की ओर ... हर ३२०८-३१३ 
[ब्रियों की असीम संभावनाएँ; स्त्रियों के बिना सामाजिक 
जीवन संभव नहीं] 

४८, झ्ाम-सेविका-शिक्षा योजना ... कक »«« £१३-३१७- 
४९ खतरे की शंका रह सर -« है रैपन३े२१ 
[आापत्तियाँ; आमीण समाज की तीन श्रेणियाँ; प्रथम भ्र णी 

में दुर्नीति; शुभारंभ] 

०९ ग्राम सेविका-शिक्षा-शिविर 7 »»« ३२१-३ २६: 
[प्रथम दृश्य; बच्चों के बिना स्री शिक्षण व्यर्थ हैं; शुभ काम 
को ईश्वर बढ़ाता है; अनुकूल वातावरण के लिए, श्रचार|] 


| । (६ ७ 207 ह 

धू १, सेविकाओं की व्यावहारिक शिक्षा ... -. «« ई२६-रेश्थ 

[अब सरकार भी चेती] ह 

यू २, स्त्री-शिकत्ता का आधार--च्ा हा 
[आशातीत. सफलता ] 


«० | २६-३३ ९ 


४३, खादी-सेवको की स्थ्रियाँ ...“#.. ... ३३१-३१५, 
[यह विषम स्थिति ! योग्य व्यवस्थापिका का अभाव | 
“पू ४. सरकारी श्राम सु"ार ००० ३ २२.-३४९ 


[(उपदेशों की भरमार; वही पुराने तरीके; पहले पंच या 
पंचायत घर ?; शहरी दृष्टिकोण वाले अधिकारी] 

पूध, कोआपरेटिव सोसाइटी ... .. -«« «० रै४१-२५१ 
[आजीवन कारावास-सा नीरस जीवन; जीवन की कठोर 
वास्तविकताएँ; विधायक तरीका; गले का फंदा कैसे कंसा 
गया १; नांगनाथ हटे तो साँपनाथ आये; सही तरीका] 

१६, खेती का महकमा «»« २४ १-१४६ 
[जमीन के असंख्य ढुकड़े; खाद का अभाव सिंचाई को 
कठिनाई; सुधरे बीज और सुधरे ओजार हवाई बातें 


किसान अपने लाभ को खूब सममतां है] 
'ू ७, खेतो की समस्याएं... | २५६-३१७२ 


[राधा के नाचने के लिए नौ मन तेल का इन्तजार 
बेंटवारा के पीछे भी एक तत्व है; दो ही उपाय; खोद की 
समस्या; पानी की समस्या; पानी के इफरात से हानि; पानी 
की निकासी झुकने से हानि; एक ओर खतरा; क्या नहर 
सस्ती है १ कुओश्रों की बोरिंग; एक योजना 

'पूट, खुधार महकसा का काम हर . »»« २७२-३७६ 
[प्रौढ़ शिक्षा और स्काउटिंग_] है 

भू ६, आमसेवा की वृत्ति और सेवक की जिन्दगी «० ३७३६-३८४ 
'[दयावृत्ति से सेवा; उपदेशक बृत्तिवाली सेवा; वास्तविक 
सेवाबूत्ति; सेवक का जीवन ही उसकी कला की वूलिका है; 


( २१ ) 
आप एक कंगाल मालिक के सेवक हैं; कुसंस्कारों के मलबे 
के नीचे मानवता दबी पड़ी है; यहीं की आग से यहाँ के 
दीप जलाओ !] 

द्वितीय भाग 


[ विवेचन; निष्कर्ष और योजनाएँ ] 
३८४---७५ २ 

१. चीन का प्रामोय्योग आन्दोलन और गांधी विचारधारा ३८७-४००. 
[अपने मन कछु ओर है कर्ता के कछु और!; चोन की 
उद्योग-समितियाँ ओर हमारी दशा; कार्यकर्ताओं का अभाव 
हमारी दुर्दशा का कारण है; गोली से शहीद होने वाले हैं 
पर जिंदा शहीद नहीं; चीनी ग्रामोद्योगों के पीछे किसी 
निश्चित विचार-धारा का अभाव; बापू की विचार-धारा; 
मानवन्यगति के मूल में अहिंसा है। शासनसत्ता का 
केन्द्रीकःण ओर बिकेन्द्रीकरण; उत्पादन के साधनों पर 
पू जीवाद का प्रभुत्व | ह 

९. रखीवाँ के प्राम-सुधार का अनुभव 428 ४०७५-४ ३७ 
[हर तरह के आमोद्योगों की स्थापना; एक आपत्ति और 
उसका निराकरण; बयालीस के दमन में; हमारी कठिनाइयाँ; 
आदर्शोन्मुख कारीगर पैदा करने होंगे; बुनाई; लोहारी और 
बढ़ईगिरी; तेलबानी; बेंत; बाँस और मूंज; दरी-कालीन; 
चमड़े का काम; कंबल का उद्योग; साबुन का काम; शिक्षा 
का प्रयोग; कार्यक्षेत्र का चुनाव] 

३, कताई-द्वारा सर्वाज्ञ आम-सेवा की ओर. ««- ४३२७-४० 
[बूतन प्रयोग के लिए ज्षेत्र का चुनाव; कल्पनाएँ और 
कठिनाइयाँ; योजना; पूर्वी युक्तप्रांत में कपास की कमी की 
समस्या; देव कपास की संभावनाएँ; परिश्रमालय की 
योजना] 


आम , 

8. झाम-सेवा की विधि 42 22५ 89५०-४७ १ 

४४ [सेवक का जीवन; सेवा की बृत्ति; कार्यक्रमों का सिलसिला 
संस्था का रूप; आम-उद्योग का चुनाव; हमारों कपड़े की 
आवश्यकता के लिए घुनकर, मध्यस्थता स्वावलंबन वे 
विनाशक हैं] ह 

३५, सुधार के दूसरे काय-क्रम ... «०. ४७६-४०३ 
[शिक्षा ओर संस्कृति; सफाई और स्वास्थ्य; कृषि और 

बागवानी; बीज गोदाम का संघटन; सिंचाई; खा 
बागवानी; गोपालन _] 

६, ग्रोपालन ... ४४ रन पू०३२-५२७ 
[प्राचीन काल में गो सेवा; अच्छे नस्ल की गायों का अ्रमाव; 
चारे की कमी; दूध के लिए गोपालन प्रथा का. हास, गो- 
दुग्ध के प्रचार की जरूरत; नस्ल सुधारने की समस्या; 
गोपालन की एक योजना; वैज्ञनिक ज्ञान; मृत पशुश्रों के 
चमड़े क्रा उपयोग; मत जानवर के उपयोग द्वारा अनेक 
बस्तुश्रों का निर्माण; यह भयंकर हानि] | 

७, यातायात और जल की व्यवस्था ,. ३५७-५४४ 

[गाँव के रास्तों की दुदशा; मार्गों का पुनरुद्धार; ईट-भद्द 
का उद्योग; इटों के मकान बनाने को प्रोत्साइन दो; भट्ठों 
की स्थापना से अन्य लाभ; कुश्ों की दुदशा; श्राम-संव्रदन 
की रूपरेखा | 

«, प्रान्त के देहातों की हालत ... मर पू४ ८-९४ 

[आम-सुधार बनाम प्रकार; संबय्न के दो भाग; मौलिक 
आधार; जाँच ओर जानकारी; क्षेत्रक्त तथा आबादी; 
आमदनी; रहन-सहन; देहात के लिए अन्न ओर दूध का 
झौसत: पर-द्वार; गडढों के गन्दे पानी में; कज; खेती-बारी 
खाद; विंचाई; पशु, जंगल; शिक्षा; वेकारी; खेती के लिए 
आवश्यक आदमी और पशु; (प्रत्येक मास की तालिका); 


( २३ ) 

साल भर के काम के दिन; वेकारी के दिन] 

£€, सुधार की समस्याएं कक न प६४-६०८ 
[मानव की सोलिक आवश्यकताएँ; कुछ प्रश्न; साधनों का 
सवाल, भूमि का भार कैसे कम हो १] 

२०, समस्याझशो का समाधान---१ पे २०८६ ३६ 
[आवश्यक भोजन-सामग्री; सम्पूर्ण प्रान्त की भोजन सामग्री 
की आवश्यकता (तालिका); उसके तीन आवश्यक साधन-- 
खेती, बाय तथा जंगल और पशु; प्रान्त में कुल श्रनाज 
और भूमि की आवश्यकता (वालिका); आवश्यक भोजन 
पाने का उपाय; प्रति जानवर आवश्यक भोजन (तालिका); 
पशुओं की कुल वार्षिक आवश्यकता (तालिका); अनाज की 
कुल आवश्यकता; प्रति ग्राम के लिए. आवश्यक श्रनाज 
जमीन का हिसाव ओर इृपि-सुधार; उपज ब्योढ़ी करो; 
पश्चिमी देशों से हमारी परिस्थिति की भन्नता; उपज अधिक * 
होने के और भी कारण हैं; हमारे किसानों की विशेषताएँ; 
विदेशों और भारत के किसानों के पास जमीन की तुलनात्मक 
तालिकाएँ; वेशनिक खेती बनाम थांत्रिक खेती; विदेशी 
दल ओर यहाँ की भूमि] ह 

११, समरयात्रों का समाधान---२ का ६१६-६ ४८० 
[प्राचीन काल में भूमि की व्यवस्था; जमीन के डुकड़े; 
क्रान्तिकारी उपायों की आवश्यकता; सम्मिलित खेती; 
उत्पादक ही जमीन का मालिक होगा; खाद की व्यवस्था; गोबर 
की खाद,मवेशियों के पेशाब; बकरे तथा भेंड़ की व्ड्डी पेशाब; 
वनस्पति की सड़न; शोरा जातीय नमक; जानवरों की 
हड्डी-मांस; सनई ओर दूसरी हरी खाद; तेलहन की खल्ली; 
मनुष्यों की टद्दी; रासायनिक खाद; सिंचाई की व्यवस्था] 

१२, जमीन का बेटवारा बडे »«. ६१७०-७० १ 
[फसल का वबँटवारा; फतल की जमीन पर बँटवारा तथा 


( २४ ) 
उत्पत्ति (तालिका); साल भर के काम की मासिक तालिकाएं५ 
कुल काम के दिन; सक्षम लोगों के काम के दिन (माहवार 
तालिका); शह-उद्योग के काम के दिन; पशुओं का प्रश्न; 
बाग-जंगल; वस्त्र का प्रश्न; गाँव और घर का रूप; अन्य 
आवश्यकताएँ; भोजन के अलावा एक गाँव की कुल 
आवश्यकताएं (तालिका); गाँव .के प्रस्तावित ख्च का 
अनुमान (तालिका); किसान की आमदनी खर्च; आबादी 
कार्बब्वारा] ह 
१३. झ्लाम उद्योग तथा अन्य पेशे ... बन... ७०१-७१६ 
[१, तेलघानी; २. चीनी बनाने का काम; .३. गोश्त, अंडा, 
मछली आदि का काम; उद्योगों में' लगे आदमियों की 
प्रतिशत तालिका; मशीन बनाम हाथ का उद्योग; औद्योगिक 
देशों के श्रमिकों को संख्या; कपड़े की मिल का हिसाब 
खादी का हिसाव; केन्द्रित बनाम विकेन्द्रित उद्योग; उद्योगों 
का सिलसिला; जंगल को व्यवस्था] 
१४,,जन सेवा का कार्य क्रम -:- ५४६ ७१६-७३६ 
[१, सफाई व स्वास्थ्य; २.शिक्षा और संस्कृति; ३.यातायात; 
४. आर्थिक लेन-देन; ५. संघटन तथा अनुशासन] 
१४. योजना के लिए एूँजी.“#.. -«. ७३६-७४२ 
ख़िती की िंचाई ( नहर, कुआँ, तालाब ); उद्योग; 
आवश्यक पूंजी ओर मौजूदा पूंजी प्रतिश्राम ( पाँच 
तालिकाए ); शेष पूं जी के जरिये] 


समग्र ग्राम - सेवा की ओर 


श्री धीरेन्द्रनाध मजूमदार . 


भाग १ 
संस्मरण, संस्कार और अनुभूतियाँ 


(002. ॥ 
सेवक की अडचन 


से टूल जेल, आगरा 
६--६---४ १ 

प्रिय आशा दीदी, 

पिछले दो साल से ठुम पीछे पड़ी रहीं कि में देहात में काम 
करने की बावत अपने अनुभव लिख डालूँ। में यही कहता रहा कि 
लिखना-पढ़ना मुझसे नहीं होता है। क्योंकि में हूँ एक कारीगर, न 
कि लेखक ओर यह बात मैंने कभी नहीं छिपाई । इत्तफाक से सरकारी 
प्रहार मेरे ऊपर भी हो गया और मैं जेल में आ वसा । बापू जी ने 
लिखा था कि “म्हारी कैद मेरी समझ में ही नहीं आई।” तो फिर 
मेरी समझ में कैसे आती ? एक वात तो निर्विवाद है कि मुझे 
आराम चाहिये था ओर वह बादर मिल नहीं सकता था। इसलिए 
शायद ईश्वर ने यही उपाय किया कि मुझे काम केकज्षेत्र से हटा 
लिया | खेर, अब तो जेल आये दो मह्दीने हो गये। दफा २६ भी 
लग गई | में सोचता हूँ. कि अब अपनी बातें ठुमकों लिखता रहूँ 
जिससे तुम्हारे बहुत दिनों के अनुरोध का भी पालन हो जाय । यह 
तो त॒म्हें मालूम ही है कि लिखने-पढ़ने से मेरा कितना सम्बन्ध रहता 
है । यह पत्र भी में अपने एक मित्र से लिखा रहा हूँ । इसलिए सम्भव 
है कि में तुम लोगों के सनन्‍्तोप के लिए पूरा मसाला न भेज सके। 
लेकिन यदि कोई वात छूट जाय या ठुमको मेरी किसी बात पर शंका : 
हो तो मुझसे पत्र-द्वारा पूछ लेना । जहाँ तक सम्भव होगा में सारी 
बातें साफ-साफ लिखने की कोशिश करूँगा | १५५ 


रद ह ह :.., समग्र आम-सेवा की ओर 


। गिरफ़्तारी से पहले आखिरी वार जब वर्धा में गया था तो राव 
को खाना खाते समय हम लोग गाँव में काम करने वालों की वावत 
' बातचीत कर रहे थे | ठुमको याद होगा, मैंने कहा था कि हमारे 
.' शहरों के रहने वाले पढ़े-लिखें लोग, जिनमें कुछ बुद्धि और संस्कार 
है, गाँव में टिकते नहीं हैं| इसका..कारण उनका शहरी संस्कार और 
पक 'शिक्षा है और साथ-साथ है उनकी (सुपीरियारिटी 
आम्नन्‍्सेवा की. कम्पल्लेक्स ) वड़प्पन की उलमन की भावना | 
' कठिनाई . शिक्षिव समाज के लोग देश-सेवा के लिए बहुत- 
कुछ त्याग करते हैं | वे रुपया-पैसा- छोड़ते हैं, जेल 
जाते हैं, तकलीफें भी उठाते हैं |और उनके इस त्याग :से हमारे देश 
“की राष्ट्रीय भावना में उन्नति भी हुई है |. उनका इस प्रकार. का सार 
' त्थाग ओर कष्ट संहने की इच्छा : राष्ट्रीय भावना पैदा कर सकती है, 
' लेकिन इससे ग्राम-सेवा एवं संघदन नहीं हो सकता | उस समय तुमने 
पूछा थां--“तो फिर उनमें क्या कमी हैं कि वे इतना त्याग करने पर 
भी गाँव में नहीं बैठ सकते हैँ १? मेने उस समय येही उत्तर दिया था 
' कि वे सब कुछ त्याग कर सकते हैं लेकिन अपने बड़प्पन की भावना 
नहीं छोड़ सकते | वे समझते हें: कि अपनी - शिक्षा. के द्वारा उन्होंने 
“जो गुण प्रात्व.किये हैं, याँव में रहने से उनकी हत्या हो-जाती है । 
ओर उनके अभ्यास और. विकास का. गाँवो में कोई भी साधन नहीं 
है। “मैंने इतना पढ़ा है ] दुनिया में घूम, कर इतना. अनुभव प्राप्त 
किया. है; भला इन मू्खों. के वीच कैसे रहेूँ? इससे तो मेरी हस्ती ही 
मिंट जायगी !” गांव वालों का उद्धार.तो दर किनार, यही वजह है कि 
हमारे देहात में योग्य कार्य-कर्ता नहीं दिखाई पड़ते ) तारीफ तो 
है कि फिसी भी राष्ट्रग्चादी मित्रसे वात करो तो यही सनने को 
'मिलता है कि विना आम-सेवा तथा आम-सुधार के हमारे देश सें कुछ 
हो सकना सम्भव नहीं। 
कभी कोई मित्र मुझसे गाँव में काम करने की बावत पूछता है 


सेवक की अड़चन के श्द्‌ 


तो में सबसे पहले उससे यही प्रश्न करता हूँ कि आप किसी गाँव में 
आमीण बन बैठने को तैग्रार हैं या नहीं! क्‍योंकि कुछ दिन देहात 
में काम करने से में इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि जब तक हमारे शिक्षित 
लोग अपनी बड़प्पन की भावना का अहंकार छोड़ कर गाँव वालों के 
ह साथ जहाँ तक सम्मव हो सके मिल न जायें और 
आस में काम करने अपनी आदत, सभ्यता और बहुत सी गन्दगी आदि 
की पहली शर्ते के खिलाफ अपने संस्कार के साथ समझौता न 
कर लें, तब तक वे ग्रामीण जनता के प्रति श्रद्धा की 
भावना नहीं रख सकते ओर उनको हमेशा छोटा-ही समसझते रहेंगे । 
आखिर हम सेवा उन्हीं की कर सकते हूँ जिन पर हम श्रद्धां भी रख 
सके । नतीजा यह होता है कि जो गाँव में पहुंचते हैं, वे गाँव वालों के 
सामने ग्रामोद्धारक के रूप में ही प्रगट होते हैं, ग्राम-सेवक के रूप में 
नहीं | गाँव की जनता को हम चाहे जितना मूर्ख समझें, किन्तु 
अनादिकाल से एक खास किस्म की जिन्दगी होने के कारण वे अपने 
तरीके, रीति-नीति आदि सभी चीजों को श्रेष्ठ 
आमवासी की सममते हैं ओर उस विषय पर किसी दूसरी सभ्यता 
मनोधारा. वाले शिक्षुक या उद्धार्क को वे सहन नहीं कर 
सकते । ग्रामीण सम्यता का अभिमान उनके अन्दर 
कूट-कूट कर भरा हुआ है। यहाँ तक कि वे तुम्हारी सहानुभूति के 
थोड़े से शब्द भी बरदाश्त नहीं कर सकते । वे गरीब हैं, दरििता 
उनके जीवन को अ्रसती जा रही है । लेकिन जिस 'प्रकार थोड़े दिनों 
के, विशेष कारणों से बिगड़े हुए रईस कोौड़म्बिकों के सहानुभूति के 
शब्दों को व्यंग समझ कर नाराज हो जाते हैं, उसी तरह वे भी हमारी 
सहानुभूति को पसन्द नहीं करते | इसलिए अगर हम गाँव के अन्दर 
कुछ करना चाहें तो हमें उनके सेवा-कार्य के योग्य बनना होगा और 
उसी प्रकार की मनोवृत्ति भी बनानी पड़ेगी। तमी वह हमको ग्रहण 
कर सकते हैं, अन्यथा नहीं | 


३४ | समग्र आम-सेंवा की ओर 


* * 'शहर का शिक्षित समाज पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में-पड़ कर 
ओर अपनी आर्थिक सुविधाओं के अमिमान के कारण गाँव की 
विशेषताएँ समझ ही नहीं सकता; अपने जीवन में उनका अभ्यास 
करना तो बहुत दूर की वात है। इसलिए ग्राम-सेवक को काफी समय 
तक अनकूल परिस्थिति में रह कर अपने आपको ऐसी सेवा के योग्य 
बनाना पड़ता है। कुछ लोगो को परिस्थिति भी घसीट कर अनुकूल ' 
बना देती है | मैं जो आज. थोड़ी सेवा देहात में कर पा रहा हूँ इसके 
लिए -मुमको भी बड़ी तैयारी करनी पड़ी थी.] और यह सब कुछ तो 
अपनी चेष्टा और कुछ. परिस्थिति के दवाव के कारण ही सम्भव हो 
सका | मैं गाँव को पसन्द करने लगा.। यह .सब एक लम्बी कहानी है 
जिसे मैं फिर कभी लिखूँगा। यहाँ मैं बहुत स्वस्थ हूँ । आराम खूब 
मिल. रहा है | कभी-कभी अधिकारियों से रगड़ने में मी मजा आता 
है.। तुम सब लोग तो ' आज कल खूब व्यस्त हो | अब तो सरकारी 
संहारा मी नहीं रह गंया । अब तालीमी संघ के पास केवल अपनी 
शक्ति ही शेष हे । यह भी अच्छा ही हुआ । सिन्धवाद के कन्धे पर से 
८पमुद्र के वृद्ध पुरुष! के उतर जाने पर ही वहं निश्चिन्त हो सका था। 
ठुम. लोग भी अब सरकारी -महकमों की अपने कन्घे पर से उतार कर 
हल्के हो गये, यह अच्छा हुआ । 

ह 400 23 नमस्कार | 


(२: ॥ 
पहला अज्ञुभव 
से टूल जेल, आगरा 
ह ७---६---४१ 
पिछुले पत्र में मेंने यह बताने का वादा किया था कि में किस तरह 
आम-सेवा की ओर बढ़ा ओर अपनी मनोवृत्ति आज जैसी किस तरह 


पहला अनुभव ३१ 


बन सकी। आज उसी का थोड़ा इतिहास लिखने की कोशिश 
करूँगा । | 
सन्‌ १६२१ में असहयोग आन्दोलन का तूफान जब मुझको 
विश्वविद्यालय से घसीट कर जन-सेवा के कार्य-्षेत्र में लाया तो मैं 
भी एक शहरी मनोवृत्ति वाला शिक्षित नोजवान था | पहले ही दिन 
आश्रम में ओर भाइयों के साथ जब नित्य-क्रिया के लिए खुले मैदान 
में जाना पड़ा तो में परीशान हो गया ) खाना-पीना, रहन-सहन सब 
बातों से घबड़ाता ही रहा, परीशानी यहाँ तक बढ़ गई कि में अपना 
खाना अ्रलग ले लेता था और दूसरों की आँख बचा कर फेंक देता 
था ओर पास के होटल में जाकर खाना खा आता. था | दूसरे भाइयों 
का सहज-जीवन देखकर आश्वर्य होता था। और अपने प्रति 
घिक्कार की भावना पैदा होती थी, किन्ठ आन्दोलन 
श्राश्मम में. की गर्मी ने बहुत सी तकलीफों को महसूस नहीं होने 
दिया और मैं भी सबंदा के लिए गांधी आश्रम में 
सम्मिलित हो गया। काशी में आश्रम था, शहर का वातावरण था, 
गाँव से कोई सम्बन्ध नहीं रहा | गाँव है क्‍या वस्तु, कुछ पता ही 
नहीं था | लेकिन गाँधी जी तथा दूसरे नेताओं के लेख पढ़ने लगा, 
लेक्चर भी सुनता ही था, मन में यह बात बरेठ गई कि वास्तव में 
हिन्दुस्थान देहात में ही रहता है। देहात की आबादी ही मुल्क की 
आबादी है और देहात की बरवादी मुल्क की ही बरबादी है। 
ग्रामसेवा और ग्राम-जीवन की तरह-तरह की कवित्व-पूर्ण-धारणाएँ 
मस्तिष्क में बैठती गई | साल भर बाद जब आन्दोलन की धूम- 
धाम कम हो गई, और बहुत से भाई अपने-अपने घरेलू जीवन में 
जा फँसे तो आश्रम के बचे हुए भाइयों ने आचाय $पलानी जी 
की प्र रणा से यही मिश्चित किया कि अब देहात में चल कर चर्ख- 
आदि द्वारा ग्राम-संगठन का काम किया जाय | भाई रामाश्वय को, 
बनारस से २० मील दूर धोरहरा गाँव भेजा गया। वह भाई वहाँ 


श्र : ह ह समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


जा कर बस गये | आश्रम के बड़े भाई लोग भी उस. गाव में आते 
जाते थे | में उन दिनों अपने भाई लोगों का देहात में आना-जाना 
देखा करता था ओर उनकी आपस की बातचीत -भी ध्यान से सुना 
क्रता था। मन में देहात देखने की इच्छा प्रबल होती गई। 
- इसी बीच आश्रम के एक भाई देवनन्दन दीक्षित जेल से छूट कर आये 
ओर घर के किसी अनुप्ठान के बहाने आश्रम-वासी भाइयों को अपने 
घर चौबेपुर गांव में. आमंत्रित किया | चौवेपुर बनारस से १६ मील 
की दूरी पर है | हम सब ने यही तय किया कि पैदल जायँगे ओर पैदल 
आयेंगे | चोवेपुर जाते- समय रास्ते में कई गांव पड़े । देहात में पहले- 
पहल जाना हुआ । हरे-भरे खेतों के बीच सुन्दर-सुन्दर मोपड़ियां देखने 
को मिलीं । सीधे-सादे किसानों को अनन्त आकाश के नीचे खुली हवा 
में काम करते हुए देखा। छोटे-छोटे बच्चों को 
अथम दर्शन देहात के बगीचे में खेलते-कूदते ओर हँसते हुए 
गौवें चराते देखा | रास्ते भर देहाती जीवन की 
भलक देखते हुए. चौबेपुर पहुँचे। चौवेपुर का एक दिन का रहना 
- बहुत दिलचस्प रहा । देहाती भाइयों का सीधा-सादा और हँसमुख 
व्यवहार - एक दृश्य ही था| अतिथि-सत्कार भी एक खास तरह की 
दिली चीज थी | चौंेंपुर से उसी दिन लौट आया । जिंस देहात और 
देहातियों के. विषय में पढ़ता और सुनता आया था, उन्हें अपनी आँखों 
देखा और प्राकृतिक - सौन्दर्य के बीच का.उनका - जीवन बहुत अच्छा 
मालूम हुआ । कभी-कभी यह भी भावना पैदा हुईं कि ऐसे ही सुन्दर 
स्थान में जाकर रहना -चाहिए;। परन्तु तत्काल ऐसा अंवसर न याप्र 
हो सका | कुछ समय पश्चात्‌ इस प्रकार का अवसर ग्राप्त हो हीं 
गया । ह ह 
राजाराम भाई एक सस्ताद के लिए धोरहरा गाँव को जा रहे थे | 
में मी उनके साथ हो लिया और रेलगाड़ी से राजवाड़ी स्टेशन 
उतर कर ३ मील पैदल चलने के वाद धोरहरा पहुँचा। धौरहग 


| 


पहला अनुभव ह ३३ 


में ५-६ दिन कोई काम नहीं था। वहाँ के मिट्टी के छोटे-छोटे और 
दूसरे घरों से घिरे हुए भकान, छोटे-छोटे आँगन, दरवाजों के 
निकट ही गलियों में नावदान के दृश्य, रसोईघरों से निकलते हुए 
छुयें के जमघठ एवं आँगन और घरों की सदियों से जमी हुई नमी के 
कारण पृथ्वी से निकलते हुए भाष आदि ने मेरी देहात के सम्बन्ध 
में इतने दिनों की: कविता-पूर्ण धारणा और उस दिन की मधुर स्टृति 
सबको एक साथ मिट्टी में मिला दिया। रामआश्चर्य के तो देहाती 
लोग मित्र बन गये थे। उन्होंने गाँव के खास-खास लोगों से परिचित 
कराने के लिए मुझको उनके घरों में ले जाना शुरू किया। हमारे 
जाने पर लोग हमसे खुशी से मिलते थे | लेकिन 
एक झटका बात-चीत में उनके सीधे-सादे लछ्मार जवाब सुन 
कर तथा उनकी अपनी बात पर हर वक्त जिद करने 
की प्रवृत्ति देख कर मुझे परीशानी हुईं | हम लोगों की खातिर करने 
के लिए वे अपने घरों से तोशक ओर कथरी लाते थे। इन चीजों से 
इतनी अधिक बदबू निकलती थी कि उन पर बैठने को जी नहीं चाहता 
था। जल्ञेकिन न बैठने से उनके अपमान की आशंका थी | कहीं-कहीं 
लोग बैल और धोड़ा बाँधने के गन्दे और बदबूदार स्थान के पास 
ही चारपाई विछा कर बहुत खातिर के साथ हम लोगों को बरैठाते 
थे | इस प्रकार गाँव में रहना बड़ी परीशानी की वात थी। इश्तनी 
अधिक भुएड के कुण्ड मक्खियों.के बीच बैठ कर खाना खाना भी 
मेरे लिए एक अपूर्व अनुभव था| पाँच-छः रोज में ही में परीशान 
गया और वहाँ से बनारस चल दिया। देहात में जाकर रहने का 
स्वप्न समाप्त हो गया। मैंने अपने सन में विचार किया कि जब ये 
लोग इतने सस्त, इतने मूख ओर इतने गनन्‍्दें हैं तो इनकी यह हालत 
होना तो स्वाभाविक ही है। मुझे उनके प्रति एक घृणा सी हो गई । 
सोचने लगा कि इन पर क्‍या रहम किया जाय । ये वो इसके पात्र ही 
हूँ | मुकको तो इनके नमी से भरे हुए मकान ही विचित्र प्रतीत होते ये 


श्र ह ह समग्र आम-सेवा. की ओर 


तिस पर उनमें इतना अँघेरा था कि ५ मिनट में दम घुट जाय। ये लोग 
: मकान बनाते हैं तो ठीक ढंग से क्‍यों नहीं बनाते ! इस प्रकार के 
विचार भी रह-रद कर दिमाग में घूमने- लगे | कुछ दिन के बाद राम 
आएचर्य भाई बनारस आये | मैंने उनसे कहा कि.भाई इतने दिनों 
से उस गांव में हो किन्तु उन्हें थोड़ी सफाई भी न सिखा सके | राम- 
आश्चर्य भाई ने दँसकर जवाब दिया कि वे इसी प्रकार रहते हैं; उनके 
रहने के तरीके में सधार नहीं हो सकता और न तो वे सधरने को तैयार 
ही हैं। फिर सधार किस बात का किया जाय! शहर के सधरे हुए और 
साफ रहने वाले लोगों से वे अधिक स्वस्थ और मजबूत हैं। परिश्रम 
अधिक कर सकते हैं| फिर उनका क्या सुधार करोगे ? रामआरचय 
भाई. से इस प्रकार की बहुत सी बातें हुई | हम: लोगं वात कर ही रहे 
थे कि एक दूसरे भाई वहां आ पहुंचे ओर हमारी वातें-सनकर हमारा 
मजाक उड़ाने लगे। “शदर के बाबू लोग देह्यत की बातों को क्या 
सममेंगे १? इत्यादि-इत्यादि | मैंने इन लोगों से बातें तो कीं लेकिन 
दिमाग में परीशानी वनी रही | रंह-रह कर यही रुंयाल आता था कि 
क्या मैं इसे योग्य हूँ कि हिन्दुस्थान के जन-सैवा-कार्य में सफल होः 

सके ? यह मैं तुम्हें पहले ही लिख चुका हूँ कि. कितावें पढ़ने और 
नेताओं के व्याख्यान सनने से यह वात हृदय में भली-भांति बैठ चुकी 
थी कि हिन्दुस्थान की.जनसेवा का अर्थ श्राम-सेवा है। और गाँव की 
हालत यदह्द है कि वहाँ जाकर एक दिन भी टिकना मुश्किल है। वहाँ 
की गन्दगी से बचना तो कुछ आसान है, गाँव के वाहर कहीं कुटिया 

बनाई जा सकती है किन्तु वहाँ. जाकर बातचीत किससे करूँ ? 

ओर कंहाँ जाकर वैठें ? रामआश्चय॑ जिन खास-खास प्रतिष्ठित 

लोगों के घर मुके परिचय के लिए ले गये थे, उनसे अधिक सम्य तो 

शहरं के दरवान और चपरासी भी मालूम पड़ते हैं| जब इन-बड़े 
समझे जाने वाले लोगों की दशा यह थी तो फिर दूसरें छोटे 

. लोगों का कहना ही क्या १ फिर उनके प्रति ऐसी अश्वद्धा रखते हुए 


जिन्दगी की तैयारी ३५ 


उनकी सेवा दी क्‍या करूँगा ! इस प्रकार के ख्याल भी रह-रह कर 
दिमाग में आते रहे | दो-तीन माह तक में इसी प्रकार की चिन्ताओं में: 
बहुत परीशान रहा | कई वार यह भी मन में आया कि बहुत से अन्य 
भांइयों की तरह पुनः कालेज में वापिस चला जाऊँ किन्तु एक बार 
जो निश्चय कर चुका था, उससे पीछे हटना भी कठिन ही प्रतीत होता 
था | इस द्विधा ओर परीशानी के बीच में कर्तव्या- 
किंकरत्तंव्यविमूढ़ कर्तव्य का कुछ निश्चय न कर सका और लाचारी 
की अवस्था में जिस तरह पहले दिन व्यतीत करता 
था, उसी तरह व्यतीत करने लगा। मेरी तबीयत भली-माँति किसी 
काम में नहीं लगती थी, जिससे लोग मुझे खब्ती समझने लगे । वाद" 
को परिस्थिति और मेरी मनोवृत्ति में कुछ तबदीली हुई और मेरा दिमाग्‌ 
अधिक स्थिर होने लगा | यह तब्दीली किस प्रकार हुई इसे दूसरे दिन 

लिखू गा | आज इतना ही कह कर पत्र समाप्त करता हूँ | 
आज कल यहां का जीवन खूब अच्छा है। पढ़ने की भी धीरे- 
धीरे आदत पड़ रही है | नजरबन्दी के. जेल-जीवन का क्या ठिकाना 
एक तरह से अ्रच्छा भी है, लामियाद होने से दिन तो नहीं गिनने: 

पड़ते | ठुम सब को मेरा नमस्कार | ह 
| ३ | 
जिन्दगी की तैयारी 
सेंट्ल जेल, आ्रगर/% 
१३--६--४६ 

उस दिन से में कोई पत्र नहीं लिख सका | इधर जेल में कुछ 


लड़ाई-कगड़ा था | उस मगड़े के सिलसिले में लिखने-पढ़ने की 
फरसत ही नहीं मिली । 


कद के 2 समग्र आम-सेवा की ओर 


उस दिन मैंने तुम्हें लिखा था कि गांव की बुराइयों को देखकर 
गांव वालों के प्रति मुझे कैसी घुणा हो गई | इतने दिन से गांव के प्रति 
इतनी. मधुर धारंणा र खने पर भी इतनी जल्दी सारा स्वप्न समाप्त हो 
गया, यह क्‍या बात है ? क्‍या गांव की हालत देख कर ही ऐसा ख्याल 
पैदा हुआ या कुछ भीतरी संस्कार, जो कविता-मय “भावना से दबे हुए 
थे, एकाएक उभर पड़े ? यह सोचने की बात .थी | ठुमको तो मालूम ही 
है कि बंगाली मध्यम श्रेणी के लोगों में छोटे लोग ओर भद्र लोग के 
नाम से दो श्र णी का विकट संस्कार कूट-कूट कर भरा हुआ है। उनके 
लिए. छोटे लोग मनष्य श्रेणी में नहीं गिने जाते | वे हेय ओर नीच 
समझे जाते हैं। में भी तो बंगाली वाबू श्रेणी का एक युवक थां। 
इसलिए जो लोग सफेद कपड़ा नहीं पहनते - उनको 
श्रणीगत.. मेरा छोटे लोग अर्थात्‌ नीच और हेय समक्तना 
' अहंकार. स्वाभाविक ही था। उस वक्त यह बात कहाँ मालूम 
थी कि गाँव के सीवे-सादे लोग दीन हो सकते हैं 
लेकिन हीन नहीं | मेरी परिस्थिनि के. एक नोजवान के लिए यह सम- 
आना नामुमकिन था कि सदियों के अवसर और साधन के अभाव ने 
ही उनकी हालत ऐसी बना दी है। उस समय मुझमें श्रेणीमेद का 
संस्कार इतना प्रबल था कि मेरे लिए यह भी समझना असम्मव-्सा 
था कि इस गन्दगी और अकक्‍्खंड़ प्रकृतिं की तह में भी हजारों वर्ष की 
सुसंस्कृति चिनगारी की तरह राख- के नीचे दबवी हुईं पड़ी है.। यह सब 
बातें मुझे सालों वाद मालम हुई! | जिनकी वाबत में फिर कभी समय 
पाकर लिख गा | उस समय तो गाँव की वात सोच कर मुझे परीशानी 
ही होती थी और उनके प्रति अश्रद्धा की भावना ही उलन्न होती थी । 
में समसता हूँ कि भारत के सैंकड़ों नौजवानों की यही मनःस्थिति है । 
आम-तेवा की उत्कट इच्छा रखते हुए*भी वहाँ की ज़िन्दगी के प्रति 
वितृष्णा की भावना उत्पन्न हो जाती है। 
बनारस लौट कर में अपने काम में लग गया मेरे ज़िम्मे बढ़ई- 


जिन्दगी की तैयारी आई 


विभाग के संचालन का कास था। इज्ञिनियरेज्ञ कालेज में पढ़ने की 
वजह से यद्द काम मेरे अनुकूल भी था। स्वभावतः ही में अपने काम 
में मशगूल हो गया। लेकिन रह-रह कर धौोरहरा का ख्याल भेरे 
दिमाग़ में आता ही रहता था। “तो क्‍या मैं राष्ट्रीय सेवा के योग्य 
नहीं हूँ ।” में देखता था कि मेरे कुछ दूसरे भाई काफ़ी आसानी से 
देहात का काम कर लेते थे लेकिन उनका घर. देहात में ही था ओर 
उनके लिए देहाती वायु-मण्डल स्वाभाविक था। मैं इस चिन्ता में 
काफ़ी वक्त बिताता था और अपने मन में काफ़ी ठुखी रहता था। 
कभी-कभी यह भी ख्याल आता था कि मैंने असहयोग आन्दोलन में 
,.. नाइक भाग लिया | उस समय के वायुमण्डल में 
हृदय-संधन नवशुवकों के बीच एक निराशा-सी छाई हुई थी 

मेरे सैकड़ों साथी प्रति दिन एक-एक करके कालेज 

वापिस जा रहे थे, जिनकी खबर हमें मिलती रहती थी; यह चिन्ता 
भी मुझे काफ़ी परेशान करती थी, लेकिन जब-जब सोचता था 
तब-तब दिंल से यही आवाज्ञ उठती थी कि शअ्रव आगे बढ़े हो तो 
वापिस क्‍यों जाओगे १ अगर कुछ करना है तो आगे ही बढ़ना ठीक 
है, पीछे हटना तो नामर्दी का काम होगा । इस अ्रकार आखिरी निश्चय 
यही हुआ कि आगे बढ़ना ही उचित है। यह तो में पहले ही लिख 
चुका हूँ कि मेरे दिल में यह वात पहले ही से बैठ चुकी थी कि हिन्दुस्तान' 
गाँव में वसता है और इस मुल्क की सेवा तभी हो सकती हे जब कि 
हम गाँव की सेवा करें | लेकिन क्या अपने भीवर उच्च वर्ग क्री 
मनोगृत्ति रखते हुए. गाँव की सेवा सम्भव है ! इस प्रकार की भावना 
के साथ तो गाँव में दो दिन टिकना भी मुश्किल हो जायगा। फिर 
जिनके प्रति श्रद्धा नहीं है, उनकी सेवा क्या कर सकेंगे ! में पहले भी 
लिख चुका हूँ. कि सेवा उसी की की जा सकती है जिसके प्रति हम 
श्रद्धा रख सके | में सोचने लेगा कि यह श्रद्धा आये कैसे ? इसके लिए, 
तो संबंप्रथम अपने भद्ब-पन की भावना को छोड़ना पड़ेगा। यों ती 


ड्द समग्र ग्रम-सेवा की ओर 


मैंने जब से कालेज छोड़ा था तभी से अपनी रहन-सहन बंहुत सादी 
कर लिया था| आश्रम का वायुमण्डल ही वैसा थां। किन्तु उस समय 
से मैंने अपने कपड़ों को देहाती की वरह बनाने की कोशिश - करना 
ग्रारम्भ:किया | आश्रम में यह रिवाज था कि रोज़-रोज़ साबुन से 
कपड़े धोकर साफ़ रखे जाये | में कपड़े तो रोज़. धोता था, किन्तु उन्हें 
अधिक सफेद नहीं करता था। अपने आपको कुछ ऐसे रग में रंगना 
चाहता था कि देहातियों के साथ उठना-बैठना सहज हो सके | आश्रम 
'के दूसरे भाई इस पर काफी टिप्पणी करते थे, मेरा मजाक भी उड़ाते 
थे, लेकिन मैं इन बातों को हँस कर उड़ा देता था| उनसे कहा करता 
था कि भाई यह भी एक स्टेंडड है। आखिर कहीं धव्बा तो है नहीं ? 
:शुरू से आखिर तक एक ही रंग मित्नेगा । इत्यादि, इत्यादि | 
बनारस में यही सोचा करता .था कि किस तरह अपने को गाँव के 
कार्य के योग्य बना सकू । इसी बीच श्री दिनेशचन्द्र चक्रवर्तों नाम के 
एक नौजवान ने बनारस. में अछूतोद्धार का काम प्रारम्भ किया था। 
में कभी-कभी उन्हें चन्दा इकछा करने के काम में 
अछूतों से सहायता दे दिया करता था और कभी-कभी उन्हीं 
सम्पक के साथ अछूतों के मुहल्ले में भी जाया करता था । 
धीरे-धीरे उनके दरवाजे पर उठना-बैठना.भी शुरू 
कर “दिया। इस प्रकार क्रमशः मेरा उनके साथ उठना-बैठना 
सहज होता गया | दिनेश वावू के साथ अछूतों' के मुहल्ले में आने- 
जाने से सब से बड़ा लाभ यह हुआ कि मेरे हृदय में उनके प्रति 
घुणा की जो भावना मरी हुई थी वह धीरे-धीरे दूर होती गई और 
मैं गन्दगी को सहन 'करने का अभ्यासी होता गया | लोगों के इस 
प्रकार के जीवन को बदलने के अमभिप्राय से जब में उनसे वार- 
बार मिलने लगा तो मुममें भी कुछ परिवर्तन होने लगा | इस बात 
की आशंका भी होने लगी कि कहीं मेरी अवनति नहो जाय । 
मेरे मस्तिप्क में इस धारणा ने घर वना लिया था कि देहात की जनता 


: जिन्दगी की तैयारी श्ह्‌ 


को उठाने में ही देश का कल्याण है। में सर्वथा इस प्रकार का अवसर 
आध्र करने के लिए व्यग्र रहा करता था, किन्तु हृदय के पूर्व संस्कार 
इतने प्रवल थे कि घोरहरा जाते ही बाबू मनोवृत्ति उमड़ आई | तुम 
पूछीगी कि जो संस्कार प्रारम्भ में खेत गोड़ने, वतन माँजने और ठेला 
खींचने पर भी नहीं मिट सके थे वे बाद में किस तरह मिट सके | 
सचमुच यह सोचने ओर समभने की.बात है | शुरू में जब हम मजदूरी 
का काम करते ये, तो आश्रम-जीवन के रवैया के साथ यंत्रवत््‌्‌ चलते 
रहे | उस समय किसी खास ढंग की ओर अपने को ले जाने की 
नीयत नहीं थी | वह जीवन सम्मिलित जीवन का एक अंग था। 
साथ मिल कर नियमित रूप से परिश्रम करने और तकलीफ उठाने 
के कारण आश्रम-वासियों में आपसी-प्रेस ओर भ्रातृ-भाव गम्भीर होता 
जाता था, किन्तु उन कामों के द्वारा मध्यम. श्रेणी की भद्रता की भावना 
दूर करने में कोई सहायता नहीं मिलती थी | क्योंकि उस समय हमारी 
दिमागी प्रवृत्ति में इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी | किन्तु बाद 
में जब में इस दिशा में प्रयत्न करने लगा तो एक विशेष प्रकार की 
नीयव ओर धारणा के साथ करने लगा जिससे यह पिछला प्रयास 
भीतरी संस्कार को कम करने में अधिक सहायक छुआ | फिर भी इस 
बात में कोई सन्देह नहीं कि यदि आश्रम में आरम्भ से ही शारीरिक 
परिश्रम का आदश और अभ्यास न रहता तो बाद का प्रयात भी 
सम्भव नहीं होता | श्रतः आश्रम के हर एक काम को अपने हाथ से 
करने के अभ्यास ने हम लोगों को आम-सेवा के योग्य बनाने में 
विशेष सहायता दी । 

. इस तरह साल भर बनारस में ही बीत गया और में किसी तरह 
गाँव में जाकर काम करने का मौका हूढ़ता ही रहा। कई बार 
धौरहरा जाने का विचार हुआ किन्ठ॒ अवसर नहीं मिला। मैं आश्रम 
में अपने लिए. किसी काम की मांग नहीं करता था। जो ही काम 
मके दिया जाता था, उसे ही अपनी शक्ति भर करने की कोशिश 


४० -- * समग्र आमं-सेवा की ओर ु 


'करता रहो ) इसलिए मेंने किसी से गाँव भेजे जाने के सम्बन्ध में 
 ब्रात-चीत. नहीं की | ओर ऐसे अवसंर की प्रतीक्षा करने लगा जब 
आश्रम के लोग स्वयं ही मुर्के गाँव में भेज दें | श्राज पत्र बहुत बड़ा 
होगया और अपने ही विषय की कहानी लिखते-लिखते समासर हो 
गया | इसका कुछ ख्याल न करना । मेंने इसलिए: लिखा. कि तुम्हें 
यह स्पष्टताः ज्ञाव हो जाय कि -किंस ग्रकारं मेरी मनोवृत्ति ग्राम-सेवा 
ओर मुड़ी । उंसके बाद ही सुर्झे गाँव में जाने का मौका मिला 

' था; इसकी कहानी अगले पत्र में लिख गा । 


[ ४ ]] 
सेवा की ओर 

सेंट्रल जेल, श्रागरा 

१४---६---४ £ 

: तुम्हारा पत्र मिला । हाँ, मुकको तो अपना ही अनुभव लिखना था। 
एक शहरी थुवक के लिए अपने थ्राप को पहले पहल गश्राम-सेवा वृत्ति 
। का बनाने का अनुभव ही तो प्रधान अनुभव था । 
झाम-सेवा की मेरी इस कहानी से यह भी सालूम हो जायगा कि 
मनोवृत्ति का महत्व गाँव में रह कर काम करने की बृत्ति उत्पन्न करना 
भी सेवक के लिए एक विशेष प्रोग्राम है | वह इस 

प्रोग्राम को पूरा करने के बाद ही कुछ काम शुरू कर सकता है | अस्ठ॒, 
पिछले पत्र में मेने लिखा था कि में गाँव में जाकर काम करने का 
अवसर द्व ढ़ रद था। इसी ब्रीच मुके उसकी सुविधा मिल गई। 
इधर कुछ दिनों से मेने होमियोपैथिक्र-चिकित्सा-पद्धति का अध्ययन 
फरना और उसी के अनुसार दवा देना शुरू कर दिया था कि 
अगर सें गाँव में जाऊंगा तो वष्ट विद्या मदद करेगी। इसकी 


सेवा की ओर . | ४३ 


सूक मुझे बनारस के रामकृष्ण मिशन से मिली थी | श्री रामकृप्ण की 
जीवनी और रामकृष्ण मिशन की सेवा-वृत्ति ने मुझे पहले से ही उस 
ओर प्रेरित किया था । में प्रायः रोज सेचाश्रम में जाता था और चहाँ 
के सेवकों से वार्तालाप किया करता था | श्री कालिका महाराज मुमकों 
काफी स्नेह की दृष्टि से देखा करते थे | उनसे में प्रायः कहा करता 
था कि में देहात में ही काम करना चाहता हूँ और देहात में किस 
तरह घुसा जा सकता हे, इस पर विचार-विनिमय किया करता था | 
उन्होंने बताया था कि देहातियों को जीतने के लिए उनको दवा देने 
का काम पहिले हाथ में लेवा चाहिये। वह ईसाइयों के काम की 
मिसाल भी दिया करते थे । आश्रम में आये तीन वर्ष हो चुके थे | सन 
' १६२३ के सितम्बर का महीना था। अब तक धौरहरा के अलावा 
फैजाबाद जिले के अकबरपुर में चर्खाओर खादी का केन्द्र खुल 
चुका था। श्री अनिल भाई वहाँ के इंचार्ज थे। अनिल भाई और राणा 
राम भाई बनारस आये हुए थे | बढ़ई विभाग भी बन्द हो चुका था। 
में खादी की फेरी करता था ओर मौज से घूमा करता था | आश्रम के 
बड़े लोग आश्रम-सम्बन्धी कार्य के विषय में आपस में वार्तालाप किया 
करते थे | मुझे इन बातों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी किन्तु 
अनिल भाई से पहले ही से घनिष्टता थी। मैं एक प्रकार से उन्हें गुरु 
मानता था | तुमको यह मालूम ही है कि कुछ दिन पहले में अपने ही 
विचारों में अधिक परीशान रहता थी। सब्बंदा इस चिन्ता में रहा करता 
था कि क्‍या करूं १ उन दिनों अनिल भाई की संगति 

ओर अनित्नऔर से मैंने हर बात में निश्चिन्त रूना सीख लिया 
राजाराम भाई था और उन्हीं के द्वारा यह पाठ भी पढ़ लिया था 
कि अपने विषय में आश्रम के किसी व्यक्ति से कुछ 

न कहूँ । इसलिए अनिल भाई से अलग ही बाव-चीत हुआ करती 
थी । उन्होंने मेरे कमरे में होमियॉपैथिक दवाओं के बक्स को देखकर 
यूछा कि यह क्या शुरू किया है? मैंने उन्हें बताया कि आज कल 

२ 


४२ | समग्र आम-सेवा की ओर 


यही सीख रहा हूं | अगर कमी गाँव में जाने का अवसर मिला तो 
यह काम देगा । इस पर उन्होंने फिर पूछा कि ठुम देहात जाना चाहते 
हो क्‍या ? देहाती जीवन पसन्द आयेगा १ वहाँ की तकलीफ सह 
पकोगे ? इत्यादि-इत्यादि। मेंने उन्हें उत्तर दिया क्रि में नहीं कह 
सकता कि सह सकेँगा या नहीं, लेकिन यह मैं जरूर चाहता हूँ कि 
मुझे देशत का काम दिया जाय । यहाँ मैं ठुम्हें एक बात बता देना 
चाहता है कि आश्रम के भाई लोग शुरू से ही यह सममभते थे कि में . 
देहात का काम नहीं कर सकता इसलिए सन्‌ १६२१ ६० में जब 
लोगों को देहात में काम करने के लिए भेजा गया था, तब में बनारस 
में ही रक्खा गया था। बाद में मी जब जब देहात में काम करने 
का समय आया, तब तब लोगों को मेरे विपय में सन्देह ही रहा । 
अनिल भाई भी उस समय शायद ऐसा ही सन्देह रखते थे, इसलिए 
उन्होंने निश्चित रूप से कोई उत्तर नहीं दिया ओर दूसरे ही दिन वे 
ओर राजाराम भाई अकवरपुर चले गये | मेरे मन में आया कि मैं 
उनसे कहूँ कि मुके भी साथ ले चलें। किन्तु अपने विषय में किसी से 
कुछ न कहने के निश्चय के कारण कुछ न कह सका | 
मुमकिन है, अनिल भाई ने राजाराम भाई से कुछ सलाह ली- 
ही। थोड़े ही दिन बाद अकवरपुर से मुझको वहाँ बुलाने के लिए 
राजाराम भाई का पत्रआया | में तो जाना ही चाहता था, जल्दी 
से सामान वगैरह बाँध कर रवाना हो गया। अकवरपुर स्टेशन पर 
अनिल भाई वगैरद आये हुए थे । मैं सबके साथ आश्रम पहुंच 
गया | अकबरपुर तहसील का केद्ध-स्थान है। 
अकवरपुर में अच्छा सा करस्त्रा हे ।गाँव से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं था। मैंने बनारस से चलते समय अकवरपुर 
के विपय म॑ धोरहरा जैसे किसी गाँव की ही कल्पना की थी। आभ्रम 
का मकान भी अच्छा था; सड़क भी काफी अच्छी थी, इसलिए यहाँ 
आन पर देहात का अनुमेव नहीं हा सक्का। किन्तु मन सें इतना ही 


सेवा की शोर ४३ 


सोच कर सन्तोप किया कि बनारस के मुकाबिले में तो देहात ही है । 
ओर कभी न कभी देहात में आने जाने का मौका तो मिलेगा ही 
यहाँ के बाजारों में जो लोग आते जाते थे, वे भी तो देहद्गती ही थे, 
इसलिए में वहाँ आने से प्रसन्न ही हुआ | प्रारम्भ में दो-तीन दिन 
तक मुझे कोई काम न रहा, तत्यश्चात्‌ मैंने अनिल भाई से काम के 
सम्बन्ध में ब्रात-चीत की। उन्‍होंने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए 
बुलाया है कि ठुम लोगों को होमियोपैथिक दवा दिया करो। में 
बनारस से बहुत सी किताबें ओर काफी दवा लाया था | इस मनोनुकूल 
काम से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | और मैंने अपना सारा समय होमियो- 
पैथिक अध्ययन एवं बीमारों को ददा देने के काम में लगा दिया | 
ह आश्रम के लोगों ने चारों ओर प्रसिद्ध कर दिया कि 
'डाव्टरसाहबः आश्रम में एक डाक्टर साहब आये हैं और लोगों 
को दवा देते हैं | इस प्रकार में डाक्टर राहव के 

नाम से प्रसिद्ध हो गया | कभी-कभी देहात के लोग भी आकर दवा 
से जाते थे लेकिन अधिकतर कस्बे के लोग ही दवा लिया करते थे | 
शुरू-शुरू में मैं होमियोपैथी के पढ़ने में ओर दवा देने के काम में 
इतना तललीन हो गयां कि मुझे ओर किसी बात की चिन्ता ही न रही। 
किन्तु फिर एक या डेढ़ माह के बाद मुझे ख्याल आया कि इस तरह 
तो मुझे गाँव का कोई अनुभव नहीं हो रद्द है, अतः गाँव में जाकर 
कुछ करने के लिए में चिन्तित रहने लगा। मैं श्री राजाराम भाई के 
पीछे पड़ा कि वे मुके अपने साथ ले चलें और गाँव - दिखा दें | वे 
तैयार हो गये और एक दिन मैं चर्खा-प्रचार करने के लिए गाँव को 
रवाना हुआ | यद्यपि राजाराम भाई को रोज-ऐोज गाँव जाने की कोई 
क्चि नहीं थी, किन्तु फिर भी मेरे कहने से वे लगभग नित्य ही देहात 
चले जाते थे | और आम तौर से उडी गाँव को जाया करते थे, जहाँ 
कोई न कोई उनके परिचित होते थे | इस प्रकार मुझे देहाव के लोगों 
से बात-चीत ओर गप-शप करने का काफी अवसर मिल जाता था॥ 


चर समग्र आम-सेवा की ओर 


धीरे-धीरे में भी देहात के लोगों के साथ काफी हिल-मिल गया | शुरू- 
शुरू में तो मुझे काफी परीशानी रही ) यहाँ तक कि रास्ता चलते-चलते 
में कई जगह रुक जाता था । गाँव में लोगों के दरवाजों के सामने 
अनाज सूखता हुआ देख कर मैं उसे आँगन समझ लोट आता था । 
: सोचता था कि प्राइवेट घरों के भीतर से किस तरह चलू ? इस प्रकार 
की बहुत सी वातों को लेकर राजाराम भाई दूसरे लोगों के सामने मेरी 
इँसी उड़ाते थे । किन्तु इस तैरंह मेरे दिल की बहुत दिनों की इच्छा धीरे- 
धीरे पूरी होने लगी ।ओर मेंने गाँव का काम करना शुरू कर 
दिया | रोड-पजः आश्रम से गाँव को जाने और फिर लोट आने के 
कारण देहात की गन्दगी वगैरह ने मुके परीशान नहीं किया और में 
बिलकुल सहज भाव से काम करने लगा | और मेरे दिमाग से देहात 
के प्रति अश्रद्धा की भावना भीरे-धीरे हटती चली गई । मद्गता की 
भावना तो अब. करीब-करीव समाप्त हो रही थी | उसको तो मैंने वनारस 
से दी हटाने का प्रवत्न करना ग्रारम्भ कर दिया था | जो कुछ बाकी 
थी वह भी.देहात में देहात के लोगों से रोज-रोज के मिलने जुलने से 
समाप्त हो गई | इस बात से मुझे बहुत संतोष हुआ कि अंब में आम- 
सेवा के लिए योग्य बनता जा रहा हूँ | आज इतना ही लिख कर पत्र 
समाप्त करता हूँ । तुम्हारा काम किस प्रकार चल॑ रहा है ! जुलाई में 
ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाली थी उसका क्या हुआ १ सबको मेरा 
नमस्कार करना | 
[ ५४ ] 
ग्राम-वासियों से सम्पके 
सेंटूल जेल आगरा 
£ ७---.६---४ है 
पिछले पत्र में मेंने तुम्हें बताया था कि किस तरह मैंने देहात में 
काम करने का श्रीगणेश किया | देहात के लोगों के साथ उठने- 


आमवासियों से सम्पक प्‌ 


बैठने से उनके प्रति मेरी मानसिक अश्रद्धा दूर होती गई, यह भी मैं 
लिख चुका हूँ। रहन-सहन और पोशाक आदि के विषय में तो 
मैंने बनारस से ही काफ़ी लापरवाही शुरू कर दी थी । लेकिन दिमाग़ 
में अपने को आम जनता से ऊँचा ही समझता था और इसी भावना 
के कारण अभी तक देहाती, लोगों के साथ मिलना-ज़ुलना उतना 
स्वाभाविक नहीं हो पाया था | इस प्रकार कहने के लिए तो में करीब- 
क़रीब रोज़ ही देदातियों के बीच जाया क्ररता था। लेकिन जैसा 
कि में पहले लिख चुका हूँ उन्हीं देह्यतियों के घर जाता था जिनसे 
राजाराम भाई से जान-पहचान थी. और जो देहातियों की दृष्टि में 
उच्च श्रेणी से लोग गिने जाते थे। इनसे मिलने में बरावरी का 
व्यवहार रखने की स्वाभाविकता की रक्षा करना मेरे लिए कठिन 
होता था | जेल आने के बाद शुरून्‍-शुरू में मैंने तुमकों लिखा था 
नि गांव के भीतर रचनात्मक-कार्य करने के लिए पढ़ें-लिखे लोग 
नहीं तैयार होते हैं| और यदि तैयार भी होते हैं तो गांव वालों 
के समक्ष इस प्रकार का ढद्णल और रवैया रखते हैं कि गांव वाले 
इनको तथा उनकी बातों को सहज रूप से ग्रहण नहीं करते । प्रतिफल 
यह होता है कि वे आम-सेवा की इच्छा रखते हुए गांव वालों से 
अप्रसन्न होकर या निराश होकर लौट आते हैं। मेरी तरह का एक 
नौजवान, जिसने निश्चय कर लिया था कि अपने जीवन में देश और 
गाँव का ही काम करेंगे और दो-तीन वर्ष से अपने को इसी के 
अनुरूप बनाने की कोशिश भी कर रह्य था और जिसके लिए. आश्रम 
का वातावरण और उसकी शिक्षा भी इस कोशिश के अनुकूल ही 
थी, अब गांव के उच्च श्रेणी के लोगों के साथ मिलने में भी कठिनता 
महसूस करताथा, तो शहर के शिक्षित समाज के लिए, एकाएक गांव 
में जाकर गांव के लोगों को अपनाना कितना कठिन है, यह भली 
भाँति समझ सकती हो । यही_ कारण है कि..मैं. गांव के काम करने 


चर समग्र ग्राम-सेंवाी की ओर 


आवश्यक सममता हूँ ।क्योंकि ऐसे लोग देहात में जाकर उन वातों 
है को हठवाने की कोशिश करने लगते है, जो उन्हें 
>/ उच्चता का श्रसि- अपनी श्रेणी ओर अपने समाज के अनुकूल न होने 
. समान दूर रखने से बुरी लगती हैं या जिनके कारण उन्हें स्वयं 
की आवश्यकता कष्ट अनुभव होता है। बरसात में उन्हें गाँव के 
भीतर कीचड़ में घूमना कष्ट्प्रद होता है; अतएव 

वे देहात की गलियों में इट विछवा देना आम-सुधार काय का एक 
आवश्यक अंग सममते हैं | आर्थिक सुविधाशों में जन्म लेने और 
शिक्षा पाने के कारण उन्हें क्‍या पता क्रि देहात के जन समूद के 
पास इतनी ईंट जुटाने का धन ओर साधन है या नहीं.? अगर वे 
कहीं बादर से ईंट माँगकर लायेंगे तो उनके पास, सोचने की इतनी 
शक्ति नहीं है कि उन ई'टों क्रो साफ और दुर्धस्त रखने के लिए: उन्हें 
क्या करना चाहिये ) देहात के घरों में ब्रैठने से उनका दम घुट्ता 
है, इसीलिए वे उनमें खिड़की की व्यवस्था कराने की कोशिश करते 
हैं। वे देह्यत में जाते ह्वी वढ्ां के प्रचलित शादी, विवाह तथा अन्य 
अनुष्टानों के रिवाज के विरुद्ध प्रचार एवं विवाद करने लगते है 
जिसे गाँव वाले सहन नहीं कर पाते। गाँव के 

_#केन्द्रविदु की. भीतर जाकर इसमें याँवों के उस विन्छु पर डँगली 
/ सरपशे करो रखनी है जिस बिन्दु पर गाँव वालों को सबसे 
अधिक कष्ट है| हमें सबसे पहले इसी का समाधान 

खोज निकालना है। मेंने कई वर्ष देहात में रह कर अनुभव किया है 
कि देहाती जनता के भीवर स्वाभिमान की भावना इतनी अधिक भरी 
हुई है कि वे बादरी लोगों से दर प्रकार की बातें तो करेंगे, किन 
जिन बातों का उन्हें कप्ड होगा, उन्हें दर प्रकार से गुप्त रखने का 
प्रवक्ष करेंगे ) वे यह सहन नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति उनके क्टठों 
को जान कर उन्हें क्रिसी प्रकार से छोटा समझ ले। मुझे यह भीः 
देखने में आया है कि गाँवों में नीच कही जाने वाली जातियों के 


ग्रामबासियों से सम्पक ५४७ 


लोग अगर गाँव में किसी भद्र पुरुष को देखते हँ तो उनसे अपनी 
गरीबी के साधारण दुखों का बयान करते हैं, 

आ्ासवासियों का इधर-उधर के छोटे-मोटे कष्ठां को सुनाकर कुछ 
स्वाभिमान थार्थिक सुविधा भी प्राम कर लेते हैं कि जिन बातों 
का उन्हें खात कष्ट है ओर जिनकी समस्या उनके 


अडिनजल्‍्नलन>+ न 


पूृर्ु र्व सन जानने वालों के लिए आमसेवा का काम कठिन ही 


है 22530 


जाता है इसलिए आम-सेवक को सबसे पहले ग्रामवासियों को तच्छ 
समझने की भावना का मूलोच्छेदन कर उनके साथ ऐसे सहज ओर 
स्वाभाविक ढग से मिलना होगा क्रि वे उन्हें अपने ही कुट्ठम्ब का 
एक व्यक्ति समझने लगे | यदि हम- ऐसा. नहीं करते तो उनकी 
समस्थाओं को समझ ही नहीं सकते । सेवा और सुधार तो बहुत दूर 
की ब्रात है । 
अतएव मुझ जैसे भद्र की भावना से पूर्ण और ग्रामीण-समाज की 
सम्पूर्ण समस्यात्रों से अनमिज्ञ व्यक्ति के लिए उनके साथ काफी घनिश्ठता 
का व्यवह्र हो जाने पर भी उनसे एक हो जाने की भावना लाना 
सम्भव न हो सका । में देह्यत में जाता था, उन्हें घर द्वार साफ रखने की 
बात बताता था; और खास तौर से चर्खा चलाने के सम्बन्धर्मे उनसे बहस 
किया करता था। किनन्‍्त वे अधिकतर यही उत्तर देते थे कि हमारे घर 
ओऔरतों को चर्खा चलाने के लिए अवकाश ही नहीं मिल सकता। 
त्राह्मण और क्षत्रिय घरों की परदा पद्धति के कारण हम सीधे 
जस्रियों से किसी ग्रकार की बात नहीं कर सकते थे; किन्तु कुर्मी आदि 
| किसानों में स्त्रियों से भी बावचीत कर लेता था। 
आमीण नारी की इस प्रकार पुरुष ओर स्त्री दोनों वर्गों में काम 
सहज चेतना करते-करते मैंने अनुमव किया कि ग्रामीण अर्थ- 
' शास्त्र से सम्बन्ध्रित बातों को गाँव. की ज्ियाँ-एुरुषों 
की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और शीघ्र समझ जाती हैं; घुरुषों से बाव- 


रप्प ह समग्र आम-सेवा की ओर 


चीत कर के मैंने यह देखा कि ये बातें वे जल्दी नहीं समझ पाते, उस 
वक्त भेरे दिमाग में आया कि अगर हम देहात की स्त्रियों में काम करें 


: तो गाँधी जी के प्रोग्राम को बहुत शीघ्र पूरा कर सकते हैं । उन दिनों 


मैं इस वात का अनुमान न कर सका कि ख्रियाँ हमारी बातें पुरुषों की 
अ्पेत्षा जल्दी समझ लेती हैं| इसका कारण क्या है, उस समय इतना 
सोचने की योग्यता भी नहीं थी। परन्त कालान्तर में देहाती क्षेत्र में 
लम्बी अवधि तक काम करते-करते मुझे इसका कुछ आभास मिलने 
लगा ;| में धीरे-धीरे यह समझने लगा कि पुरुष जाति के लोग कभी 


'. न कभी किसी न किसी काम से शहर में आया जाया करते हैं। ओर 


इस प्रकार शहरी और पश्चिमी सभ्यता के लोगों से उनका संस हुआ 
करता है जिसके परिणाम-स्वरूप वे शहरी तथा पश्चिमी सम्यता की 
निकृष्ट बातों को अधूरे और विकृत रूप में अहरण करते रहते हैं। 
नतीजा यह होता है कि उनके हृदय में भारतीयता के स्थान पर एक 
निम्न प्रकार की शहरी सम्यता दूट्य-फूटा स्वरूप घारण कर लेती है। 


इधर हमारा प्रचार गाँधी जी के सिद्धान्त के अनुसार ही हुआ करता 


“सुरक्षित है अन्दर जो कुछ सम्यता वाकी रह गई है बह प्राचीन 


ला 


है जो ग्रामीण सम्यता के बिल्कुल अनुकूल होता है | इसी से गाँव की 
ज्लरियाँ उसे ठीक-ठीक समझ लेती हैं क्योंकि वे 

झ्ामीण सभ्यता नगर-निवासियों के अधिक संसर्ग में नहीं आती | 
का प्रकाश उनमें सदियों की गरीबी की मार पड़ने पर भी उनके 


भारत की ग्रामीण सम्यता का अवशेष मात्र ही है 
ओर गाँधी जी उसी चीज का विकास करना चाहते हैं इसलिए गाँव 
की स्त्रियों की आत्मा का स्वर गाँधी जी के सिद्धान्त के साथ ठीक-ठीक 


. मेल खा जाता है । यही कारण है कि वे हमारी बातों को जल्दी ग्रहण 


कर लेती हें | हा 
- इसी प्रकार सोचटे-विचारते और काम करते हुए महीनों पर महीने 
बीतते गये और में देहात के विषय में -अधिक अध्ययन करने लगा, 


मऔेदभाव ओर मातृहदय डे६्‌ 


आर साथ ही अपने को देहाती जीवन के योग्य बनाने का प्रयत्ञ भी - 
करता रहा। कुछ दिनों के वाद अकवरपुर से १२ मील दूर टाण्डा 
आम में आश्रम का सूत केन्द्र खोला गया। शुरू-शुरू में आश्रम के 
अन्य भाई लोग काम करने लगे लेकिन ओर कई केन्द्रों के खुल जाने 
से काम करने वालों की कमी पड़ने लगी। उस समय मेरे ऊपर कोई 
खास जिम्मेदारी का काम नहीं था। प्रचारार्थ देहातों में घूमा करता 
था और आश्रम में बैठ कर लोगों को दवा दियाकरता था। इस 
प्रकार एक तरह से मुझे खाली देख कर लोगों ने 

ठंढा में... मुझे टाणडा भेज दिया ओर में वहाँ किराये का एक 
छोटा-सा मकान लेकर रहने लगा । टाण्डा में प्रति 

-सप्ताह एक दिन सूत की अदल-बदल हुआ करती थी और बाक़ी समय 
"देहात में प्रचार का काम होता था | ठाण्डा में रहते समय में आमीण 
जनता से अधिक घनिष्टता प्राप्त करने और उनको अधिक निकट से 
अध्ययन करने की कोशिश करता रहा। इसकी कहानी फिर कभी: 

'लिखू गा । आज पत्र लम्बा हो गया; यहीं समाप्त करता हूँ । 
| 
भेदभाव और माठहदय 
संटल जेल, आगरा 
२१--६---४ ६ 

वन्‌ १६२३ के नवम्बर का “महीना था; जाड़े का मौसम | इसी 
समय मैं ठाण्डा पहुँचा | वहाँ जाकर शुरू-शुरू में मुझे अपने रहने 
-और अपने खानें-पीने का प्रबन्ध करने में कठिनाई प्रतीत हुई | 
यही सोचने लगा कि क्या प्रवन्ध करूँ ? अकबरपुर से भी कभी कृमी 
-ठाण्डा का बाजार किया करता था और शुरू-शुरू में चर्खा चलाने के 
कारण पहिले जब सूत बहुत मोटा द्ोता था तो यहाँ उसकी दरी भी 
>बनवाता था | उस दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक दरी बुंनने वाला 


ूछ समग्र. ब्राम-सेवा की ओर 


'लड़का मेरे साथ रह कर-दिन भर मेरे कमरे की सफाई वग्ैरा कराता" 
रहा । संध्या तक सफाई पूरी हो जाने पर -मैंने स्नान किया और अपने 
खाने-पीने की व्यवस्था सोचने लगा । लड़के से पूछा कि यहाँ कोन- 
कौन सी वस्तुएँ कहाँ-कहाँ मिलती हैं | कोई होटल है कि नहीं ! उसने 
बताया कि पूरी-मिठाई के अतिरिक्त खाने-पीने की कोई ओर चीज 
नहीं मिल सकती । मैंने उससे फिर पूछा कि. क्‍या ठम अपने घर से 
रोटी बनवा कर दे सकते हो किन्तु ध्यान रखना कि मैं किसी का जूठा 
नहीं खाता इसलिए. खाना अलग से सफाई से वनवाकर दोगे तभी मैं 
खा सकू गा। वह मेरी बातें सुन कर आश्चर्च्य में 
मुसलमान भाता डब-सा. गया और कहने लगां कि आप हिन्दू होकर 
का आतिथ्य मेरे घर की रोटी कैसे खा्येंगे ? मेंने उसे समकाना 
ह प्रारम्म किया और कहा कि हिन्दू और मुसलमान 
कोई अलग-अलग प्राणी नहीं हैँ; दोनों ही मनुष्य हैं। यदि दोनों का 
खाना-पीना एक में हो जाय तो मनुष्यता में कोई अन्तर नहीं आयेगा $ 
आज दोनों के खान-पान एक दूसरे से इसलिए अलग-अलग हैं किः 
दोनों ने अपने-अपने रस्म-रिवाज अलग-अलग कर रक्खे हैं ओर एक 
दूसरे से घृणा करते हैं । हाँ, दोनों में थोड़ा अन्तर अवश्य है | वह यह 
कि ठुम लोग जूठ से परहेज नहीं करते; लोठा गिलास साफ करके नहीं 
रखते किन्तु हम लोग इसका पर्याप्त ध्यान रखते हैं) यही दोनों में 
मोलिक विभेद है और इसलिए हमारा तुम्हारा खाना-पीना एक 
नहीं होता अन्यथा तुम्हारे छूने मात्र से कौन-सी हानि हो सकती है। 
मेरी ये बातें सुन कर वह बहुत प्रसन्न हुआ | तत्पश्चात्‌ वह तो अपने 
घर चला गया और में टहलने निकल गया | मैं घूम कर लौटा ही था. 
कि वह मुझे बुलाने का आमंत्रण ले कर आ पहु चा । वहाँ पहुँच कर 
... देखा कि उसका घर क्या था ?/द्िटा-फूटा, छोटा-सा घास-फूस का 
ऋपड़ा जो मिट्टी की तीन-चार नीची-दीवारों पर रक्खा हुआ था । 
देखने से प्रतीत होता था कि दो चार दिन में . धराशायी हो जायगा. |: 


भेदमाब ओर मातृहृदय ह प्र 


उसी मुहल्ले में ओर दरीवालों का मी घर था लेकिन उनके घर कुछ" 
अच्छे थे | उसके परिवार में एक छोटी बहिन थी और दूसरी माँ थी | 
मैंने उससे कहा कि में खाना पकाने का स्थान देखना चाहता हूँ | वह 
“मुझे भीतर ले गया । घर में चारों ओर गन्दगी फैली हुई थीं, कपड़े 
ओर बिस्तरे तभी गन्दे थे लेकिन खाना पकाने का स्थान लिपा-पुता 
ओर स्वच्छु था | बरतन भी साफ दिखाई दिये | मुझे देखते ही उस्तकी 
माँ, जो रोटी बना रही थी, हँस कर कहने लगी--“का भश्या तू सब 
सममत हो कि हमरे सब बिल्कुल वाहियात गन्दगी के खाना खाइत 
है | भइया हमरे सब भी मनई होई, हमहूँ नीक वेकार सममित है ।”? 
इत्यादि | उस स्थान पर एक सचिया पड़ी थी | मैं उठी पर बैठ कर 
उसकी माँ से बातें करने लगा | वह लड़का भी वहीँ चौखट पर बैठ 
गया | मेने वह देख लिया था कि खाना बनाने का स्थान लगभग अभी 
अभी थोड़े ही पहले लीवा गया था। और लोठा तथा थाली आदि 
भी तत्काल साफ किये हुए से प्रतीत होते थे | आँगन की सहन में भी 
तत्काल ही माड़ू लगाया गया था। मुझे यह समभकने में कोई 
अखुविधा नहीं हुई कि यह सब सज्वच्छुता मेरे ओर उस लड़के के 
बार्तालाप तथा मेरे यहाँ आने के कारण ही सम्भव हो सकी है। साथ 
ही नजीर की माँ का सफाई देना भी इसके लिए एक बहुत बड़े प्रमाण 
की बात थी | मैंने बैठे ही बैठे कद्दा क्‍यों माई सुकसे भ्ूठ बोलने से 
क्या लाभ ! मैंने अच्छी प्रकार समझ लिया -कि यह सब ठुमने अपने - 
बेटे के कहने पर द्वी किया है | पहले तो वह इन्कार करती रही किन्ठ॒ः 
बाद में उसने स्वीकार किया कि मेरे ही कारण उसने और उसकी 
लड़की ने लगभग एक घंटे तक परिश्रम करके सफाई की है। उसने 
यह भी क्या कि मुझे तो अब तक विश्वास ही नहीं हुआ- था कि आप. 
सचमुच मेरे यहां खाना खायँगे | तत्पश्चात्‌ उसने रोटियाँ बनाई और 
सुभको प्रेम से खिलाना शुरू किया | इस खिलाने में रुके एक अपूर्य 


मातृ भाव का आभास मिल रहा था। भारतीय स्त्रियों के छुदय में 
मम ली । 


“२ .. समग्र आम-सेंवा की ओर 


“मातृ भाव ने इस प्रकार प्रर कर लिया है कि उन्हें दूसरों के बच्चे भी 
अपने ही बच्चे जैसे. प्रतीत होते हैँ | संसार के अन्य किसी देश में 
शायद ही इस प्रकार की भावना मिल सकेगी । 
कुछ लोग कहते हैं हिन्दुओं ओर मुसलमानों में मेल नहीं हो 
“सकता । प्रत्येक की संस्क्ृति, भावना और प्रणाली मिन्न-मिन्न है और वे 
:एक दूसरे से संस्कोरतः घुणा करते हैं| वे उस समय एक वृद्धा मुसल- 
मान स्त्री के द्वारा एक हिन्दू नौजवान को अपने बच्चे के समान प्रेम 
करते देख सकते थे | यही नहीं, यदि वे भारत के सेकड़ों गाँवों में लाखों 
"करोड़ों हिन्दू ओर मुसलमान भारतीय रमणियों को जाकर देखे” तो 
'उन्हें उन दोनों ही की भावना में एक स्वर, एक ताल और एक ही लय 
देखने को मिलेगी | मैंने तुम्हारे पत्र में एक वार पहले भी लिखा था 
'कि भारतीय संस्कृति का अवशेष तो हमारी देहात 
भारतीय हृदय की की त्त्रियों में ही मिलेगा | हिन्दू हो या मुसलमान, 
एकता ब्राह्मण हो अथवा हरिजन सबकी भाषा, संस्कार, 
रंग-रूप, भावना आदि सब एक ही प्रकार के हैं। में 
खाना भी खा रहा था और उस माता से तरह-तरह की बातें भी 
हो रही थीं । उसने स्वच्छुता के विषय में कहा “भइया ठुहरे अंस 
-मनई हमरें घर में खाय यह तो हम आज तक नाहीं देखेन | हमें तो 
“भदइया तुहरे सब जस कहिहो तस करने । हमरें ताईः पाहुन ही तो सब 
'कुछ हैं | उनके ताई त हम सब कुछ करे के तेंयार हुई । हमरे घर रोज 
खाब त रोज हम साफ करीं।” मेरे पास बरतनः आदि न था इससे 
-दो एक रोज उसी के घर खाना खाने के लिए कह दिया और आश्रम 
को लौट आया | वह लड़का मेरे साथ-साथ आश्रम तक आया ! मैंने 
'उससे कहा कि जब तक हमारा - इंतजाम नहीं होता है तव तक तुम्हारे 
यहां खाना खायंगे ओर तुमको कुछ पैसा दे दिया करेंगे। लेकिन दूसरे 
“ही दिन आश्रम के एक मित्र ओर सहायक श्री जानकीपग्रसाद जी. जो 
. कि ठाण्डा के खास काँग्रेस कार्यकर्ता थे, मुझको अपने घर पकड़ ले 


भेदभाव और मावृहृदय पड 


गये | मैंने उत लड़के से कह दिया कि तम्दारे यहाँ अब मैं खाना" 
खाने नहीं जाऊँगा । उसके दूसरे दिन बरतन आदि का प्रबंध करने 
के लिए में अकवरपुर चला गया | 

अकबरपुर पहुँच कर मैंने अपना ठाण्डाका दो-तीन दिन का 
अनुभव भी बयान किया | दरीवाले केघर खाने की बात सुन कर 
आश्रम के भाई लोग बहुत नाराज हुए ओर कहने लगे कि हम ऐसी 
हरकतों से आश्रम की मर्यादा नष्ट कर रहे हैं। मुझसे उनसे बहुत बाद-- 
विवाद हुआ किन्तु में उनसे सहमत न हो सका । उन लोगों के विवाद 
में दो बातों की कलक दिखाई देती थी, एक तो वही भद्गता की मनो-. 
वृत्ति जिसका जिक्र में पहले ठुमसे कर चुका हूँ ओर दूसरी मुसलमानों 
के घर खाने के विरुद्ध उनका साधारण संस्कार | मैं इन दोनों ही मनो- 


वृत्तियों के विरुद्ध था; छुआ्राक्कृत का संस्कार तो मुझमें था ही नहीं . 


क्योंकि आज से दो-तीन पुश्त पहले ही यह मेरे पूर्व पृरुषों के परिवार 
से ही समाप्त हो चुका था तथा श्रेणी विभेद की मनोवृत्ति भी दो वर्षः 
के लगातार प्रयत्न से करीब-करीब समाप्त हो चुकी थी। में अपने 
हृदय में सोचने लगा किअगर आ्राश्रम-जैसी /पवित्र संस्था में छोटे-बड़े 
की मनोवृत्ति कायम रही तो देश-सेवा तथा ग्रामसेवा कृत्रिम हो जायगी 3 
इसलिए मुझे कुछ कप्ट भी होने लगा किन्तु बड़ों की बातों में पड़ने 
का गेरा अभ्यास नहीं था इसलिए मैंने अधिक विवाद नहीं किया | 
किन्तु यह बात दिल में चुभती ही रही ओर भद्र श्रेणी के मध्यमंवर्गीय 
लोगों के विरुद्ध मुझ में भावनाओं का बनना शुरू हो गया | एक समय 
था जब में स्वयं छोटे लोगों को अश्रंद्धा की दृष्टि से देखता था किन्तु 
आज उन्हीं छोटों के प्रति, जिनको वचवमक-दमक की सभ्यता ग्राप्त करने 
का अवसर नहीं मिला और जो सफेदपोश बने रहने के साधन से हीन 
हूँ, अभ्रद्धापूर्ण बातें उन कर दिल को तकलीफ होने लगी। यहें' 
परिवर्तन मुझमें तमी सम्भव हुआ जब मैंने गरीव और निम्न श्रेणी 
के लोगों को जानने की कोशिश की | वस्तुतः आज अश्रेंणी-श्रेणी में, 


५ 


न्यूड समग्र ग्राम-सेवा की और 
रूगढ़ों के मूल जाति-जाति में, धर्म-धर्म में जो कगड़ा चल रहा है 
कारण उसको एक प्रधान. कारण यही है कि आज एक. 
दूसरे को जानने या समभने की कोशिश नहीं 
करता | अगर इतना ही हो सके तो संसार के बहुत से झगड़े समात _ 
हा जाय। 
अकवंरपुर से वर्तन आदि सामान लेकर और आगामी काम के 
नसम्बन्ध में कुछ हिंदायतें पाकर दो ही तीन रोज के वाद में ठाण्डा 
लौंद आया और वहीं पर स्थायों रूप से बस गया | गाँव में रहने ओर 
उसमें काम करने का अवसर मुझे इसी समय से मिलने लगा ) आज 
“यहीं तक लिख कर पत्र समाप्त करता हूँ। ठाण्डा के देहातों में घूमने 
"से मुझे क्या मालूम हुआ, दूसरे पत्र३में लिखूँगा। 


[ ७ ] 
देह्तियों के बीच 


२३----६---४ £ 

टाण्डा में एक दिन सूत का बाजार करना पड़ता था, शेष छ 
“दिवसों में देहात जाने का अवसर मिल . जाता . था।. प्रारम्म में में 
'सबेरे ही देहात चला जाता था और शाम होते-होते वापस आ जाता 
था, मेरा काम केवल चर्खे का प्रचार करमा और रुई घुनना सिखाना 
था किन्तु मैं उनसे देहात के लोगों के विषय में जानने के लिए: 
'तरंह-तरह का वार्तालाप क्रिया करता था। जैसा क्रि मैंने तुम्हें अपने 
पहले पत्र में लिखा है, जब अकवरपुर के देहातों में जाता था तो 
केवल उच्चवर्गीय लोगों को ही मिल पाता था परन्तु टाण्डा में विशेष 
'कर किसान कर्मों जातियों के साथ ही मिलता जुलता था क्योंकि मैंने 


देद्ातियों के बीच. पूछा 


यह समझ लिया था कि उच्च श्रेणी के लोग मेरी बातों को समझने 
की कोशिश ही नहीं कश्ते | किसानों के घर में एफ प्रकार से स्रियां ही 
मालकिन समझी जाती हैं। वही घर का और अनाज का सारा प्रबन्ध 
करती हैं। उनसे मिलने-जुलने से मुझे मालूम होता था कि किसान 
जियाँ पुरुषों से अधिक योग्य हैँ | गाँधी जी के आर्थिक और सामाजिक 
प्रोग्राम को वे अधिक समझ सकती हैं जिसका उल्लेख मैंने पहले 
भी किया है | इन्हीं सब कारणों से में अधिकतर त्लियों में ही अपना 
अचार क्रिया करता था। भारत के उद्धार के लिए सबसे पहले ज्रियों 
का उद्धार होना अत्यावश्यक है| क्योंकि घर, य्रहस्थी, समाज , और 
भावी सन्तान का प्रबन्ध उन्हीं के अधीन हैं। वे जिस ओर कदम 
बढ़ावेंगी, उप्ती ओर मुल्क को जाना पड़ेगा | इस प्रकार की धारणा 
उसी समय से मेरे अन्दर बैठ गई थी। और वह आज भी वेसी की 
वैसी ही कायम है | वस्तुतः आम-सुधार के कार्यों में जितना ही थागे 
बढ़ता जाता हूँ, उतना ही इस बात का महत्व, मेरी समझ से, बढ़ता 
जाता है। 

पिछले दिनों मैंने स्त्रियों के लिए एक कैम्प खोला था और 
आज-कल भी सझ्लियों के काम पर जोर देता रहता हूँ। यह सब मेरे 
लिए नई कल्पनाएँ नहीं हूँ | जब से मैं देहाती किसानों के सम्पर्क 
में आया तभी से मेरे हृदय में इस बात ने स्थान वना लिया था। 
इस काम को में पहले भी कर सकता था किन्तु अब तक मुझे इसका 
अवसर ही न मिल सका था कि मैं इस दिशा में प्रयत्ञ करूँ। प्रतिदिन 
देहात में जाने और आने में अधिक समय खर्च हो जाता था, इस- 
लिए कुछ समय पश्चात्‌ मैं गाँवों में ही टिकने लगा और इस प्रकार 
अब ग्रामीण किसानों के; घर ग्रामीण तरीके से रहने लग गया । धौरूरा 
में मुझे आमीणों .के गनन्‍्दें आँगन में या मवेशीखाने के पास के गन्दें 
चौपाल में मैली चारपाई के ऊपर गन्दी तोशक और गन्दी कथरी पर 
बैठने में घुणा होती थी, उनको देख कर ही नाक भौं सिकोड़ता था ॥ 


घू६्‌ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


आज दो सांल के पश्चात्‌ उसी वायुमंडल में उन्हीं वस्तुओं को सहज 
. और स्वाभाविक तौर से इस्तेमाल करने लगा | कभी-कभी आमीण 
लोग कह उठतें थे---/“डाक्टर .साहब तो बिल्कुल देहाती मनई होय- 
गये”? | इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि वे अब मेरे साथ निस्संकोच 
उठने-बैठने लगे और. , अपनी बातें बताने में किसी प्रकार की मिकक 
न रखते हुए मुझे भी अपने परिवार का एक सदस्य समझने लगे। 
उन दिनों जाड़े का महीना था; दहाती लोग संध्या के समय एक 
स्थान पर आग जला कंर उसके चारों ओर बैठते-ये-ओर--बात-बात 
. में गप लड़ाते थे। इस प्रकार की आग को अवध 
देहात का कब के ग्रामीण “तप्ता” कहते हूँ | में रात की उस बेठक 
को तप्ता-समाज? की बैठक कहा - करता था| लोग . 
इस शब्द को वहुत पसन्द करते थे। ओर थोड़े ही दिनों में यह शब्द 
खूब प्रचलित हो गया | 
देहात का. तप्ता-समाज! देहात की. पालियामेश्ट,.-अख़बार, 
मंत्रणा-सभा इत्यादि दुनिया भर की सभा-समितिरयाँ का एक समन्वित 
है । संसार में ऐसा कोई विषय नहीं कि. जिसपर... इस... समा. में 
विचार-विनिमय न.होता हो; गम्भीर आध्यात्मिक विषय से लेकर वच्चों: 
के छोटे-मोटे पारस्परिक झूगड़ों तथा उसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय 
आदि सभी अकार के विज्वार हुआ करते थे। में भी अपने सिर पर 
एके गमछीा वाँव कर उस समा में शामिल हो जाया करता था और 
उनकी सभी बातों में दिलचस्पी लिया करता था और साथ देता 
था | (ततप्ता-समाज? के द्वारा देहात को जानने का ओर अपनी-वातों: 
को आमीण जनता के समक्ष रखने का जिंतना मौका मिला उतना. 
आंज तक किसी भी प्रकार से न मिल सका | । 
>वध के किसानों की अवस्था इस छोटे से पन्न में क्या वर्णन 
करूं १ इस विपय में वहुत लिख चुका ओर कह चुका हूँ । तो पुनः उसी 
को नये सिरे से क्या दुहराऊँ १ हरी”, वेगारी, भसूसा, और बेदखलीः 


देहातियों के बीच... 3 


की मार तो इन पर रोज लगी ही रहती है। इसके अतिरिक्त भूत- 
भवानी और महामारी आदि का बोक निरन्तर सिर पर लदा रहता 
हैं। इस कारण इनकी जिन्दगी में किसी प्रकार का रस नहीं । हम पढ़ें- 
लिखे शहर के रहने वाले प्रायः कहा करते हैं कि गाँव के लोग इतने 
गन्दे और सूख हैं कि उनमें काम करने से ही क्या लाभ ! 
लेकिन मैंने देहात में उनके साथ रह कर देखा कि जीवित रहने 
की समस्या इतनी कठिन है कि ओर बातोंपर ध्यान देने की शक्ति 
हे ही नहीं रह जाती । जीवन में जब रस ही नहीं तो 
५ अकल्पनीय गरीबी स्वच्छता, सम्यता और उुदन्सता आदि की गु जाइश 
ही कहाँ १ फिर भी जो सभ्यता, धार्मिकता और 
अतिथि-सत्तकार आदि बातें ग्रामीण जनता में पाई जाती हैं उन्हें 
अलौकिक समझना चाहिए । 5 
उनकी गरीबी का वर्णन करना मेरे लिए एक प्रकार से अ्रसम्मव 
ही है। में सममता हूँ कि बढ़े बड़े लेखक भी उस गरीबी का यथा- 
तथ्य वर्णन करने में असमर्थ ही रहेंगे। क्योंकि उन्होंने कभी उस 
दयनीय परिस्थिति का भार नहीं उठाया और न तो स्वेच्छा से ही 
कभी उस प्रकार का जीवन व्यतीत करने का प्रयज्ञ किया । 
वेचारे किसानों के कितने ही परिवार महीनों तक आम की_ 
गुठली की रोटी खाकर शुजर करते हैं | मैंने देखा है.कि इतने पर भी 
उन्हें ऐसे दिन व्यतीत करने पड़ते ह जब कि कुछ भी खाने-को नहीं. 
मिलता | कितने ही लोगों .को खलिहान का गोबर धोकर अनाज 
निकालते मैंने स्वयं देखा है। देहात के कितने ही आदमियों के 
» शरीर पर बस्त्र नहीं होता | जाड़े के दिनों में सकड़ों परिवार चारों 
ओर दीवारों से बिरे हुए कमरों में आग ताप कर रात काट देते हैँ। 
हम उनकी गरीबी का अन्दाजा क्‍या लगा सकते हैँ! जब अनुमान 
ही नहीं हो सकता तो वयान किस तरह हो सकता है| ठुम कहोगी 
कि उनकी असुविधाओं और कष्ठों का अनुमान तो उनको देखे कर 
न्ब 


पूच्र । समग्र आम-सेला की ओर 


. ही किया जा सकता है। लेकिन वात ऐसी .नहीं. है । सम्भव है कि हस 
. और तुम उनके लिए जिन बातों का कष्ट समझते हों उनसे उनको कतई 
कृष्ट न पहुँचता हो | इस विषय में में पहले भी.लिख चुका हूँ कि - 
बहुत सम्भव है कि जिन वस्तुओं के अमाव से हमें कष्ट होता है उन्हीं 
वस्तुओं का अभाव गांव वालों में, देख हम उन्हें दुखी समझते हों किन्तु 
उस समय हम यह भूल जाते हैं .कि वहुत सी वस्तुओं के आरही वन 
जाने से. उनका श्रभाव हमें कष्टकर होता है किन्तु. गांव वालों को उनसे 
कोई भी तकलीफ : नहीं होती क्योंकि. वे उन वस्तुओं के आदी नहीं 
होते । हम देहात - की गरीब जनता के कष्ठों को ठीक-ठीक महसूस 
नहीं कर सकते हैं |.यह वात मुझे गांव के. एक बूढ़े चमार ने ही 
सकाई थी। उसकी भी एक छोटी सी कहानी है.। उस कहानी का 
भी यहां जिक्र कर देना अ्रच्छा होगा। | | 
. एक दिन ठाण्डा के बाजार में.में रुई से सूत बदल - रह्य था। सूत 
बदलने का मैंने यह नियम बना दिया था कि एक गांव की रहने वाली 
बहिनों का सूत लेना समाप्त करके ही दूसरे गांवों की वहिनों का सूत 
लिया करू गां | टाएडा से पांच, मील दूर के रामपुर गांव की सब की 
सब बहिनें अपना सूत बदलने के वाद भी एक तरफ जाकर बैठी रहीं, 
सदा की. तरह सूत बदल कर घर नहीं गई | उस 
रामपुर की बहिनों समय संध्या का पूरा प्रसार हो चुका था। मैंने उनसे 
काहठ .. बैठे रहने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया 
४. «०28 कि थावा सबके गांव में जाते हैं, हमारे गांव में 
कव्बों नहीं गये, आज हमरे सव यही सोचे हैं कि वावा को लिवाय 
चलें |? इतद स्थान की कत्तिनें' आश्रम के.सभी लोगों को वाबा कहा 
करती थीं जिसवंत अर्थ था--गांधी वावा . का चेला | उनकी वातें सन 
कर मैंने उत्तर दिया कि में किसी समय तुम लोगों के गांव में आ 
जाऊँगा | इस समय बहुत देर हो गई है| अभी रुई और सूत.वगैरह 
बोरियों म॑ बन्द करने हैं, खाना वनाना है इसलिए काफी विलम्ब हो 


देहातियों के बीच प्‌ 
जायगा | तुम लोग कब तक प्रतीक्षा करोगी ! मेरी बातों को सुनकर वे 
सब की सब एक साथ हँस पड़ीं ओर कहने ल्गीं---““का हमारे सब इतना 
नीवर हुई कि दुइ कौर खाये के नाहीं दे सकतीं ? हम तो बिना लिवाये 
नाहीं चलब |” अवएव मुक्के उसी समय उनके साथ रामपुर गाँव के 
लिए रवाना हो जाना पड़ा । में रास्ते में उनके साथ वात-चीत करता 
जा रह था और वे सब बड़ी घनिष्ठता के साथ घर और ग्रहस्थी की 
बातें कर रही थीं। जब हम रामपुर पहुँचे तो काफी अवेरा हो चुका 
था। वहाँ पहुंचने पर मुझे प्रतीत हुआ कि गाँव वालों ने मुझे बुलाने 
के लिए पहले ही से निश्चय कर लिया था; क्योंकि उनके रंग-ढग 
से यह स्पष्ट प्रकट हो रहा था कि वे लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
मुझे एक सम्पन्न किसान के बरामदे में वैठा कर मेरे साथ की वहिनें 
अपने-अपने घर चली गई । थोड़ी ही देर में सम्पूर्ण गाँव में मेरे आने 
की चर्चा फेल गई और लोग एक एक करके मेरे पास इकछा होने 
लगे । रात में बहुत देर तक . बातचीत होती रही और बाद 
को में खाना खा कर सो रहा। मुझे रामपुर गाँव में तीन-चार 
दिन तक रुक जाना पड़ा। नित्य दोपहर को गांव की बहिने इकट्ठी 
होती थीं। में उन्हें गांधी बाबा, चर्खा तथा भारतवर्ष की प्राचीन 
सम्पन्नता के विषय में बहुतसी बातें बताता और समझ्ताता था। 
एक बात से मुझे आश्चर्य होता था कि गांव की बहिने बिना, 
कुछ पढ़े-लिखे भी इस बात से परिचित थीं कि प्राचीन काल में 
लोग काफी समृद्धिशाली थे और अब गरीब 
मेहरारू शौक्कीन हो गये हैं | वे यह भी जानती थीं कि इसका प्रधान 
होह गई हैं” कारण उसकी काहिली और आपस की फूट थी। वे 
कहा करती थीं “मेहरारू येह साइत शौकीन होइ 
गयी हैं तो शहस्थी में बरक्कत कहाँ से होई | तब के मेहरारू जवन 
जवन <हल करत रहीं तव्बे न दूध घी खात रहीं.।”” 
मैं रामपुर में तीन दिन तक रहा और इस बीच गांव के हर घर, 


६० 5 :.. .'..  समग्रग्राम-सेवा की ओर: 


आँगन और भीतरी भागों में भी घूम-घूम कर देखा करता था और 
शाम को अलाव (“तप्ता?) के पास बैठ कर किसानों से बात-चीत किया 
करता था। में उनसे प्रश्न करने को कहता था और उनके प्रश्न 
करने पर उत्तर देता था | एक दिन लोगों ने गाँधी जी के विषय में. 
. जानने की इच्छा प्रकट की ओर मैंने उन्हें बताना शुरू किया और 
कहा कि गाँषी जी देहात के ग्रीव लोगों के कष्टठों को भलीमाँति 
समसते हैं | इसीलिए. वें केवल उतने ही कपड़े पहनते हैं जितने 
देहात के लोगों को मिल सकते हैं । गरीबों की तरह ६ पैसा रोज खाने 
में व्यय करते हैं। उन दिनों गाँधी जी की केवल ६ पैसे में भोजर्न 
करने की वात क्राफी प्रसिद्ध हो रही थी---इतने में एक बूढ़ा चमार 
. बौल' पडा “तो हमरे तकलीफ के बरावर उनके कंइसन तकलीफ पड़ि 
. _गइल | वे. जौन चार हाथ के अँगोछा पहिनत हैं और ६ पैसा रोज 
, खात हैं, उनके फिकिर त नाहीं करे के पड़त है, 
डस बूड़े के तीर हमरे सबके त जिन्दगी भर फिकिर लाग रहत है, 

: से शब्द येहीं फिकिर में हम सब मरे जात हुई ,| अगर हमरे 

. सब के फिकिर न रहे तो हमके सोहारी नाहीं चाही,. 

मकुनी धकुनी से हमरे सब ढेर खुश रहित ।?? 

” उस समय तो मेंने उन्हें यह कह कर समझता दिया किगाँषी जी 
ग्रीबों के लिए. हमेशा चिन्तित रहते हैं | वह तपस्वी और सिद्ध पुरुष 
#। इसलिए, उन्हें गरीबों की चिन्ता बनी रहती हे । किन्तु उस बुडढे: 
की बात रह-रह कर मेरे दिमाग में उथल-पुथल मचाने लगी । रात में 

: बड़ी देर तक नींद नहीं आई और अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि. 
हम प्रदर्शन और शोक के रूप में कुछ दिनों तक मले ही आमीण जीवन 
विता लें किन्तु उनके वास्तविक कष्टों का सच्चा अनभव हमें नहीं 
हो सकता । उस दिन,मुझे यह भी अनुभव ईआ कि हम चाहे कितनी 
भी सद्दानभूति_ और: समवेदना से बात करें किन्तु देहात के लोग 
इमें एक दूसरे ही प्रकार का. जीव समक्तते हैँ | इस विषय से 


कौन ऊँचा, कौन. नीचा १ ४ ६१ 


पहले भी लिख चुका हूँ । गांधीजी को देहात के लोग भगवान की तरह 
पूजते हैं, ओर उनके सम्बन्ध में इतनी ऊँची धारणा रखते हैं कि उस 
धारणा ओर पूजा-भावना के सामने हम जैसे व्यक्तियों का कोई भी 
अस्तित्व नहीं । जो लोग देहात के वातावरण को जानने का दावा 
करते हैँ ओर इसका उद्धार करना चाहते हैं, वे अगर इन बातों को 
ध्यान में रक्खें तो कितना अच्छा हो ! 

इसी तरद्द में चर्खा प्रचार-कार्य के साथ-साथ देहात में घूम-घूम 
कर आमीण परिस्थितियों का अध्ययन करने लगा और मुझे इस काम 
भें काफी दिलचस्पी भी महसूस होने लगी । आ्राज इतना ही लिख कर 
यह पत्र समास करता हूँ | शेप फिर कभी | 


अननन-म-जज»-++म-नननन अमन», 


[८ ] 
कौन ऊँचा, कौन नीचा १ 


१८---७---४ १ 

पिछले पत्र में मेने रामपुर गांव में रहने का अपना अनुभव 
चताया था। उन दिनों उसी तरह कितने ही गाँवों में घूमा करता 
था। किसान और कुर्मी कौम के ही लोग मेरी बातों को अधिक 
सुनते थे और हमारे काम से सहानुभूति रखते थे। देहात के मध्यम 
श्रेणी के ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के लोग कुछ तो मेरा मजाक 
उड़ातें थे; कुछ डर के कारण सुमसे घनिष्ठता स्थापित नहीं करना 
चाहते थे | अवध के देहात के इस श्रेणी के लोग 

पतनशील तो इस सम्बन्ध में एक विचित्र प्रकार की मनोच्ृत्ति 

' उच्च वर्ग रखते थे । एक समय था जब यही लोग समाज का 
नेतृत्व करते थे; सभ्यता, कला और शिक्षा का इनमें 

धूर्ण प्रचार था| इसलिए यही लोग भारतीय शिष्टाचार के अधिकारी 


दर. समग्र: आम-सेवा की ओर 


् 


भी थे किन्तु. आज न तो ये देहाती रह गये हैँ और न शहरी । गरीब . 
हो जाने के कारण शिक्षा के अवसर हाथ से निकल चुके हैं । उदारता 
भी समाप्त हो चुकी है, किन्तु फिर भी अपने वड़प्पन का अमिमान 
कूट-कूट करं मरा है.। यही कारण है कि ये -लोग शहर-के लोगों की 
' नकल करने की कोशिश में लगे रहते हैं क्‍योंकि गाँव वाले लोग 
शहर वालों को ऊँचा सममते हैं| इस नकल करने में अपनी अयोग्यता 
'के कारण उनकी श्रच्छी चीजों की तो नकल नहीं कर पाते हैं किन्तु 
उनके अभिमान,. उनकी हृदयहीनता, छोटों के प्रति घुणा तथा <ंगार 
आदि बातो को तोड़-मरोड़ कर भद्दे तरीके से नकल कर लेते है जिससे 
वे गाँव में? रहते हुए भी “याँव के! नहीं ४० अं जब मैं देहात 
के सम्बन्ध में कोई बात करता था वो वे उसको मजाक के ही रूप में 
अहण करते थे। मैंने बहुत प्रथल्ल किया कि इन लोगों में चर्खे का प्रचार 
हो जाव और ये गाँधी जी की वात समर लें किन्तु ये लोग मेरी कोई 
भी वात सुनने के लिए तय्यार न-हो सके.। इनके यहां हर एक घर में 
अक्सर एकाध व्यक्ति वेकार रहते हैं किन्त॒ वे कोई भी काम करने 
को तैयार नहीं हो सकते । अपना छोटे से भी छोटा काम मजदूरों से 
ही कराते हैं। में पहले ही लिख चुका हूँ “कि जब ग्रामीण: लोग एक 
साथ मिल कर कहीं बैठते हैं तो संसार के समस्त 
दोनों श्र णियो. - विषयों की आलोचना किया. करते हैं--- जिसमें 
. का अन्तर धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी. विषयों 
का सन्निवेश रहता है। किन्तु यह मध्यम श्रंणी 
के अपने को श्रे छ समझने वाले .लोग जब कहीं इकछा होतें हैँ तो या 
तो उनमें पद्टीदारी के कगड़ों की बात होती है अथवा दुनिया भर की 
हुर्नीति ओर अश्लीलता की चर्चाएँ छिड़ती हैं। उनकी वात सनने से 
, यह आभास मिलवा है कि ये लोग अपनी गोष्टी के लोगों के अविरिक्त 
संसार के सभी लोगों को चरित्र-हीन: सममते हैँ। मेरा यह मी अनभमद 
है कि ये लोग बहुत सुस्त और काहिल हुआ करते हैं । 


23 2 अपन शक 7 लक री 23 लक, 


हू 


कोन ऊँचा, कौन नीचा ! ध्३ 


एक देहात की मध्यम श्रेणी की ऐसी ही एक कहानी है जिसको 
लिख देना में अच्छा सममता हूँ | उन्हीं दिनों की बाव है। एक दिन 
देहात में घूमते हुए ठाण्डा से १६ मील दूर हँसवर के पास एक गाँव में 
पहुँचा । अधिक समय बीत जाने के कारण उस गाँव का नाम मे 
भूल गया है| उस दिन काफी शाम हो चुकी थी इसलिए मैंने सोचा 
कि इसी गाँव में रातमर के लिए टिक जाऊँ | उस दिन से पहले मैं 
टाण्डा से इतनी दूर के गाँव में कभी नहीं आया था | उसी गाँव के 
एक आदमी से पूछा कि इस गाँव में कौन लोग रहते हैं। जवाब 
मिला--“प्चीस घर भलमनई ओर बाकी सब चमार-सियार |”? 
भलमनई का अर्थ था ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि उच्च- 
भलमनइयों द्वारा श्रेणी के लोग। इसी एक वाक्य से तुम समक्त 
उपेत्षा सकते हो कि देहात के ये बड़े लोग छोटी जातियों 
को किस नजर से देखते हैं | खेर ! मेंने कोशिश की 
इन भलमनइयों में से किसी के घर टिक जाऊ किन्त मभे टिकाने केलिए 
कोई भी तयार नहीं हुआ | भाच का महीना था इसलिए में निश्चिन्त 
हो कर गाँव के बाहर ही एक पक्के कुएँ की जगत पर लेट गया। 
कहीं निकट में वाजार न होने के कारण उस रात खानाभी न खा 
सका ! सन्ध्या रात्रि में परिणत हो चुकी थी, चाँदनी निकल आई थी, 
मुझे वह स्थान बहुत सुन्दर प्रतीत हुआ । मैं करोव करीब सो गया था, 
इतने ही में थोड़ी दूर पर आम के वाग से. एक स्त्री ने पुकारा-- 
“कएँ पर के है हो !” मैं उस गाँव से कुछ खीक सा गया था, कुछ 
ककश स्वर में उत्तर दिया--“मनई होई, मनई ।” इतने में वह.स्त्री 
नजदीक आगई और “कहाँ घर है १” इत्यादि पूछने लगी। मैंने उसको 
सारा किस्सा कद सुनाया | सब हाल सुन कर वह बहुत दुखी हुई और 
उस गाँव के ठाकरों को कोसने लगी और कहने लगी,---/हमरे घर 
चला, सीधा लकड़ी कै इन्तजाम कै देत हुई, वनावा खा |? में सोलह 
सत्रह मील चल कर देहात में प्रचार करते हुए. वहाँ पहुंचा था | भूख 


६४ : समग्र आम-सेवा की ओर 


बहुत जोर से लगी थी | मैं उस वहिन के साथ उसके घर चला गया । 
वहाँ जाकर देखा कि उसका घर वास्तव में कोई घर नहीं था | केवल 
' एक छोटी सी मोपड़ी थी जिसकी मांप ६»८१२ फुट थी। तीन हाथ 
ऊँची और एक फुट चौड़ी मिट्टी की दीवार किसी तरह सरपत और 
खर से. ढक दी गई थी, किन्त . उसके भीतर चाँद का प्रकाश छत से 
छन कर सम्पूर्ण घर में फेला हुआ. .था | छोटा सा दरवाजा पहये के 
डंठल और पलाश के पत्तों के ठहर से ढका हुआ था | उसके आस- 
पास में कोई घर नहीं था। दरवाजे के सामने की जमीन काफी दूर 
तक लिपी हुई थी | उस पर एक बूढ़ा बैठ कर तम्बाकू पी रहा था | 
थोड़ी दूर पर एक छोटी सी लड़की एक छोटे से बच्चे के शिर पर 
घास और मिट्टी डाल रही थी और हँस रही थी | शायद वही उनके 
खेल की सामग्री थी | 
मेरे पहुंचते ही उस बहिन ने धान के पयाल का एक “बीड़ा” 
ला कर दिया और पूछने लगी “लोटा सोटा कुछ वाय” ? मेरे पास एक 
मोला था किनन्‍्त उंसमें लोटा नहीं था। “लोटा नहीं है” यह पुन कर 
वह वहत परीशान हुई ओर कम्दार के घर से कछ बरतन ओर हँड़िया 
लाने के लिए रवाना हो गई | में उसके इस व्यवह्र से समझ गया 
कि वह किसी नीच जाति की है ओर इसीलिए. इतना परीशान हो रही 
है। मेंने उसे पुकार कर कह दिया कि मुझे तुम्हारे बर्तन में खाना 
ः खाने में कोई भी हिचक नहीं है । यह सुन कर 
उन दीनों के हृदय उसे अपार ग्रसन्नता हुई और वह दौड़-दौड़ कर 
का अस्त मेरे खाने-पीने का प्रवन्ध करने लगी। मेंने उससे 
यह भीं कह दिया था कि मुझे तम्हार हाथ का पका 
हआ भोजन करने में भी कोई एतराज नहीं है | उसकी तत्परता, 
प्रेम और सदभावनाओं को देखकर मे प्रतीत होने लगा कि सें 
सचमुच अपनी वहन के घर आ गया हूं | 
अब तक उस बुडढें ने कुछ नहीं कहा था ओर निश्चिन्त हो कर 


कौन ऊँचा, कोन नीचा ९ छू 


इस तरह तम्बाकू पी रहा था; मानो उसके दरवाजे पर कोई नई बात 
हुई ही नहीं। इस प्रकार की निश्चिन्तता मैंने देहात की मजदूर श्रेर्ण 
के लोगों में प्रायः देखी । उसके सामने. से. चाहे---कोई आये या जाये 
उसके प्रति वे कोइ विशेष ध्यान नहीं देते। शायद सहस्तों वर्षों से 
समाज में दलित अवस्था भें रहने के कारण उन्हें दनियाँ. के बारे में 
दिलचस्पी ही नहीं रह गई | जब उस बहिन ने आग जलाई 
उसने तम्बाकू पीते हुए पुकार कर पूछा--“का रे का वात है !? 
इस पर वह स्त्री हंस पड़ी और कहने लगी--“बूढ़ हाँ गया, कुछ 
सूमत नांद्वी ।? जब उस घुडढे पर यह प्रकट हो गया कि वह मेरे 
'पिमित्त खाना बनाने जा रही है तो वह सिर हिला कर कहने लगा 
- कि में ऐसी बात नहीं होने दूँ गा | “भला ठाकुर लोगन के खबदा तुही 
सब बना दिहो तो कुल उच्छिन् न होइ' जाई १”मुझके भूखा जान कर 
ओर मुमसे वात करने के वाद उस स्त्री में जो प्रेम और उदारता की 
भावना जाग्रत हो उठी थी, उसने उसे यह सोचने का अवसर ही नहीं 
दिया कि मेरे एतराज़ न करने पर भी उसे एतराज़ करना चाहिए | 
मैने उस बुडढे को समझाने की बहुत कोशिश की किन्तु वह 
"किसी तरद तैयार नहीं होता था| अन्त में मैंने कहा कि यदि नहीं 
खिलाओगे तो भी कोई चिन्ता नहीं है, में रात भर यहीं सोया रहूँगा 
ओर सबेरे चला जाऊँगा | वह बहिन अब तक खड़ी होकर हमारी 
ओर उस बुडढे की बातें सुन रही थी, मेरी अन्तिम बात सुन कर बोल 
उठी कि “हे दो वावा, हमारे मोहारे पर केहू भूखा नाहीं परा रहे 
“हम तो बनाय के जरूर खियाउब ? इस पर उस बुडढ़े ने अत्यन्त 
अप्रसन्न होकर अपना मुँह दूसरी ओर फेर लिया और फिर तम्बाकू 
पीने लगा.। जंगल की वह देवी खाना बनाने लगी और मैं घास का 
ब्रीड़ा! उठा कर उसी तरफ जाकर बैठ गया और उससे उसकी 
अवस्था के सम्बन्ध में प्रश्य करने लगा | 
उसकी जाति पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे लोग वनमानुप 


५ 3 ' समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


कहते ह | 
.  वनमानुष भी कोई जाति है, यह मुझे अब तक मालूम नहीं 
था । वे लोग गहस्थों को ढांक का पत्तल बना कर दिया करते हैं और 


उसके बदले में जो कछ अनाज मिल जाता है उसी पर जीवन-निर्वाह 


रन 


न्‍ 
हि 
ई 
|] 


कर लेते हैं। उसके पास न घर था, न ज्ञमीन थी,णुक छोटी सी मोपड़ी 
थी जिसपर थोड़ा सां सरपत ओर खर रकेखा हुआ था । जिससे बारिश 
की रोक नहीं हो सकती थी ।-किन्त वर्षाकाल में क्या होगा इसके 
लिए अभी से चिन्ता करना उनके लिए आवश्यक नहीं था। वे इंसा 
मसीह के इस उपदेश का कि “कल की चिंता 'न करो” पूरा-पूरा 
अमल करने वाले प्रतीत होते थे | उस सत्री की अवस्था देखने: में: 
लगमग २०--२१२ वर्ष की मालूम होती थी | वह काफी स्वस्थ थी | 
बुडढा उसका बाप था ओर एक लड़का और एक लड़की उसकी. 
सन्तान थे | उसका पति एक वर्ष पूर्व मर चुका था | इस जाति.में 


दूसरा पति कर लेने का विधान होते, हुए भी वह दूंसरे के घर नहीं 


जाना चाहती थी । मेरे पूछने पर उसने - उत्तर. दिया “भगवान ने 
तकदीर बिगाड़ दी तो-मला हमारे जोड़ेंने से किस . तरह जुड़ सकती 
है १? फिर मेने इस विषय पर उससे कोई भी वात नहीं की | अगर 
ठुम विन को देखो तो आश्चर्य में, डब - जाओगी | अ्रकथनीय अपार 
दरिद्रता से पिंसते हुए और समाज के अत्याचार 
दरिद्रता की चक्की से दलित रहते हुए भी उसमें इतनी उदारता, 
उनकी मानदता' संवधा हसमुर्ख रहने की इतनी क्षुमतों, इतनी बुद्धि 
की पीसने में और इतना शिष्टाचार कहाँ से आया ? खाना खाने 
असमर्थ है. के पश्चात्‌ में एक कमली बिछा कर लेट गया और 
सोचने लगा कि गाँव के “भलमनई” अधिक. 
ऊँचे है. या “वनंमानुष? ? साथ ही भारतीय स्त्री के हृदय की थाह 
लगाने की कोशिश करने लगा तो मालूम हुआ कि वह अगम और 
अथाह है | न्‍ 5 । जा 3 


कौन सभ्य, कौन असम्य ? ६७. 


इनका स्नेह ओर इनका प्रेम किसी जात-पाँत का विचार नहीं 
रखता | संसार की कोई भी वस्तु नारी-धर्म के रास्ते का रोड़ा नहीं हो 
सकती ओर यह्द दे गन्दे, फटे चीथड़े से लिपटी हुई हमारे मारत की 
आमस-वासिनी । 

ल्लियों के सम्बन्ध में मेरी धारणा दिन-प्रति-दिन दृढ़ होती -गई । 
दूसरे दिन सवेरे उठ कर उस बहिन के प्रति मह्न कृतज्ञता प्रकट 
करके श्रीर उसके बच्चों को प्यार करके में टाए्डा वापस चला आया | 
चलते समय में उन्हें कुछ पेसा देना चाहता था, किन्तु उसने ऐसा" 
जोरदार विरोध क्रिया कि फिर कुछ कहने का मेरा साहस नहीं हुआ । 
आते समय केवल इतना ही /कह सका कि “बहिनी, आज का दिन 
हम नाहीं भूलब ।” उसने सिर नीचा करके जवाब दिया “अ्रइसन 
भाग हमसार कब होइ सकत हैं |”? पन्द्रह साल बाद १६३८ में जब में 
हँसवर गया था तो मैंने उस बहिन का पता लगाने का पूर्ण प्रयत् 
किया किन्तु शोक है कि उस बहिन का कुर्छ भी पता न लग सका। 
उस दिन की घटना मुझे जीवन-पर्यन्त नहीं भूलेगी । 


[8 | 
कौन सभ्य १ कौन असम्य ९ 
२२--७---४ १ 

एक माह के करीब हो गया | में इधर कुछ लिख नहीं सका । जेल 
में कई प्रकार के आन्दोलन चल रहे थे | वे जेल अधिकारियों की ज्यादती के 
विरोध में भूख हड़ताल आदि के थे | ऐसे वायुमण्डल में १६--१७ वर्ष 
पहले की बातों को मिश्चिन्त होकर लिखने में कठिनाई होती थी। आगरे 
की अधिक गर्मी भी कुछ छुस्ती का कारण हो रही थी । जेल की बैरकों, - 
में चेन लेने के लिए तो किसी भी प्रकार का आड़है ही नहीं | भला ऐसी 
परिस्थिति में निश्चिन्त होकर कोई काम कैसे किया जा सकता है ! अब 


द्ध्य ...._ ....... समग्र ग्राम-सेवा-की ओर 
'कुछ फुरसत मालूम होती, है; इसलिए फिर पुरानी/बातों को लिखने का 
' » विचार कर रहा हूँ । जिनसे तुम लोगों का मनोरंजन हो सके और मेरा 
भी जेल का' ,समय कट जाय | हाँ, उस रोज मैंने वनमानषर के घर में 
रात बितांने की कहानी बताई थी | बात तो छोटी है, केवल एक रात. 
विताने का प्रश्न था लेकिन वह घटना मेरे लिए बड़े महत्व की थी । 
मैं बचपन से. ही घर में तथा समाज में सभ्यता ओर शिश्टाचार की वातें 
 सुनता आया था कि कौन लोग- सभ्य और कौन असभ्य हैं | कौन श्रेष्ठ 
है और कौन नीच हैं, इसकी चर्चा-उस समाज के लोगों में दिन रात 
हुआ करती है जो अपने को शिक्षित ओर सम्य सममते हैं । किन्तु 
हम जब गहराई से विचार करते हैँ तो ज्ञात होता है कि हमारी सारी 
_ अभ्यता, सारा शिक्षाचार उन लोगों के साथ है, जो पैसा खर्च करके 
अपने को चमकीला ओर रंगीला बनाये रहते हैं. तथा विविध प्रकार 
के सामानों से अपने घरों को एक प्रकार का शोरूम _ बनांये रखते 
. ह। किन्तु अगर सीधा-सादा देहाती उनके अन्दर पहुँच जाय तो उसकी 
“चटक-मटक-हीन सूरत देख कर ओर ( अनुकूल परिस्थिति तथा 
अवसर ने मिलने से ) उसमें कुर्सी, मेज ओर बेठकखाने. के आज़ारों 
की अज्ञानतां को देख कर वे एक प्रकार को वेहदगी और वद्तमीजी 
से हँस पड़ते. हैँ) ओर उसके प्रति घृणा-पूवक इस तरह से नाक भौं 
सिकोड़ लेते हैं कि उस समय उन्हें देख कर महाशय डारबिन की कही 
हुई प्राचीन मनुष्य जाति के किसी पूर्व पुरुष का रूप स्मरण हो 
आता है । और इसी को हम पढ़े-लिखे लोग मार्जित शिष्टाचार कहा 
करते हैं | अगर संस्कृति को ही कसोटी मान लिया 
, इन शहरियों से वे जाय तो हमारे देहात के नीच से नीच वनमानष. 
अधिक स स्कृत हैं भी शहर के लाखों-करोड़ों सुशिक्षित जनों से अधिक _ 
सुसंस्क्ृत - हैं, ऐसी धारणा मुझ में दिन-प्रतिदिन 
डढ़ होती गई, ओर साथ ही शहर की छुरी-काँटठा, चम्मच वाली, ऊपर 
से पालिश की हुई सभ्यता के प्रति घृणा पेंदा होती गई। मुमको 


कौन सम्य कौन असम्य ! ६६. 


ऐसा प्रतीत होता था कि वेबकूफ, गन्दे असम्य॒ और दीन _आम-बासी 
शहर के तथा-कथित उच्च श्रेणी के लोगों से कहीं अधिक ऊँचे हैं । 
यह धारणा मुके आज-कल के गिरे हुए देहात को देख कर हुई। 
जिस दिन गाँव सभ्यता के उच्च शिखर पर थे उस दिन न मालूम वे' 
लोग किस प्रकार के थे । 

वन-मानुप की कहानी कहते-कदते में दूसरी ओर वहक गया 
लेकिन मन का उदगार कह देना ही था। इसलिए पत्र लम्बा हो जानेः 
पर कुछ ध्यान न देना | 

सवेरे के समय उसके प्र से निकल कर टाँडा की ओर चला तो 
मन में तरह-तरह के विचार आने लगे। में सोचने लगा कि ये , 
-बनमानुप कौन जाति हैं, ये कहाँ से आये, कैसे वस गये ! गांव से 
बाहर जंगल में एक ही वर का होना भी आश्चर्य की बात थी । 
आखिर इनके पूर्व पुरुप भी कोई होंगे ही ! उस बुड़ढे के घर भाई 
बिरादरी सब कहाँ गये ? उस के घर का देखने से भी तो यही मालूम 

' होता था कि थोड़े दिन प्रवास में रने के लिए उसने अस्थायी 

मॉपड़ी बना ली है |. लेकिन उनकी वात-चीत से तो यह मालूम होता 
है कि वे कई साल . से यहीं पर बसे हुए हैं । यदि स्थायी रूप से ही' 
रहना था तो अपना घर उचित रूप में क्यों नहीं बना लिया | 

इसी प्रकार के सेकड़ों प्रश्न दिमाग में उठने लगे। किन्तु में इन 
प्रश्नों को पूछता किससे १ रास्ते में था ही कोन १ रात के समय जब 
उस वनमानुष की लड़की-से वात-चीत कर रहा था, उस समय उसके 
शिष्टाचार से तबीयत इतनी भर राई थी और लत पूछने में 
इतना तल्‍लीन हो गया था कि ये तब बातें दिमाग में आ ही नहीं 
सकी । काफी वर चले आने पर रामपुर गाँव के पास एक चमार मिला 
जिसने मुझे पहचान कर “जयराम जी? कह कर नमस्कार किया। 
मैंने तो उसे पहचाना ही नहीं, किन्त॒ उसकी वातों से ज्ञात हुआ कि 
बह रामपुर का रहने वाला है | रामपुर गांव में मैं कई वार जा चुका 


'छ० . | समग्र झआमस-सेवा की ओर 


था। घर-प्रर घूम चुका था इसलिए वह मुकसें कोफी घनिष्टतापूवक वातेँ 
करने लगा | उसी से मेंने वन-मानु्षों के विषय में पूछा | उससे मालूम 
है हा हुआ कि वन-मानुप्र चमारों से नीचे की जाति है। 
'वनसानुपों के. उनका छुआ्या हुआ पानी चमार लोग भी नहीं पीते । 
विषय में अथांत वे अछूतों के भी अछूत हैं | ये लोग जंगलों . 
में ही वसते हैं। उस चमार से वनमानुषों के विषय 
में इससे अधिक जानकारी न प्राप्त हों सकी | फिर उससे बात-चीत 
करते-करते रामपुर गाँव पहुँचा ओर दोपहर हो जाने के कारण उसी 
गाँव के एक कुर्मी जाति के किसान के यहाँ टिक गया। खाना खाने 
'के पश्चात्‌ जब बाहर के बरामदे में आकर-बैठा तो गाँव के और कई 
व्यक्ति भी वात-चीत करने के लिए आ बैठे । उन लोगों से वन-मानरुष- 
'के विषय में वात-चीत करने लगा। रात को उसके घर में टिकने की 
बात सनकर लोग वहुत घबड़ाये तथा उस किसान को, जिसने मुम्के 
खाना खिलाया था -नाराज हो कर भला-बुरा केहने तथा गाली 
देने लगे । ु 
मैंने उनको आदमी आदमी सब एक हैं? इसका सिद्धान्त सममाने 
की कोशिश की किन्तु छुआछत का संस्कार इतना ग्रवल था कि मेरा 
सारा समकाना व्यर्थ हो गया, और वे लोंग उन वनमानुष को बुरा भला 
कहते ही रहे | आखिर मेंने यह वातचीत बन्द कर दी ओर वनमानुष 
की वावत पूछने लगा | ज्ञात हुआ कि वनमानुष जाति के लोग कहीं 
गाँव में न रह कर जंगल में ही रहा करते हैं । जिसका जहाँ जीवन- 
निर्वाह हो जाय वह वहीं वस जाता है। यदि कभी उन्हें उत्त स्थान 
'पर तकलीफ मालूम होती है तो दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं | कहीं 
कहीं दस-बारह घर इकट्ट भी रहते हैं, किन्द॒ ऐसी बस्ती किसी बाजार 
या कस्बे के निकट ही होती हैं; नहीं तो गाँव के सहारे इनका जीवन 
निर्वाह नहीं हो सकता | ये लोग विवाह शादी इत्वादि खुशी और 
गमी के अवसरों पर पत्तल वना कर देते हैं ओर उसके बदले केवल 


कौन सभ्य, कौन असम्य ! ७१ 


एक सीधा पाते हैं और पत्तल में जो कुछ जूठन वच जाता है उसे 
इकछा कर ले जाते हैं। इनके पास कोई खेती-बारी नहीं होती है। 
इसी उच्छिए) भोजन से इनका गुजर-बसर होता है अर्थात्‌ ये लोग 
सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से गाँव की मजदूर श्रेणी के 
लोगों से भी मिरे होते हैँ । 
शाम को जब लौट कर ठांडा आया तो वहाँ के लोगों से पूछने 
पर ज्ञात हुआ कि ये लोग प्राचीन अनाय जाति के एक अंग हैं जे 
यहाँ पड़े रद्द गये हं। यद्द भारतवर्ष भी विचित्र देश है। यहाँ कोई 
भी आता छू तो सुख से बस जाता है ओर पुराने लोगों के 
साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। अ्रति प्राचीन जाति से लेकर 
अति आधुनिक सभ्य जाति के लोग पड़ोसी के रूप में रहते हैं और 
कभी एक दूसरे को खतम करने का विचार नहीं करते हैँ। क्‍या 
यूरोप या अमेरिका में आस्ट्रेलिया या कनाडा में हजारों साल की 
सम्यता के वाद ऐसी प्राचीन जाति समाज के अंग विशेष के रूप 
में कहीं टिक सकती है १ वहाँ के सम्य लोग इनका अस्तित्व कमी सहन 
नहीं कर सकते । युरोप, अमेरिका और आरस्ट्र लिया के 
भारत की श्र प्ठ इतिहास के पत्न ऐसे काले आदमियों को लुप्त कर 
संस्कृति देने की चेश से भरे पड़े हैं।पता नहीं, पश्चिमी 
आदशं से प्रेरित होकर देशवासी इस देश के गले 
के नीचे श्रेणी-युद्ध का पाठ कैसे उतार सकेंगे | अवध जैसे प्राचीन 
सम्यता के केन्द्र पर भी वनमानुप आज “वनमानलुष” के ही रूप में 
टिके हुए हैं | संसार में यह भी एक बड़े आश्चर्य की वात है। अवध 
की नीच जातियों के सम्बन्ध में में किसी दिन फिर लिखूँगा। आज 
इतना ही लिख कर समाप्त कर रहा हूँ | 


छर न कै 2 समग्र आम-सेवा की शोर ' 
 ॥, कक 4 
 बनमाजुप और चमार 

्ि २४---७---४ ६. 


मार्च का महीना मेरे लिए. विशेष रूप से काम करने का महीना 

था | त॒म्हें यह मालूम ही है कि मुझे सर्दी बहुत लग जाती है इसलिए 
में सर्दी के दिनों में बाहरी काम बहुत कम कर पाता हूँ | फिर जाड़े में 
आदढ़ने बिछाने का सामान लिये-लिये कहाँ-कहाँ फिर. सकता था इस- 
लिए मैं अब बाजार के दो:दिनों को छोड़ कर शेष-दिन देहात में ही 
घूमा करता था | रात को ठांडा नहीं-लोटता था । गाँव-गाँव धूम 
.. कर चर्खे का प्रचार और देहात के विषय में जानकारी प्रास करता था। 
मेरे दिमाग में इन दिनों वन-मानुष ही घूमता था, जंगली म॒ल्कों के 
कल-भील आदि जातियों के विषय में तो में सुन चुका था किन्तु इतने 
प्राचीन संभ्य देश में भी इस किस्म की जाति का होना विचित्र सा 
प्रतीत हुआ । फिर तो मैं देहात में वनमानुषों को हू ढ-द्व ढ़ कर देखने 
लगा कि वे किस तरह रहते हैं ओर उनकी आशिक, सामाजिक तथा 
नैतिक स्थिति कैसी है| में जहाँ भी गया वहाँ उनके उसी प्रकार के गिरे- 
पड़े घरों को देखा | वे सब के सब काले रंग के होते हैं । यह किसी ने 
भी नहीं वताया कि वे कहीं एक गद्धा भी जमीन “जोतते हैं | ये लोग 
जंगल में ही रहते हैँ, वस्ती में कमी आबाद नहीं होते ओर स्थायी 
घर कभी नहीं वनातं | याँवों से अरहर का डंठल 

वनमालुषों के . और ईख की पत्ती माँग करवरसात से रक्षा के लिए 
विपय में और ऊपर से आड़ कर लेंते हैं। इन्हें कपड़े की आवश्य- 
बातें कता भी बहुत कमर होती है| ये लोग बहुत हड्ढे- 

कट्ट और स्वस्थ होते हैं; इसलिए मौसमी परिवर्तन 

का उन पर कोई भी प्माव नहीं पड़ता | इनसे पूछने पर मालूम हुआ 


वनमानुष और चमार ह ७३ 


कि इनके धर्म में एक स्थान पर स्थायी घर वना कर रहने, अथवा बस्ती 
में निवास करने का निपेध है | ह 

गाँवों में जब पत्तल पहुँचाने की आवश्यकता होती है तो पुरुष 
ही उसे गाँव में ले जाते हैं। स्त्रियाँ गाँव-वालों के घर कमी नहीं 
जातीं। वे या तो पत्तल बनाती हैं अथवा जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुन 
कर लाती हैं जिसे, अपनी आवश्यकता के लिए, बचा कर, बाजारों 
में बेंच आती हैं | इन्हें बहुत सी जड़ी-बूटियों की जानकारी होती है, 
जिन से अनेक प्रकार की बीमारियाँ अच्छी हो सकती हैं । गाँव के 
लोग इनसे अनाज के बदले में बहुत ओऔपधियाँ ले जाते हैं । 

में बहुत प्रयक्ञ करने के वाद भी उन ओपधियों के विषय में कोई 
जानकारी नहीं प्रात्त कर सका। वे अपनी औपधियाँ किसी दूसरे को 
नहीं बताते | उन ओऔपधियों से वे कभी-कभी बड़े-बड़े भयानक रोग 
तक अच्छा कर देते हैं | एक बार एक मनुष्य को फीलपाँव हो रहा 
था, जिसकी दवा के लिए. एक वनमानुष ने एक श्वेत रंग की जड़ 
ला कर दी | उसके लेप से वह रोग अच्छा हो गया । इसी प्रकार एक 
मनुष्य का 'कारबंकल? रोग भी एक वनमानुष ने अच्छा कर दिया 
था| वह एक प्रकार की लता पीस कर उसकी पुलटिस बाँवता था। 
ये दोनों घटनाएँ मेरों सामने की हैं | इन लोगों को भूत-प्रेत का कोई 
भी भय नहीं है | ये अपने बच्चों का विवाह बहुत छोटी अवस्था में 
ही कर देते हैं। विवाह में किसी प्रकार की धूम-घाम नहीं होती। 
इन लोगों में भी एक पुरोहित होता है। ये ही 'पुरोहित लोग दो-चार 
कुठठम्बियों की उपस्थिति में विवाह करा देते हैं | लड़की पक्ष के लोग 
लड़की को ही लड॒के के घर ले जा कर विवाह कराते हैं | 

में पहले ही लिख चुका हूँ कि इनकी स्त्रियाँ गाँव की उच्च जाति 
के घरों में काम करने नहीं जादीं इसलिए इनका नैतिक चरित्र ऊंचा 
होता है। देहात में यह प्रायः देखा जाता-है कि निम्न श्रेणियों की 
स्त्रियों का नैतिक चरित्र प्रायः ऊंचा होता है। कुछ व्यमिचार 

है ु है 


-छ्छ - समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


होतां है वह केवल उच्च श्रेणी के लोगों द्वांय ही होता है। जब 
वनमानुषों का उच्च श्रेणी के लोगों से सम्पर्क ही नहीं होता तो फिर 
उनमें इस प्रकार की वातें हो ही कैसे सकती हैं ! देहात में जितने 
जंगल होते हैं वे किसी न किसी के इलाके में ही होते हैं । कोई किसी 
देसरे इलाके से पत्ता व लकड़ी नहीं ले सकता। लड़की वाले ऐसे 
जंगल दा भाग दहेज में दे देते हैं। इनमें भी एक जातीय पंचायत 
होती है जो इनके हर - प्रकार के रूगड़ों का निबटारा करती है। ये 
अपना सूगडा तेय करने के लिए दूसरे के पास नहीं जाते | इन्हें 
दूसरी जातियों पर विश्वास ही नहीं होता है | इनकी संख्या वहुत कम 
है। कहीं-कहीं पाँच-छुः .गाँवों के बीच दो-एक घर दिखाई देते हैं ॥ 
लेकिन जब कभी इनकी जातीय पंचायत होती है तो बहुत दूर दूर के 
लोग पहुंच जाते हैं। मेरा जहाँ तके अनुभव है ये लोग बहुंत सुस्त 
आर काहिल होते हैं। मैंने इन लोगो को वेकार देख कर इनमें चर्खा- 
प्रचार की कोशिश की किन्तु इसके लिए वे तेंयार नहीं हुए। उनका 
कहना था कि वे काफी सुख से हैं। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं 
है | अधिक पैसा कमाने से क्‍या लाभ ? मेंने इन्हेँ विचित्र सनन्‍्तोषी 
जाति पाया | वनमानुष बापू के अपरिग्रही का नमूना मालूम होता है| 
हाँ, यह अपरिग्रह वेहोशी में ही है | मुर्के आज 'तक किसी भी जाति ने 
चर्खा न कातने के लिए ऐसा सीधा और स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था । 
सभी लोग चर्खा न कातने के लिंए. कुछ बहाना बनाते हैं किन्तु इस 
जाति में चर्खा चलाने के सम्बन्ध में सफलता न पाने पर भी इनका 
सीधा सच्चा व्यवहार सुझे बहुत पसन्द आया। 
कर्मियों में चर्खे का खूंव प्रचार हो चुका था और उनके साथ 
काफी घनिष्टता भी हो गई थी | कुछ परिवारों के साथ तो मुझसे घर 
की तरह सम्बन्ध हो गया था | उन लोगों में काम करने के सिलसिले 
में मैं गाँव की मजदूर-भ्रेंणी के चमारों के बीच भी कुछ-कुछ करंने लगा 
था । इस जाति के लोग साधारणतः ब्राह्मणों ओर ज्त्रियों के यहाँ 


वनमानुप और चमार ७ 


मजदूरी करते हैं | कुर्मी जाति के बढ़े किसान भी इनसे मजदरी का काम 
लेते हैं | श्रवध के देद्ात में सतसे बड़ी संख्या की कौम यही है जो 
अछूत श्र णी में गिनी जाती है। मैंने विचार किया कि इस जाति में 
भी चर्ख का प्रचार करूँ क्‍योंकि समाज में इन लोगों के समान दवी 
हुई जाति दूसरी नहीं है। अवध ताल्लछुकेदारी का प्रान्त है| इन 
ताल्लुकेदारों का सम्पूर्ण भार इन्हीं गरीबों को 

चमारों की उठाना पड़ता है। इनका आधे से अधिक समय 
जड़ स्थिति वेगारी के कामों में लग जाता है। ताल्लुकेदारों के 
यहाँ कोई भी काम होता है तो इन्हीं ही पकड़ कर 

बेगार ली जाती है | सरकारी अफसरों का दौरा भी इन लोगों के लिए 
एक बहुत बड़ी आफत के ठुल्य है क्योंकि उनका, उनके सिपाहियों का, 
तथा उनके खैरख्वाहों का सारा काम इन्हें वेगारी में ही करना पड़ता 
है | वेगारी करते-करते इन लोगों के स्वभाव में एक विचित्र प्रकार की 
काहिली, सुस्ती ओर लापरवाही आ गईं है । इनको जीवन में किसी 
अकार की दिलचस्पी नहीं रह गई है । मैंने चमारों को ताल्छुकेदारों की 
जमीन पद्ट पर लेकर स्वतंत्र रूप से खेती करते हुए नहीं देखा। फेजा- 
बाद जिले में इतने दिनों तक काम करता रहा किन्तु इस अवधि में 
मुझे फेजाबाद से ११ मील दूर कुत॒बपुर नाम का केवल एक ही गाँव 
इस प्रकार का मिला, जहाँ के चमार ताल्लुकेदारों के सीधे काश्तकार 
हैं और दूसरे की मजदूरी नहीं करते | इतने दिनों तक दवे रहने के 
कारण इन्हें अपने जीवन के साथ किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रह 
गई है, ऐसी परिस्थिति में वे काश्तकारी कैसे कर सकते हैं ! फिर भला 
चर्खा चलाने की बात ही क्या है! इसके अतिरिक्त इन लोगों में प्रविष्ट 
होकर काम करना भी एक विकट समस्या है। गरीबी, हुकूमत ओर 
अत्याचार की मार खाते-खाते ये इतने वेहोश हो गये हैँ कि इन पर 
किसी बात का प्रभाव नहीं होता.। कोई चमार अपने दरवाजे पर बैठा 
हुआ तम्बाकू पी रह्य हो और ठुम उसके दरवाजे पर जाकर खड़े हो 


७६ १ समग्र आम-सेवा की ओर 


'जाओ | किन्तु जब तक ठुम उसे पुकार कर कुछ कहो नहीं या उसके 
किसी सामान पर हाथ, न लगाओ तब तक वह उसी ढक्क से इस प्रकार 
तम्बाकू पीता रहेगा मानो उसके दरवाजे. पर कोई आया ही नहीं है | 
पूछने पर भी वह उसी प्रकार तम्बाकू पीते हुए दो-एक शब्दों में उत्तर 

देकर चुप हो जायगा | ऐसी पिछड़ी हुई जाति के वीच जाकर उनसे , 
बात-चीत करना, पर्चिय प्राप्त करना तथा उनमें किसी प्रकार के 
प्रोग्राम की चर्चा चलाना कितना कठिन काम है|. मैंने अनुभव किया 
कि इन लोम्रों में चर्खा चलवाने की अपेक्षा पत्थर कूट कर उसमें से रस 
निकालना कहीं अधिक आखझान है। उन लोगों में कोई , काम कैसे 
किया जा सकता हैं १ वे तो किसी से वात ही नहीं करना चाहते हैं | 
देहात में एक कहावत है प्राह्मण और चमार किसी की नहीं सुनते; ये: 
अपने ही ढक्क में मस्त रहते हैं |? यह कहावत बहुत अंशों में ठीक 
जान पड़ती है। ब्राह्मण सर्वदा से शुरू और पुरोहित का काम करते' 
करते इतने घमणडी हो गये हैँ कि दूसरों की बुद्धि को अपनी बुद्धि 
के सामने तुच्छ सममते हैं। और चमारों को हर एक श्रेणी के 
लोगों ने शंताब्दियों से इतना अधिक दबाया है कि वे हर एक 
आदसी को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं; उनको एक खटका हमेशाः 
लगा रहता है कि ये महाशय भी किसी मतलब से ही वात कर रहे हूँ | 
लेकिन में जितने ही निकट से इनके सम्बन्ध में विचार करता था उतना 
ही अधिक परीशान होतां था। इनमें वेकारी वो है ही, किन्तु यदि 
किसी जमींदार, ब्राह्मण या. क्षत्रिय से पूछां जाय तो वे इन्हें कमी 
वेकार स्वीकार न करेंगे | इसीलिए मैं सोचता था कि यदि इनमें चर्खे 
का प्रचार हो' जाय तो कुछ अंशों में इनकी वेकारी भी दूर हो जाय 
ओर एक- स्वतंत्र उद्योग का सहारा मिल जाने से इनमें उच्च श्रेणियों: 
के दमन और अत्वाचार का विरोध करने की प्रवृत्ति मी उत्न्न हो 
जाय | किन्तु एक तो यह समस्त जाति ही वेहोशी का शिकार हो गई , 
है, दूसरे उच्च श्रेणी के लोग . सर्वदा इस बात के प्रयत्न में रहते हैं 


बा 


चमारों की हालत छ७छ 


कि ये किसी स्वतंत्र व्यवसाय में न लग सके । 

मुझे इन बातों का अनुभव किस तरह हुआ, इसकी कहानी अगले 
यत्र में बताऊँगा। में धीरे-धीरे चर्ज़ा चलवाने के लिए इनसे परिचय 
प्रात्त करने की कोशिश करने लगा। किसी प्रकार की विशेष सफलता 
न मिलने पर भी हिम्मत नहीं हारता था ओर किसी न किसी बहाने 
इनके बीच जा कर बैठ जाता था ओर इनसे बातें करने लगता था | 
आज यह पत्र यहीं समाप्त करता हूँ. क्योंकि इसके ब्िशेष लम्बा हो 
जाने का भय है। आजकल मैं जेल में काफी स्वरथ हूँ. और 
सानन्द हूँ । 


[ 3६: | 
चमारों की हालत 
२६---७---४ १ 

में यह तो लिख ही चुका हूँ कि चमारों के मध्य काम करना बड़ा 
कठिन है | ठुमने एक वार मुझे महाराष्ट्र के ग्रीव किसानों की अवस्था 
बताई थी | क्‍या उनकी हालत इनसे भी बदतर है? वहाँ जंगलों 
की अधिकता के कारण कम से कम उन लोगों को स्वच्छु स्थान तो 
मिल ही जाता है। खैर, जो भी हो, इन चमारों की परिस्थिति को 
देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि इनमें चर्खा चलाना नितान्त 
आवश्यक है। मैं यूरोप और अमेरिका की प्राचीन दास प्रथा के 
विषय में पढ़ता था ओर उससे बहुत घबराता था। किन्तु यहाँ तो 
विचित्र दशा है। यद्यपि अवध के सजूदूर कानूनन किसी भी प्रकार 
अपने मालिक के दास नहीं होते किन्तु उनकी विवशता ने उन्हें उन 
दासों से भी गई-बीती अवस्था में डाल दिया है। उन दासों के पाल 
यदि कोई स्वतंत्र साधन नहीं था तो उनका कोई स्वतंत्र अ्रस्तित्व भी. 
नहीं था | उनके अस्तित्व का उत्तरदायित्व उनके मालिकों पर होता 


व 


ष्प समग्र आम-सेवा की ओर 


था| किन्तु इन चमारों का स्वतंत्र अस्तित्व तो होता है तथा अपने 
परिवार, वतमान और भविष्य की जिम्मेदारी भी होती है; किन्तु इनके 
पास इस जिम्मेदारी को निभाने का कोई साधन नहीं होता | मालिक 
! अपनी आवश्यकता पर उन्हें काम देता है। अगर 
परम्रुखपेक्षी जरूरत न हुई तो नहीं देता | ऐसे समय वे क्या खायें, 
जीवन, इसकी जिम्मेदारी मालिक पर नहीं है! | जरूरत परः 
काम करते समय भी इन चमारों को इसका कोई भी 

निश्चय नहीं होता कि काम पूरा हो जाने के वाद उन्हें पूरी मजदूरी 
मिलेगी । अवध की वेगार-प्रथा का इतना वर्णन हो चुका है कि में 
फिर उन वातों को छुहरा कर व्यर्थ में पत्र का कलेवर नहीं बढ़ाना 
चाहता । इसके विषय में तुम लोगों को सम्पूर्ण बातें मालूम हैं | रामपुर 
गाँव की ओर का एक चमार स्वयंसेवक का काम करता था और वह 
कभी-क्रमी आकर मेरे पास बैठता था ।वह मुझसे गाँधी जी.तथा 
काँग्रेस के विषेय में प्रायः पूछा करता था। में भी चमारों से अधिक 
घनिष्ठता प्राप्त करने के लोभ में कभी-कभी इसके घर टिका करता था | 
उसके और उसकी टोली वालों , के साथ संध्या समय वातचीव करते 
हुए मुझे यह मोलूम हुआ कि जब जमींदारों का आपसी वँटवारा होता 
है तो उनकी सम्पत्ति व जानवरों के साथ ही साथ चमारों का-भी बेटवारा 
हो जाता है | इस बेटवारे में कौन किधर रहेगा, इस विषय में चमारों 
को.सम्मति देने का.कोई भी अधिकार .नहीं हे। 

गुलामो की भाँति जिसकी राय से सब सम्पत्ति बेंटती हैं उसी की राय 
बेंटवारा. से सब चसारभी बट जाते हैं। प्राचीनकाल में 
गुलाम भी तो इसी प्रकार बाँटे जाते थे। ये लोग 

यह सारा अत्याचार चुपचाप इसलिए सहन करं लेते हैँ कि जमींदारों 
के अतिरिक्त जीवित रहने का.इनके पास. कोई भी दूसरा स्वतंत्र साधन 
नहीं है। इसीलिए मेरी यह धारणा थी कि चर्खा चलाने. की सब से 

अधिक उपयोगिता इसी कौम. के लिए, है |. 


चमारों की हालत “ छह 


इन बातों को सोचते हुए जब उन दिनों देहात में इधर-उधर 
घूमा करता था और दो-दो तीन-तीन दिन तक देक्षत में टिक जाता 
था, तो जहाँ तक सम्भव होता था में चमारों के यहाँ ही टिकने की 
कोशिश करता था। क्‍योंकि मं समझता था कि काफी घनिश्ता हो 
जाने पर-ही इन्हें चर्खें की तरफ लाने में सफल हो सकेगा | उस समय 
माच का महीना था। ये लोग मठर आदि की कटाई में फंसे हुए 
जिससे तत्काल चर्खे की वात करना ठीक नहीं समझता था और 
केबल सम्बन्ध ही बढ़ाता जाता था । 
चमारों की बस्ती आमतौर से गांव के दक्खिन सुख्य बस्ती से 
थोड़ी दूर हटकर हुआ करती है | इनको इतनी कम जमीन में इतनी 
अधिक संख्या में बसने को बाध्य किया जाता है कि इन्हें बहुत छोटी- 
छोटी मोपड़ियाँ बनाकर एक दम सटठ-सट कर रहना पड़ता है । ये 
लोग अपने लिए ठोक ढग से आँगन नहीं छोड़ सकते | फल यह्द होता 
है कि इनका सारा काम एक छोटी जगह में होता है, जहाँ गन्दगी ओर 
पानी आदि के निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। उनका ठोला 
बहुत गन्दा और बदबूदार होता है । इत गन्दगी के लिए लोग मजबूर 
हैं क्‍योंकि इन्हें साम रहने के लिए समाज ने कोई 
गन्दगों का कारण साधन ही नहीं छोड़ा है | इधर जब से गाँधीजी ने 
हरिजनान्दोलन चलाया तब.-से शहर के पढ़े-लिखें 
देशभक्त बाब लोगों में कभी-कभी देहात के हरिजन ठोलों की सफाई 


करने का फैशन चल पड़ा है।वे भाड़ लेकर गाँव जाते हैं ओर : 


उनकी गलियों को साफ करते हुए गम्भीरता के साथ उन्हें साफ रहने 
का उपदेश दिया करते हैं; ओर कभी-कभी सफाई करती हुई अवस्था 
का फोटो खिंचवा कर ले जाते हैं; कभी-कभी पत्रों में भी अपना वक्तव्य 
दे दिया करते हैं| में जब समाचारपत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम के 


विपय में पढ़ता हूँ या कभी मित्रों को ऐसे कार्य-क्रम में जुटे रहते हुए. 


देखता हूँ तो हँसी आती है । मला हरिजनों की गलियों को साफ करने / 


पे 


है 
; 


हे 
॥ 


| 
[ 


ब्र्० ह समग्र ग्रामन्सेवा की ओर 


से क्‍यों सफाई हो सकती है ? पानी को निकास का मार्ग न मिलने के 
कारण उनके घरों में तथा आँगन में न जाने कब की सील सड़ती रहती 
: है। गलियाँ तो उनसे कुछ साफ ही रहती हैं| कम से कम बरसात 
का पानी तो उनसे बह ही जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य 
मौसिमों में धूप भी मिल जाती है | वर्षों तक एक ही तकिया और . 
एक ही कथरी इस्तेमाल करते-करते उनमें कितना पसीना, बच्चों का 
पेशाब, तेल और मैल जमा हुआ है, इसकी खबर इन सुधारक भाइयों 
को नहीं रहती | अगर हम वास्तव में हरिजनों के मध्य काम करना 
चाहते हैं तो हमको किसी न किसी तरह उनकी आर्थिक दासता को 
ढीला करना है तथा उनको वेहोश प्रकृति में चेतन्य 

मूत्र समस्या का प्रसार करना है। नहीं तो चाहे कितना भी 
*... सफाई करने का एवं कुएँ बनवाने का तथा उनके 
बच्चों को वजीफा दे कर उन्हें शिक्षित बनाने का कार्य किया जाय 
किन्तु वे जीवन-यापन के मानवीय साधनों के अभाव में ज्यों के त्यों 
रह जायेंगे | उनके दरवाजे और गलियाँ साफ की जाये तो वे अपने 
चिर-अभ्यस्त बच्चों से टट्डी करा देंगे | यदि कुवाँ वनवा दिया जाय 
तो वे उसके बनने के साल भर के भीतर ही उसकी दीवार ओर जगत 
की सारी ईटें उखाड़ कर घरों में चूल्दे आदि वना लेंगे और जिन 
बच्चों को वजीफा देकर पढ़ाया जायगा वें अपने माता-पिता एवं 
कुट्म्बियों को घृणा की .दृष्टि से देखने लगेंगे तथा अपनी एवं अपने 
परिवारवालों की जिन्दगी भार-स्वरूप बना' देंगे। चमारों के घरों में 
रहने का मुझे जितना अवसर मिला है उससे मैंने अनुभव किया है 
कि वे भी गन्दगी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तथा अपनी साधन- 
हीन दशा में जहाँ तक सम्मव होता है वे अपने को तथा अहने घर- 
द्वार को साफ रखने का प्रयक्ष करते हैं | उनके बर्तनों को तो प्रायः 
मैंने ब्राह्षण और च्षत्रियों के बतनों से भी अधिक साफ देखा है । वें. 
: काहिल तो अवश्य होते हैं ओर यदि काहिल न होते तो शावद इससे 


चमारों की हालत. ८१ 


भी अधिक सफाई से रहते | किन्तु काहिली भी तो जीवन से निराशा 
के कारण ही उलतन्न होती है | ह 

अतएणव में उनके घरों में जाता था, उनके बच्चों से खेला करता 
था, ख्री-पुदंपों से बातें करता था, उन्हें उनकी दशा से परिचित 
कराने एवं उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए उद्योग करने के निमित्त 
अयल किया करता था । किन्तु अपार प्रयत्न करने के पश्चात्‌ भी उनके 
जड़ दिमाग पर जरा भी प्रभाव न डाल सका । प्रत्युत मैंने यह अनुभव 
गकैया कि वे हमसे कुछ घबड़ाते से थे। वे मुझे खाना प्रायः पत्तल में 
खिलाया करते थे | पहले तो में यह समझता था कि वर्तन के अभाव 
से दी वैसा करते हैं किन्तु धीरे-धीरे यह मालूम हो गया कि वे जान- 
यूक कर मुकके अपना वर्तन नहीं देते क्‍योंकि वर्तन देने से उनको 
अपनी जाति चली जाने का भय था | ऐसा रिवाज है कि जब उच्च 
जाति का आदमी किसी चमार के घर खाना खा लेता है तो उस 
सिलाने वाले के बराबर भ्रष्ट संसार में कौन हो सकता है। में समझने 
'लगा--इन से तो वनमानुप ही अच्छे हैं ? 

: अ्मारों में काम करने के सिलसिले में मुझे वह एक खास बात 
देखने में आई कि कुर्मियों की ओरतें तो हमारे काम से खास दिलचस्पी 
रखती थीं जैसा कि पहले मैं तुम्हें लिख चुका हूँ । वे म॒के अपने गांवों 
में बुला ले जाती थीं । मेरे वहाँ पहुँच जाने पर सब इकछी हो जाती 
थीं। गाँधी बाबा कहाँ हैं, वह क्‍या करते हैं, क्‍या खाते हैं, किस 
रद रहते हैं इत्यादि बातों को पूछती थीं | कांग्रेस के विषय में, वावा 
रामचन्द्र के विषय में, हाकिम-अमला-बकील वगैरह के विपय में 
सवाल किया करती थीं। किन्तु चमारों की ओरतों में किसी प्रकार की 
चैतनता देखने में नहीं आती थी। पुरुष लोग तो कुछ विषयों पर 
बातचीत कर लेते थे। में जब उनके घर टिकता था तो खाना भी 
गरुष ही लाकर खिलाते थे | उनकी ओरतों से तो में वात-चीत अवश्य 
कर लेता था किन्तु उस बातचीत में कोई जीवन न होता था। बहुद 





दर | ; समग्र आ्राम-सेवा की ओरः 


सी जगहों में तो-उनका-रवेया . ऐसा होता था कि मानों उन्हें पता ही' 
नहीं था कि में उनके घर पर टिका हुआ हूँ । मुझे इसके लिए काफी 
परीशानी रहती थी . कि जब तक मैं स्त्रियों से भलीमाँति परिचय नहीं 
ु ह कर लूंगा तब तक उनसे चर्खा कैसे चलवाऊँगा।. 
ञ बच्चों से परिचय अन्तत+ सोचते-सोचते एक तरीका निकाल ही लिया 
. इनके बच्चों से घनिष्टता बढ़ाना शुरू कर दिया | 
पहले तो जब वच्चों को इकछा देख कर उन्हें बुलाने की कोशिश करता 
तो वे सब के सब ऐसी तेजी -से भागते मानों कोई शेर उन्हें खाने दौड़ा 
हो । भागने में जो वच्चे सबसे पीछे छूट जाते थे वे चिल्ला कर रो उठते 
- थे। किन्चु धीरे-घीरे बच्चों से मेरा परिचय बढ़ने लगा | में उन्हें कागज 
की नाव आदि वना कर दे दिया करता था। कभमी-कमी मिट्टी के फल 
ओर हाथी-घोडढ़े आदि वना दिया करता था| इन चीजों में बच्चे धीरे-- 
घीरे बड़ी दिलचस्पी लेने लगे | 

बच्चों के सम्बन्ध से धीरे-धीरे ओरतों से भी परिचय होने लगा | 

अब औरतें पहले की तरह जड़ता का भाव नहीं रखती थीं। मैं ठुम 
लोगों से स्त्रियों के सम्बन्ध में सर्वदा कहा करता हूँ | 

स्त्रियों से परिचय तुम्हारा. कहना है कि में ल्रियों के खिलाफ हूँ । भाई, 

ह तुम्हारी जाति ही ऐसी है। उन्हें छोटी-छोटी स्वार्थ- 
भरी वातें सूमती हैं । जब मैंने उनके बच्चों को अपने. पक्ष में कर 
लिया तो वे छ्लियाँ- मुकसे खूब वातें करने लगीं | ऐसा वे इसलिए नहीं 
करती थीं कि मुकसे दिलचस्पी हो गई थी, बल्कि वे मेरे मुँह से अपने 
बच्चों की प्रशंसा सुनने के लिए ही वात-चीत करती थीं | में ये बातें 
ठीक कह रहा हूँ न १ अब तो वे अपने घरों में पहुँचने पर मेरे बैठने के 
लिए चारपाई आदि निकाल देने लगीं। उस समय फसल कट कर 
समाप्त हो गई थी। मेंने उनसे चखे की बात करने का यही उपयुक्त 
झवसर समझता | किन्तु थोड़े ही दिनों के अयज्ञ के पश्चात्‌ वह अनुभव 
होने लगा कि जब तक इनके घरों में पाव मर भी अनाज मौजूद 


चमारों की हालत परे 


है तव तक ये किसी प्रकार का उद्योग करने. के लिए नहीं तैयार हो 
सकते | इन दिनों इन लोगों के पूस काफी अवकाश रहता था फिर 
भी इस समय चैत की फसल कटने से इनके घरों में इतना अनाज 
आरा जाता था कि वे किसी भी प्रकार की गम्भीर बात करने के लिए 
तैयार नहीं होते थे । देह्यातों में चद कहावत प्रचलित है कि “चैत में 
चमार चेताय जात हैं |”? इस समय ये किसी की नहीं सुनते हैँ। यह 
जाति एक विचिन्न प्रकार की जड़ जाति है। मेंने इतिहास का 
बिशेष अध्ययन नहीं किया है। ज्ञात नहीं, इस जाति के पूर्व-पुरुष 
कौन थे | चाहे वे जो भी रहे हों किन्तु इतना तो निश्चित-सा है कि 
उनमें चेतन्य आत्मा का अभाव था। नहीं तो क्‍या कारण है कि 
पाँच-सात हज़र बर्ष तक लगातार दबाये जाने पर भी इनमें किसी 
प्रकार की क्रांति या विद्रोह का आविर्भाव नहीं हुआ |आ्राज भी 
इनको सुधारने के लिए गाँधी बाहर ही से उत्तन्न होता है | इनके 
भीतर से कोई बुकर टी वाशिंगठन नहीं पैदा होता है। डाक्टर 
अम्वेडकर भी तो वृटिश सरकार का ही बनाया हुआ पुतला है। 
इनके भीतर से उद्भूत कोई अवतार तो नहीं ही है । 
चमारों की स्त्रियों के मध्य काम करने में एक ओर ही विचित्र 
समस्या खड़ी हो गई । में पहले ही लिख चुका हूँ कि इनसे किसी 
गम्भीर विषय पर बात-चीत करना सम्मव् नहीं होता था क्‍योंकि वे 
किसी प्रकार के विपय में दिलचस्पी नहीं लेती थीं अतएब . मुझे. 
उनसे उनके बच्चों और खेती-णहस्थी के ही सम्बन्ध में बात-चीव 
करनी पड़ती थी | इन बातों के सिलसिले में ये स्लियाँ प्रायः बहुत 
निम्न-कोटि का अश्लील और भद्दा मज़ाक कर दिया 
स्त्रियों का फूहड़ करती थीं।॥ और कमी-कमी तो उनके बात-चीत 
हास्य करने का दक्ष मी अत्यन्त भद्दया हुआ करता था। 
उनमें से कोई एक स्त्री किसी प्रकार की अश्लील 
वात कह देती थी और शेष समी की सभी एक अत्यन्त भद्दे तरीके 


य्यड ह समग्र आम-सेवा की ओर 
से हँस पड़ती थीं। एक तो मुझे इनमें चर्खें का प्रचार होना असम्भंव 
प्रतीत होता था, दूसरे उनके इस प्रकार के व्यवहार से निराश होकर 
मैंने इनके बीच जाना ही छोड़ दिया । 
चमारों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो पहले काँग्रेस के स्वयंसेवक 

रह चुके थे | ये लोग प्रायः मेरे पास आया जाया करते थे। उनसे 
' भी अक्सर मैं इस प्रकार की बातों की चर्चा किया करता था। वे 
' उत्तर देते थे---/बाबा उनकी बात तोहरे समर में नाहीं आवत 
होइहै | वे फूहर मनई होयें | अंठ शंट कहि दिहे होइहेँ | मुला उनके 
मन माँ कोनो किस्म कै गन्दगी नाहीं बा |? लेकिन मके इनकी बातों 
से तसल्‍ली नहीं होती थी । मैं देह्मत के कुर्मियों के घर भी जाता था, 
उनकी स्त्रियाँ माता व वहिन के समान प्रेस का व्यवहार करती थीं। - 
: 'कभी-कमी एकाधघ बुढ़िया थोड़ा बहुत मजाक की बात जरूर कह देती 
थी, लेकिन अन्य ख्त्रियाँ उसे तुरन्त सँभाल लेती थ्रीं। इसलिए चमारों 

की स्त्रियों का इस प्रकार व्यवहार मुझे स्वाभाविक नहीं लगा | 

यह बाव मेरें दिमाग में रह रह कर आया करती थीं। आखिर, 
'एक दिन एक बूढ़े चमार से बातचीत करने में मुझे इस बात की जड़ 
का पता लग गया | मैं उन सभी चमारों से, जो मेरे पास आते जाते 
थे इस विषय म॑ पूछा करता था । एक दिन टांडा का वाजार समातत 
करके में बोरों में सूत भर रहा था | इतने में वही रामपुर गांव वाला 
मार आ कर बैठ गया । वह हाथ में एक हरे कुम्हड़े का डुकड़ा लिये 
था | उसके साथ एक बुड़॒ढा भी था जिसे में जानता नहीं था। वह भी 
कुछ सौदा लिये हुए था| मालूम होता था कि वे लोग वाजार करके 
लौट रहे थे | मैं उत चमार से कहने लगा कि तुम्हारी विरादरी कमी 
नहीं उठेगी । तुम्हारी जाति के अन्दर सुस्ती, गन्दगी, काहिली और 
चरित्र-हीनता फैल गई है | ठीक हीं है कि तुमको दण्ड देने के लिए, 
सुमसे वेगार कराने के लिए परमात्मा ने: इन तल्लुकेदारों को पैदा 
किया है | उस चमार ने कहा “वबात्रा, हमरे सब चमार होई और उल्लू 


घमारों की हालत प्‌ 


मनई होई; कहाँ से ढंग आवे | बावा, ठहूँ जौन कुछ आवा जावा करत 
रहा तौन यहि साइत तो देखाइन नाहीं परत हो | ढेर दिन होइगा 
दरशन नाहीं भा | आज बाजार आय रहेन, सोचेन कि दरसन कइ 
लेई | तोन अउते ही फटकार परै लागि। कावः 

भलमनई ही पाप करी, कुछ समझ माँ नाहीं आवत । देश दुनियाँ 
के बीज बोते हैं. सबै हमरे सब का फटकारे लागा ये। जौन गाँधीः 
बाबाके सहारा रहा वहूँ फटकारही सुनाय पड़त है |?” 

में बहुत देर तक उनके साथ बात-चीत करता रह्य और उनकी: 
स्त्रियों के अश्लील व्यवह्यरों के विषय में भी आलोचना करने लगा। 
इसपर वह कहने लगा--“ओआप उन बातों का ख्याल न करें | उनकी: 
आदत ही ऐसी है |)? मैंने उनसे पूछा--आखिर ऐसी आदत क्‍यों, 
है? में कुर्मियों के घर जाता हूँ तो उनकी स्त्रियों की तो ऐसी आदत. 
नहीं है| कुर्मियों की वात सुनते ही उसके साथ का बुडढ़ा नाराज हो, 
गया और कहने लगा--“हमकाँ का कहत हौआ ? का कुर्मी कौनो वाबू 
कै मजूर हैं, वे तो आजाद हैं, जौन चाहें तौन करें | हमरे घर के 
भेहरारू कै आदत तो बाबू लोगन ही बिगारिन हैं, नाहीं तो हमरे सबः 
मजूर मनई दिन में मेहनत कइके घर जाइ के मुरदा अस परि जाइत 
हइ; हमरे सब कै ऐसन शौक करे का हियाव कहां । तोहरें ठाकुरै सब; 
हमरें सब की मेहराइन का खराब करत हैं, उनके आदत बिगाडत हैं, 
उनके साथ हँसी मजाक करत हैं ओर हमरें सब के धरम नाश 
करत हैं । हमरें सब ठुकुर ठुकुर ताकित है और कुछ कहि नायें पाईत 
हैं। भला ठकुरन से लडिकै केऊ रहि सका थे |” जोश में आकर वह 
बुड्ढा बहुत सी बातें कर गया। फिर तो मुझे प्रत्येक बात का तथ्य 
मालूम हो .गया और उनसे पूछ-पूछ कर सभी बातें जानने की कोशिश 
करने लगा । उनसे बात-चीत करने पर प्रकट हुआ कि देहात के मध्यम 
श्रेणी के जमींदार घरों के पुरुष सजदूरों की स्त्रियों के साथ अश्लील 
मजाक किया करते हैं। इस प्रकार॑ वे धीरे-धीरे उन्हें कुलला कर 


पाप , समग्र ग्राम-सेवा की ओर . 


उनके साथ व्यभिचार करते हैं | इन बातों का इतना आधिक्य है कि 
मजदूरों की लडकियां बचपन ही से मजाक करना सीख जाती हैं। 
इनके समाज के लोग इन बातों को देखते हुए भी विवशतया अनदेखी . 
'कर जांते हैं| क्योंकि अपने ठाकुरों के साथ कगडा करके वे किसी 
'भी प्रकार जीवित नहीं रह सकते | आज-कल के जागरण के युग में 
इंन लोगों में भी कछ-कछ हिम्मत आ गई है | लेकिन उस समंय की 
स्थिति आज की सी नहीं थी । ह 

देहात के ब्राह्मण, क्षत्रिय आंदि मध्यम श्रेणी के लोगों के प्रति मेरे 
दिल में पहले से ही कोई श्रद्धा नहीं थी। किन्तु अब इन उपर्यक्त 
बातों को सुनने के पश्चात्‌ इन भल मनइयों के ग्रति इतनी घुणा हो 
गइ कि में अपने देहात-भ्रमण के समय इन लोगों से कोई सम्पक 
“नहीं. रखता था | दस-बारह साल के वाद भा जब ग्राम-सेवा का प्रोग्राम 
'लेकर रणीवां में जा वैठा था तव तक भी इन लोगों के प्रति मेरी 
सांवना में कोई परिवतेन -नहीं हुआ था | इस विषय में फिर कभी 
लिखूँगा; आज का पत्र यहीं स्मांत करता हूँ | ठुम मेर प्रति किसी 
विरोध की भावना को स्थान न देना कि में बहुत हठी हूँ और अपने 
-मनमें इतना तीज विद्रोह इतने दिनों तक भरे रहता हू । किन्चु इतना 
"तो जानती ही हो कि में जल्दी अपनी राय नहीं वदला करता । 


( अ2। 
गाँव के बच्चे 
हि रे ०----७---४ १ 
मैंने पिछुलें पत्र में लिखा था कि चमारों की स्त्रियों से परिचय 
करने के लिए. मेंने पहिल बच्चों से परिचय करना शुरू किया। कभी 
गाँव के पास बच्चों को किसी पेड के नीचे इकछा खेलते हुए देखता 


गाँव के बच्चे ८७ 


था तो किसी न किसी बहाने उनसे बात-चीतव करने की कोशिश करने 
लगता था | कभी किसी जंगल में गाय-भेंस चराते देखकर भी उनसे 
बात-चीत करने लगता था, इन लड़कों में कुर्मों ओर चमार जाति के 
लड़के अधिक होते थे | बच्चों के खेल के साधन और ढग के विषय 
में कुछ बताऊँ तो शायद अच्छा लगे | एक दिन कुछ बच्चों को एक 
गड़ही के पास इकट्ठा हुए देखा। उस गड़ही में बहुत सी काई जमी 
हुई थी। बच्चे काई को निकाल निकाल कर एक जगह इकछा कर रहे 
थे, और उसमें से एक एक दाना निकाल कर एक बच्चे के शिर और 
सम्पूर्ण शरीर में नाना प्रकार से साटते थे | शुरू शुरू में मैं उनके पास 
न जाकर- एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दूर ही से उन लोगों का 
खेल देखने लगा | थोड़ी देर के बाद सब लड़कों ने उस लड़के को 
आगे रख कर ताली पीयटते श्रोर हल्ला करते हुए उसे एक पेड़ के नीचे 
ले जाकर ब्रैठाया | फिर सामने एक गड॒ढ़ा खोद कर उसमें पानी 
भरा और पानी भरने के बाद सब लड़के उसे प्रणाम करने लगे ओर 
उसी गडढ़े से पानी निकाल-निकाल कर उसे नहलाने लगे। ऐसा 
करके ये सब ताली बजा बजा कर खूब हँसने लगे। जित लड़के को 
चित्रित करके ब्रैठाया गया था वह इतना गम्भीर हो कर बैठा था मानों 
उसके सामने कुछ बातें हो ही नहीं रही हैं | सारा दृश्य देखने में 
एक छोटा-मोठा सा नायक प्रतीत हो रहा था | जब ये बच्चे इस प्रकार 
खेल रहे थे तो में विचार रहा था कि बच्चे नाटक की यह कला 
मानों अपनी माँ के पेट से ही लेकर आये हैं। ञ्राखिर इन्हें किसी 
ने सिखाया तो है ही नहीं तो फिर यह सूक आई कहाँ से ! निस्सन्देह, 
उनकी यह कला भी भारत के प्राचीन कलापूर्ण समाज के संस्कारों 
का भग्नावशेष है। में धीरे-धीरे उन बच्चों के पास पहुँचा | वे मुझे 
देख कर हँसने लगे। वे म॒ुके पहले ही से पहचानते थे, क्योंकि मैं 
इस गांव में कई वार आ चुका था । मैंने उनसे पूछा कि यह कौन सा 
खेल हो रहा है ! उन्होंने जवाब दिया, “खेल नाहीं होय, देवी जी के 


>> समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


पूजा होत वा | हमरे सब देवी बनाये हैं |” 

एक दिन एक दूसरे गांव के पास एक जंगल में कुछ लड़के गाय-. 
भैंस चरा रहे थे | वहां पर पहुँच कर मैंने देखा कि वे आस-पास के. 
पेड़ों की छोटी-छोटी डालियां तोड़-तोड़ कर ओर उन्हें गांड़-यांड़ कर. 
बहुत दूर तक एक बागीचा .बना रहे थे और छोटी-छोटी कंकड़ियाँ 
चुनकर वागीचें के बीच बीच में सड़क का निशान भी बना रहे थे ॥ 
उनकी यह क्रिया भी बच्चों के स्वाभाविक विकास कौ परिचायक थी | 
बच्चों के खेल इतने प्रकार के होते थे कि उनका वर्णन करना बहुत 
कठिन है | मुझे पूर्णतः याद भी नहीं है किन्तु यदि उनको ध्यान-पूर्वक 
देखा जाय तो उससे उनकी विशेष प्रकार से नई वस्तुओं के निर्माण 
करने की प्रवृत्ति का पता लगता था| वह नित्य खेलों की कोई न कोई 
नयी शैली .हू ढ़ ही लेते हैं । कमी-करमी तो वें अजीब प्रकार के स्वॉग 
की रचना करते हैं । मैंने शहर के बच्चों को भी खेलते हुए देखा है | 
वे वेही खेल खेलते रहते हैं जो उन्हें बताये जाते हैँ | हाँ, कमभी- 
कभी वे भी नये खेलों का आविष्कार कर लेते हैँ | किन्तु यह आविष्कार 
की शक्ति जितनी देहात के बच्चों में दिखाई पड़ी उतनी शहर के 
बच्चों में नहीं | 

इस प्रकार के खेलों के सिलसिले में बच्चों के अन्दर घुसने का मोका 
लग गया । ऐसी बातों से मुझे हमेशा दिलचस्पी रही | अब तो ओर 
भी मौका मिल गया। मैं उनके खेल में घुस जाता था और उन्हें 
तरह तरह की चीजें बनाना सिखाता था। मिट्टी के फेल ओर बर्तन 
आदि बनाने की क्रिया बताता था। मु्के वह देख कर आश्चर्य होता 
था कि में एक वस्तु बनाता था तो वे अपनी ओर से दो-एक बस्तएँ 
और बना डालते थे । कहीं-कहीं में जंगल से लकड़ी और खर इकट्ठा 
करवाता था और उनसे घर वबनवाता था | घर के सामने बगीचा भी 
लगवाता था; कहीं छोटे-छोटे कुएं भी खुदवा दिया करता था| 
बच्चों की आविष्कार-शक्ति का एक उदाहरण सुन कर तुम 


गाँव के बच्चे ८६ 
आश्चय होगा | एक बार जब मेंने बच्चों से मकान, वगीचा और खेत 
वर्गरह बनवा कर कुए के लिए जमीन पर एक छोटा सा गडढा खुदवाया, 
| उसी समब एक लड़की उठ कर तेजी से एक ओर को भागी और 
थोड़ी ही देर के बाद एक धवूरे का'फल लाई और कंहने लगी-- 
“बाबा यहमाँ से केड़ बनी केंड |” (उधर के देहात में कु०ँ से ढेकल 
द्वारा पानी निकालने के लिए जो वर्तन प्रयोग में, आता है उसे केड 
कहते हैं |) केड़ की आकृति भी धरे के ही समान होती है। मुमे 
उसकी वात से. बहुत इंसी आई ओर में दूसरे बच्चों से पूछने लगा 
कि इससे ऋ#ड़ किस प्रकार बनाई जायगी १ सभी बच्चे सोचने लगे 
तथा विविध प्रकार के उपाय काम में लाने लगे । वह लड़की वैठी-बैठी 
सारी क्रिया देखती और मुस्कराती थी किन्तु जब उससे नहीं रहा गया 
तो बोल उठी--“भीतरा के शुदवा निकाल नाहीं देता, केंद्र अस तो. 
होश ना जाई |” कितने आश्चर्य की वात हैं कि मैंने सव कुछ प्लान 
उन्हें बताया किन्तु कुण के लिए केड़ चाहिए. ओर वह केँड़ भी उसी 
जंगल से मिल सकती है, यह कल्पना मुझे भी न सूझी। में प्रायः 
सर्वदा ही अपने भोले में अखबार वगैरह दूसरे कागज रखा करता था 
ओर उनसे बच्चों को नाव आदि खिलोंने बना कर दे दिया करता 
था | किसी-किसी को नाव आदि बनाना वता भी दिया करता थी | 
इस प्रकार उनके खेलों में शामिल होने से तथा उन्हें खेल के तरह- 
तरह के साधन बताने के कारण में उनमें बहुत हिल-मिल गया था। 
बचपन से ही मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसन्द आता था। 
बच्चे मुझसे बहुत जल्दी दिल-मिल जाते हैँ | जब बच्चे मिल जाते हैं तो 
मुझे दूसरी बातों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। अब भी जब सैवाश्रम 
जाता हूँ तो मीत ही मेंग आवा समय ले लेती हे ओर जब उसे 
कहानी सुनाते समय किसी दूसरे से बात करता हूँ तो वह कैसी नाराज 

होती है । मानो में उसी का साथी बच्चा हूँ ! 
कुछ दिनों में ऐसा हो गया कि जब किसी गाँव में जाता था तो 

बे 


६०  .. ४. - समग्र ग्रॉम-सेवा की ओर 


' सब बच्चे इकंछे हो जाते थे | खेलने के सिलसिले में जो वस्तु वना 
* कर उन्हें देता था उन पर वें तरह-तरह के प्रश्न करते थे; “कागज 
की नाव पानी पर तैरती क्‍यों है ? कुछ देर में डब क्‍यों जाती 
मकान छुपर आदि जब छाये जाते हैं तो वें ढालू क्‍यों बनते 
, -हाथी के सँड क्‍यों होती है १” इसी प्रकार के पचासों सवालों से सुझे 
तंग किया. करतें थे। वे मेरे आने की प्रतीक्षा में हफ्तों विता देते थे 
' और इसी अवधि में पचाततों प्रकार की चीजें इकठ्ठी करके रखते थे | 
घोंधे का शंख, टूटी हुई चूड़ियाँ और टूटे हुए घड़े आदि जो.भी सामान 
उन्हें मिल जाता था इकटछठ करके इस आशा में रखते थे कि इस वार 
. जब वावा आयेंगे तो नया खेल वतायेंगे |; उस समय तक बापू 
जी ने बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा की बात नहीं बताई थी अन्यथा इसके 
अंयोग के लिए बहुत झुन्दर अवतर था ओर यदि उन वातों को उस 
इृष्टिकोण से देख सकता तो में तुम्हारे वास्ते अच्छा मसाला दे सकता 
थां | बच्चों में भ्रमण करने तथा उनसे घुलने मिलने में मुझे एक 
: विशेष. बात का अनुभव हुआ कि देहात के -कियान और मजदूरों के 


ल 


'बच्चे काफी तेंज होते हें और उनमें नवीन आविप्कार की काफी शक्ति 
होती. है। किन्तु ज्यॉ-ज्यों उनकी उम्र बढ़ती जाती है त्वो-त्यों वे 
बुद्ध होते जाते हैँ। इसका कारण क्या है, समकना चाहिये | वचपन 
में वें संघार को देखते हे तो उसके जानने के लिए अनेक ग्रकार के 
: अ्रश्ंन करते हैं और उनकी प्रकृतिप्रदत विवायक शक्ति उनसे तरह- 
तरह की वस्तुओं का निर्माण कराती है | किन्तु दुःख का विपय है.क्नि 
देहात में उनके प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं; _ उनकी 
निर्माण-शक्ति के विकास का कोई साधन नहीं। इस ग्रकार वोद्धिक 
विकाध में लगावार रुकावट पड़ने के कारण उनके मस्तिष्क संकचित 
हो जाते हैँ। इसलिए अवस्था-ब्ृद्धि के साथ-जाथ उसी अनपात में 
बुद्धि का विकास न होने के कारण धेक बोद लगते हैं | उनकी 
बचुद्धि-हीनता का एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि ज्यॉ-ज्यों 





० 


गाँव के बच्चे. ६१ 
उनकी अवस्था बढ़ती है, त्पॉ-त्यों वे अपने को असहाय प्ररिस्थिति में 
जकड़े हुए पाते हैं। तथा साधन-हीन ग्रवस्था में जब उनके दायित्व 
बढ़ने लगते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि वे चौबीसों घंटे 
एक प्रकार से क्िकतंव्य-बिमूद बने रहते हैं... 

ऐसी दशा में उनका बुद्धि-हीन वन जाना कोई अस्वाभाविक 

नहीं | आश्चर्य तो इस बात का है कि वे पागल क्‍यों नहीं हो जाते | 

देद्दात में कहीं कहीं पर ही बच्चों के पढ़ने के स्कूल दिखाई देते 
हैं । किन्तु उनमें पढ़ाई की जिस पद्धति से काम लिया जाता है उसमें 
बच्चों के स्वाभाविक्र प्रश्नों का उत्तर न देकर तथा उनकी प्राकृतिक 
निर्माण-शक्ति का विकास न करके, उनके मस्तिप्क में ऐसी बातें ठ्सी 
जाती हैं, जिनमें न तो उन्हें अपने निकटस्थ वातावरण की झलक 
मिलती है ओर न उनसे उनका प्राकृतिक विकास ही होता है। आज 
जब में बापूजी की बताई हुईं बुनियादी राष्ट्रीय-शिक्षा के विपय में 
सोचता हूँ तो उन दिनों की वात याद आती है और यह धारणा होर्द 
है कि शिक्षा का सबसे अच्छा और प्राकृतिक रूप यही है। बच्चों वे 
सम्बन्ध में मुझे यह भी अ्नभव हुआ कि लड़कों की अपेन्ञा लर्डा 
की घुद्धि प्रखर होती है। जब मैंने लड़कियों का स्कूल प्रारम्भ किया तो 
मुझे इसका प्रमाण भी मिल गया। 

हमारे गाँवों के बच्चे इतने होनहार हैं, क्िन्ठ॒ शोक की बात है 
कि हमारे पास उन्हें विकसित करने का साधन नहीं है। अशिक्षा और 
कुशिक्षा के कारण आगे चल कर वे एक विचित्र प्रकार के जीव बन 
जाते दँ। सबसे अधिक कुशिज्षा तो उन्हें अपने आमीण घरों में ही 
मिला करती है क्योंकि समाज के रवेये के ही अनसार उन्हें शिक्षा 
भी तो मिल सकती हे । बच्चों के माता-पिता ही उन्हें विशेष रूप से 
गालियाँ देने की शिक्षा देते हँ। मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा 
कि माँ-वाप अपने बच्चे को बुला कर स्वयं यह कहते हू कि “बाबू 
बोलदे तो तोरी बहिनी के.........” ओर जब बच्चे इस प्रकार की 


हर का , समग्र ग्राम-सेवां की ओर 


गालियाँ बकने लगते हैं तो उपस्थित...लोग.आनन्‍्द से विहल॑ होकर 
हंस पड़ते हैं। बच्चा भी समझता है कि उसने वड़ी-बीरता का काम 
: किया है। इसलिए वह भी प्रसन्न होता है। इसी तरह अनेकानेक 
गालियों को सीखते हुए ग्रामीण बच्चे बड़े होते हैं। इन बच्चों में 
यदि किंसी को सौभाग्य से स्कूल में जाने का भी सुञ्रवसर प्राप्त हुआ 
तो वहाँ आज कल की प्रचलित निकम्मी शिक्षा-पद्धति के साथ ग्रामीण 
अध्यापक उन्हें तरह तरह की अनीति और दुनोंति की शिक्षा देते 
रहते हँ। क्योंकि आखिर वे भींतो उन्हीं व्यक्तियों में से होते हैं जो 
अपने ब्रच्चों को गाली देते हुए देख कर प्रसन्न होते हैं । 

.. इसी प्रकार की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हुए व्येक्ति ही एक दिन 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ हमारे राष्ट्रीय जीवन के कर्णधार 
होते हैं। फिर हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में मजबूती आये तो कहाँ 
से १% बच्चों की वातें कहतें-कहते बहक कर में दूसरी वात कहने लग 
गया। कहने का 'उद्देश्य यह कि मेने आमीण बच्चों को जहाँ तक 
समझा है, वे इतने उच्चकोटि की सामग्री हैं कि यदि उन्हें कुछ ही 
दिनों तक श्रेष्ठ वातावरण में शिक्षा मिले तो आगे चले कर वे गाँवों 
को सुचारु रूप से संगठित कर संकते हैं । 

. जब में पूना में बुनियादी तालीम॑ के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में 
ठम्हारा भाषण सुन रहा था तो मुझमें रह रंह कर यही वात याद आ 
रही थी | ठुम लोग सेवा-ग्राम में बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा 
देती हो, मालूंम नहीं कि हिन्दुस्तान के बच्चों कोःउस प्रकार की शिक्षा 

कब ग्राप्त हो संकेगी ? सम्भव है, यह मेरा स्वम ही हो किन्तु कभी कभी 

तो स्वप्न भी सच्चे हो जाते हैँ। ठुम लोगों के प्रयत्न का भी कुछ न 
. ऋुछ परिणाम तो होगा ही | सब्र की नमस्क्रार कहना | आज वस | 
.  अ््राज जब भारतआजाद है तब भी यहाँ वही पुरानी बातें चल 

रही हैं | देश में भ्रप्टाचार नहीं फेलेगा तो क्या होगा | आखिर 

अ्रप्टाचार रोकने वाले भी तो उसी शिक्षा के परिणाम हैं | १६-६-४० 


गाँवों में पंचायत । ६३ 
| हक | 
गाँवों में पंचायत 
| ३१---७---४१ 
कल एक पत्र लिखा था । बच्चों के साथ हिल-मिल कर जो कुछ 
देखने को मिला, लिखा | यदि कोई उनके .विभिन्न खेलों के विषय में 
लिखे तो एक बड़ी सी पुस्तक तैयारी हो जायगी । 
शाज बारिश के मारे अपनी सीट--जगह पर ही बैठा हूँ ! 
अठे-बैठे कया करूँ ? पत्र ही लिखने ब्रैठ गया। देखो, कैसा अ्रच्छा 
जीवन मिल गया है ! 
हाँ, तो जिस काम से मुझे प्रारम्भ से ही रुचि थी, अब टाँडा में 
आकर वह पूर्णतः मिल गया था | जब से टाँडा बाजार की जिम्मेदारी 
मिली, तबसे ग्रामीण लोगों के साथ चौबीस घंटा रहने का मौका मिल 
गया था | उनके सुख-दुःख की बातें सुनते ओर उन्हें अपने देश और 
देश के राष्ट्रीय आन्दोलन के विपय में नई-नई बातें बताने में समय 
चहुत आनन्द से कटता था। देहात में घूम-घूम कर चर्खा-प्रचार करने 
के साथ-साथ अपनी तत्कालीन शिक्षा और अनुभव के अनुसार गाँवों 
के विपय में अध्ययर्न करने का उद्योग भी करता था । इस बार के इस 
गाँव-भ्रमण से मुझे अन्य प्रकार के भी लाभ प्राप्त हुए। सन्‌ १६२४ 
का जमाना था, राष्ट्रीय थरान्दोलन की दवी हुईं अवस्था के कारयु 
शणेसे कितने ही अवसर आये जिनमें मुझे प्रतिकूल अवस्था से होकर 
गुजरना और कष्ट उठाना पड़ा। वन-मानुष के घर जाने ओर वहाँ 
रहने की घटना तो मैं लिख ही चुका हूँ । इस प्रकार मुक्के कष्ट सहने 
का अभ्यास भी हुआ और साथ गाँव के लोगों को यथार्थ रूप से 
समझने का अवसर मिला | अगर किसी विशेष हैसियत से गाँव में 
जाता तो गाँव के लोग झत्रिम और अस्वाभाविक रूप में मेरे सामने 
आते और में उनके वास्तविक स्वरूप को देखने से बंचित रह जाता। 


फच है च हर 
६४ | समग्र आम-सेवा की ओर 


किन्तु उस समय जिसके हृदय में प्र म था; उसने पे मं से वात की और 
जिनके हृदय में उपेक्ष के भाव थे उन्होंने उपेक्षा की । इस प्रकार 
उनके सच्चे मनोभावों को अनुभव' करने का अवसर मिला। मैं गाँव 
में जाता था, दर प्रकार के लोगों के बीच ब्रैठकर बातें करता था, 
उनके घरों पर रात को टिकता था, उनके रसोईपरों में जाकर भोजन 
करता था | उनकी स्त्रियों ओर बच्चों से मिलकर वबात-चीत भी करता 
था; जिससे मुझे उनके दैनिक जीवन का ठीक-ठीक दृश्य देखने का 
अवसर मिल जाता था | 
वह समय व्यतीत हुए आज १६ वष हो चुके हैँ। लगभग सभी 
बातें विस्मृति के गर्भ में विल्लीन हो चुकी हैँ । जो कुछ थोड़ी बहुत याद 
थीं उन्हें मेने तुम्हारे समक्ष रखने का प्रवल क्रिया है। किन्तु अब तक 
मैंने लोगों के ही विपय में लिखा है। गाँव के साधारण सामाजिक 
जीवन पर शायद कुछ भी नहीं लिखा | इस समय भी इसका पूरा 
व्योरा देना सम्भव नहीं हो सकता किन्ठु एके अवसर का थीड़ा-बहुत 
. विवरण, जो मुझे कुछ कुछ स्मरण रहा है, ठुमको लिख देना अच्छा 
सममभता हूँ । ु 
देहत में घूमते हुए. में एक दिन दोपहर के समय गाँव की ओर 

जा रहा था। रास्ते में एक गाँव में कुछ जीगों को इकछा होते 
देखा | म॒ुके जिज्ञासा हुई और उस स्थान पर पहुँच गया। वहाँ 
पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि गाँव की पंचायत में किसी मामले का 
फैसला होनें वाला ढै। पंचायत की कारवाई देखने के लिए में 
'बहीं खड़ा हो गया | कुछ देर के वाद एक आइमी ने म॒मे बैठने 
के लिए एक चारपाई ला कर डाल दी ओर में उस पर बैठ गया | 

पंचायत में कुछ पंच ये जिनके मध्य सरपंच महोदय साफा लगाये 
हुए बैठे थे। प्रतिपक्षी सामने की ओर थे | गाँव के कुछ लोग दर्शक 
के रूप में भी मौजूद थे। एक किसान का खेत कट गवा था; यही 

पंचायत का विचास्णीय विपव था। खेत काटने वांले एक ठाकुर 


गाँवों म॑ पंचायत / 8 


साहब थे; जैसा मैंने सुना कि यह झुकदमा लगभग एक मास से चल 
रहा था। पंचायत देखने में एक छोटी-मोटी अदालत 
एक आँखों देखी के ही रूप में दिखाई देती थी। दोनों पत्नों के गवाहों 
पंचायत का बयान नियमानुसार लिखा जा रहा था | सरपश्च 
. महाशय वीच-बीच में सिर हिला दिया करते 
थे। कभी-कभी एक-आब सवाल भी कर दिया करते थे। उन्होंने 
अपनी मुखाकृति इतनी गम्भीर बना ली थी कि मानों हाईकोर्ट के 
चीफ जस्टिस हों | गवाहों से कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा रहे थे और 
वे उनका क्या-क्या उत्तर दे रहे थे, यह मुझे स्मरण नहीं है। किन्तु 
यदि में उस समय उन प्रश्नों को लिख लिये होता तो वे विशेष मनो- 
रंजन की सामग्री होते | उन प्रश्नों ओर गवाहों के उत्तरों से इतना 
तो त्वप्ट ही व्यक्त हो रह् था कि उनका अधिकांश वयान बनाया हुआ 
था | पंच लोग भी इस तथ्य की समझ रहे थे | मुझे अनुभव हुआ 
कि वे लोग यह भी समर रहे थे कि मुकदमे की वास्तविकता क्‍या 
है | क्योंकि वे इस ग्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे जो एक अपरिचित 
मनुप्य पूछ ही नहीं सकता था | गवाहीं के मध्य में कभी-कभी गवाहों 
और गाँव के एकाध व्यक्तियों में वादविवाद ओर भगड़ा भी हो 
जाता था, जिसे पंच लोग कोशिश करके रोकतें जातेथे। इस प्रकार 
किसी तरह शाम तक मुकदमा समात हुआ | पंच लोगों ने फेसला लिखा 
और सुना दिया | जिस किसान का खेत कट गया था वह अपना सामला 
सावित नहीं कर सका इसलिए सुक्दमा खारिज कर दिया। साथ ही उसे 
चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसा कूठा सुक़्दमा न दायर करे । 
जिस स्थान पर पंचायत हो रही थी, वह सरपंच महाशय का था| 
* उस गाँव के लोगो से परिचय नहीं था इसलिए 
कचहरियों का. मेने पंचायत समाप्त होते द्वी वहाँ से चला जाना 
सद्दया अनुकरण चाह | पंचायत की प्रणाली देख कर उसके प्रति 
कोई विशेष दिलचस्पी न उत्पन्न हो सकी क्योंकि 


६६ ह «समग्र आमन्सेवा की ओर 


उसका सम्पूर्ण ढज्ञ आज-कल की कचहरियों के भद्दे: अनुकरण का 
एक प्रतिरूप मात्र था | ग्रामीण पंचायतों का जो रूप पुस्तकों में 
पढ़ते हैं, उसका इससे किसी प्रकार का ,ाहइश्य नहीं था। मुझको 
उठते देखकर सरपंच ने कह्य कि “भला कुछ पानी वो पी लो, फिर 
जाओ” देर होने के बहाने मेंने चला जाना चाहा किन्ठु मेरी न 
चली ॥ ;विवश हो बुरे बैठ जाना पड़ा। सरपंच मुर्के बैठा कर कहीं 
चला गया | उसके चले जाने पर मैं दूसरे पंचों से पंचायत के विषय 
में बात-चीत करने लगा। उनके छ्वारा ज्ञात हुआ कि वह एक 
सरकारी पंचायत है थिसका निर्माण तहसीलदार के द्वारा होता है । 
गाँव के छोटे-छोटे कगडे, जसे खेत काटना, मेड वांधना या खूटा 
गाइना आदि इसमें विचाराथे उपस्थित होते हैं और निपदारा पाते हैं | 
थोड़ी देर में सरपंच आया ओर कुछ चवेना ओर रस मँगवाया | 
मैंने जलपान किया और उस गाँव से चल दिया | 

उस पंचायत को देखने के पश्चात्‌ में सोचने लगा कि ज़ब गाँवों 
में एक पंचायत सोजूद ही है तो हमल्ोग क्‍यों दूसरी पंचायत स्थापित 
करने का प्रयत्न करें | इस के पहले : जब में गांवों में जायरा करता था 
तो किसानों से पंचायत कायम करने के लिए. कहा करता था | किन्ध 
अब तक कहीं भी किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि गाँवों में 
पंचायत पहले से ही मौजूद है | सरकारी पंचायत ऐक्ट के सम्बन्ध में 
मुर्मे कोई अभमिज्ञता नहीं थी किन्तु यह बात मेरी .समर सें नहं 
आई कि देहात म॑ इन पंचायतों के वतमान रहते हुए भी देहात के 
किसान कभी इस बात की चचा मुझसे नहीं करते थे। में जंब 
उनसे पंचायत कायस करने को 'कहता था तो वे लोग स्वदा 
स्वीकृति दिया करते थे | दो-तीन गाँवों में मेरे कहने के अनुसार लोगों 
ने पंचायत बना भी ली थी। में उन पंचायतों के द्वारा गाँव में चर्खा 
चलवाने की कोशिश करता था। कालान्तर में ज्ञात हुआ कि जिन 
गाँवों मे मेरी योजनानुसार पंचायतें बनी थीं, वे भी किसी न किसी 


गाँवों में पंचायत . ६७ 


अकार की सरकारी पंचायत के अन्तर्गत थे 

उस दिन में ठांडा लोट आया और .श्री जानकी प्रसाद जी से, जो 
वहां के एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे, सरकारी पंचायतों के सम्बन्ध में 
पूछा । उन्होंने बताया कि पंचायत ऐक्ट तो पहले ही बन चुका 
था; किन्तु पहले सरकार ने गाँवों में इसे विशेष रूप से चलाया नहीं 
था। किन्तु जब १६२१ के आन्दोलन-काल में कांग्रेस की ओर से गांव 
गांव में पंचायतों का निर्माण होने लगा तो सरकार ने उक्त पंचायत 
ऐेक्ट के अनुसार भीघत्रता के साथ गांव गांव में पंचायतें स्थापित कर 
दीं और उन्हें कुछ कानूनी अधिकार दिया। आन्दोलन के दबने के 
साथ-साथ कांग्रेस की पंचायतें समाप्त हो गई' ओर यही सरकारी पंचा- 
यतें शेप रह गई | फिर तो में जहां कहीं भी जाता था इन पंचायतों 
के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करता था | गांव के किसानों और चमारों से 
बात-चीतकर यह जानना चाहता था कि इन पंचायतों के सम्बन्ध में इन 
लोगों के विचार क्या हैँ ? निकट के गाँवों में जहाँ कहीं भी पंचायत 
की बात सुनता वहां अवश्य पहुंचने का प्रयत्न करता था। वहां जाकर 
उनकी कारवाई देखा करता था। थोड़े ही दिनों में मुझे ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि हम पंचायत के जिस रूप की कल्पना करते हैं, वह रूप 
इन पंचायतों को कभी मिल नहीं सकता। हर गाँव में कुछ ऐसे व्र्यक्ति 
होते हैँ जो.पुलिस थानेदार वगैरह से मिले रहते हैं. और उन्हीं को 
सहायता से गांव में अपनी धाक जमाये रखते हैं। भोले-भालते कितानों- 
को बहँका कर लूठना इनका काम होता है । इनके पास निजी 
जमीदारी होती है अथवा ये अन्य जसींदारों से मिले -रहते हैँ | इस 
प्रकार ये गाँव स्वशक्तिमान समझे जाते हं.। गांव के लोग इनसे सबदा 
डरते. रहते हैं । यदि कोई इनके विरुद्ध जाने का प्रयत्न करे तो किसी 
न किसी. बहाने ये उनकी दुर्गति. करके ही विश्राम लेते हैं। हमारी 
सरकार को भी जब कभी किसी गांव में कोई भद्दा काम -.करवाना 
होता है वो उस अवसर पर ये ही लोग उसके काम आते हैं ! पंचायत 


ज 
डै 


ध्द ह ... : समग्र आम-सेवा की ओर 


ऐक्ट के अनुसार जब याँवों में पंचायत स्थापित करने की वात चली 
तो तहसीलदारों ने इसी श्रेणी के लोगों को पंच 


सरकारी पंचायत मुकरर किया | फल यह छुआ कि इन पंचायतों से 


गाँववालों को लाम होने के स्थान पर नुकसान ही 
हुआ | जिन लोगों को पंच ओर सरपंच का पद दिया गया वे पहले 
से ही गांव के गरीब निवासियों को सताने के लिए पर्बाप शक्तिशाली 
थे; वे अब कानूनी अधिकार पाकर और भी भयंकर बन गये | किसी 
से किसी के विरोध में मुकदमा खड़ा करा कर गरीब जनता को लूथना 
और सताना बिल्कुल थआ्सान हो गया। हसारी सरकार ने संसार को 
दिखाने के लिए तो पंचायत ऐक्ट पास किया, किन्तु जब इसका व्याव- 
दारिक रूप गाँवों में आया तो इसके द्वारा देह्यत में फैले हुएं लूट के 
दलालों को पुरस्कार के रूप में कानूनी अधिकार प्रदान किया गया 
जिससे इन एजेएटों के द्वारा हिन्दुस्तान की जनता को सफलतापूर्वक 
दवा कर रखा जा सके | १६२१ ६० के किसान. आन्दोलन के वाद 
सरकार को दमन-तीति में सहायता पहुँचाने के लिए ऐसे एजेण्टों की 
आवश्यकता भी थी, जिसमें वह पूर्णतः सफल रही | 
९” पंचायत के तरीकों को देख कर स॒ुके अनुमब हुआ कि इनके 
द्वारो जनता में मुकदभेवाजी की आदत बढ़ गई है | छोटे-छोटे मामलों 
को लेकर लोग कचहरी नहीं जाते थे और आपस में लड़ कंगड़ कर 
निश्चिन्त हो जाते थे किन्तु पंचायत के हो जाने से लोग उन्हीं छोटे- 
छोटे कगड़ों पर सुकदसा दायर करने लगे | फिर, जब एक वार मुकदमे 
का प्रारम्भ हो गया वो हारे हुए पक्ष को एक प्रकार की जिद सवार 
हो जाती हैँ और वह क्रमशः ऊँची कचहरियों की ओर बढ़ने लगता' 
है | इस प्रकार पंचायतों का नतीजा वह छुआ कि लोग अधिक 
संख्या में कचहरी जाने लगे ओर इससे सरकारी पक्ष में एक साथ दो 


- श्रकार का लाभ होने लगा । प्रथम तो वह कि उसकी इच्छा के अनुसार 


जन पे किम चर ० ७ > ५ 
'चर-घर में फूट पैदा हो गईं, दूहरे कचहरी की आमदनी में इद्धि हुई | 


गाँवों में पंदायत ह्ह्‌ 


कालान्तर में मैंने गाँव के किसानों से पूछा के जब तुम्हारे यहाँ 
पंचायत पहले से मौजूर हे तब इसकी चर्चा मझमसे क्‍यों नहीं करते थे ? 
में इतने अधिक समग्र से पंदायत-निर्माणु का काम कर रहा हूँ अगर 
ठुम लोग पहले सूचित कर देते तो इतना परिश्रम न करके उन्हीं पंचा- 
यतों से काम लेने का प्रयक्ञ करता | इस पर उन्होंने जो उत्तर दिये 
उन्हें में बथाठश्य नीचे लिखने का उद्योग ऋर रहा हूँ । उन्होंने कद्दा 
“भला बह भी- कोई पंचायत है। जेसे ज़मींदार थानेदार चौकीदार 
और सिपाही वैसे ही सरपंच और पंच ! ये लोग हमें कया लाभ पहुँचा 
सकते हूँ ? उलटे हम लोगों पर घोर अत्याचार करते हैँ । आप तो 
गाँधी बावा वाली पंचायत चलाना चाहते हूँ ओर चाहते हूँ. कि पंचा- 
यत गाँव गाँव चर्खा चलवाये | लेकिन यदि कहीं इस 
2 थे भीकक्‍या सरकारी पंचायत के पंच लोगों की ववल, जाय तो 
पंचायतें हैं?” जितने चर्ख चल रहे हैँ उन्हें मी समाप्त करवा दें । 
उनकी हरी, वेगारी ओर वेद्खली आदि से हम थोंही 
मरे जा रहे हैं। अगर हम लोगों भें से कोई कलकत्ता .या रंगून से 
कुछ रुपये कमा कर लाठा है ओर चाहता है कि नतराना देकर 
क्रछ खेत-वारी बढ़ा ले तो उसे. भी हमारे इन पंच परमेश्वरों को 
(-दृष्टि से मुक्ति नहीं मिलती | किसी न. क्रिसी तरह उन्हें सब कुछ 
मोलूम हो जाता है. और कोई न कोई जाल बिछाकर वे अधिकांश 
कमाई हड़प जाते हूं ।” 
हाय ! भारत का वह पंचायती ओर स्वावलम्बी समाज कहाँ: 
गया, जब गाँव का सारा प्रबन्ध ये पंचायतें ही करती थीं ! उनके 
स्थान पर प्रतिप्ठित आज की यह पंचायत बृटिश साम्राज्यबाद को 
ओर से शोपण का एक साधन-मात्र है जिसके कर्ता-धर्ता हमारे ही गाँव 
के बन्ध-बान्यव लोग हैं| हमें यह भी मालूम हुआ हं के इन पचा के 
दलाल भी होते हं जो गरीब मजदूर ओर किसानों की ही श्र णी में रह 
कर अपने साथियों के हिंतू बन कर उन्हें फांस-फूस कर इन साम्राज्य- 


२३०० ु समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


चादी-एजेरटों के चंगुल में ले जाते हैं। जो लोग बड़े-बड़े आन्दोलनों 
की वात सोचते हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि राष्टीय चरित्र की 
बुनियाद सड़ गई है ओर जब तक हम इसे ठीक न कर लें तब तक 
हम ऐसी सड़ी सामग्री के सहारे कौन सा आन्दोलन और कौन सी 
कान्ति कर सकते हैं| ऐसी भयावह स्थिति में गाँव के अन्दर बैठकर 
केवल रचनात्मक कार्य किया जा सकता है और इस प्रकार राष्ट्रीय 
, जीवन की बुनियाद को सुदृढ़ बनाया जा सकता है तथा देहाती जनता 
के चरित्र का संबदन किया जा. सकता है। हमारे- देश के बड़े-बड़े 
: राजनैतिक नेता गाँधीजी की इस सीधी सी वात को कब समसेंगे ! 
त॒म तो बहुत से प्रान्तों के देहात में जाती हो, इसलिए देख ही 
लिया होगा कि. देहात में काम करने वाले कितने कम हैं ! 
पानी बन्द हो -गया। अब बैरेक से ब।हर निकलना है, अतः पत्र 
यहीं पर समाप्त करता हूँ | नमस्कार। 
७ ] 
समस्या की जड़ 
। पू--८--.४१ 
. पहले ही लिख चुका हूँ कि जिन दिनों. में देहात में घूम रहा था, 
माच का महीना था। धीरे-घीरे अग्रेंल भी आ गया। उस प्रान्त में 
लू भी खूब चलती हैं। अतः दोपहर के- समय घूमना कठिन हो 
गया । सुझे दोपहर के समय लोगों के घरों में ठहरना पड़ता था। लू 
के बचाव के लिए किसान मुझे अपने घरों के भीतर ठहराते थे | इस 
प्रकार उनके घरों में थिकने से भलीभांति विदित- हो गया कि क्रिसानों 
के मकान उनके रहने के लिए-नितान्त अपयात् है | जिस घर में दो 
तीन भाइयों. का परिवांर एक साथ रंहता है, उस घर के लोगों को यह 
कठिन हो जाता है कि वें अत्यल्प समय के. लिए भी निजी (प्राइवेट 
. जीवन की रक््ता कर सके | 
“7 आजाद भारत में मी जो ठरकारी पंचायतें बन रही हैं वे भी कुछ 
इसी तरह की मालूम पड़ती हैं | 


समस्या की जड़ १०६ 


इतने पर भी जिन लोगों में पर्दे का रिवाज है, उनके लिए तोः 
जोवन ही भार-तुल्य हो जाता है। मैंने देखा क्रि उन लोगो के कपड़े' 
ओर बिछौने आदि इतने गन्दे होते हैं कि उनमें दूर से हो बदबू आती 
है। उन लोगों से यदि कभी सफाई की बात करता था तो वे अपने 
पाप्त अविक कपड़े न होने के कारण विवशत्ता प्रकट करते थे | सदियों 
से सावन-विहीन रहने के कारण ये लोग भगनन्‍्दगी के अम्यस्त हो 
गये हूँ | वेकारी के कारण इनकी प्रकृति में सुस्ती और काहिली ने 
अपना घर बना लिया है। इसीलिए, इनकी स्वच्छता-पूर्वक रहने की ' 
प्रवृत्ति भी न॒ट्टठ हो गई है। उनके बारे में शहर के कितने ही' 
सज्जन, जिनमें बहुत से राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी सम्मिलित हैं, मुझसे 
नाक-भौं-सिकोड़ कर कहा करते हैं कि देहातियों से किसी प्रकार की 
आशा करना वेकार है ओर इनके मध्य से. जाकर, बैठना तो सरासर 
वेवकूफी है। में जब. उसका कारण गरीबी और बविवशत बताता हूँ तो 
कुछ नाराज होकर कहते हँ---“हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि वे 
सभी के सभी साधन-विहीन हैँ, उनमें से बहुतों के पास साधन हो सक़ता' 
है। वे इतने गरीब नहीं हैँ कि कपड़े न धुला सके ओर रजाई न बदल 
सके [” ऐसा कहने वाले सज्जन यह मूल जाते हैं कि देहात में ऐसे 
लोग बहुत थोड़े होते &ं जिनके पास साधन मौजूद होता है। 
अधिकांश लोग नितानन्‍्त साधन-हीन ओर दरिद्र ही हँ। बचपन से 
उनका जीवन दरिद्रता के बायुमएण्डल में व्यतीत होता है, इसलिए 
उसी वायुमएडल के अनुसार उनका स्वभाव भी बन जाता हैं। इसमे 
उनका कोई विशेष अपराध नहीं है | अत 
सघ घुराइयों की यदि देहात के लोगों को सफाई का पाठ पढ़ाना 
जड़ उनकी है तो सबसे पहले उनके लिए. आशिक सहूलियतों 
गरोबी है का प्रबन्ध करना होगा। जब तक उनमें अपने 
जीवन से दिलचस्पी न लाई जाय, तब तक वे 
हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे सकते.। सबसे पहले उनको यह 
4 | 


श्ग्ड... . . :. समग्र आम-सेवा की ओ्रोर 


गाँव के लोगों को दवा पीने से इनकार कंरते हुए तथा इस प्रकार 
निश्चिन्त भाव से वैठे हुए देख कर प्रारम्भ में म॒के कुछ कुछ बुरा-सो 
प्रतीत हुआ किन्द॒ फिर विचार करने लगा कि ये लोग इतने गरीब और 
इतने साधनहीन हैं कि 'भवानी-साई का प्रकोप! ओर 'तकदीर! इत्यादि 
... ही है। क्योंकि यदि इन्हें विश्वास होता कि दवा से ही रोगी अच्छा 
हो सकता है, तो वे इधर-उधर भठकते, दवा की कोशिश करते किन्तु 
कहीं प्रवन्ध न होने के कारण निराश हो जाते और कुछ कर न सकने 
के कारण स्वयं. को घिक्कारते। ऐसी अवस्था में उन्हें प्रायः उन्‍्माद 
साहोजाता। - । 

. में पहले'ही लिख चुका हूँ कि अवध के ग्रामीणों की गरीबी गरीबों 
की अवस्था से गुजर कर वेहोशी कीं स्थिति में पहुँच गई है | इसलिए 
लोग अपने को विवश जानते हुए भी उससे मुक्ति पाने के लिए. किसी 
प्रकार की क्रान्ति या विद्रोह नहीं करते हैं | ऐसी परिस्थिति में जब कभी 
अकस्मात्‌ महामारी का ग्रकोप होता है, तो इनके लिए भवानी का 

प्रकोप” रूपी मनोवृत्ति ही एक मात्र सान्त्वना है। 
आशधिक सधार की जो लोग इस प्रकार की मनोबृत्ति को कुसंस्कार कह 
. आवश्यकता कर इन पर व्यंग करते हैं, उनको चाहिए कि इनके 
कुसंस्कारों के प्रति इन्हें उपदेश देने की अपेक्षा 
इनकी आर्थिके स्थिति सुधारने का ग्रवत्ञ करें | वें देखेंगे कि आर्थिक 
सुधार .के साथ-सांथ उनकी कूप-मंडूक मनोदृत्ति क्रशः दूर होती 
जायगी । मेरा अनुभव है कि देहात में जिनकी आर्थिक स्थिति जितनी 
ही खराब है, उतने ही अधिक वे कुसंस्कारों के शिकार हैं | 
तीन-चार दिन इधर-उधर घूमने के पश्चात्‌ मुके महसूस होने 
लगा कि इस अथाह महासागर में में एक बूंद कैम्फर लेकर कर ही 
क्या सकता हूँ ? दवा भी लगमग समाप्त हो चुकी थी। गांव के 
लोग भी मुमकसे वार बार टाँडा वापस चले जांने का आग्रह कर 


समस्या की जड़ श्०्पू 


रहे थे। अतः एक कुर्मी के श्र में खाना खाकर कुछ देर आराम 
करने के पश्चात्‌ टाँडा वापस चला आया। धूप के कारण टाँडा पहुंचते 
पहुंचते बिलकुल थक गया और मकान पर पहुँच कर सो गया | शाम 
को तीन चार मित्र मुझसे मिलने आये | में उनसे वात करने लगा 
ओर साथ ही शर्बत बनाकर उन लोगों को पिलाया और स्वयं भी 
पिया | अंघेरा हो जाने पर वे लोग अपने-अपने घर चले गये। में 
लालटेन जलाकर आँगन में आ बैठा | काफी थक गया था, खाना 
बनाने की वात सोच रहा था किन्तु कुछ आलस्य - 
स्वयं हेजे के आ रहा था। आलस्य तोड़ कर उठना ही चाहता 
चंगुल में था कि अकस्मात्‌ पाखाने की हाजत महसूस हुई | 
में ठट्टी गया किन्तु वहाँ से लोटने के पांच ही मिनट 
बाद फिर टट्टी लगी, इस तरह दो-तीन बार ठट्टी जाने के वाद मेरे सिर 
में चक्कर आने लगे और हाथ-पैर कमजोर होने लगे। अब मुममे 
इतनी भी शक्ति नहीं रह गई कि उठ कर कहीं बाहर जा सकूँ | पास- 
पड़ोस में-कोई था भी नहीं जिसको सहायता के लिए बुलाऊँ । फिर में 
चारपाई पर के बिछोंने हटा कर उसे नाली के पास ले जाकर उसी पर 
लेट गया | कैम्फर की बोतल की ओर देखा तो वह भी खाली थी । 
अन्ततः परमात्मा के ही भरोसे लेट गया और उसी चारशई पर 
से ही व्ट्टी करता रहा। टट्ठी के साथ-साथ कै भी शुरू हो गई थी । 
में कुछ घबड़ा गया किन्तु करता ही क्या ! सोचा, चलो भवानी के 
भरोसे पड़े रहो । 
संयोग से रात की गाड़ी से ६£--१० बजे के लगभग देवनन्दन 
भाई आ गये । मुझे ऐसी स्थिति में देखकर बहुत घबराये और कुछ 
डँश्रासे से हो गये | कहने लगे कि भाई धीरेन, अब क्या होगा १ 
मैंने उन्हें सान्त्वना देते हुए जवाब दिया, इस समय यह सोचने का 
अवसर नहीं है, ठुम जल्दी से जाकर जानकी प्रसाद के यहाँ से' कैम्फर 
की बोतल ले आओो- जानकी प्रसाद जी का घर आश्रम से ५ मिनट 
द्‌ 


१०६ समग्र आ्रम-सेवा की ओर 


का रास्ता था, देवनन्दन सिंह चले गये ओर शीघ्र ही दवा लेकर 
लौद आये । क्रैम्पर तो नहीं मिला किन्तु कोई दसरी दवा लाकर 
पिलाई । जानकी प्रसाद जी मेरी वंसी अवस्था छुन कर मेरे पास न 
आकर सोबे डाक्टर के पास चले गये" इसी बच मंस हावनयांव 
ऐँठने लगा और क्रमशः में वेहोश ही गया॥ डाक्टर आये, भेरी दवा- _ 
दारू हुई किन्तु मुझे कुछ भी पता नहां चला। जब में होश में आया 
तो मेंस कैं-दस्त बन्द हो चुका था और में वरामद मे एक दसरी 
. चारपाई पर लिठाया जा छुका था। इध आकस्मिक बीमारी ने मुर्के 
विल्कल कमजोर बना दिया | पद्रह-त्रीस दिन है बाद कहाँ 
अकवरपुर जानें के लायक छुआ । अकवरघुर लोग झुमे टाँडा 
से बुला लें गये । पन्द्रह-बरीत दिन वहाँ रहते पश्चात्‌ जब मुझ में 
कुछ शक्ति आई तो म॑ रंल-ढारा घर चला गया.] लगभग दो माह 
धर रहना पड़ा -जिसमें गाँव और वहाँ के लोगों से कोश सम्बन्ध नहीं 
रद्द सका । 

पत्र समाप्त ही कर रह्य था कि ठम्हारा पत्र आरा पहुचा। पत्र 
बहत देर से मिला है। जेल म॑ पत्रा के आदान-प्रदान को व्यवस्था 
बहुत दोपपूर हमारे एक साथी का तार छ दिन मे मिला था। 
ठुमने शिक्षा-सम्बन्धी जो किताब भजन को लिखा है उसे शीघ्र भेज 
देना | वहाँ मौका है, पढ़ डालूँगां। बाद का समय मिलना कठिन 
होगा। में अच्छी तरह हूं | सात पौए्ड वजन बढ़ा है। अभाकर भाई, 
क्षष्णदास भाई आर सतका नमस्कार पहुंचाना । नमस्कार | 


[ १४ | 
दूसरी समस्याएं 


पू--धू-+४ ६ 


बीमा के पश्चात्‌ में अपने भाई के पास शिमला चला गया | 


दूसरी समस्याएँ १०७ 


उस वर्ष सलेखा ओर सचेता# एण्ट्रेंस का इम्तहान देकर भाई साहब 
के ही पास शिमला गई हुई थीं। अ्रतः वे भी मुझ को साथी मित्र ' 
एई' | हम तीनों भाई-वहिन जंगलों में खूब घूमा करते. थे । मैं उन 
देश ओर गांव के वियय में कुछ बातें बताया करता था। इस प्रकार 
लगभग डेढ़ माह आनन्द-पूर्वक समय विताने से मेरा स्वास्थ्य विल्कल 
ठीक हो गया और में अकबरपुर लौट आया | टांडा का चार्ज दूसरे 
यों ने ले लिया था ओर अब मेरे लिए. कोई खास जिम्मेदारी का 
काम नहीं रह गया था। फिर भी सुके एक ऐसा काम दे दिया 
गया जिससे मुझे देहात में जाने का पूरा अवसर मिलने लगा | 
में जिस समय देहात में चर्ख का प्रचार करता था, उस 
समय उसके आर्थिक पहलुओं पर भी काफी विचार करता था। 
फैजाबाद जिले में रुई नहीं पैदा होती | में सवाई और डयोढ़े के हिसाव 
पर सूत बदलता था, हिसाब लगाने पर मुझे ज्ञात हुआ कि इस तरह 
कात कर देहात के लोग थ्रपना कपड़ा नहीं बना सकेंगे। क्योंकि 
कपड़ा वगेरह निकाल कर उनकी इतनी कम बचत होती थी कि भेरे 
लाख हिसाब लगाने पर भी उस बचत से उनके म्पूर्ण परिंबार को 
कपड़ा मिलना किसी तरह सम्मव नहीं होता था | इस विषय पर में 
राजाराभ भाई से भी आलोचना प्रत्यालोचना किया करता था ॥ 
राजाराम भाई भी जब चर्खे पर आर्थिक दृष्टि से विचार करते तो 
वह भी उसी परिणाम पर पहुँचाते थे | किन्तु विवाद करते समय वह 
इस बात पर विशेष जोर देते थे कि हमारी देहात में इससे अवश्य 
लाभ होता है | उनका घर सहारनपुर जिले में है ओर उधर के किसान 
अपने खेत की ही रुई से सूत कात कर वेचते हैं जिस से उन्हें लाभ 
होता है | वे प्राचीन काल से चर्खा कातते चले आ रहे हैं। यदि वे 
अपनी रुई व्यापारियों के हाथ बेचते हैं तो बड़ी मंडियों की अपेक्ता 
... वही सुचेता देवी अब देश के असिद्ध जवनायक और वतंमान 
(१९४७) राष्ट्रपति आचाय कृपल्ानी को पत्नी हैं। संपादक । 


श्ण्८ । समग्र आम-सेवा की ओर. 


उन्हें सस्तें दामों में वेचनी पड़ती है। इसलिए 
रुई की खेती बिना सूत कात कर बेचने में उन्हें यथेट्ट ल्ाम रहता है।. 
चर्सा प'ग्रु है किन्तु अकबरपुर की अवस्थ्य इसके प्रतिकूल थी |. 
यहां बड़ी मंडियों से मेंहगी रुई खरीद कर किसानों, 
को दी जाती थी | जिससे वह उन्हें ओर भी मेहगी पड़ती थी। इस 
प्रकार सहारनपुर के किसानों के समान अकवरपुर के ऊिसानों की बचत 
होनी अ्सम्मव थी | इसके अतिरिक्त किसान जो वस्तुएँ घर पर पैदा 
कर लेते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं समझतें। घर की रुई कात कर 
कपड़ा बनवा लेने में उन्‍हें सम्पूर्ण मुनाफा ही मालूम होता है। घर 
की रुई से जितना भी सूत काता जाय सबका कपड़ा बनवा कर प्रयोग: 
किया जा सकता है, किन्तु जो किसान रुई खरीद कर कातते हैँ, उन्हें 
तो अपनी कताई से रुई का दाम भी चुकाना पड़ता है। 
अतः फेजाबाद के किसानों को वचत की रुई से सूत कात कर 
कपडा पूरा करना असम्मव ही था। इस ग्रकार के वाद-विवाद और 
चिन्तन करने से मुझे अनुभव हुआ कि फेजाबादी क्रिसान जब तक रुई 
की खेती स्वयं नहीं करेंगे, तत्र तक चखे की समस्या हल होना कठिन 
ही हे.। इसलिए टाँडा में रहतें समय गाँव वालों से रुईं बोने के लिए. 
कहता था । उन्हें यह सममाने में विशेष कठिनाई नहीं पड॒ती थी कि. 
घर की रूई होने पर उनकी कपड़े की समस्या हल हो जावगी। अभी 
इसका प्रचार प्रारम्भ ही किया था कि मैं बीमार पड गया और टॉँडाः 
में पडा रहा | इस समय देंवनन्दन भाई मेरी देख-भाल करने तथा 
मेरा कार्य समालने. के लिए रुके रहे । मैंने उन्हें कपास वोने की 
आवश्यकता सममाई और कहा कि आप यह प्रचार जारी रक्खे' | वे' 
टॉँडा के इलाके में पहले ही से काफी मशहूर हो चुके थे | सन्‌ १६२१ 
के आन्दोलन से ही सम्पूर्ण तहसील के लोग उन्हें 'बावा देवनन्दन? 
कह कर सम्बोधित करते थे | उनका व्याख्यान सुनने के लिए सभी. 


8 


किसान इकछे हो जाया करते थे। उन्हीं दिनों वे आन्दोलन में काम 





दूसरी समस्याएं १०६ 


करटे हुए जेल भी हो आये- ये | वहाँ के लोग उनके विषय में मुझसे 
पूछा करते थे | इसलिए उनके प्रचार का बहुत प्रभाव पड़ा ओर बहुत 
से लोग रूई बोने के लिए तैयार हो गये । 

में घर जाते समय देवनन्दन भाई से कह गया कि वे इसका 
अनुमान कर लें कि कितने लोग कपास बोने को तैयार हैँ और उसी 
के अनुसार कपास के बीज खरीद लें। मेरे कहे मुताबिक उन्होंने मेरे 
अवकाश-काल में ही, जब में शिमला में रह रहा था, सारा हिसाव 
लगा लिया था और लगभग ११ बोरे कपास के बीज खरीद लिये थे | 
किन्तु उनके इस हिसाब में गलती थी । ११ बोरे बीज बहुत अधिक थे। 
इस सम्पूर्ण बीज की खपत उस क्षेत्र में नहीं हो सकती थी | जिस समय 
में शिमला से लोठा, बहुत थोड़े बीज किसानों में बाँटे जा सके थे 
आश्रम के लोग मुकसे कहने लगे कि यह तूफान आपही का उठाया 
हुआ है, इसलिए, सम्पूर्ण बीज के बु«ने का उत्तरदायित्व आप ही 
पर है । बीज वास्तव में बहुत अधिक थे और बगैर तूफानी कोशिश 
के उनकी खपत का कोई चारा नहीं था। इस बीज के बाँटने के 
सिलसिले में मुझे काफी दूर तक जाना पढ़ा। मैंने स्थान-स्थान पर 
बीज का स्टाक रखवा दिया और एक वार निकलने पर दस-बीस 
दिन तक वापस नहीं आता था। बिनोला वोआाने के सिलसिल्ले में 
एक खास बात दिखाई पड़ी । वह यह कि हमारे यहां के किसान खेती 
के कार्य में किसी प्रकार को कोई नई बात करने के लिए नहीं तैयार 
होते हैँ | देहात में मेरे अधिक परिचय के कारण लोगों ने एक कछ्चा 
या दो कछ्चा के लिए बीज तो अवश्य खरीद लिया किन्दु उनमें से 
अधिकतर लोगों ने उसे नहीं ही बोया | जिन लोगों ने वोया भी 
उन्होंने उसे दूसरे अनाजों के साथ मिला कर वोया | इन बातों का 
अनुभव ठम लोगों को सेवाग्राम की तरफ भी होता होगा । 

विनोला बाँटने के सम्बन्ध में में टाँडा के पूरवर काफी दूर तक 
चला गया और इस प्रकार मुझे बिड़हर परगना में धूमने का काफी 


११० । ८ समग्र आम-तैवा की शोर 


.. सौका मिला-। इस से पंहले में बिड़हर में कभी नहीं 

खेती के लिए आया था | उस ज्षेत्र में अधिकतर क्त्रियों के ही 
विनौले का प्रचार गांव देखने को मिलते थे। ये लोग साधारणतया 
अच्छी स्थिति में मालूम होते. ये श्रोरं हमारे कांम से 

ब्रिल्कुल घ्रणा करते थे | परगने के पूर्वी भागों में घूमने से मुझे एक 
नया अनुभव छुआ | में पहले लिख, चुका हूँ कि हेंसवर और टांडा 
के देहात में भी ब्राह्मण ओर क्षत्रिय मेरे कांम से इतनी नफरत करते 
थे कि मुझसे बात करना भी अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन इधर 
* के लोगों में कुछ शहरी सम्यता अवश्य दिखाई देती थी.। शहरों: 
सभ्यता का अर्थ यह कि दिल में तो ये लोग काफी घृणा रखते थे 
और ऊपर से खूब चिकनी-चुपड़ी बातें करते थे | सुमसे इनकार 
नहीं करते थे; दरवांजे पर जाने से बात भी करते थे शरर बीज 
भी खरीद लेते थे, किन्दठ॒ झक्े रात को ठिकाने में सभी घवराते 
थे। यत्रपि लोगों की ऊपरी वात-चीत काफी अच्छी होती थी किन्तु 
चार-पाँच दिनों में मुझे मालूम हो गया किये लोग चर्खा. और 
हमारे आन्दोलन से काफी नफरत करते हैं ।. कितने ही व्यक्ति 
तो मुझसे साफ-साफ कहते थे क्रि कांग्रेस ओर गांघी वाबा वो छोटे 
लोगों को सिर पर.चढ़ा रहे हैँ और सारी समाज-श४ंखला को चौपट 
कर रहे हैँ | वहां के लोगों में छोटे छोगों के प्रति उतनी ही घुणा का 
भाव देखने में आया, जिंतना शहर के पढ़े-लिखे मध्यम श्रेणी के 
लोगों में, यहां के ठाकुर छोदी जाति के लोगों के साथ सीधे बात 
भी नहीं करते थे। इस प्रकार की. भावना मुझे अन्य स्थानों में भी 
देखने को मिली थी किन्द इतनी अधिक मात्रा में नहीं | इस प्रकार की 
मनोद्तत्तियों को देख कर सुझे वह अनुभव हुआ कि चाहे गांव की 
मध्यम श्रेणी के लोग हों चाहे शहर के, जिनमें भी पाश्चात्य ढंग की 
ऊपरी चिकनाहटपूर्ण सभ्यता की भावना जितनी अधिक सात्रा में 
आई है उनके हृदय से मनुप्यता की भावना उतनी ही अधिक मात्रा 


दूसरी समस्‍्वाएं: १११ 


में कम हो गई है | उनके विचार से जो लोग उनकी अपनी श्रेणी के 
हैं, उनके साथ तो वे अत्यधिक और अग्राकृतिक रूप से म्रदु व्यवहार 
करेंगे, किन्तु जिन्हें वे छोटा समकते हैँ उनके साथ ऐसा व्यवहार 
करेंगे कि मानों उन्हें मनुष्य ही नहीं समझते | यहाँ के ठाकुर भेरे 
साथ जिस प्रकार अच्छा व्यवहार करते थे उसी अनुपात से छोटों के 
प्रति नफरत और अत्याचार का व्यवहार करते थे ! शायद तुम सोचती 
होगी कि १७ साल वाद अब अवस्था कुछ सुधरी होगी किन्तु अब भी 
वैसा नहीं हुआ है | इधर १६१८-३६ में जब मैं विड्वदर गया तो 
देखा कि छोटी जातियों के प्रति लोग ठीक उसी तरह से प्रुणा ओर 
अत्याचार का व्यवहार करते हैं | वहाँ के जो लोग कांग्रेस में शामिल 
हैं वे भी इससे बरी नहीं हैं। उस समय में यह सब देखता था और 
सोचता था कि भारत के वे युराने दिन कब लोट आयेंगे जब हिन्दुस्तान 
में गरीब से गरीब लड़के राजाओं के लड़कों के साथ गशुरुनगह में 
अपने हाथ से गौवों की सेवा करते थे और घास छीला करते थे, जब 
गाँव के हर छोटे-बड़े एक दूसरे से आदर और सम्मान का व्यवहार 
करते थे | पश्चिमी भेद-भाव की भावना ने ही तो आज श्रेणी-संघपे ' 
का रूप ले लिया है। 

मैं बीज बुआने के सम्बन्ध में बात करते-करते कहाँ चला गया। 
तुम सोचोंगे इन सब बातों का सम्बन्ध बीज दुआने से क्‍या है! 
किन्तु उस बुआई के प्रयत्न में भेरे हृदय में जो जो भावनाएँ उठती 
थीं अगर उन्हें नहीं लिखता तो सम्मवतः वह भी ठीक न होता | इस 
प्रकार के सतत प्रयत्न से करीब-करीब समी विनोले ससात्त कर डाले 
थे। इस काल में मुझे जो दो-एक बातें देखने को मिली थीं, उन्हें भी 
कह देना घुरा न होगा । इससे देहात के उस समय के समाज के 
सम्बन्ध में थोड़ी सी जानकारी मिल जायगी | मैं आम तौर से जहाँ- 
: गीरगंज तक के ही देहात में बिनौले का प्रचार कर रहा था, क्योंकि 
वहीं तक आश्रम के सूत का केन्द्र था, उसके पूर्व की ओर कोई केन्द्र 


श्श्र समग्र ग्राम-सेवा की और 


न होने के कारण उधर जाना वेकार समक्ता | एक.दिन विनौला लेकर 
मोटर से जहांगीरगंज जा रहा था, उसी मोटर में एक जमींदार के लड़के, 
जो थुनिवर्सियीमें शिक्षा पा रहेये, मिले | मोटर में ही मेरा उनसे परिचय 
, हो गया । उन्होंने मुझे अपने गांव कम्हरिया विनोला ले चलने को कहा। 
कम्हरिया जहांगीरगंज से ८ मील की दूरी पर है। उन्होंने आश्वासन 
दिया कि वे अपने आस-पास में काफी विनोला बेचवा देने का प्रयत् 
करेंगे | पूरतर जाने में मुझे जो पहला गाँव मिला वंह काफी अच्छा 
सालूम होता था | उस गाँव में एक अच्छा-सा मकान दिखाई दिया | 
मैंने समका कि यह मुखिया का मकान होगा, ( जब से में बिड़हर में 
घूमने लगा था, ज्यादातर मुखिया के ही घर जाता था और वहाँ से 
दूसरे स्थान को चला जाता था| ) यह सोच कर उसके वरामदे में 
- जो तख्त बिछा हुआ था उस पर जाकर बैठ गया। लगभग आध 
घण्टा बैठने के पश्चातू भीतर से एक स्री निकलीं। उसकी वेश-भूषा 
ओर कपड़ा आदि के देखने से मालूम हुआ-कि मैं किसी भले घर में 
आया हूँ । मैंने उससे पूछा कि यहं मुखिया का घर है क्‍या १ एक 
अनजान आदमी को इस तरह से वैठे हुए देख कर उसे कुछ आश्चर्य 
सा हुआ किन्तु मेरे प्रश्न करने पर वह दरवाजे के पास नीचे वैठ गई 
और पूछने लगी कि आप मुखिया का घर क्‍यों तलाश कर रहे हैं 
मेने अपना उद्द श्य उससे कह सुनाया | इत पर उसने उत्तर दिया 
कि आप को परीशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सम्पूर्ण प्रवन्ध कर 
दूँ गी। इतना कहने के वाद वह कहीं ब्राहर चली गई और थोड़ी देर 
में लोट आई । एक आदमी मेरे लिए हाथ-पैय धोने का पानी लाया | 
मैं थका हुआ तो था ही, हाथ-पैर धोकर निश्चिन्त होकर वैठा और 
उस स्त्री के दिये हुए चबैने ओर रस का सहुपयोग करने लगा। मेरे 
रस पी चुकने के वाद वह ञ्री वहाँ वैठ गई और गाँधी बाबा तथा 
अन्य दुनिया भर की तमाम वातें करने लगी | लगभग घंटा-डेढ़ घंटा 
पश्चात्‌ गाँव के वहुत से लोग वहाँ इकछा हो गये ओर उस ह्ञी ने 


दूसरी समस्याएं श्श्३े 


उनसे मेरे आने का उद्देश्य बताया और कहा कि सबको चाहिए कि 
थोड़ा-थोड़ा बिनीला लेकर अपने खेत में बोयें। मैंने भी उन्हें, चर्सा 
चलाने के फायदे, गाँधी जी के उपदेश तथा रूई बोने के काम आदि 
बातें समझाई' | सब लोग थोड़ा-थोड़ा बिनोला लेकर चले गये किन्तु 
दो-एक आदमी वहाँ रह गये | शाम मी हो रही थी, में सोच रहा था 
कि अब क्या करूँ ? उस घर में थिकना तो मुश्किल था क्योंकि वहाँ 
एक स्री ओर सिफ एक छोटी-सी लड़की ही रहती थी । उस समय 
किसी अन्य गाँव को चलना भी अ्रसम्भव ही सा लग रहा था | में इस 
अकार द्विविधा की परिस्थिति में पड़ा हुआ था कि इतने में ही एक 
मुतलमान, जो काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और शहरी ढह्ढ के 
मालूम होते थे, वहाँ आ पहुंचे । उन्हें देखते . ही वह स्री कह उठी 
“ग्राओ, जिलेदार साहव आओ?” ओर अत्यन्त घनिष्टता के साथ 
मुस्कराते हुए बोली कि “लेश्ो आज हमरे घर में 

चरित्रह्दीना के पाहुन आएबा, आज ठुहरे सब के नाहीं चली |” 
घर में उस-ख््री की वात-चीत करने के ढ ग से मुझे एकदम 
सन्देह हो गया कि कहीं में किसी बुरे स्वभाव वाली 

ञत्रीके घर में तो नहीं झा गया १ में बड़ी घबराहट में पड़ गया और 
फौरन ही वहाँ से चल देने की सोची किन्तु थोड़ी ही देर में अपने 
को सम्हाल लिया और सोचा कि मुझे गाँव के विषय में अध्ययन तो 
करना ही है फिर यह नया अनुभव क्‍यों छोड़ दें ? अ्रतः निश्चिन्त 
होकर बैठ रहा | उस स्त्री ने जिलेदार से मेरा परिचय कराया और 
मुमसे तथा जिलेदार से बातें होने लगीं। वह स्री अन्दर चली गई | 
जिलेदार भी उसी तख्त पर बैठा हुआ था जिस पर मैं | वह विनौले 
निकाल-निकाल कर देखने लगा और मुमभसे उनके बोने के नियम 
पूछने लगा। थोड़ी देर॑ में एक आदमी दो-तीन चारपाइयाँ लाकर 
रख गया और पाँच-सात - आदसी आकर इन चारपाइयों पर बैठ गये 
ओर जिलेदार बात-चीत करने लगे | कमी-कभी वे लोग मुझसे मी 


8४ । । समग्र आम-सेवा की ओर 


एकाव वात कर लिया करते थे | इस प्रकार हम सभी लोग उस संध्या- 
काल म॑ वात-चीत में समय काटने लगे। थोड़ी देर बाद वह ज्ली भी 
कर इस वातालाप मे शामिल हो गई | अब सब -की बात-चीत के 
दक्ष से मुझको उस स्त्री के चरित्रहीन होने में रंच-मात्र भी सन्देह 
रह गया । थोड़ी देर बाद सब लोग उठ पड़े और चलने के लिए 
: तैयार हो गये | जिलेदार भी उठ पड़ा और सबेरे आने का वादा 
करके चला गया | जिलेदार के चले जाने पर में वह सोचने लगा कि 
रात कहाँ बिताऊँ ? अंधेरा काफी हो चुका. था, दूसरी जगह जाना 
मुश्किल था इसलिए, मैंने उसी तख्त पर पड़े रह कर रात काटने का 
निश्चय कर - लिया | - उस ज्री ने मुझसे पूछा कि आप क्या खाना 
बनावेंगे ? आप जैसा कहें मैं वेसा प्रबन्ध कर दूँ | उस समय उस 
त्री की वात-चीत से मुके ऐसा प्रतीत हुआं कि वह वह समक्त गई 
है कि मेंने उसकी दातें जान ली हैं | क्योंकि अब वह सुभसे बातें 
करने में कुछ सिककती थी और घवरा सी. जाती थी। मैंने उसे उत्तर 
दिया कि आखिर तुम्हें भी तो कुछ वनाना-खाना है, उसी में से थोड़ा 
हमें भी दे देना | मैं अलग - बनाने की मंकट क्‍यों करूँ! मेरी इस 
बात से उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया ओर थोड़ी देर के लिए 
उसकी जबान बन्द हो गई | फिर बह वहुत हिचक के साथ बोली--- 
“भइया हमार छुआ खाये माँ कोई हरज तो न होइना £ अगर कोनो 
हरज होय ते इंतजाम दोय सकत है |? मैंने उससे कद्दा---/माई, मनई 
मनई के बनावा खाई तो वहसां दरज का होई १? फिर वह अन्दर 
चली गई और में उसी तख्त पर लेट गया | दो घंटे के वाद उस स्त्री 
ने मुझे वहुत प्रेम से खाना खिलाया । अब तक उसकी मिफक भी 
मिट गई थी और वह खाना परोसते समय गांधी बावा की बात बहुत 
अ्द्धा के साथ पूछ रही थी । उसके खाना खिलाने 
' जारी का चह्यी के ढ ग में मुझे वही भावना दिखाई दी जो हर जयद्द 
सनातन माद्त्व दिखाई देती है। बह है भारतवर्ष का नारी-हृदय, 


दूसरी समस्याएं श्र 


जो मातृत्व की भावना से भरपूर रहता है।मारत की ख्लरीके हृदव 
में प्रेम ओर श्रद्धा की जा भावना होती है, फिर चाहे वह किसी धर्म 
क्रिसी जाति ओर किसी श्रेणी की द्; वह शायद संसार के किसी अन्य 
देश की जञ्री में नहीं होगी।| एक त्री जो खुले आम अपनी चरित्र- 
द्वीनता का परित्रव देती है, उसके हृदय में भी इतना प्रेम और श्रद्धा 
मौजूद है कि उसका अनुभव कर अवाक्‌ हो जाना पड़ंता है। किन्तु 
हमने स्री जाति को पिछुड़े रहने के लिए. कितना विवश कर रक्खा 
है | अगर समाज में इनको अपना उचित स्थान प्राप्त दो जाय तो. 
हमें जीवन की लड़ाई में इतनी परीशानी न उठानी पड़े | - 

प्रातःकाल में उठ कर शीघ्रता से चला जाना चाहता था किन्तु 
उस स्त्री ने मुझको रोका और कहा कि 'विना जलपान किंये में नहीं 
जाने दूँगी।? इसलिए मुमे वहीं बैठ जाना पडा । थोड़ी देर में 
जिलेदार भी वहाँ आ पहुँचा | उसने मेरा बचा हुआ सम्पूर्ण विनोला 
खरीद लिया और कद्दा--“लाओ, में मी अपने यहाँ बुबा दूं गा ।” 

पानी पीकर मैं उस गांव से चल दिया ओर जहाँगीरगंज की आर 
वापस आने लगा | उस स्थान से जहाँगीरगंज ग्रावः १० मील दूर 
था इसलिए ममे रास्ते में काफ़ी समय लगा। मार्ग चलत-चलते मे 
ञ्ली के विपय में सोचने लगा | ऐसी ख्रियाँ मैंने पहले कमी नहीं देखी 
थीं। उसका त्रर और उसके रहने की शैली बाजारू ब्ियों की तरह 
नहीं प्रतीत होती थी किन्तु फिर भी जिस ढंग से श्रीमान्‌ लोग उसके 
यहाँ एकत्र होते और उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते उससे 
स्पष्ट दीख पड़ता था कि उस ज््री की चरित्रहीनता बिल्कुल खुली 
चीज है | इस घटना के पश्चात्‌ में जहाँ कहीं भी गया, इस घना 

सम्बन्ध में पूछ-ताछ करता रहा। लोगों ने बताया कि इधर कं 

गाँवों में इस प्रकार की स्तियाँ अधिक हैं जो ग्रायः विधवाएं द्वोती हू । 
अधिकांशः उच्च घराने की होती हैं; इनके पास जविनन्वापन के 
लिए कुछ भूमि होती है; ये अपने घरों में स्वतंत्र रूप से रहती हैं; 


५१६ ह : समग्र आम-सेवा की ओर 


इनका स्वतंत्र रहना ही इनके विगड़ने का कारण होता है; गाँव के 
लोग इनके अकेलेपन का लाभ उठा कर इनसे दोस्ती का सिलसिला 
कायम करते हैं ओर इनका जीवन बरबाद करते हैं। मुझे यह भी 
'विदित हुआ कि गांव के अच्छे कहे जाने वाले व्यक्ति हीं इनसे विशेष 
सम्मन्ध रखते हैं । सु 
इस कथा से इतना तो स्पष्ट ही हो गया कि उस समय का समाज 
इस किस्म की सामाजिक दुर्नोति से परिपूर्ण था| आजकल इस. दिशा 
में कुछ सुधार अवश्य हुआ है क्योंकि उस समय ऐसी स्त्रियों के घर 
'पर आना-जाना और उठना-त्रैठना समाज के लोग बुरी निगाह से. 
नहीं देखते थे, किन्तु आज कल इस प्रकार के लोगों के प्रति काफी 
विरोध प्रकट किया जाता है | यद्यपि आज भी समाज में इन बुरा- 
इयों से सर्वथा मुक्त हुए लोगों की संख्या बहुत कम है। मैंने इसे 
पअकार के लोगों को भी देखा है जो स्वयं इन छुराइयों में अनुरक्त 
रहते हैं किन्तु इसी कोटि के दूसरे व्यक्ति को काफी -भला-घुरा कहते 
# | फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि समाज को यह अनुमव होने 
लगा है कि यह कार्य बिल्कुल नीति-विरुद्ध है | आज-कल के आम- 
सुधारक के सामने इस बुराई को दूर करने का भी एक अत्वन्द 
आवश्यक कार्य है। 
उस दिन मैं जहाँगीरगंज से अकबरपुर लौट आया। इधर 
विनौला मी लगभग समाप्त हो चुका था, जो बच मी गया था उते 
बोने का अवसर नहीं रह गया था | इसलिए में अकवरपुर में ही रहने 
जगा | आज का पत्र बहुत लम्बा हो गया | इतके पश्चात्‌ मेरा गाँवों 
में आना जाना: भी बन्द हो गया, अब उनके सम्बन्ध में मुके कुछ 
लिखना भी नहीं रह गया | अतएव अब अपनी देहाती राम कहानी 
समाप्त करता हूँ । हि 
तुम लोगों की क्‍या खबर है ? मीठमा क्या कर रही है १ मैं जब्र 
चहाँ जाता था तो वह मुझे कहानी सुनाने के लिए तंग किया करती 


देश-भ्रमण की कहानी ४ 


“थी | उसे यह सच्ची कहानी सुना देना और उससे कहना कि वह 
मुझे लिखे कि यह कहानी उसे कैसी लगी ! लिखना तो वह अवश्य 
सीख चुकी होगी | नहीं लिख सके तो मन मन में बता दें। में आकाश 
से पूछ कर जान लूगा। ठीक होगा न १ उसे प्यार कहना | सबको: 
नमस्कार ! 


[ १६ |] 
देश-प्रमण की कहानी 
१६--कछ--४ ६ 
अकबरपुर लौट आने के पश्चात्‌ मेरे जिम्मे कोई खास काम नहीं 
रह गया | एक प्रकार से वेकार ही रहता था और यदि कोई रोगी आ 
जाता तो उसे दवा दे दिया. करता था। असहयोग आन्दोलन पूर्ण 
रूप से दव चुका था। देश के भीठर निराशा-सी छाई हुई थी,. 
स्वभावतः उन सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष कुछ परीशानी-सी थी -जो. 
अपने व्यक्तिगत जीवन में वापस नहीं चल्ते गये थे। आश्रम में भी 
'इस प्रकार की चर्चा हुआ करती थी। अ्कबरपुर में जितने व्यक्तियों. 
के लिए काम था, हम लोगों की संख्या उससे बहुत अधिक थी । 
इसलिए, हर कार्यकर्ता के लिए कुछ न कुछ वेकारी रहती ही थी | 
मुझे भी उस समय कोई जिम्मेदारी का काम नहीं था, हाँ, िन-जिन 
व्यक्तियों के पास त्रिनौले का स्टाक था, उनका हिसाब लेने.के लिए 
कमी-कभी वाहर चला जाया करता था। जब लौठ कर आश्रम 
आता था तो आश्रमी भाइयों को देश-विदेश अमण करने की वीजना 
बनाते हुए देखता था | इन योजनाओं पर आपस में विवाद भी चला 
करता था | में भी थोड़ा-बहत इस आलोचना-यत्यालोचना मै 


ताथा। 
सम्मिलित होता था, किन्तु कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रखता ५; 


श्श्द ु समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


. एक दिन दोपहर के समय बाहर से लौट कर आया तो देखा कि 
आश्रम के भाई लोग भ्रमण की वाव-चीत कर रहे हैं | बहस इस बात 
पर थी कि भ्रमण का रूप क्रिस प्रकार का हो ? सब लोग पैदल ही 
चलने की,वात कर रहे थे क़रिन्ठु .विवाद मुख्यतया इस विषय पर था 
कि वेश-भूषा कैसी हो, कहाँ ठहरो जाय, कितनी दूर चला जाय ! मेरे . 
आते ही लोग पूछने लगे कि धीरेद्व त॒म्हारी क्‍या राय है! 
हमें किस तरह जाना चाहिए | मेंने उनकी सारी बातें सुनकर उत्तर: 
दिया कि जाना-वाना तो किसी को है नहीं, व्यर्थ में वहस करने से क्या 
लाभ ? पर लोगों ने विवाद करना. नहीं बन्द .किया | सहसा मैंने कहा 
कि में कल निकलेगा ओर उसी समय बताऊँगा कि निकलने का ढ'ग 
क्या होना चाहिए । जिसे मेरे साथ चलना हो वह अभी से निश्चय 
'करले | रात के समय भी इसकी चर्चा जोरों के साथ चलती रही | 
यह सोच कर कि अब तो मैंने चलने का निश्चय कर ही लिया है 
फिर चर्चा से क्या लाभ, उस चर्चा में सम्मिलित नहीं हुआ | किन्तु 
छदय में यह इन्द्र मचा हुआ था कि यदि मैं आश्रम छोड़कर चला 
जावा हूँ तो झ्राश्रम के प्रति कतंव्य का हनन होता है | फिर जी कहता 
था कवि यदि मैं पैदल धूम कर; काफी मुल्क देख सका तो देश के मिन्न 
मिन्न प्रदेशों का, विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन हो 
जायगा। देश की जनता: के विषय में अध्ययन करने की रुचि मु 

' पहले से ही थी | इस ससय-काम भो बहुत अधिक नहीं था इसलिए 

' मेरी प्रवृत्ति चलने की ही ओर अधिक. रुकी हुई थी । में इस प्रकार 

द्विविधा में पड़ा हुआ था कि एकाएक हमारें पुराने साथी राजाराम 
भाई घर से आ गये | वे छुंः-सात महीने पहले अपने भाई की बीमारी 
के कारण घर चले गये थे | जाने के समव से अव तक हम लोगों 
को उनके सम्बन्ध का कोई समाचार नहीं मिला था। उस समय देश 

के राजनीतिक आन्दोलन में बहुत से नौजवान, जिन्होंने १६२१ 

आन्दोलन में माग लिया था, हताश होकर अपने-अपने घर वापस जा 


देश-भ्रमण की कहानी ११६ 


रहे थे | हम लोगों ने राजाराम भाई के सम्बन्ध में भी यही सोंच लिया 
था कि अब वे आश्रम में नहीं आवेंगे | किन्तु उनके इस आकस्मिक 
युनरागमन से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह ईश्वर की बहुत वड़ी कृपा 
है कि उसने राजाराम भाई को यहाँ ला पहुंचाया । अ्रय भेरे जाने से 
आश्रम की लेश-मात्र भी हानि नहां होगी | में निश्चिन्त होकर आश्रम 
से विदाई ले सकता हूँ | मुझे अब किसी प्रकार की द्विविधा नहीं रह गई । 
रात को निश्चिन्तंता से सोबा। सवेरा होने पर २ गज़ लम्बे १ गज़ चौड़े 
दो गमछे, दो लँगोटे, एक मोला ओर एक लाठी लेकर जिस स्थान पर 
बैठ कर अन्य आश्रमी भाई बात-चीत कर रहे थे, वहाँ जा पहुंचा 
ओर कहा--“देखो, मेरे विचार से इस प्रकार को पोशाक पहन कर 
चलना चाहिए ओर जिधर ये दोनों आँखें ले चलें 
यात्रा की आक- उधर ही चलना चाहिए। अब बताओ कौन-कौन 
स्मिक घोपणा मेरे साथ चलने के लिए तैयार ,है” गत रात तक 
लोगों ने हमारी बातों की गम्भीरता की ओर ध्यान 
नहीं दिया था| समझ रहे थे कि नित्य की भाँति यह भी एक कपोल- 
कल्पना है, परन्‍्ठु अब मुझे इस प्रकार तैयार देखकर कुछ आश्चर्य में 
आ गये और कहने लगे कि ठुम जाओ, हम लोग नहीं जाते किन्तु 
मेरे एक साथी श्री श्रीनिवास सिंघल मेरी ही तरह पोशाक तैयार कर 
भेरे खाथ चलने की उद्यत हो गये | फिर हम दोनों व्यक्ति दोस्तपुर 
जाने वाली सड़क से होंकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिये | 
मेरे इस उपयुक्त लेख को पढ़कर संभव है तुम सोचो कि ग्राम-सेवा 
के अनुभव से इन बातों का क्या सम्बन्ध हैं! तुम्हारा यह सोचना 
ठीक भी है, ग्राम-सेवा से इन बातों का कोई सीधा सम्बन्ध है भी नही । 
किन्तु इस प्रकार के पर्यथनों ने मेरे मस्तिष्क को पर्यात्र प्रभावानिंत 
किया है, और वे प्रभाव ग्राम-सेवा के काम में काफी सहायक हुए है | 
इसके अतिरिक्त श्रमण-सम्बन्धी यह मेरा संत्षित लेख दम लोगों 
लिए एक दिलचस्प कद्दानी का काम देगा।यों वो बरि में इंच 


१२० समग्र आम-सेवा की ओर 


है] 


वृतान्त को विस्तार-पूवंक लिखना चाहूँ तो एक वड़ी दास्तान हो 
जायगी अतएव एकाध प्रमुख घटनाओं का अनुमव बता कर ही इसे 
सम्राप्त कर दू गा। 

अकवरपुर से प्रस्थान कर दोस्तपुर के मार्ग से होते हुए हम लोगों 

ने सुलतानपुर का जिला पार कर लिया और इलाहाबाद की सीमा में 
दाखिल हो गये | अकवरपुर से इलाहबाद लगभग १०० मील दर 
ओर यह दरी हम लोगों ने ५ दिन. में समाप्त की | इलाहाबाद स्टेशन 
पर ही, अकवरपुर के रेलवे के एक पुराने कर्मचारी श्रीनान्दी वावू से 
मुलाकात हो गई | वे हम लोगों को देखते ही पास 
प्रयाग में आ गये और आश्चय के साथ कह उठे--“आप 
लोग' यहाँ कहाँ ? आप लोगों की खोज में तो 
अकवरपुर के लोग बड़े जोर से व्यस्त हूँ |? उनसे सव समाचार पूछने 
' पर प्रकट हुआ कि आश्रम के लोग प्रथम दो दिन तक हमारे इस तरह 
प्रस्थान करने को मज़ाक की बात समझते थे और सोचते थे कि यहीं 
कहीं गाँव में टिके होंगे ओर दो चार दिन में वापस आ जायँगे। 
किन्तु तीसरे दिन भी हम लोगों के न आने पर हमारी खोज के लिए. 
इधर-उधर कार्यकर्ता दौड़ाये गये | हम लोगों ने ननन्‍्दी बाबू से कह 
दिया कि आप जाकर उन लोगों को सूचित कर दीजिएगा कि वे लोग 
अब हमारी आशा न करें | हंस लोगों ने यहाँ से जबलपुर जाने का 
निश्चय किया है, वहाँ से विन्ध्याचल का दृश्व देखते हुए द्वारका 
जाने का विचार रखते हैं, फिर छारका से रामेश्वर ओर रामेश्वर 
से कलकत्ता जाने का प्रोग्राम है, तदुपरान्‍्त यदि जीवित बचे तो 
लौट कर आश्रम का दर्शन करेंगे.। इस सम्पूर्ण यात्रा में दो वर्ष से कम 
न लगेंगे और दो वर्ष में संतार किवर से किधर चला जायया, कौन 
जाने ? इस प्रकार नन्‍्दी बादू को अपना सन्देश देकर हम लोगों ने 


उनसे विदाई ली | ग 
अब हम लोगों ने इलाह्वाद से दक्षिण की ओर पैर बढ़ाया 


देश-भ्रमण की कहानी १२१ 


ओर अपने पूर्व-निश्चित मार्ग से आगे बढ़ने लगे | अधिकतर देहात 
- के ही मार्ग से होकर यात्रा करते थे | लोगों से खाना माँग कर 
खाते थे ओर जहाँ. समय आता पड़ कर सो जाते थे | प्रायः दोपहर 
ओर संध्या दोनों समंय किसी न किसी गाँव में टिकते 
दक्षिण की ओर थे ओर स्थानीय लोगों से .बात-चीत कर के वहाँ 
को अवस्था जानने का प्रयत्ञ करते थे---लोग 
किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं; उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है; 
सामाजिक आचार-विचार किस प्रकार के हैं, इन सभी बातों की 
जानकारी प्राप्त करने का ध्यान रखते थे | उनके दलगत विचार और 
श्रेणी जन्य मनोवृत्ति का अध्ययन हम दोपहर और संध्या काल के 
भोजन-मांगन और रात के लिए विश्रामस्थल प्राप्त करने की वार्ता के 
ही सम्बन्ध में कर लेते थे | क्योंकि इन बातों को पूछ कर नहीं जाना 
जा सकता | 
इस प्रकार हम लोग यू० पी०, सी० पी० और गुजरात के विभिन्न 
गांवों ओर शहरों का चक्कर लगाते हुए लगभग ६०० मील की यात्रा 
करके अहमदाबाद पहुँचे | इस याज्ञ में हम अमीर कहे जाने वाले 
सम्प्रान्त श्रेणी के लोगों के घरों में गये, पढ़े-लिखे मध्यमवर्गोय 
बाबुओं के घर देखे, देहात के उच्च झौर भद्गर कहे जाने वालों का 
अध्ययन किया और गांवों .के गरीब कित्तान और मजदूरों के घरों में 
भी पहुंचे । यद्या-कदा कोज्न भील आदि जंगली जातियों. में भी 
रहना पट्टा । इस प्रकार इस यात्रा से हमें अनुभव हुआ कि मनुष्य 
जैसे-जैसे उच्च श्रेणी के होते जाते हैं ओर ज्यों-ज्यों समाज उन्हें 
शिक्षित और सभ्य कह कर पुकारने लगता है, त्यों-त्यों उनमें गरीब 
ओर साधारण रहन-सहन के लोगों के प्रति घुणा की सात्रा अधिक 
होती जाती है| प्रायः ऐसा भी होता था कि पेटमर भोजन प्राप्त करने 
के लिए हमें २०-२५ घरों की फेरी लगानी पड़ती थी और विभिन्न 
श्रेणियों के घरों से थोड़ा-थोड़ा भोजन माँग कर इकछा करने में, 
9 


| 


श्र्र्‌ समग्र आम-सेवा की ओर 


उनके देने के ढ'ग को देख कर सहज ही उनकी मनोबृत्ति की थाह 
लग जाती थी। इस भीख माँगने के काम ने हमें यह भी अनुभव 


* कराया कि यदि ख्तरियाँ न होतीं तो हम लोगों को जो यत्किश्वित प्रेम 


और आदर मिला वह भी नहीं मिलता | अतिथि--अम्यागत के प्रति 
सम्मान और आदर का व्यवहार करने की जो 
-अजरात का अनुभव भारतवर्ष की प्राचीन सम्यता थी, उसका अवशेप 
ता - जज्री.जाति में ही देखने को मिलता है। इसका 
अपवाद हमें अगर कहीं देखने को मिला तो गुजरात में | वहाँ की 
ज्ियाँ वाहरी लोगों के लिए कुछ करना पसन्द. नहीं करती हैं, यह 
अनुभव म॒झे उस प्रदेश के भ्रमण से ही हुआ | यह बात मुझे ऐसी 
खली कि साव॑रमती पहुंच कर जबं हमको वापूजी से मिलने का सौभाग्य 
आम हुआ और जब उन्होंने . पूछा कि 'मार्ग में लोगों का व्यवहार 
कैसा रहा! तो मैंने ठुरन्‍्त उत्तर दिया--“ओर सब तो ठीक है, केवल 
आप का गुजरात बहुत खराब मुल्क है[?..... 
हाँ, में कह रहा था कि उच्च श्रेणी के शिक्षित तथा सम्य कहे 
जाने वाले लोग साधारण मनुष्यों को घुणः की, और संकुचित दृष्टि 
से देखते हैं। मैंने तुम्हें किसी पिछले पत्र में लिखा था कि ये लोग 
जब अपनी श्रेणी के लोगों से मिलते हैं तो-इनका व्यवहार अग्राकृतिक 
रूप से मीठा और शिष्ट हो जाता है | इस यात्रा की दो-एक घटनाओं 


. के सुनने से इन बातों का ठम्हें और स्पष्ट अनुभव हो जायंगा और 


कहानी के रूप में कुछ मनोरंजन मो होगा। वर्धा में 'मीत॒मा? को 
इनमें से कुछ कहानियाँ तो मैं हना छुक़ा हूँ, उससे पूछना याद हैं 
या नहीं?! हि > जप 
एक दिन हम लोग ग्वालियर राज्य की सीमा सरदारपुर से सीधे 
पश्चिम की ओर चले । सरदारपुर तक तो हम लोग सुन्दर जन-समुदाय- 
सम्पन्न भूभाग से हो कर आये | किन्तु सरदारपुर से केवल जंगल ही 
जंगल था | हमें लगमग .१०० मील जंगल पार करना था | जंगलों के - 


देश-भ्रमण की कहानी १२३ 


सअध्य कहीं-कहीं मनुष्यों की छोटी-छोटी वस्तियाँ भी देखने को मिल 
जाती थीं। ये बच्तियाँ भील लोगों की थीं। भीलों के यहाँ आश्रय 
ग्रहण करने में हम लोगों को बहुत आनन्द आता 

सीलों का आतिथ्य था | वे अपनी अवस्था के अनुसार मक्के की रोटी, 
* खीरा, साग आदि सब्जी खाने को देते थे। बेचारे 
मी दुनियाँ के शायद गरीव से गरीब प्राणी हैं किन्तु जब हम उनके 
यहाँ अतिथि के रुप में पहुँच जाते थे तो सम्पूर्ण परिवार हमारे निकट 
बैठ कर पहले हमको खाना खिला लेता था और जब हमारे विश्राम 
का प्रबन्ध हो जाता था, तब वे लोग स्वयं भोजन करने जाते थे | 
भोजन के पश्चात्‌ भी आकर बात-चीत करते थे, उनकी उन बातों 
में आदर, प्रेम और सदाचार की कलक स्पष्ट दिखाई देती थी, किन्तु 
इतने पर भी संसार उन्हें अ्रतभ्य ही कहता है। ये लोग कितने गरीब 
हैं, इसके अनुमान के लिए तुम्हें एक दिन की घटना का वर्णन सुनाता 
हूँ । अगस्त का महीना था, हम लोगों को मार्ग में घनघोर वर्षा का 
सामना करना पड़ा था, सार्ग में कोई गाँव नहीं मिला इसलिए हम 
लोग तेजी के साथ आगे ही बढ़ते ,चलें गये | दो-तीन मील और 
चलने के पश्चात्‌ एक वस्ती दश्गोचर हुईं | हम लोग उसी ओर बढ़े 
ओर एक भील के घर पर पहुँचे । उस भील के घर में कोई स्थान 
ऐसा नहीं था, जहाँ पर पानी न चूता हो किन्तु मैदान की अपेक्षा कुछ 
बचाव तो था ही इसलिए हम लोग घर के भीतर एक स्थान पर खड़े 
हो गये। घर का मालिक हम लोगों को उस अवस्था में देख कर 
कहने लगा कि आप लोगों को यहाँ बहुत कष्ट होगा, यदि आय पटेल 
के घर चले जायेँ तो कुछ सुख मिलेगा। उस सम्पूर्ण बस्ती में 
पटेल का ही घर सबसे अच्छा था। उसने एक छोटी लड़की को साथ 
भेज कर हमें पटेल के घर पहुंचा दिया | पटेल का घर, जैसा कि मैं 
पहले कह चुका हूँ, उस गाँव का ही' नहीं, प्रत्युत उस सम्पूर्ण इलाके 
का अच्छा घर समझा जाता था किन्तु जब उसे हम लोगों ने देखा तो 


श्य्दथ.... समग्र आम-सेंवा की ओर 


हैरान रह गये | एक छोटा सा घर था, उससे मिला हुआ एक लम्बा 
ओसारा था। ओसारा (बरामदा) दो भायों में विभक्त था, जिसके 
मध्य, जंगली लकड़ियों का एक परदा लगा था |. रात के समय एक 
ओर पुरुष और एक ओर ख्तरियाँ रहा करती थीं। उसके सामने एक 
: छोटी. सी मड़ई भोजन. बनाने के लिए थी । पटेल के पारेवार में वह 
स्वयं, एक बड़ा लड़का, एक - लड़की और उसकी पुत्र-वधू थी | जिस 
भाग में पटेल और उसका बड़ा लड़का दोनों सोते थे, उसी भाग में 
उसने हम लोगों को भी आश्रय दिया | हम लोगों के निकट ही उसी 
भाग में एक घोड़ा, दो बैल, एक बकरी ओर उसके बच्चे, तथा : 
पाँच-सात मुर्गियाँ भी थीं। एक कोने में हटी चारपाई, हल और घोड़े 
के जीन आदि सामान रक्खे हुए. ये | छप्पर से एक बाँस लटका हुआः 
था, जिस पर एक जीखं॑-शीर्ण कंथा, दो कमली ओर मैले गन्दे कपड़े 
रक्‍खे हुए ये |. श ५ । 
. यॉंतोये लोग कपड़े पहिनते ही बहुत कम हैं, पुरुष कौपीन के 
आकार का एक चौड़े कपड़े का डुकड़ा वाँवते हैं ओर ल्लियाँ कमर 
पर एक छोटा सा हुकड़ा लपेट लेतीं और वच्चस्थल पर भी एक 
टुकड़ा बाँध लेती हैं। बच्चे नंगे ही रहते हें । उसकी बड़ी लड़की, 
जो अनुमानतः बारह तेरह वर्ष की रही होगी, केवल एक छोटी सी 
गमछी लपेटे हुए थी | हम लोग जब उस लड़की के साथ चले थे तो. 
रास्ते में ही वह (पटेल) मिल'गवा था। उसने इस लोगों को अपनी 
बैठक में लाकर विठाबा; उस बैठक का दृश्य एक कदाड़्खाना, 
गोशाला और घुड़शाले आदि के समन्वित रूप सा ही प्रतीत हुआ । 
पहुँचते ही वह सार परिवार वहाँ आ गया ओर दस-पन्द्रह मिनद-हम 
लोगों के स्वागतार्थ वहाँ उपस्थित रह कर अपने अपने काम पर चला 
गया । हम लोगों ने अपने गीले कपड़े उतार कर रख दिये ओर वहाँ 
- पड़ी हुई दो खटोला-सद्ृश छोटी-छोटी चारपाइयों पर लेट कर गाँव 
. के मुखिया की सम्पत्ति का गौर से निरीक्षण करने लगे | रात के समय 


चेश-प्रमण की कहानी श्र 


उन्हीं दो चारपाइयों में से एक्र पर पटेल और उसका लड़का और 
दूसरी पर दम दोनों व्यक्ति सो रहे | चारपाई लगमग ढाई फुट चौड़ी 
. और चार फुट लम्बी थी, कोई भी साधन न रहने के कारण हम लोगों 
को उसी पर संजीप करना पड़ा किन्तु यात्रा की थकान से नींद में 
किसी प्रकार की वाधा नहीं पड़ी | प्रातःकाल हम लोगों ने देखा कि 
ड्मारे शरीर मुर्गों के पाखाने और पेशाव से मर गये हैं। इधर-उधर 
देखने पर ज्ञात हुआ कि जिस समय हम लोग चारपाई पर सो रहे 
थे उस समय मुर्गों की गोप्ठी ठोक हमारे ऊपर टंगे हुए बांस पर, 
आराम कर रही थी । भोजन में मक्के की रोटी ओर मक्‍के की दाल 
मिली थी | यह अवस्था उस इलाके के पटेल की है | अब तुम 
सरलतापूर्वक समझ सकती हो कि और लोगों की क्‍या. दशा होगी ! 
किन्तु इतना गरीब होते हुए भी उनकी अतिथि-प्रत्कार की भावना में 
किसी प्रकार की न्‍्यूनता नहीं थी । 

यात्रा की सम्पूर्ण घटनाओं का विवरण देना सम्भव नहीं है, 
परन्तु एक घटना का वुर्णन ओर कर देने से तुम्हें यह पत्र विशेष 
अरुचिकर और लम्बा नहीं प्रतीत होगा । | 

भील प्रदेशीय जंगलों के भ्रमण करने में वहाँ के भील काफी 
सहायता देते थे | उन जंगलों से ढके हुए पर्वतीय मार्गों से हो कर 
निकलना हम लोगों के लिए. अ्सम्मवप्राय ही था | यद्यपि हम लोग 
सीधे पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, फिर भी उन जंगली और पवतीय 
अदेशों में रास्ता भूल जाने की आशंका सदेव बनी रहती थी। वहाँ 
के भील साथ चल कर हमें एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक पहुचा 
दिया करते थे | इसी प्रकार उस जंगली भूभाग में हम लाग तीन दिन 
तक आगे बढ़ते रहे | चौथे दिन दोपहर के समय एक भील हमें एक 
गाँव से दूसरे गाँव को पहुँचाने साथ चला किन्तु भाग में ही उसे एक 
दसरा व्यक्ति मिल गया जो क्रिसी अत्यावश्यक्र कार्य के लिए उर्स 
उसी गाँव को वापस ले गया जहाँ से हम लोग चले ये | अतः विवशत: 


शररि क ह. | । समग्र आस-सेवा की ओर 


हम लोग बिना किसी पथ-प्रदर्शक्र के आगे बढ़े | अन्ततः जैसी हम 
लोगों को पहले से ही आशंका थी, शाम्र हो गई किन्तु कोई वस्ती” 
नहीं मिल सकी | हमें विश्वास हो गया कि हम लोग रास्ता भूल गये 
हैं | उस जंगल में पादरिडियाँ तो हर तरफ थीं किन्तु हम लोग 
निश्चय नहीं कर सके कि किधर जायें | अन्त में श्री निवास जी एक 
पेड़ पर चढ़ गये | उस पर से उन्हें कोई शहर की तरह अच्छी बस्ती 
नजर आई । ऊपर ही से उन्होंने उसी दिशा की ओर निर्देश किया 
और मैंने उसके ही अनुसार अपने मन में दिशा का निश्चय कर 
लिया । कुछ देर चलने के उपरान्त एक पहाड़ी नदी पार करके हम 
लोग माबुआ राज्य के सदर में पहुंचे | दिन भर की यात्रा और सार्स 
 भूलने की परीशानी ने हमें काफी थक्रा दिया था इसलिए एक मन्दिर 
के बरामदे में जाकर लेट रहे। थोड़ी देर, के पश्चात्‌ खाना मांगने 
के उद्देश्य से वहां से वाहर निकले किन्ठ बस्ती में जाने पर ज्ञात 
हुआ कि वहां अधिकतर जैनी रहते हैं। मार्ग में हम लोगों को भली- 
भांति अनुमव हो गया था कि जैनियों के यहां किसी के खाने-पीने की 
कुछ सुनवाई नहीं होती है, इस जगह मी २०-२५ 

भाडुवा के अनुभव घरों का चक्कर लगाने पर अनाज का एक 
। दाना. भी नहीं मिला | अन्त में निराश होकर 
फिर उसी स्थान पर आ कर बैठ गये | किन्ठु ५-७ मिनट के ही 
पश्चात्‌ तीन आदमी वहां आये और. हम लोगों की वहां से हट जाने 
का आदेश दिया | हस लोग भूल और थकान से चूर-चूर हो रहे थे 
अतः वहां से जाने को जी नहीं चाहता था इसलिए, बैठे ही बैठे उनसे 
वाद-विचाद करने लगे; तव तक तीन-चार आदमी और आ गये 
और अन्त में हम लोग वहाँ से हटने को वाध्य हुए, जिस समय हम 
लोग वाद-विवाद में लगे थे एक महाराष्ट्रीय त्लरी सड़क पर खड़ी- 
खड़ी सारा दृश्य देख रही थी | हम लोग जब उतर कर नीचे आये 
तो कहने लगी कि महाराज की डयोढ़ी पर आज खाना वितरित होने 


देश-भ्रमण की कहानी ५२७ 


वाला है, वहां से खाना लेकर वहीं शिव मन्दिर में आराम करना | 
हम लोगों ने उसे धन्यवाद दिया ओर महाराज की कोठी पर जा 
पहुँचे | वहां बहुत से कंगाल और फकीर दो लाइनों में बैठे हुए थे, 
हम लोग भी उसी लाइन के अन्त में जाकर बैठ गये । कुछ देर 
पश्चात्‌ एक सणड सुसए्ड राजपूत चपरासी बहुत से आदमियों के सर 
पर खाना लद॒वाये आया । खाना क्या था ? बड़े-बड़े दो लड॒ड हर 
एक को देता जाता था और राजा की जय बुलवाता जाता था | एक 
का वजन पाव भर से कम तो नहीं ही रहा होगा । उसने हम 
लोगों को भी लड॒डू प्रदान किये और राजा की जय बोलने को कहा । 
हम लोगों ने जयबोलने से इनकार किया | इस पर वह मारने को 
दौड़ा | हम लोग भाग चले और एक तालाब के पास पहुँच कर लड्डू 
खाने का उपक्रम करने लगे । 
लड्‌ड्‌ इतने सख्त थे कि लाख प्रयत्न करने पर भी दाँतों से नहीं 
दृट सके इसलिए: उन्हें पत्थर पर रख कर पत्थर से ही चूर किया गया 
ओर खाना प्रारम्भ हुआ किन्तु घबराहट ओर थकावट के कारण गला 
इतना सूख रहा था कि पानी पी पी कर भी लड़ड को गले के नीचे 
उतारना कठिन हो गया । अन्ततोगत्वा गमछे में बांधकर शिव मम्दिर 
में पहुँचे | थोड़ी देर बैठने के पश्चात्‌ श्रीनिवास ने कद्दा कि भाई 
भूख बड़े जोर से लगी हे, चलो एक वार ओर प्रयत्न करें | सम्मव है, 
कहीं रोटी प्राप्त हो जाय | मेंने कह्य जैनियों की वस्ती है, जब खाने का 
समय था तब तो कुछ मिला ही नहीं, अत्र इतनी रात को किसके घर में 
खाने को रक्‍्खा होगा ? चुपचाप पड़े रहो, सवेरे देखा जायगा। किन्तु 
वह नहीं राजी हुआ, अतः हम दोनों फिर रोटी की खोज में निकल 
पड़े | कई बार इधर-उधर घूमते देख कर एक सज्जन ने अपने बँगले 
के बरामदे से हमें बुलाया और पूछा--ठुम लोग किधर जाओगे । 
कहां घूम रहे हो ? मैंने उन्हें उत्तर दिया--धूम कहीं नहीं रहे हैं, हम 
भूख-प्यास से व्याकुल हैं, खाना चाहिए;। यह सुन कर वह हम लोगों 


' श्र ; | समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


को बगल के गोपाल मन्दिर में ले गया और हमें ठाकुर जी का भोग 

दिलवाया । भोग, एक गीला पदाथे था अतएवं हमने उसे सरलता- ' 
हु कप 6 सा अमर 9०५:6 

पूवक खा लिया । खाने के पश्चात्‌ हम लोग फिर उसके बँगले पर 


गये | वह अ्रव॒ तक वरामदे में हो बैठा हुआ था। अब्र उसने फिर 


हमसे बाव-चीत करना प्रारम्भ क्रिया ओर पूछा कि ठुम लोग कहां 
जाओगे ? इसी समय उसका लड़का भो वहां आ गया, वह कहीं 
आफिस में नोकर था, उससे हम लोगों ने दाहोद का रास्ता पूछा | 
नकशे से हमने देख भी लिया था कि दाहोद झाबुआ से २०-२५ मील 
की दूरी पर है। रास्ता पूछने पर लड़के ने कहा कि यदि कुछ लिखना- 
पढ़ना जानते हो तो लिख लो मैंने उत्तर दियां कि थोड़ा थोड़ा जानता 
तो अवश्य हूँ, किन्तु श्री निवास को न जाने क्या सूका, ,उसने कहा 
हां, बी० ए.० तक पढ़े हैं | उस बुडढे ने जब यह 

व्यवहार में सुना कि हम लोग बी० ए.० तक पढ़े हूँ तो वह 
सहसा'परिवर्तत एकाएक कुर्सी सें उठ खड़ा हुआ | अब तक वह 
ह हमको नीची निगाह से देखता था किन्धचु सहसा उन 
सब. की आकृति बदल गई, भाषा बदल गई और ढग में परिवर्तन हो 
गया | अब तक हमें कोई वैठाने वाला नहीं था किन्तु अब बैठने के 
लिए कुर्सी मिल गई ओर वे दोनों ही व्यक्ति बड़े शिष्टाचार के साथ 
बात-चीत करने लगे ओर इस बात की कोशिश होने लगी कि हम 
लोग रेलगाड़ी से दी जावें | देखा न, ज्योंही उन्हें ज्ञात हो गया कि 
हम भी उन्हीं की श्रेणी के आदमी, हैं, तो किस प्रकार दुनिया बदल 
गई ? हमने उन्हें उनके इप सौजन्व के लिए घन्यवाद दिया और 
कहा कि -हम लोग पैदल यात्रा करने का -निश्चय करके निकले हूँ, 
गाड़ी पर नहीं चढ़े गे | उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं ठहर जाइये 
प्रातःकाल रास्ता बता दिया जायगा किन्ठ हम लोगों ने शिव-मन्दिर 
में रहने को निश्चय प्रकट किया ओर अनेकानेक धन्यवाद देकर वहाँ 
से चल दिये | शिव मन्दिर में उस दिन कोई उत्सव था, आरती हो 


देश-भ्रमण की कहानी - १२६ 


रही थी, कुछ लोगों की भीड़ थी | हम लोग मन्दिर के एक कोने में 
कम्बल विछा कर बैठ गये ओऔर में स्वामी रामतीर्थ का उपदेश पढ़ 
कर सुनाने लगा | हाँ, में तुमको यह लिखना भूल गया था कि चलते 
समय स्वामी रामतीर्थ का इन उडस-आँव गाड रिवलाइजेशन,” एक. 
छोटी सी रामायण ओर न्यू टेस्टामेंट लेकर निकले ये | मार्ग में जहाँ 
आराम करने का अवसर मिलता था, पढ़ते थे | मुकको रामतीर्थ का 
उपदेश पढ़ते देख कर कुछ नौजवान वहीं आकर बैठ गये और हमारा 
पढ़ना सुनने लगे और हमसे बातचीत करने की इच्छा प्रकट करने 
लगे | जब मैंने एक अध्याय समाप्त कर लिया तो पूछने लगे-- 
“अच्छा, आप लोग अँग्र जी भी जानते हैं ?” तब तक एक महाशय 
पीछे से बोल उठे--“अरे यंह ब्री० ए०, यल० यल० बी० हैं !” हमें 
बड़े जोर की हँसी आई, किन्तु गम्भीर होकर बैठे रहे और उन लोगों से 
बात-चीत करते रहे | थोड़ी देर के बाद जब सब लोग मन्दिर से चले 
गये तो वह बी० ए०, यल० यल० बी० कहने वाले महाशय रुक गये 
ओर हमें एक आदमी दे गये और कह गये कि यह आदमी आप लोगों 
'को आठ मील जंगल पार करा कर दोहद जाने वाली सड़क पर पहुँचा 
देगा। यह महाशय वही थे, जिनके घर हम लोग रात को गये थे। 
इस प्रकार की कितनी ही घटनाएँ अत्र तक स्मरण हैं; किन्तु 
उनसे हमारे ग्राम-सेवा के विषय पर क़ोई प्रकाश नहीं पड़ता | इंसलिए 
उन्हें लिखकर व्यर्थ पत्र का कलेबर बढ़ाना ठीक नहीं होगा; दो- 
एक घटनाएँ इसलिए लिख दीं कि ठुमको यह ज्ञात हो जाय कि 
विभिन्न लोगों के साथ लोगों के व्यवहार-भेद के विषय में अपनी राय 
स्थिर करने में किस-किस प्रकार की घटनाओं ने मेरे मस्तिष्क पर 
प्रभाव डाला है, और साथ ही ऊँची श्रेणी के लोगों के प्रति मेरी 
स्वाभाविक अश्द्धा का कारण क्‍या है, यह भी तुम पर स्पष्ट हो जाय । 
कुछ दिवस बाद हम लोग साबरमती पहुंच गणे और कीकी वहन 
के यहां ठहर गये । वहां पहुंच कर दादा का पत्र मिला कि जब तक 


5३५5 .... समग्र आम-सेवा की ओर 


हम न आवें तब तक आंगे न बढ़ें | अहमदाबाद में दादा जी के कुछ 
मित्र महानुभाव सपरिवार रहते थे और दादा के नाते हमारा भी उनसे 
परिचय हो गया था किन्तु हम लोगों के आरमीण रंग-ढ'ग देख कर 
उन लोगों की नाक-भों सबंदा सिकुड़ी रहती थी ओर उनके व्यवहार : 
में काफी घृणा और अनादर की भावना परिलक्षित होती थी ! 
मैं ठुम्हें प्रथम ही लिख चुका हूँ कि लोगों में जैसे-जैसे तथाकथित 
शिक्षा और सम्यता का विकास होता जाता है वैसे ही वैसे अपनी 
श्रेणी से नीचे वर्ग के लोगों के प्रति अनादर और असम्मान की भावना 
बढ़ती जाती है | सावरमती में रह कर इसकी सत्यता का जितना 
अनुमव समझे हुआ, “उतना इससे पहले कमी नहीं हुआ था | हृदय 
में सोचा करता था कि अगर इसी का नाम तमीज और तहजीब 
( विवेक ओर _सम्यता ) है, तो परमात्मा भारतवर्ष से जितने ही शीघ्र 
/- इस तहजीबव ओर तमीज का नाश करे उतना ही 
"कौन सभ्य है ! इस देश का कल्याण हो | मझे वह भी महसूस होने 
लगा कि जिन लोगों को ये गँवार, बेवकृफ और 
जंगली सैममते हैं, वे इन लोगों से कहीं अधिक सम्य ओर शिष्ट हैं । 
यद्यपि अपनी श्रेणी के लोगों के साथ बात करते समय ये लोग जिस 
चिकनी और पालिशदार भाषा का प्रयोग करते हैं, वह भाषा उन 
आमीणों को नहीं आती किन्तु उनके व्यवहार में जिस पाक्ृतिक आदर 
ओर सद्मावना की मकलक रहती है, वह इन तथा-क्थित सम्य जनों 
में नहीं पाई जाती | यह भावना उस समय से मरूमें इतनी हृढ़ हो 
गई है कि यथासम्मव में श्राज तक अपने को ऐसे समाज से सर्वदा 
दूर रखने की कोशिश करता हूँ | और यह भी एक बड़ा कारण है 
कि में देहात में ही रहना पसन्द करता हूँ । | 
दादां के सावरमती आने पर उनके कहने के अनुसार हम लोगों 
ने आगे बढ़ने का प्रोग्राम छोड़ दिया ओर आश्रम की ओर लौट पड़े 
एवं कुछ ही दिनों में आश्रम पहुँच गये | उस समय आश्रम में मेरे 





निश्चित प्रयोग की चेष्टा १३९ 


लिए कोई खास काम नहीं था इसलिए लोगों ने मुझे आश्रम के शुभा- 
कांची श्री सतीशचन्द्र मुखोपाध्याव की सेवा -में लगा दिया जो उस 
समय मद्दात्मा जी के अनशन के सम्बन्ध से दिल्‍ली में मौजूद थे | 
में उनके साथ कलकत्ता चला गया। 

पत्र बहुत लम्बा हो गया | अब यहीं खतम करना ठीक होगा | अब 
आगरा की गर्मों समाप्त हो चुकी । जेल में आज-कल काफ़ी आनन्द है । 
में स्वस्थ है । आबोहवा तो ठीक है, लेकिन इधर कुछ दिनों से यहाँ सब" 
लोग कुछ उदास से हो रहे हैँ | गुरुदेव की मृत्यु के संवाद ने एकाएक 
सबको स्तमभित कर दिया था; आज कल केवल उसी की चर्चा होती है।. 
कल श्राद्ध दिवस है, यहाँ भी उनके प्रति श्रद्धापण के लिए. सभा का 
आयोजन किया गया है। राष्ट्रकवि श्रीमॉथलीशरण जी यहाँ ही 
नज़रबन्द हैँ, उनको बहुत शोक हुआ है। वह कह रहे थे कि वाल्मीकि 

के पश्चात्‌ इस कोटि के कवि बीच में नहीं पैदा हुए थे | नमस्कार | 

|. 9. ,.॥ 
निश्चित प्रयोग की चेष्ठा 

ेृ ता० २६---८---४ ६. 
श्री सतीशचन्द्र मुखोपाध्याय दो माह बाद कलकते से बनारस 
चले आये; में भी साथ-साथ वनारस आया और उनकी सेवा में लगा 
रहा | इसी बीच आश्रम के मंत्री श्री क्चित्र माई वहुत अधिक बीमार 
पड़े और उनके लिए दो-तीन &ाल का आराम लेना जरूरी हो गया |; 
ऐसी अवस्था में आअम का चार्ज कौन लेगा, यह एक भारी समस्या 
हो गई थी | एक दिन दादा ने मुकसे इस कार्य का भार प्रहण करने 
को कहा किन्तु इस समय में इस उत्तरदायित्व को उठाने के लिए 
तैयार नहीं था क्योंकि एक तो में अपने को इस काम के योग्य नहीं 
समझता था और दूसरा कारण यह था कि यदि मैं प्रधान कार्या- 
लय की ज़िम्मेदारी लेता तो देहात से मेरा स्वंथा सम्बन्ध विच्छेद हो: 


श्झ्२ " समग्र आ्राम-सेवा की ओर . : 
जाता | इतने दिनों तक देहात में रहते-रहते मुझे देहात से बहुत 
जेम हो गया था और मेटी प्रकृति भी कुछ इस प्रकार की हो गई थी 
के शहरी जलवायु और शहरी लोगों से एक प्रकार की अरुचि-सी 
उत्तन्न हो गई थी। किन्तु दादा ने बाध्य किया कि “जो कर सको वही 
करो, जो न समझे में आये विचित्र भाई से पूछ लिया करना |? इस 
प्रकार दादा के आदेशानुसार मैंने प्रवान कार्यालय का भार ग्रहण 
'किया ओर तब से गाँव से मेरा सम्बन्ध छूट-सा गया। नये कार्य का 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर आ पड़ने से मेरा सम्पूर्ण ध्यान उसी के 
सोखने में क्रेन्द्रीभूंत हो गया और गाँव की बातें प्रायः भूल सी गई' । 
इसके पश्चात्‌ जव सन्‌ १६ र८ में समाचासत्रों में वारडोंली सत्याग्रह 
'का विवरण देखने को मिलने लगा आर जब मैंने वहाँ के संगठन का 
व्रिवरण पढ़ा तो मुक्के ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस तरह के संगठन 
'के लिए अवध भी बहुत सुन्दर क्षेत्र है। प्रधान -कार्यालय का कार्य 
'करते हुए भी देहात के कार्य की योजना फिर मेरे मस्तिष्क में स्फुरित 
होने लंगी। उसी वर्ष कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था; 
कुछ कारण-वश उस साल हम लोग वहाँ की प्रदर्शनी में खादी की 
दुकान नहीं ले जा सके, किन्तु आश्रम से खादीं भेजी जा चुकी थी। 
इसलिए प्रदर्शनी के वाहर इस खादी को विक्रवः करने का. भार मेरें 
डी ऊपर आ पड़ा | मैंने जिस कोठी में महात्मा गाँषी ठहरे हुए थे 
उसी के एक कमरे में दुकान खोल कर खादी वेचना प्रारम्म किया। 
गाँधी जी की कोठी में जो लोग ठहरे हुए थे उनमें से कितने ही लोगों 
ने वारडोली के संगठन में काम किया था | में उन लोगों से वहाँ का 
विस्तृत विवरण पूछता रहा और इस प्रकार पुनः मुझमें आम-संगठन 
की उत्क्कठा जाग्रत हो उठी | कलकत्ता से वापस आंते ही आश्रमी 
भाइयों के समज्ष यह प्रस्ताव रक्‍्खा कि मुझे पुनः उत्त्ति केन्द्रों में 
काम करने का अवसर दिया जाय किन्तु उन लोगों ने५इसे नहीं स्वी- 
कार किया, फिर भी मेरे मस्तिष्क में गाँव की बातें चक्कर काटने 


निश्चित प्रयोग की चेष्ट १३३ 
लगीं | इसी समय मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, और विश्राम 
करने की भावना से मेंने लम्बी अवधि की छुट्टी ले-ली जिससे प्रधान 
कायालय की जिम्मेदारी श्री अविनाश भाई के ऊपर आ पड़ी । मैंने 
सोचा कि अच्छा । अब छुट्टी के पश्चात्‌ में प्रधान कार्यालय 
के भार से मुक्त हो सकू गा | छुट्टी लेकंर स्वास्थ्य-सुधार की कामना 
से में कश्मीर चला गया ओर लगमग तीन माह तक वहाँ रुक गया 
श्री कृष्णदास गाँधी भी वहाँ स्वास्थ्य-सुधार के लिए आये हुए थे, 
ओर संयोग से हम लोग एक ही कमरे में रहते ये और गाँव के कार्य 
की बावत आयस में विचार-विनिमय किया करते थे। श्री कृष्णदास 
भाई शुजरात के देहात में कास कर चुके थे; गाँवों के सम्बन्ध में 
में उन्हें श्पनी कल्मना बताया करता था ओर उनकी समालोचना' 
भी सुना करता था। इस प्रकार मेने कश्मीर के प्रवास-काल में ही 

देहात के सम्बन्ध में कुछ योजनाएँ बना डालीं |. 

झाम-कार्य की. उस समय तक गाँधी जी ने आमोशद्योग के विपय 

>> योजना. पर कभी चर्चा भी नहीं की थी। थामोद्योग की वात 

मेरे भी मस्तिप्क में नहीं आई थी, किन्तु ऋृष्णुदास 

भाई से वस्र-स्वावलम्बन-बोजना की बात सनकर ही मेरे मस्तिप्क सं 

उसी योजना को केन्द्र बना करआम-सेवा का काय करने की कल्पना: 

प्रस्फरित हई [# उस समय मेने जिस योजना की कल्पना की थी, वह 
इस प्रकार थी 

१--कह गाँवों के मध्य में आश्रम बना 'कर देहात के नौजवानों 

को कताई ओर घुनाई की शिक्षा दी जाय। ओर उनके छारा दह्यत 

..._ #पता नहीं क्ृप्णदास भाई से यह प्रथम चर्चा भगवान की किस 
लीला का परिचायक था | उस समय कौन जानता था कि २० साल 
बाद १६४८ में मुझे चर्खा संघ के अध्यक्ष और कृष्णदास भाइ को 
उसके मंत्री की दैसियत से मिलकर देशव्यापी वस्र स्वावलम्बन काव 
के माध्यम के समग्र आम सेवा का कार्यक्रम चलाना होगा | १६-६-५० 


श्२े४ | समग्र आम-सेवा को ओर 


का कार्य किया जाय । 

7 २-आबान कार्य-क्रम बच्र-स्वावलुम्बन का ही होगा किन्तु साथ 
ही गाँव की सफाई, पोढ़ शिक्षा, ग्राम सेवक दल का संगठन, पंचायतों. 
की स्थापना तथा च्ली-शिक्षा आदि देहात के सर्वांगीण सधार का 
कॉर्य-क्रम रहे । 

.. ३--हेहात के लोगों को हर प्रकार की शिक्षा और मार्ग-प्रद्शन 
मिलता रहे | ; 

* कश्मीर में ही मैंने इस कल्पना को एक. योजना के रूप में लिख 
डाला और अपने पास रख लिया । छुट्टी के पश्चात्‌ अगस्त में में मेरठ 
लौट आया और सहयोगी भाइयों से. इस देहात के कार्य के सम्बन्ध में 
चार्दालाप किया किन्तु उस समय हम आश्रम की ओर से इस प्रकार के 
विशेष प्रोग्राम बना कर कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे । ओर न 
आश्रम के पाच इतने साधन ही थे कि वह इसके. लिए कुछ एूँजी 
लगा सके | इसलिए इसकी चर्चा विशेष गम्मीर रूप से न हो सकी | 
में भी पुनः प्रधान कार्यालय का चाज लेकर कार्य करने लगा | इसके 
कुछ ही दिन वाद श्री शंकरलाल बेंकर मेरठ आये और मैंने अपनी 
योजना उनके समक्ष रक्खी | शंकर भाई भी इन दिनों स्थान-स्थान 
पर वस्र-स्वावलम्बनं के केन्द्र खोलने का प्रयत्न कर रहे थे, उनका 
मेरा प्रोग्राम पसन्‍्द आ गया ओर उन्होंने कहा कि अगर आप केवल 
वस््र-स्वावलम्बन का काय॑ करते हैं, तो में चर्खासंवघ की ओर से 
इसका व्यय सहन करने के लिए उद्यत हूँ । मैंने उनसे कहा कि याँव 
के कार्य के सम्बन्ध में मेरा जो-कुछ भी अनुभव है उसके आधार 
पर में कह सकता हूँ कि गाँधी जी ग्राम-संगठन के सम्बन्ध में जितने 
प्रकार के कार्यक्रम आवश्यक सममते हैं, उन सभी को समग्र-रूप से 
गाँवों के मध्य एक साथ ही संचालित करने से ही सफलता याप्त हो 
सकती है| क्योंकि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम पर प्रभाव डालता है। 
ओर यदि हम आम-जीवन प्रत्येक अंग पर सुधार की योजना नहीं 


निश्चित प्रयोग की चेष्टा हे श्३ए 


बनाते तो केवल एक ही प्रोग्राम लेकर सफल नहीं हो सकते | किसी' 
भी नवीन कार्यक्रम की चलाने के लिए सब से पहली आवश्यकता 
यह होती है कि जिनके भीतर यह नवीन कार्यक्रम लेकर चलना है, 
समग्न दृष्टि की उनमें नवीनता को ग्रहंण. करने की मनोवृत्ति उत्पन्न 
आवश्यकता हो गई हो । और यह मनोबूत्ति तभी उत्पन्न होती है 
जब उनके जीवन की गांत में नये दृष्टिकोश का 

विकास हो जाता है| अगर हम कोई एक ही एकराद्भी प्रोग्राम लेकर ' 
कोई आशिक सुविधा प्रात कर कुछ दिन उसे चला भी दें तो उसमें 
जड़ता ही रहेगी, जीवन नहीं ञ्रों सकेगा | जीवन उत्पन्न करने के लिए 
यह आवश्यक होगा कि हम सर्वप्रथम देहात में एक आम सेवा शिक्षा- 
केन्द्र खोलकर उसमें सर्वतोमखी विकास की योजना चलावें | इतना 
ये है कि. वस्न-स्वावलम्बन का . कार्य सख्य रहेगा. ओर इसी को 
केन्द्र मान कर दूसरे कार्य-क्रम भी परिधि-क्षेत्र के भीतर चलते रहेंगे | 
मुझमें और श्री शंकललाल भाई में इसी योजना पर देर तक 
वाद-विवाद हुआ | अन्ततः उन्हें इस योजना के सिद्धान्त स्वीकार 
करने पड़े और कुछ बातों के अतिरिक्त उन्होंने समी बातें विवरण- 
सहित स्वीकार कर लीं। उन्होंने कहा कि जिस ज्षेत्र में आब काम 
करना चाहते हैँ, उसे मैं स्वयं देखना चाहता हूँ और जानना 
चाहता हूँ कि वह क्षेत्र वच्न-स्वावलम्बन के लिए. अनुकूल है अथवा 
नहीं | मैंने योजना तो बना ली थी किन्तु गाँव का चुनाव नहीं किया 
था और न॒मेरठ के, देहात के सम्बन्ध में कोई जानकारी ही रखता 
था | अतएब मैंने श्री शंकरलाल भाई से कह दिया कि आज शाम 
तक गाँव का निर्वाचन कर लँँगा। कल प्रातःकाल देखने चला 
जायगा | स्थानीय सहयोगी भाइयों की सम्मति से सरघना तहसील 
के रासना आम में कार्य प्रारम्भ करने का निश्वय हुआ ओर दूसरे दिन 
प्रातःकाल हम लोग श्री शंकर भाई को साथ लेकर रासना के लिए 
चल पड़े । वहाँ पहचने पर श्री शंकरलाल भाई ने गांव स घूम कर 


१३६ समग्र ग्राम-सेवा की-ओर 


4 


वहाँ के निवासियों से बातं-चीत की और हमें कार्य श्रारम्भ करने की 
स्वीकृति दे दी-] इसलिए हम लोगों में . से एक श्री श्याम जी भाई, 
कार्य प्रारम्भ करने के लिए वहाँ भेजे गये | म्रारम्म में कई दिनों तक में 
भी उनके साथ वहाँ टिका रहा और गाँव के व्यक्तियों से परिचय प्रात 
करता रहा | अवध के गाँवों के विषय में: मेरी जो धारणा थी, वह 
यहाँ न रह सकी । यहाँ के लोग न उतने अधिक गरीब थे न उतने 
अधिक अशिक्षित ही | प्रायः सभी मकान बड़ी अ्रच्छी कोटि के थे; अधि- 
, ऊशि का अग्रभाय विल्कुल पक्‍का था। यहां आधकतर तगा जाते के 
लोग निवास करते थे | तगा जाति शायद ज्षत्रियों की ही वंशज है। 
पूर्वी जिलों में इनकी विरादरी को भूमिहार# कहते हैं | इनके अतिरिक्त 
'उस क्षेत्र में कुछ निम्नश्णी की जातियाँ भी रहती थीं। कोई खास 
बड़ी जमींदारी और ताल्छुकेदारी की प्रथा न थी। इसलिए लोगों की 
आर्थिक अवस्था अच्छी थी। ये लोग अवध के किसानों की तरह दबी 
हुई प्रवृत्ति के नहीं थे | शिक्षा का भी इनमें अच्छा प्रचार था | इसके 
अविरिक्त वहां आ्रार्यससाज का भी अ्रच्छा संगठन: था | इसलिए अवध 
के किसानों की अपेक्षा उनमें दकियानूसीपन बहुत कम था | त्यागी 
(तगा) लोग उच्च श्रेणी की जाति में से थे किन्तु उनकी स्त्रियों में पर्दे का 
रिवाज उतना अधिक नहीं था, जितना पूर्वी जिलों में पाया जाता हैं | 
रसना गांव में एक बहुत सुन्दर पक्का मन्दिर है और गांव की 
ओर से एंक पक्की चोपाल. बनी हुई है जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर 
ठहर सकता है| इसके अतिरिक्त यदि गांव की कोई पंचायत होती है 
तो उसकी वैठक इसी चौपाल में होती है | चौपाल के देख-भाल की 
जिम्मेदारी भी समस्त गांव के लोग -वहन करते हैं | हम लोगों ने भी 
इसी चौपाल में आश्रय -लिया | पहिले दिन से ही मुक्के यहाँ का 





&भूमिद्दार और तयगा दोनों अब बहुत दिनों से श्रपने को आह्ण्य 
मानते हैं ।-- सम्पादक । 


निश्चित प्रयोग की चेष्ठा.. ' १३७ 


वातावरण अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हुआ | लोगों की शिक्षा व शिशचार 
ओर नई चीजों के समझने की प्रवृत्ति देखकर मुझे 
रासवा की कुछ ऐसा लगा कि जितना काम में यहाँ सालभर में 
विशेषताएँ कर सकूँगा; उतना अकवरपुर की ओर पांच साल 
में भी न हों सकेगा। दो बातों ने मुझे अत्यधिक 
प्रभावित किया :-- 
१--चौपाल का होना--जिसका मुख्य अमिप्राय यह था कि 
पंचायती और सम्मिलित समाज का संस्कार इस इलाके में अब तक 
वत्तमान है | 
२--ब्रर-घर में चर्खे की उपस्थिति । 
जिस चर्ें ओर पंचायत के लिए में ठाँडा के देहात में मारा-मारा. 
फिरता था, वे दोनों वस्तुएँ यहाँ पहले से ही मौजूद थीं । 
में चार-पाँच दिन तक रासना में ही रह गया। रासना तथा उसके 
आस-पास के गांवों में खूब घूमा । सन्ध्या समय रासना के लोग स्वयं 
चीपाल में आ जाते थे, हम लोग उनसे अपनी योजना पर आलोचना 
प्रत्यालोचना किया करते थे। पाँच-छः दिन के पश्चात्‌ मुझे यह 
अनुभव हुआ कि ये लोग हमारी योजना को भलीभाँति समझ गये 
हैं ओर उसे चलाने के लिए काफी उत्साह प्रकट करते हैँ। अतएबव में 
चार-पाँच दिन ओर रहकर उनमें काफी प्रचार करके श्री श्याम जी 
भाई को वहाँ के कार्य-क्रम का संचालक बनाकर मेरठ - चला आया | 
श्याम जी भाई ने उनमें धुनाई ओर कताई सिखाने का कार्य प्रारम्भ 
कर दिया । मैं प्रति सत्ताह एक बार रातना चला जाया करता था और 
उस गांव के लोगों को हर प्रकार के सुधार की प्रेरणा - 
घुनाई-कताई और देता रहता था। कुछ कोल पश्चात्‌ क्रिसानों ओर 
शन्नि पाठशाला उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक -राजि पाठ- 
शाला खोल दी गई। मैंने देखा कि किसानों के बच्चे 
दिन में खाली नहीं रह सकते। जिस दिन से वह कुछ उज्ञान होते हैं; 
पद 





श्श्द े ४. की. -ह5 समग्र आम-सेवो की ओर 


का 


सी दिन से. उन्हें जानवरों को चराना; उनके लिए घास छीलना, ग्रहस्थी 
के काम में सहायता पहुंचाना, गोबर वटोरना तथा जंगल की लकड़ी 
चुनकर लाना इत्यादि काम करने प्रड़ते हैं और वे दिन भर इन्हीं 
कार्मों में फंसे रहते..हं..।. अतएणव . हम देहात में निःशुल्क शिक्षा का 
' कितना भी उत्तम ग्रबंध क्‍यों न करे किन्द्र .जब तक, देहात को 
सामाजिक और आशिक परिस्थितियों में आमूल परिवतन नहीं होता तब 
तक वहाँ के बच्चे पाठशालाओं सें उपस्थित होने में असमर्थ हैं । 
इसीलिए, मेने रात्रि पाठशाला की योजना बनाई | इससे हमें एक और 
ब्लाभ हुआ | .उसी गाँव के निकट के प्रारम्मिक स्कूल के मास्टर श्री 
रामदास भाई उस रात्रि पोठशाला में अवेवनिक रूप से पढ़ाने को 
तैयार हो गये । इस प्रकार वस्र-स्वावल्म्बन के साथ-साथ शिक्षा और 
गाँव की सफाई का कार्य होने लगा। .. 

अखिल भारतीय चर्खा-संघ के मंत्री श्री शंकरलाल भाई जब मेरठ 
आये थे तो उन्होंने सुके यह बताया था कि जिस क्षेत्र में वस्र-स्वाव- 
लम्बन का कार्य होगा, उस क्षेत्र में चर्खा संघ या आश्रम की ओर से 
सूत की खरीद नहीं होनी चाहिए | मेने वस्त्र-स्वावलम्बन के परिडत 
श्री जेठालाल भाई से -भी . सम्मति ली तो- उनकी वातों से भरी 
शंकरलाल भाई की ही वात प्रमाणित हुईं। अतंणव मैंने उस क्षेत्र 
की सूत-खरीदः बंद करा दी। सूत-खरीद बंद हो जाने के पश्चात्‌ 

मे ..._ रासना का कार्य शिथिल होने लगा और कुछ ही 
सूत न खरीदने की, दिनों में उन दो-चार परिवार के लोगों को छोड़ 
'नोति-की निष्फलता कर, जिनके साथ हम लोग विशेष घनिष्टता रखते 
। थे, शेष सभी लोगों की सहानुभूति उस कार्य से 
समाप्त-छी हो गई। में रासना जाकर इसका कारण अध्ययन करने 
की कोंशिश करता रहा | इस सम्बन्ध में उस गाँव तथा आस-पास 
के गांवों के बहुत से लोगों से वार्तालाप किया | इससे मुझे जो कुछ 
अनुभव हुआ उससे इस क्षेत्र की जनता के प्रति मेरी धारणा बदल 


|5 


निश्चित प्रयोग की चेश श्श्ह्‌ 


गई | मैंने वहाँ के लोगों को अब तक जैसा समझ रक़खा था वैसा वे 
नहीं निकले | उनमें दिखाऊपन और स्वार्थररता ही अधिक थी। 
आदरश की बात उनकी समर में नहीं आई । इसलिए श्र मैंने सोचा 
कि जब तक हम इनके सूत का कुछ भाग खरीद नहीं लेते, तब तक 
इन में वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्यक्रम चलाना कठिन है। सदियों की 
शहरी और बाजारू सम्यता हमारे ग्राम-समाज को ऐसी शैली में ढाल 
चुकी है कि आज कोई भी काम वगैर बाजारू मनोवृत्ति के करना 
कठिन हो गया है | हमारे किसान खेत में अनाज वबोते हैं तो उनका 
थ्येय यही होता है कि इसे बाजार म॑ वेचेंगे | इसलिए प्रायः वे उसी 
अकार की खेती करते हैँ जिसकी वे बाजार के लिए आवश्यकता 
सममते हूँ | इसका कारण यह है कि आज वे इस अवस्था को पहुँच 
गये हैँ कि जितना अनाज वे स्वयं खाने के काम में लाते हैँ, उसका 
कई शुना उन्हें दूसरों को देना पड़ता है और दूसरे लोग अपना पावना 
सैसे के रूप में ही लेते हैं | इसलिए किसान उस चीज की खेती के 
लिए तेयार नहीं होते जो बाजार में वरिक न सके। हाँ, वाजार के लिए 
तैयार किये हुए माल का कुछ भाग अगर वे अपने इस्तेमाल के लिए 
बचा सके तो प्रसन्नता से बचा लेते हूँ | अतएव इस इलाके में घूमने 
पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि हमें वस्न-स्वावलम्बन के कार्य में” 
सफल होना है तो आवश्यक है कि उनके सूत के लिए बिक्री का वाजार 
खोल दें तथा प्रचार और शिक्षा-द्वारा उनकी इस बात के लिए तैंबार 
करें कि अपना कता हुआ सूत अधिक से अधिक अपने ही प्रयोग में 
लावें | इसके साथ ही एक बात और भी समझ में आई कि वस्त्र- 
स्वावल्म्बन के लिए अन्य प्रकार की आय में से कपड़े के लिए खच 
करना ठीक नहीं । क्योंकि इस कार्य के लाभ को वें तमी समझ सकते 
हूँ जब उन्हें इसके लिए कुछ ख् न करना पड़े | इस स्थिति में हम 
उनको समझा सकेंगे कि वे कपड़े के लिए घर का कितना अनाज 
बाहर भेंज देते हैं| यह तभी हो सकता है जब उनकी खादी के तैयार 


१४० समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


होने का अन्य व्यय उनके बढ़ती सूत की बिक्री से प्राप्त हो जाय | 
इन सब बातों पर दृष्टि डालने के पश्चात्‌ स॒झे स्वावलंम्बन-त्षेत्र में 
सूत न खरीद करने की पद्धति श्रमपूर्ण प्रतीत हुईं। इसलिए मैंने 
थुनः वहाँ का सूत खरीद लेने की क्रिया का प्रचलन कर दिया# । दूसरी 
: बाधा बुनाई की थी | उस देहात में कुछ ऐसे बुनकर थे जो २७ इंच 
'अरज का कपड़ा बुना करते थे। वहाँ के लोग उनसे पहले भी दोहर 
ञआादि के लिए मोटे कपड़े रवय॑ बनवा लिया करते थे | कुछ दिन प्रचार 
केरने के पश्चात्‌ और बुनाई कताई की शिक्षा देने के बाद लोग बारीक 
सूत भी कातने लगे ओर धोती आदि बनवाने का आग्रह करने लगे | 
श्याम जी भाई साबरमती आश्रम में कई वर्ष तक बुनाई का काम 
सीख चुके थे। उस गाँव के निकट का ही एक बुनकर आश्रम की 
खादी बुना करता था। उसी को श्री श्याम भाई की संस्त्ुकता से 
-लम्बी.अरज का कपड़ा बुनने को देकर गाँव वालों की माँग पूरी करने 
की व्यवस्था की गई । श्री श्याम जी भाई के द्वारा उस घुनकर की 
कठिनाइयां भी सुलक जाती थीं | इस प्रकार धीरे-धीरे वहाँ के लोग 
 स्वावलम्बी होने लगे। 
कुछ दिन. पश्चात्‌ श्री श्याम जी भाई अपनी स्त्री गुलवदन बहिन 
#अआज २० साल बाद परिस्थिति बदल गई | किसानों का अनाज 
मँहगा होने से उन्हें चर्खे जैसी छोटी आमदनी-वाली-चीजों से दिल- 
चस्पी नहीं रह गई। स्वराज हो जाने से खादी पहनने वालों केः 
सामने कोई हेतु नहीं दिखाई दे रही है।आज चर्खा और बच्ञ 
स्वावलम्बन का काम गांधीजी की धारणानुसार राजनैतिक,आ्रार्थिक तथा 
सामाजिक क्रांति के आधार पर ही चल सकता है। अ्रतः आज अखिल 
भारत चर्खा संघ देश भर में बराहोश कातने वालों के (गांधीजी के 
शब्दों में समझबूक कर कातने वालों के) कताई मंडलों का संगठन 
: ऋर वच्त्र स्वावलम्बन को मध्य बिन्दु मानकर समग्र-ग्राम सेवा द्वारा जन 
संगठन की चेप्टा कर रहा है । १६-- ६-५० 


निश्चित प्रयोग की चेश १४१ 


और अपनी छोटी बच्ची को भी वहाँ पर लें आये ओर उस गाँव के 
निवासी एक मित्र के घर के एक भाग में रहने लगे | 
टाँडा के देहात के वर्णन-क्रम में मैं तुमको लिख चुका हूँ कि गाँव 
का पुनर्गठन तब तक अऋसम्मव है जब तक वहाँ की ख्लियां शिक्षित न 
कर दी जायेँ और उनका सुधार न हो जाय | गुलबदन बहन के वहाँ 
पर पहुंच जाने से मुझे इस दिशा में भी कुछ करने का अवसर मिल गया। 
एक दिन मैंने रासना गाँव के अपने प्रिय लोगों को बुलाया ओर उन्हें 
यह समकाया कि प्राचीन काल में हमारे देश की ख्लत्रियाँ कैसी रहीं 
ओर आज कैसी हो गई हैँ । मेंने बताया कि संसार और समाज का 
मूल संगठन इन्हीं लोगों के हाथ में है। जब तक ये नहीं चाहतीं 
तब तक दम और आप चाहे कितनी भी कोशिश करें समाज को एक 
पग या इंच भी आगे नहीं बढ़ा सकते। किसी 
खियों का शिक्षण ग्रहस्थी में पुरुष चाहे जितनी भी आय करे, और 
. और सुधार चाहे कितना भी उत्तम प्रबन्ध करे. किन्तु अगर स््रो 
... अयोग्य और संयमहीना हुई तो सारा घर नाश हो 


कल लत + “का 


जाता है; दूसरी ओर अगर कोई कितना भी गरीब क्‍यों न हो किन्तु 


यदि स्त्री सप्रवन्धकारिणी ...हुई - तो. घर की रक्षा हो. जाती है | इन्हीं? 
घर्रों और गाँवों की समष्टि का ही नाम समाज या संसार है । उन लोगों 
ने मेरी बातें समझ लीं ओर इस दिशा म॑ उत्साह दिखाने लगे | हस 
लोगों ने आपस में सलाह करके, जिस घर में श्याम भाई रहते थे, उंसी 
घर के एक दालान में झ्लिश्नों को चर्खा, पढ़ना और अन्य प्रकार की 
शिक्षा देने के लिए एक महिला विद्यालय खोल दिया। किन्ठु उसमें 
केवल लड़कियों ने ही आना प्रारम्भ किया। घर की औरतें और 
बहुएँ नहीं आती थीं। हमने यह सोचकर कि खज्रशिक्षा की दिशा में 
कुछ न कुछ तो हो ही रहा है, इतने पर ही संतोष क्षिया और उन्हीं 
को लेकर विद्यालय चलाने लगा। किन्तु मैं जब जब रासना ' जाता था 
ओर वहाँ के लोग मुझ से मिलते थे तब तब उनसे कहता था 





श्ढर समग्र ऑय-सेंवा की ओर 
कि आप लोग लड़कियों को सिखा कर तो दूसरों के घर भेज देंगे, किन्तु 
आप लोगों के इतने परिश्रम का लाम कुछ आप लोगों -को भी तो 
मिलना चाहिए ओर जब तक आप अपनी बहुओं की शिक्षा का 
प्रबन्ध नहीं करेंगे, तव तक आप के गाँव में किसी प्रकार, का सुधार 
'होना सम्भव नहीं | वे लोग मेरी बातों का समर्थन तो करते थे, किन्तु 
उनके घरों से कोई भी स्री अन्त समय तक विद्यालय में नहीं आई | 
अगर कभी कोई- आती भी थी तो केवल विद्यालय देखने की भावना 
से ओर गुलबदन बहिन के साथ गप्प लड़ाने .के अभिपग्राय से। मैंने 
शुलवदन बहिन से कहां कि आप उन्हें अपने घर क्री सफाई दिखाइए 
और उनके घरों में जाकर देशं के सम्बन्ध में, स्वच्छुता और उनके 
कत्त व्यों के सम्बन्ध में वात-चीत किया करें | इस प्रकार इस ढ ग से 
कुछ-कुछ स्री शिक्षा का काम भी होने लगा । 

धीरे-घीरे महीने पर महीने बीतने' लगे और उत्तरोत्तर आश्रम के 
प्रति याँव वालों की सहानुभूति में वृद्धि होने लगीं और योजना के 
एकाथ एकदेशीय कार्य-क्रम उन्नति करते रहे। किन्तु जो योजना 
हम लोगों ने कश्मीर में वनाई. थी; उसको सक्रिय रूप देने का अभी 
तक कोई मोका नहीं मिला ओर - देहात के मध्य में केन्द्रीय आश्रम 
बना कर आमीण समाज के सर्वाज्नीण, पुनर्ज्ठन की कल्पना अब तक- 
कल्पना ही वनी रही | मैं इस योजना को कार्य रूप में परिणित करने 
का. अवसर ढोडढ़ा करता था किन्ठु इसके .लिए यह आवश्यक था कि 
मैं पर्याप्त समव तक रासना रह सकूँ। अतः मैंने विचार किया कि 
यदिं श्री अविनाश भाई ग्रवान का्यश्य का काय चला लें तो मुझे 
काफी समय तक गाँवों मे रहने की सुविधा मिल जायगी | इसी स्येय 
से मैं अविनाश भाई को रासना ले गवा ओर उनसे अपनी योजना के 
सम्बन्ध में बात-चीत की । उन्होंने मुझे निश्चित आश्वासन दिया कि 
आप अपनी इच्छानसार निश्चित समय तक रासना गाँव में रह सकते 
हैं | फिर क्‍या था ? में रासना में ठहर गया ओर इस क्षेत्र के 


निश्चित प्रयोग की चेष्र -१ड ३ 


विशेष व्यक्तियों से अपने कार्य-क्रम के विपय में चर्चा की। उन लोगों 
ने मुझे काफ़ी उत्साहित किश ओर रासना के दो-तीन मित्रों ने गाँव 
से कुछ दूर मुझे लगभग दस बीघे जमीन दान कर दी । इस स्थान पर 
लगभग १०० बीघे परती जमीन थी जो उसी गाँव के लोगों की थी । 
गाँव बालों ने आईवासन दिया कि आप आवश्यकता पड़ने पर और 
अधिक जमीन ले सकते हैँ । जिन मास्टर साहब ने रत्रि-पाठशाला. में 
रात को पढ़ाने का भार उठाया था, उन्होंने तो आश्रम के ही हाते में 
धर वना कर सपरिवार रहने का वादा किया | इस के लिए श्रीशंकर- 
लाल भाई ने १८००) की स्वीकृति चर्खा संघ से आश्रम को प्रदान की 
झ्ोर हम लोगों ने वहाँ आश्रम बनवाने का निश्चय कर लिया । 

इसी समय चर्खा संघ का कार्य आश्रम की सुपुदंगी में आ गया 
ओर श्री विचित्र भाई, जो इन दिनों चर्खा संध के मंत्री का कार्य 
' रे ये, मेरठ आ गये और आश्रम के प्रधान कार्यालय का उत्तरदायित्व 
अपने ' ऊपर ले लिया | इस प्रकार मुझे आशा हो गई कि में अब 
अवकाश पाकर ग्राम सेवा का कार्य-भार लेकर पुनः रासना में बैठ 
सरकेंगा | किन्तु ऐसा हो नहीं सका | 

इसी समय सन्‌ १६३० के सत्याग्रह की लड़ई छिड़ गई। चारों 
ओर से खादी की माँग वेहद बढ़ गई | इधर चर्चा संघ की जिम्मेदारी 
आश्रम के सिर पर आ पड़ने से आश्रम पर बहुत बोक पड़ गया और 
द्राश्रम के खादी उत्पत्ति के कार्य से मुझे छुड्टी न मिल सकी । मुके 
मेरठ क्षेत्र के बादर के केन्द्रों की देख-भाल करने का काम मिला था 
तीन-चार माह की अवधि में जब कार्य कुछ संगठित हो चला और 
मुझे पुनः छुड्टी मिलने की आशा हुई तो अचानक श्री शंकरलाल 
भाई मेरठ आये । और बंगाल के अभय आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं 
के जेल जाने के कारण आश्रम से मेरी सेवा .अभय शआआश्रम के 
लिए मांगी । फलतःउसी समय वद्धाल चला जाना पड़ा और जो रूप 
मैंने रासना का सोच रक्‍्खा था, वह नहीं हो सका। इधर कुछ दिनों 


श्४४ .. समग्र आम-सेवा की ओर 


बाद श्री श्याम जी भाई-भी गिरत्फार कर लिये गये | इसलिंए. वहाँ के 
काम को ओर भी धक्का लगा और - आन्दोलन के दिनों'में लगभग 
नहीं के वरावर रह गया | कालान्तर में कुछ नौसिखुये कार्य-कर्ता 
आश्रम की ओर से वहां भेजे गये, किन्तु अनुभवी कार्य-कर्तता के अभाव 
में वहाँ के कार्य में उन्नति नहीं हो सकी । सन्‌ १६३-१ में मुझे अभय 
आश्रम से छुट्टी मिले गई और मैं पुनः आश्रम की सेवा में लौट आया। 
एक बार फिर रासना को पुनर्गठित करने की कोशिश की किन्तु आश्रम 
'मुझे सबंदा के लिए वहाँ बैठने का समय न॒दे सका प्रत्युत दो-एंक 
कार्य-कर्तता बढ़ाकर वहाँ के कार्य-विकास का प्रयत्न. किया गया | दादा 
ओर विचित्र भाई भी इस काम में दिलचस्पी लेने लगे और वहां भेजे 
गये कार्य-कर्त्ताओं. को बरावर चेतावनी देते रहे। में बाहर के केन्द्रों 
-का दौरा ' करता रहा इसलिए मेरां सम्पर्क रासना-से टूट गया | फिर 
में उस .देहात में नहीं जा सका | इसी समय सन्‌ १६३२ की लड़ाई 
'छिड़ गई। विचित्र भाई - आदि बहुत से कांयकर्ता जेल चले गये और 
'शरासना का काम ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। जो लड़के उस केन्द्र में 
काम करते थे; वे सब भी गिरफ्तार कर लिये गये |. । 

यह पत्र योंही कुछ बड़ा हो गया है। इस समय रात भी अधिक 
'जा चुकी है इसलिए इसे ओर बढ़ाने को जी नहीं चाहता | अतः आज 
'यहीं समाप्त करके सो जाता हूँ। दूसरे दिन रासना की शेष कहानी 
लिखेँगा | इति। ह 

ड किए कल 


रासना की शेष कथा 
२६----८-+-४ ९ 
-उम्त दिन में रासना की कहानी लिखते-लिखते सो गया था अतएव 
आज फिर उसकी कुछ शेष बातें लिखूँगा। सन्‌ १६३१२ ई० के 
आन्दोज्ञन-काल में गांधी जी के नि्दशानुसार आश्रम आन्दोलन से 
अलग रक़्खा गया था, फिर भी यह सरकार के दमन-चक्र से बच ने 


रासना की शेष कथा श्ड्प्‌ 


सका था | आश्रम के कितने ही केन्द्र सरकार-द्वारा जब्त कर लिये 
गये थे | इन्ही में रासना भी सम्मिलित था | इसके बन्द हो जाने से: 
आश्रम की ओर से उस देद्ात का कार्य बन्द सा हो गया था| किन्तु 
: अब फिर आन्दोलन कुछ-कुछ दब चुका था, विचित्र भाई जेल से छूट 
कर आ गये थे और हम लोग पुनः देहात के कार्य के पुनर्सन्ञठन के 
विषय में चर्चा करने लग गये थे । लड़के भी जेल से छूटकर आा गये 
थे | इसी अवधि में हजारीबाग जेल से दादा का लिखा हुआ विचित्र 
भाई के नाम एक पत्र आया जिसमें उन्होंने देहात के काम पर जोर 
देने को लिखा था ओर कार्य का एक निश्चिय ढंग भी लिख मेजा 
था | उनकी कल्पना थी कि गांवों के मध्य एक हाई स्कूल खोलकर 
ओर उसी को केन्द्र बनाकर हर प्रकार की सुधार-योजना का कार्य- 
क्रम चलाना होगा | दादा का यह पत्र पढ़ कर मुमे. बहुत प्रसन्नता 
हुई क्योंकि उन्होंने खास विचित्र भाई पर ही इस प्रोग्राम का भार 
“दिया था | इसलिए विचित्र भाई ने प्रधान कार्यालय का उत्तरदायित्व 
नहीं लिया । मुझे इस बात से भी प्रसन्नता हुई कि जब आश्रम के 
सब से बड़े उत्तरदायी भाई गांव में जाकर बैठेंगे तो आश्रम के कार्य- 
क्रम में ग्राम-संगठन का ही कार्य्य प्रधान हो उठेगा ओर हम लोगों 
को भी धीरे-धीरे देहात में जाने का अवसर मिलेगा । मुम्हें में पहले 
ही लिख चुका हूँ कि प्रारम्म से ही मेरी यह धरणा हो गई कि में 
देहात में रहकर काम करूँ | लगभग दो वर्ष तक ठांडा ओर अकवरपुर 
में रहने के कारण वह धारणा और भी दृढ़ हो गई थी | इधर तीन- 
चार वर्ष तक दफतर के कार्य में व्यस्त रहने के कारण इस अवधि में 
यह भावना कुछ दब-सी गई थी | किन्तु जब से रासना का कार्य 
आरंभ हुआ तब से देहात में कार्य करने की इच्छा फिर -बलवती होती 
गई। अब तक मुझे स्थायी रूप से गाँवों में रहने का अवसर नहीं 
मिला था | आश्रम के विविध प्रकार के कार्यों में फंसा रहना पड़ता था 
अतएव जब दादा ने विश्चित्र भाई को उपर्यक्त पत्र लिखा तो मेरा प्रसन्न 


१७६ । ह समग्र आम-सेवा की ओर 


' होना स्वाभाविक हुं था | सरकार ने. जब रासना केन्द्र वापिस दिया 
रा . तब-मैंने विचित्र भाई पर वहाँ -बैठने- के लिए: जोर 
रासना केर्द्र दिया | विचित्र भाई भी तैयार हो गये और रासना 
का श्रन्त चले भी गये, किन्तु कुछ समय वाद कई कारणों 
। से बाध्य हो कर उन्हें मेरठ वापस चला आना 
पड़ा | फिर वे मेरठ से ही आश्रम के कुछ लड़कों को भेज कर 
वहाँ -का काम चलाने लगे; किन्तु इस ढगसे वहां का कार्य आगे 
न बढ़ सका ओर परिस्थिति इस अवस्था तक पहुँच गई कि कुछ समय 
पश्चात्‌ उस केन्द्र को बन्द कर देने का अस्ताव रक्खा गया | शुरू-शुरू 
में मैंने इसका विरोध किया किन्तु सुक पर आश्रम को ओर से खादी 
भण्डारों की जिम्मेदारी आ. पड़ी और निकट भविष्य में गांव. की ओर 
जाने की कोई आशा नहीं दिखाई दी अतएव जब रासना के विषय 
में दूसरी वार उनके तोड़ने का प्रस्ताव आया तो मैंने पक्ष में ही राय 
दी | फल यह हुआ कि रासना का-काम बन्द कर दिया गया। अब 
मैंने देहात की बांतों को अपने दिमाग से दूर कर सारा ध्यान बिक्री 
भर्डारों की व्यवस्था में ही केन्द्रित कर दिया | इस:प्रकार पुनः मुझे 
गांव की बातें मूल जानी पड़ीं | 
इंस समय गेरा स्वास्थ्य सधर रहा है, किन्ठ॒ु देनिक कार्यों में 
कुछ शिथिलता आ गई है | कुछ लोग देवली को रवाना हो रहे हैं 
और कुछ :इधर-उधर तब्दील हो रहे हैं| अभी तीन-चार दिन॑ हुए 
बाहर से एक भाई आये हुए थे; उन्होंने बताया कि १०० नज़रबन्द 
अन्य जगहों को भेजे जाँयगे ।इसलिए जेल में दिन-रात “कीन जायगा, 
कौन नहीं” की ही चर्चा रहा करती है। तीन-चार महीने तक सब 
,एक राथ रहने के कारण आपस में प्रेम का गहरा सम्बन्ध उत्पन्न हो 
गया। अब लोगों का. तितर-वितर हो जाना बुरा लग रहा है। 
लेकिन जेल की यह सब माया तो लगी ही रहती हैं |. इसलिए 
अपने कार्य-क्रम में पुनः जुटने की कोशिश कर रहा हूँ । चर्सा का 


सेवा का निश्चित कदम श्ड्छ, 


क्लास नियमित रूप से चल रहा है। सबकी नमस्कार | इति 
/0 5 760 5. | 
सेवा का निश्चित कदम 

३ १--८ +-४ १ 
सन्‌ १६३० और १६३२ के आन्दोलन ने आश्रम के बहुत से 
भाइयों को जेल में भर दिया | इसलिए हम बाहर के लोगों:पर अधिक 
जिम्मेदारी पड़ गई थी। आन्दोलन के पश्चात्‌ सन्‌ १६३३-३४ में” 
राजनीतिक वायुमरडल शिथिल पड़ने के कारण कार्य की प्रगति में 
शिथिलता आ गई थी | ठीक इसी समय मुझे विक्की मरडार और 
प्रचार-कार्य की जिम्मेदारी मिली | श्रतः परिस्थिति रा सामना करने 
में २ वर्ष तक काफी परिश्रम करना पड़ा | मेरा स्वास्थ्य आन्दोलन- 
काल में ही बिगड़ चुका था; उक्त परिश्रम वह सहन 
स्वास्थ्य का न कर सका और में नितान्त अ्रशक्त हो गया | 
दिवाला. आश्रम के लोगों ने छुके साल भर तक विश्राम करने' 
की सलाह दी और आदेश दिया कि आप ही कार्य- 
च्ेत्र से कहीं अलग चले जावें | उन दिनों में अकवरपुर में था। दादा 
ने मुझे कराची जाकर कीको बरह्धिन के साथ रहने की सलाह दी। 
पहले तो मुझे कराची जाना ठीक प्रतीत हुआ किन्ठु बाद में मेरी राय 
बदल गई | कराची का समाज मेरे लिए अनुकूल नहीं था; उस प्रकार 
के समाज से में सर्वथा विमुख हो चुका था | घर का समाज भी मु्ते 
पसन्द नहीं था श्रतः वहां जाकर भी अश्रधिक दिन तक रहना मैंने उचित 
नहीं समझा | इस विश्राम-काल को कहां जाकर व्यतीत करू यहीं 
सोचा करता था । एक बार विचार हुआ कि अभय आश्रम में क्यों न 
चला चलूं ! किन्तु वह भी जब्त हो चुका था । इसी चिन्ता में एक 
महीना समाप्त हो गया | इसी समय बनारस में खादी और स्वदेशी 
प्रदर्शनी का संगठन हो रहा था। बनारस के आश्रमीय भाइयों ने 
आग्रह किया कि मैं वहां अवश्य जा | फलतः मुझे बनारस जाना 


श्थ्य ह | समग्र आम-सेवा की ओर 


'पड़ा। बनारस में परिश्रम अधिक करना पडा जिससे श्वास्थ्य 
और भी चिन्त्य हो गया | | 
. अपनी निर्बलता देख कर और विश्राम के लिए अब तक किसी 
समुचित स्थान का निश्चय न कर सकने के कारण मुझे कुछ निराशा- 
'सी प्रतीत होने लगी | रात को नींद तो आती ही न थी इसलिए दिमाग 
कक्‍कर खा-खाकर इसी समस्या का समाधान किया करता था | सोचते- 
'सोचते एक दिन एकाएक यह विचार उठा कि क्‍यों न किसी देहात में 
चल कर आसन जसाऊं | वहां -का वात्तावरण मेरे विशेष अनुकूल 
होगा और- विश्राम के दिनों में भी गांव वालों की 
'गाँव में विश्राम कुछ न कुछ सेवा तो कर ही सकूगा। इस प्रकार 
: का निइ्वय यह विश्राम का समय - बिल्कुल व्यर्थ नहीं जायगा | 
दादा भी बनारस आये हुए थे; मैंने अपना यह 
फिचार उनके सामने रक्खा और उन्होंने इसका निर्णय हमारी स्वेच्छा 
पर छोड़ दिया। मेंने उसी दिन अ्रकवरपुर वालों को गाँव तलाश 
'करने को लिख दिया और यह भी लिख दिया कि गांव तलाश करते 
चक्त निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा :--- 
१-गांव छोटा हो, साफ हो, तथा-अच्छे जलवायु वाला हो । 
२--उस ज्षेत्र में कांग्रेस आदि का काम न हो । जिससे मुझे 
किसी अन्य प्रकार के काय-क्रम में न फेसना पड़े | 
३-+गांव का मुखिया सभ्य और सहानुभूतिपूण हो । 
४--जहां तक सम्भव हो गांव नदी के किनारे आबाद हो | इसी 
अकार की. कुछ और भी शर्ते थींजो इस समय स्मरण नहीं आ रही हैं । 
तदनसार अकवरपुर के भाइयों ने रणीवाँ गांव का चुनाव किया ! 
एक सप्ताह पश्चात्‌ जब में अकवरपुर गया तो उन लोगों ने ममसे 
कहा कि जिस गांव का चुनाव किया गया है, उसमें नदी के अतिरिक्त 
सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं | में तो गांव में जाने के 
स्थोवाँ का चुनाव लिए उत्सुक थां ही इसलिए ठुर्त अकवरपुर से 


सेवा का निश्चित कदम ह १४६. 


रणीवां के लिए रवाना हो गया। मेरे साथ रणीवां गांव का निर्वाचन: 
करने वाला लाल सिंह नाम का कार्यकर्ता भी था | यह पहले ही निश्चय 
हो चुका था कि मेरे साथ लाल सिंह और करण जांयगे और मेरे वहां: 
पूर्ण रूप से स्थिर हो जाने के पश्चात कर्ण वहां से लौट आयेगा । 

गुसाई' गंज पहुंच कर में एक मन्दिर में रुक गया और लॉलसिंह 
रणीवां मकान का प्रबन्ध करने चला गया । रखीवां के एक ब्राह्मण ने 
अपने दो कमरे, जिनसे वह भूसा रखने ओर घोड़ा बांधने का काम लेते' 
थे, हमें प्रदान किये ओर लालसिंह उन कमरों को कुछ साफ-सुथरा करके 
वापस लौट आया। तत्पश्चात्‌ हम लोग जाकर रणीवां में बैठ गये 
श्र तीनों व्यक्ति मिल कर अपने रहने के स्थान की दुरुस्ती में लग गये ।. 

रणीवां गुसाई' गंज से ५ मील दक्षिण की ओर है । आने-जाने की 
सड़क भी ठीक नहीं हैं | लोग उस क्षेत्र को बज्र देहात कहा करते हैं । 
सन्‌ १६२३-२४ में मुझे इसी फेजाबाद जिले की ठांडा तहप्गीलके देहात 
में भ्रमण करने का अवसर मिला था | अगस्त सन्‌ १६२४ में मैंने पैदल 
वहाँ भ्रमण प्रारम्भ किया था । दस वर्ष के पश्चात्‌ ३१ दिसम्बर सन्‌ 
१६३४ को उसी जिले के इस गांव में आकर स्थायी रूप से बस गया | 
इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उससे पांच वर्ष पूर्व मैंने रासना के क्षेत्र 
में बैठने का प्रयज्ञ किया था, किन्तु उस समय अवसर न प्राप्त हो सका 
था । किन्तु आज अपनी आकस्मिक बीमारी के कारण बरसों की दबी 
हुईं इच्छा पूरी हो गई। मनुष्य-जीवन में कभी-क्रमी शाप भी वरदान 
का रूप ग्राप्त कर लेता है| दूसरे दिन हम लोग दिन भर गांव के 
चारों ओर घूमतें रहे । चना, मठर और गेहूँ के खेतों की मेड़ों पर घूमने 
से मुझे एक-एक करके पुरानी बातें याद आने लगीं। अवध ग्रान्त की 
वह हूटी-फूटी मोपड़ियां, वही हवा और पानी, वही बोली तथा उसी 
प्रकार की रहन-सहन देख कर हृदय प्रसन्नता से ओतनप्रोत हो गया । 

ग्ी-चार दिन के पश्चात्‌ में चंगा होने लगा | 


आज तबीयत कछ ठीक नहीं प्रवीत हो रद्दी है। इसलिए आय 


डच० ४ समग्र आमं-लेवा की शोर 


यहीं समात्त कर रहा हूँ-। आशा है तुम लोग कशल-पूर्वक होंगे। मैं 
कुशल से हूँ | वालीमी संत्र का केन्द्र उड़ीसा. में खोलने के सम्बन्ध में 
लिखा था, उसका क्‍या हुआ ? रणीवां का प्रोग्राम तो रुक ही गया | - 
देखो, कब होता- है ! नमस्कार | तुम्हारा इति | 
ह [ २० ] 
ग्राम-प्रवेश का तरीका 
२---६---४ १ 
स्ीवां में अपने स्थान को ठीक रूप से रहने योग्य बना लेने में 
दो-तीन दिन लग गये | रहने के स्थान की ढुरुस्‍्ती से निश्चिन्त होने 
पर श्री कर्ण भाई और लालसिंह माई ने पूछा कि अब क्‍या 
प्रोग्राम होगा ।:साथ ही - उन्होंने यह भी कहा कि आप तो अभी क्रम- 
जोर ही हैं इसलिए आप . बैठे-्रैठे बताते रहें और -हम लोग आम- 
!संगठन का कार्य प्रारम्म॑ कर दें । पिछले दिनों गांव में काम करने से 
मुझे यह अनुभव हो गया था कि गांव में जाकर ठ॒रन्त ही गांव वालों 
से कुछ करने के लिए नहीं कहना चाहिए । क्योंकि में त॒म्हें पहले ही 
लिख चुका हूँ कि गांव के लोगों को हम लोग जिंतना बेवकूफ सममते हैं 
हे - उससे अधिक्र-वे-हमें समझते. हैं । जिस समय शहर 
.._ व्याख्यानवाजों . के पढ़ें-लिखे कायकर्ता गांव की किसी सावजनिक 
. के सम्बन्ध में सभा में भाषण कर उनके अज्ञान एवं उनसे पैदा 
* शाँव वालों के होने वाली खरात्रियों का वर्णन कर और उन्हें दूर 
विचार . . करने के उपाय वता कर चले जाते हैं उस समय 
अपने घरों को, लौटती हुई -जनता के साथ होकर 
उनकी -आपसी बात-चीत सुनने में बड़ा आनन्द आता है। उनकी 
आते निम्न प्रकार की होती हैं । | 
एक देहाती--मभैया, खूब लिक्चरं दिहिन |. 
दूसरा--ठीक कहत हैं हमरे सब बड़े फूहर मनई होई । 
. तीसरा--जभी व हिन्दुस्तान दुख उठावत है। 


आम-्रवेश का तरीका श्प््१ 


इसी बीच में एक कह उठता है, दुख तो पावत है, मला यह 
जोन चश्मा पहिनिके आये रहिन, वे कौन सा काबिल मनई हमकैं। 
दुइ अच्षर अगरेजी पढ़ि लिहिन, दुर्निया भर का उपदेश करे फिरत 
हैं | हमरे सब का ज्ञान बतावत हैं। 

दूसरा--हां, भइया, जीन बाप दादा कै रिवाज़ रस्म रहे, तौनं 
बेकार | इनके सब के जोन परदे सी विचार तौन भलो | आये हैं स्वदेशी 
के प्रचार करे खातिर मुला दिलवा में सम्मे विलाइतिया भरे बैठे हैं |” 

तीसरा--/हमका पढ़ें कहत हैं, सफाई राखे कहत हैं । तुहरे अस 
भोली भर रुपया रहत तो हमहूँ सब पढ़ के और धोवी से कपड़ा 
धुलवा के ठ॒हूँ ले बढ़ के बड़वड़ाइत | यहाँ. खाये बिना मरित हैं, ए. 
आय के नकशा काद्त हैं !? 


उनमें से एक और कहता है कि “वे कहत रहे कि व्याह-शादी । 
में ढेर खर्चा जिनि करो। आजा बाजा जौन जात है तौन कुछ / 
वेकार है, ई कुल टीम-ठाम नादीं करे के चाही | मला उनसे पूछी तो | 


कि तुहरे शादी में तुहरे माई-बाप हँड़िया अ्रस मुँह करके बइते रहे 


ओर तुहरे यहां लड़का-लड़की के व्याह-शादी मां दूल्हा-दुलहिन न का | 


ल़िया में बैठा के हांक देत हैं क्या ?? 


है &05०4 भ्ञ, ग्‌ ५ दि 4 डक गो 3. घर ००.१ र्भ्दी 
(हम लोग जब देह्यत में जाकर देहात के लोगों को सुधरने का _ 


उपदेश देते हं तो वे लोग हमारी बातों की इसी प्रकार दिल्‍्लगी 
उड़ाते हैं क्योंकि वे अपने सदियों से जमे हुए. रस्मो-रिवाज के सामने 


दूसरी बातें ऊँची नहीं मान सकते | इससे उनके प्रच्छुन्न आत्मा- 
मिमान पर चोट पहुंचती है और उनकी आत्मा विद्रोही बन जाती 
है मैंने टाँडा के देहात में काम करते समय यह भी देखा था कि 
जिनको वे अपना स्वजन सममते हैं उन्हीं की बात सुनने के लिए तैयार 
होते हैं| और जब दूसरे उनकी ग़लती बताने आते हूँ तो वे उनको 
बरदाश्त नहीं करते | बह उनका स्वाभिमान ही है कि जितना वे अपने 


भाई की डॉट बरदाश्त - करेंगे उतना पड़ोसी की नहीं करेंगे । और .....«.. 


कं 


ही 


कै ५ का 


श्श्र पति समग्र ग्राम-सेवा की-ओऑंर 


जितना पड़ोसी का सहन करेंगे उतना किसी दसरे बाहरी आदमी का 
नहीं | इसलिए मैंने. अपने साथियों से कहा कि इस समय हमारे सामने 
कोई प्रोग्राम नहीं है गाँव में रहना. और यहां वस जाना ही हमारा 
प्रोग्राम है[[इस प्रकोरं हम लोग दिनभर गाँव में रहने का ही प्रोग्राम 
ह चलाने लगे |/ सवेरे उठना, चक्की चलाना,. पानी - मरनां,-भोजन 
बनाना, कपड़ा घोना, अपने स्थान तथा आस-पास की जगह को साफ: 
रखनों एवं चर्खा चलाना इत्यादि कामों में तन्‍्मय हो गये | गाँव 
के लोंग हमारे पास आते थे, वैठतें थे, बातें करते थे। हम लोग भी 
उनके घरों में जाते ये ओर ब्रैठते थे। धीरे धीरे लोगों ने हमारे विषय 
में बहुत कुछ जान लिया ओर आस-पास के दो-एक गांवों से भी लोग 
हमें देखने आने लगे | किन्ठु ऐसे लोग वहुत कम आते थे | 
देहात के लोगों में बह खास बात है कि किसी एक गाँव की घटनाओं 
- से दसरे नाँववालॉको कोई विशेष दिलचस्पी नहीं होती | गाँव- में भ्रमण 
के समय कभी-कभी ऐसाअंवसर आ उपस्थित होता था कि हमारे साथी 
. लालसिंह गाँव के दकियानूसी ख्याल के लोगोंसे वहस करने लगे जाते 
थे | मैं उनको रोकता था| कहता 'कि इस प्रकार के.-विवाद से लोग 
_ तुमसे विम्नुख होजायँगे ओर तुम कुछ काम नहीं कर सकोगे | वह मेरी 
* बातों से घबरा से उठते थे और कमी-कमी निराश हो कर कहने लगते 


थे कि यदि गाँव के लोग ऐसे ही अ्रन्धकार में पड़े रहे तो हमारे यहाँ 


आने से ही क्या लाभ हुआ *! क्या खाना बनाना, वर्तन मांजना और 
चक्की चलाना ही काम है? मैं उन्हें समझाता था, घबड़ाने की आव- 
: श्यकता नहीं, सब 'कुछ स्वतः हो जायगा | पहिले गांव के कुठठम्ब में 
तुम' भी एक कुट्ठम्ब बनने का प्रवत्न करो | फिर धीरे-बीरे लोग जब 
हमारे सम्पक में आयेंगे तो अपने-आप ख्यालात वदलने लगेंगे | 
हम लोग जिस क्षेत्र में जाकर बैठे श्र बह अयोध्या 
हमारे रहन-सहन के समीप ही था; इसलिए वहां प्राचीन रूढ़ियों का प्रच- 
' की देखरेख... लन था | लोग बहुत गौर से देखा करते थे कि हम लोग 


आम-प्रवेश का तरीका श्प्ई 
क्‍या खाते हैं और किस तरह रहते हैँ । मैं बंगाली था; इसलिए 
लोगों में और भी उत्सुकता थी। हम लोगों के कुर्ता पहन कर 
मोजन करने के ग पर पयांत टथीका-टिप्पणी होती थी। हम 
लोग मिल कर एक साथ भोजन बनाते थे, यह भी उनके लिए एक 
विपम समस्या की बात रही | खाना खाने के पश्चात्‌ +चप्पल:पहन 
कर हाथ थोने जाते थे, इस पर भी लोगों को काफी एतराज होता था | 
. इस विषय पर हमसे गांव के लोग अत्यधिक बाद-विवाद किया करते 
थे। हम भी उनका उत्तर देने के लिए पिचित्र-विचित्र सिद्धान्तों को 
जन्म देते थे। ऐसा करने में हमारा उद्देश्य यह रहता था कि उनकेः 
रंस्मो-रिवांज पर आक्षेप किये बिना ही अपने विरुद्ध की जाने वाली 
टिप्पणी से अपनी रक्षा करते हुए अपने व्यवहारों के प्रति उत्तन्न हुई 
उनकी घुणा की प्रवृत्ति को क्रशः कम करते चलें । क्‍योंकि यदि वे 
अपने परम्परागत आचारों में कोई परिवर्तन नहीं भी करते किन्तु हमारे 
व्यवहार ओर आचार-विचार .को समझते हुए हमें अपने समाज में 
ग्रहण कर लेते हैं तो मी हम उनके दकियानूसी विचारों को दूर करने 
में एक कदम आगे ही बढ़ते हैं | हमारे आविष्कृत सिद्धान्तों को जब 
हुम सुनोगी तो तम को बड़ी हँसी आयेगी | कपड़ा पहिन कर खाने 
'के विपय में हम उनसे कहा करते थे कि हमारे देश के प्राचीन ह8॥| 
महर्पि कोई बेवकूफ तो थे नहीं, उन्होंने जो रिवाज आप 208, 
बनाया है वह ठीक है । आप लोगों को कपड़ा पहन कर नहीं 
चाहिए क्योंकि ऐसा करने में सफाई नहीं रह सकती। क्योंकि आ£' 
लोग रोज नहाते समय धोती तो धोही लेते हूँ किन्तु अन्य कपड़े नहीं. ५ 
धोते इसीलिए कुरता आदि पहन कर खाना मना कर दिया गया 

है। किन्तु हम लोगों के लिए. यह बात लायू 

हमारा तक नहीं होती क्योंकि हम लोग नित्य स्नान करते समय 

अपने सभी इस्तेमाली कपड़े साबुन से साफ कर 

लिया करते हैं । इस ढ'ग से बात करने में दो लाभ होते थे। एक 
5 . 


>७+>-«०-+“ ४70» 


१५४ रे समग्र आम-सेवा की ओर 


तो उनकी प्राचीन प्रणाली का सम्मान बना रहता था और दूसरे 
: यह कि समाज के प्रचलित आचार-व्यवहर केवल आचार के ही लिए, 
नहीं हैं वल्कि उनके पीछे विचार भी मोजूद हैं और हर एक आचार 
के साथ विचार का होना अनिवार्य है, इन बातों की धारणा भी उनके 
मस्तिष्क में धीरे-धीरे उत्पन्न हो जाती थी। और साथ ही उन्हें सफाई 
की महत्ता समझाना आसान हो जाता था छ! 
एक साथ मिल कर खाने के विषय में उनसे कहता था कि हमे 
लोग आप से तो नहीं कहने आते हैं कि आप भी हमारे साथ खाइये | 
आपशअपना धर्म निवाहिए, हम अपना निभायें । हम लोग तो गाँधी 
आबा की फौज के सिपाही हैं | भला कहीं फीज में भी पचास चूल्हे 
जलते हैँ ! इस प्रकार गाँव वालों ने धीरे-धीरे अपनी स्थानीय 
सामाजिक प्रथा के सर्वथा विरुद्ध हमारी रहन-सहन को स्वीकार कर 
लिया | और हम उत्तरोत्तर उनमें से एक वनने के निकट्तर होते 
गये और गाँव के अन्य सभी परिवारों में हमारा भी स्थान होने लगा । 
ज्रियां भी हमें कुठम्बी ही जैसा देखने लगीं | । 
अब हम लोगों ने धीरे-धीरे गाँव में चर्खा चलवाने का कार्य 
प्रारस्म कर दिया । तीन-चार चर्खे वहाँ पहले से ही चल रहे ये, हम 
, लोगों की कोशिश- से चखें बढ़ने लगे। चर्खा तो लोग कात लेते थे 
किन्तु रुई.घुनने के लिए नहीं तैयार हुए । रणीवाँ गाँव आाह्मणों का 
. था अतपण्ज़ वे लोग ताँत छूने से धर्म चलते जाने का 
चर्खा चला... ख्याल करते ये | हम लोग उन्हें बहुत सममाते भी 
ह ..._- थे, किन्तु वे किसी तरह स्वीकार नहीं करते ये। 
अन्त में हमने उनके घरों में आटा चलाने वाली चर्मनिर्मित चलनी 
देखी) अनाज साफ करने का सूप भी ताँत से बँधा हुआ था। 
अब हमने उनको यह बताया कि आप लोग खाने-पीने को सम्पूर्ण 
सामग्री तो चमड़े और ताँत से मिला देते हैं किन्तु केवल ताँत को हाथ 
से छूने तक में एतराज करते हैं| मेरी इस दलील का जवाब गाँव की 


ग्रामअचेश का तरीका श्प्पू 


किसी स्त्री या पुरुष के पास नहीं था और इस ग्रकार धीरे-धीरे उनमें 
घुनाई का भी प्रचार हो चला | 

पं० लालताप्रसाद मिश्र उस रणीवाँ गाँव के मुखिया थे और 
उन्हीं के आग्रह से हम लोग रणीवाँ आये थे | जब लालता प्रसाद जी 
हम लोगों के साथ बैठ कर नियमित रूप से चर्खा चलाने लगे तब 
हमारा काम बहुत सरल हो गया | उनकी देखा-देखी गाँव के अन्य 
लोग भी चर्खा कातने लगे | प्रारम्भ में गाँव वाज्ों की यह धारणा 
थी कि चर के सूत से धोती और साड़ी नहीं वन सकती है | उनका 
यह सोचना स्वाभाविक भी था। क्योंकि उस गाँव में जो दो-तीन चर 
चलते थे, उनमें चार-पाँच नम्बर का ही सूत कतता था और साधारण- 
तया लोग उसे बेच दिया करते थे | हम लोगों ने यहाँ पर बस्त्र स्वाव- 
लम्वन के ही उद्देश्य की दृष्टिकोण में रख कर कार प्रारम्म किया था। 
जब पहले-पहल गाँव के सूत से जनानी साड़ी वन कर रणीवाँ आई 

तो वहां के इतिहास में यह एक नवीन बात थी | 
गाँव में वहीं कते जब लोगों ने सुना कि अ्रमुक के घर में अ्रभुक के 
सूत की पहली साढ़ी सूत की एक धघोती छुन कर आई है तो लोग 
तमाशा देखने के लिए इकछा होने लगे थे। पढे 
के कारण जो ब्तरियाँ वहां नहीं आर सकती थीं, वे उसे अपने घर मेगा 
कर देखती थीं | इस तरह अपने सूत का कपड़ा पहिनते देख कर 
लोगों की अमिरुचि बढ़ने लगी ओर हमारे लिए, भी चर्खा प्रचार का 
एक साधन हो गया | इस प्रचार से चर्खा सिखाने के क्रम में 
चहाँ की स्तलरियों और बच्चों से हमारी घनिष्ठता बढ़ने लगी | 
पहले ही लिख चुका हूँ कि देहात के काम करने के लिए, 

योजनाश्रों की कमी नहीं है | कमी कार्यकर्ताओं . की है। अंगर गांव 
में जाकर बिना किसी प्रोग्राम और काम के भी वरैठा जाय तो कुछ 
डी दिनों में हमें इतने काम आकर घेर लेंगे कि हमें यह निर्णय 
करना कठिन हो जायगा कि किस काम को पहले करें और किसे 


श्ए६ ह समग्र ग्राम-सेवा की शोर 


बाद में करें | रणीवां में मी देखते ही देखते चर्खा सिखाने की इतनी 
: माँग आने लगी कि हम लोगों को एक मिनट के लिए भी छुट्टी नहीं 
मिलती थी | बह 

बस, आज यहीं समाप्त करता हैँ | रणीवां ग्राम का कुछ परिचय 
अगले पत्र में लिखने का विचार है | इंति। 


[0 8 

समग्र-सेधा की ओर . 
| ४---६--४ है 
कल मेंने रणीवां का कुछ परिचय देने का वादा किया था | यों: 
: तो तुम स्वयं ही उस गांव में घूम आई हो, फिर भी विस्तार के साथ 
कुछ बातें बताना बुरा न होगा । ह 
रणीवां गांव फैजाबाद जिले के ठीक मध्य में पड़ता है| गुसाई'- 
“गंज स्टेशन से ५ मील दणिण बसी हुई ब्राह्मणों की यह छोटी सी वस्ती 
देखने में गांव नहीं प्रतीत होती | इसका पुरव |वा टोला ही कहा जा 
सकता है। किन्ठ॒ तुम देख -चुकी हो कि इधर गांव यों ही बसे हुए 
हैं । जिस व्यक्ति का जिस स्थान पर अधिक खेत होता है, वह वहीं जा- 
कर बस जाता है और उसके नाम से उस पुरवा का नामकरण हो 
जाता है | परिवार बढ़ जाने पर जब दो-चार घर बढ़ जाते हूँ तो वही: 
युरवा गांव कहलाने लगता है| रणीवां भी इसी तरह का एक यांव 
| है | इसमें ६-१० घर ब्राह्मणों के तथा तीस-त्रत्तीस 
रणीवां को घर मजदूर अह्दीर, वनिया और बढ़ई, कुम्दार 
: बस्ती वगैरह के कुल मिलाकर पचास घर होंगे इतर. 
जातियों के लोग ब्राह्मणों के आसामी हैँ और 
उन्हीं की सेवा-टहल किया करते हैँ | ब्राह्मण लोग मीठी के ताल्लुके- 
दारों की अधीनता में पोख्तेदार हूँ | ये लोग जमीन के मालिक होते 
हूँ किन्तु लगान वाल्लुकेदारों को देते हैँ | इस गांव के लोगों के पासः 


समग्र सेवा की ओर श्प्छ 


जमीन बहुत थोड़ी है जिससे वे किसी तरह अपना निर्वाह कर लेते हैँ । 
कुछ दिन पहले यहाँ के कई व्यक्ति कलकत्ता ओर रंगून में नौकरी 
करते थे ओर बाहर की कमाई के पैसे से खेती की कमी को पूरा करते 
थे किन्तु आज कल तो केवल एक व्यक्ति के अतिरिक्त ओर कोई बाहर 
नहीं है | अवध की गरीबी को देखते हुए उस गांव को मध्यम श्रेणी 
का गाँव कहा जा सकता है किन्तु साधारणतया उसे गरीब गांव में ही 
परिंगणित करना चाहिए। 
यह गांव ऐसे स्थान पर बसा है कि इससे उत्तर और दक्खिन 
दोनों ओर नदी पड़ती है इसलिए यह बरसात के दिनों में शेष संसार 
से अलग हो जाता है। और सड़कों की सुविधा न रहने से वाहर 
से बहुत कम सम्बन्ध रह जाता है। डिस्ट्रिक्ट बोड श्रीर सरकारी 
विभाग के लोग इधर बहुत कम आ पाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को 
पिछड़ा हुआ इलाका कद्दा जाता है। आसपास के कई गांव हू ढ़ डालने 
पर कहीं जाकर दो-एक पढ़े हुए लड़के मिलते थे | संसार से अलग 
रहने के कारण इस क्षेत्र में प्राचीन रुढ़िवाद का 
चहुत पिछड़ा वातावरण अधिक देखने में आता था। गांव में 
गाँव केवल खान-पान के भेद-भाव के अतिरिक्त और 
कोई शथ्रान्दोलन देखने में नहीं आता था। कौन 
किसका निमंत्रण काय्ता है, इसी एक बात की चर्चा गांव वालों की 
दिलचस्पी का प्रधान विषय था | कांग्रेस की वांतों से इन्हें स्वम्न में भी 
कोई सम्बन्ध नहीं था | हम लोगों के विषय में भी इन लोगों में तरह- 
तरह की कहानियों का विकास होता था। लोग आपस में कहा करते 
थे कि एक बंगाली बाबू आये हैं, कहीं वम आदि बनाने का विचार 
तो नहीं है। कभी लोग कहते थे कि ये लोग जादू जानते हैं। एक 
बार बच्चों को तमाशा दिखाने के लिए मैं आतशी शीशे से कागज 
जला रहा था, इस पर गाँव. भर की ओरतें यह कहती हुई इकछ् होने 
लगीं कि बंगाली वावू जादू से आग लगा देते हैं। इस तरह की 


श्प्द . समग्र आम-सेवा की ओर 


विभिन्न कहानियां गांव, में फेली हुईं थीं। ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए: 
यह सब स्वाभाविक ही था ! * 
यद्यपि इस इलाके को कोई नई वात समस्काना बड़ा कठिन कार्य 
था फिर भी मुर्के यही जगह पसन्द आई | मैंने अप्रने साथियों से पहले 
ही कह दिया था कि ऐसे गाँव की खोज की जाय जहां किसी प्रकार का 
साव॑जनिक कार्य न होता हो जिस से मुमे शान्ति प्राप्त हों सके | 
प्रारम्म में मेंने केवल अपने स्वास्थ्य को ही दृश्विन्दु में रख कर 
ऐसा कहा था। किन्तु दो-तीन माह इस ज्षेत्र में रहने के बाद मुझे 
ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र के लोगों में अन्य जगहों 
दुकियानूसी की अपेक्षा भारतीय संस्कृति अधिक दिखाई देती 
दिमाग पर प्रेम है। अशिक्षित, मूल ओर दकियानूसी ख्याल के 
और श्रद्धा से होते हुए भी ये लोग श्रद्धा और प्रेम में अतुलनीय 
भरा हृदय थे! इसलिए उत्तरोत्तर मुसमें उत्सुकता उत्पन्न होने 
'. लगी कि मैं इसी क्षेत्र में काम करूँ। मैंने उस क्षेत्र 
में स्वावलम्बन-कार्य के .असार के लिए एक योजना बना कर शंकर 
लाल भाई के पास भेज दी। श्री शंकरलाल भाई ने मेरी योजना स्वीकृत 
करते हुए मुझे पत्र लिखा। तदनुसार मैंने मेरठ को पत्र लिखा और वहां 
से स्वीकृति आ गई | रणीवां आने के समय यह निश्चय हुआ था कि 
करण भाई मुकको रखीवां में वैठाकर अकबरपुर वापस चले जायँगे। 
इसलिए वे कभी अकबरपुर रहते थे ओर कभी रणीवां | किन्तु जब 
जब रखीवां में आश्रम क्री ओर से आ्रामसेवा-कार्य का केन्द्र खोलने का . 
निश्चय हुआ तो ये भी स्थायी रूप से मेरे साथ रहने लगे | 
इस प्रकार अब रखणीवां, आश्रम की ओर से आम-सुधार का 
स्थायी केन्द्र बन॒ गया तो मैं. उसके लिए स्थायी कार्य-क्रम सोचने 
लगा | मैंने तुम्हें लिखा था कि सदियों की गरीबी ने ग्रामीण लोगों को 
सर्वथा वेहोशी की अवस्था में पहुँचा दिया है, इसलिए जब तक हम 
उनके जीवन में चेतना का संचार नहीं करते तब तक उनमें कोई भी 


समग्र सेवा की ओर श्ष्द्‌ 


कार्य-क्रम सफल नहीं हो सकता ) जीवन-संचार के लिए यह 
अनियाय है कि हम उनके जीवन के प्रत्येक अंग 
आमसेवा का की एक साथ सेवा करें | सन्‌ १६२६ ई० में भी 
आधार-विन्दु मैंने आम-सेवा की जो योजना बनाई थी, उसकी 
कल्पना का आधार यही था कि हमें देहात के 
प्रत्येक पहलू को लेकर चलना होगा। गाँवों में कार्य करने से हमें 
इसका पर्याप्र अनुभव हो गया था कि हम किसी एक योजना को 
लेकर नहीं सफल हो सकते | यदि केवल गांव की स्वच्छुता का ही 
प्रोग्राम लिया जाय तो हम जीवन भर गलियां ही साफ करते रह 
जायँगे और उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। इसी 
प्रकार अगर हम कोई दूसरा ही प्रोग्राम लेकर चलें तो चाहे यन्त्र- 
व॒त्‌ चलने में सफल भी हो जायें किन्तु उससे नव-जीवन-संचार का 
कार्य नहीं हो सकेगा | यदि हम केवल चर्खा ही चलवाते रहे तो 
आमीण जनता को कुछ थोड़े से पैसे तो अवश्य दिला सकेंगे किन्तु 
वापूजी चर्खे के द्वारा ग्रामीण-समाज में जो परिवर्तन लाना चाहते 
हैं, वह नहीं हो सकेगा । गांव के लोग सूत कात कर हमारे पास 
लायेंगे और हम उन्हें पैसा दिया करेंगे | इस प्रकार उनकी अवस्था 
ठीक वही हो जायगी जो हमने सी० पी० के बिलासपुर और गोंदिया 
में देखी थी कि वहां के हजारों व्यक्ति वीड़ी बनाकर रोजी कमाते हैं, 
किन्तु उनमें कोई चेतना नहीं उत्पन्न होती । 


सन्‌ १६२६ ६० में बापू जी इस प्रान्त का दौरा करने के क्रम 
में मेरठ आये हुए थे | हम आश्रमी लोग उनसे एक दिन का समय 
अलग लेकर अपनी अपनी शंकाएँ उनके समक्ष उपस्थित कर रहे 
थे। इस सम्बन्ध में बापू जी ने कहा था कि “यदि ठुम लोगों ने . 
कत्तिनों से सूत लेकर खादी बेच दी तो ठमने कुछ नहीं किया | तुम्हें 
प्रत्येक कत्तिन को स्वराज्यवादिनी वना देना है|” वापू जी की 
ध्वनि हमारे कानों में अब तक गूँजती रही और इस बात का ज्ञोभ 


३० | .. समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


ब्रना रहा कि हम लोग अब तक. उनकी इच्छानुसार काम नहीं कर 
सके। यत्रपि मैंने योजना: तो वस््र-स्वावलम्बन की ही बनाई थी किन्तु 
विचार था कि ग्राम-संगठन के सर्वाज्भीय कार्य-क्रम को कार्य रूप में 
अहण करूँगा-। इसका अर्थ तुम यह न समर लेना कि हम लोग एक 
ही दिन में सभी कार्य: करने लग गये थे, या एक काम करते-करते 
दूसरे में कूद पड़ते थे | हमने अधिकतर . देखा है कि. लोग देहात में . 
- जाकर आमीणों की अनेकविध परेशानियां देख कर घबड़ा से उठते 
हैं ओर उस घबराहट में कमी कुछ और कमी कुछ करने लग जाते 
हैं| इस प्रकार भी आमीणों की सेवा नहीं हो सकती | इससे तो हमारी 
| .. शक्ति ओर हमारे साधन घीरे-धीरे समात्त हो जाते 
निराशा हमारे हैं और ग्रामीण जनों को कोई स्थायी लाभ नहीं 
गलत दृष्टिकोण पहुंच पाता ओर अन्त में काम बन्द कर देना पड़ता 
का परिणाम. है। अन्ततोगत्वा उन्हें कहना पड़ता है कि जब तक 
ह हम शासन का पूरा-पूरा अधिकार अपने हाथ में 
नहीं कर लेते, ततव॒ तक आम-संगठन आदि की वात करना पागलपन 
“मात्र है| उनका ऐसा कहना स्वाभाविक ही है क्योंकि जब हम अपनी 
भीतरी शक्ति का विश्वास खो बैठते हैँ तो हमारे लिए वाह्य-शक्ति पर 
भरोसा करना अनिवार्य सा हो जाता है-। मेरे कहने का तात्पय यह है 
कि यद्यपि हम आरम्भ में मधानतः एक ही मुख्य प्रोग्राम लेकर यांव में 
जाते हैं तथापि जब तक हम गांव की सर्वाज्ञीण समस्याश्रों का अध्ययन 
: क्र उनके सुधार कार्य-क्रम को उस मुख्य कार्यक्रम से समनन्वित नहीं 
कर देते तब तक वह मुख्य प्रोग्राम भी निर्जोव सा ही रहता है | इसी- 
लिए यद्यपि हमने वस््र-स्वावलम्बन के ही प्रोग्राम को लेकर रणीवां में 
कार्य करना प्रारम्भ. किया था तथापि उस ज्षेत्र की प्रत्येक समस्या 
की समझने की कोशिश करता रहा | हम इस अनुसन्धान में लगे रहे 
कि इन समस्याओं के क्‍या क्‍या समाधान हो सकते हैं तथा उन्हें 
किस प्रकार मुख्य प्रोग्राम से समन्वित किया जा सकता है। किन्तु किसी 


समग्र सेवा की ओर १६१ 


भी प्रोग्राम को एकाएक हाथ में लेने की जल्दबाजी नहीं की | प्रारंभ 
में जब रणीवां आया ओर साथियों ने प्रोग्राम के लिए उत्सुकता प्रकट 
की तो में उनसे कह था कि गांव में गांव वालों की तरह रहना ही 
ग्रोग्रास है। क्योंकि हमें यह विश्वास हो गया था कि अगर हम गांव 
में आआमीण बन कर रहने लग जायँगे और अपने दृष्टिकोण को वहां 
की समस्याओं के प्रति सजग रक्खेंगें तो कार्यक्रम सजग रूप से हमारे 
सामने आते जायेँगे। और जो काम स्वभावतः जिस क्रम से हमारे 
सम्मुख आयगा उसी क्रम से काम करना उस क्षेत्र के लिए सर्वोचित 
ढंग होगा । इसलिए प्रारम्भ में हम उन्हें चर्खा चलाने तथा अपने 
सूत के बने हुए कपड़े पहिनने की शिक्षा देते रहे | उनके साथ डठते- 
बैठते तथा उनसे विभिन्न प्रकार के वार्तालाप करते समय देश की 
परिस्थिति तथा उसके प्रति गांव वालों के कत्तंव्य के सम्बन्ध में भी 
वात-चीत किया करते थे । 
इस प्रकार रणीवां में रहते रहते दो-तीन महीने कट गये । रणीवां 
के सम्बन्ध में इतना काफी है | अब कुछ जेल का वृत्तान्त सुनो | इस 
साल यहां वर्षा कुछ नहीं हुई | इसलिए: बाहर चाहे जो कुछ हो यहां 
तो मौज ही मौज है | आजकल लोगों के दिमाग में छूटने की धुन 
खूब समाई हुई है | कहीं कोई वक्तव्य देता हे तो 
हम कितने. लोग कट सममभते हैं कि अब छूटे, छूटे | इंतना 
दुबंल हैं. उतावल्ापना देखकर में परीशान हो जाता हूँ । हममें 
| : कितनी कमजोरी है, इसका पता तो जेल में ही 
लगता है। हम स्वयं वष्ट उठाना नहीं चाहते । चाहते हैं, देहात की 
जनता कष्ट उठावे और हम नेता वने रहें |# खैर, यह सब तो 
%# एक विद्रोही दल के लोगों के लिए. यह कमजोरी कितनी 
घातक है उसका दर्शन आज हमें मिल रहा है। वही जेलवासीके हाथ 
में जब सत्ता आई तो किस तरह स्वार्थ और भोम-विलास में फैंसकर 
जनहित को तिलाॉजलि दे रहे हैं यह बाव आज सारे संसार में 
जाहिर हो चुकी है | १६--६---५० 


श्द्र | सम्रग्न आम-सेवा की ओर 


. चलता ही रहता है। देखो, हमारे देश की क्या गति होती है। 
सव को मेरा नमस्कार कह देना । इति । 
5 रा 
सफाई की यौजना 
६---६---४ १ 


में पिछले पत्नों में तुम्हें लिख चुका हूँ कि प्रारंभ में हमारा ध्येय 
केवल यही था कि हम ठीक ढग से रणीवां में वस जाये तथा धीरे- 
धीरे ग्राम-सेवा के काम में भी आगे बढ़ते रहें | हम लोगों का केवल 
आम-बास ही गांव वालों को बहुत सी बातें सिखाता था । हमारा चक्की 
चलाना, खाना बनाना, मकान की मरम्मत करना, वर्तन मांजना 
और अपने रहने से स्थान के निकट सफाई करने आदि कामों को लोग 
बहुत ध्यान से देखा करते थे | लोग यह सोच नहीं सकते थे कि भत्ते 
घर के व्यक्तियों का और वह भी पुरुषों का यह सब काम करना 
सम्भव है | जब हम लोग सफाई ञ्रादि का काम करते थे तो कभी- 
कभी गांव के कुछ लड़के भी शौकिया: हमारे साथ हो लेते थे | इस 
प्रकार उनके मस्तिष्क से इन कामों के प्रति घुणा की भावना धीरे-धीरे 
अप्रत्यक्ष रूप से हटती जा रही थी | गांव के मुखिया श्री लालता बातों 
ही वातों में एक दिन मुक से कहने लगे कि “धीरेद्र भाई, आप लोगों 
के आने से हम लोगों की कपड़े की समस्या तो धीरे-धीरे हल हो रही 
है | ओर इससे चाहे जितना लाम हुआ हों; किन्द॒ एक वात का 
विशेष लाभ यह दिखाई दे रहा है कि अब हमारे यहां के लड़के 
अपने हाथ से कोई काम करने में वेइज्जती नहीं. महसूस करते । यबेरे 
उठकर दातुन करने के पश्चात्‌ -जब तक मैं अपना दरवाज़ा और 
आंगन स्वयं अपने हाथ से साफ नहीं कर लेता हूँ तव तक मुझे कुछ 
अच्छा नहीं लगता है |” टांडा के देहात में रहकर मध्यम श्रेणी के 
लोगों की काहिली और वेकारी को लेकर उनके विरुद्ध मेरी जो धारणा 
हो गई थी, उसके विषय में मैंने तुम्हें लिखा है। अब तो हमें उन्हीं के 
सम्पर्क में आकर वसना पड़ा है। सणीवां के आस-पास अधिकतर 


सफाई की योंजना १६३ 


ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बस्ती है ओर उनकी अवस्था भी ठीक 
उसी किस्म के 'भलमनई” की तरह है, सिसका जिक्र में पहले कर चुका 
हूँ | वही नहीं, इस दस वर्ष की अवधि में इन लोगों की अवस्था ओर 
भी बिगड़गई है। फिर भी उनमें निम्न भ्र णी के लोगों के प्रति उसी प्रकार 
की घुणा, अपनी हैसियत के विषय में उसी प्रकार का अमिमान और 
परिश्रम करने से अपनी प्रतिष्ठा के बिगड़ जाने का उसी प्रकार का 
ख्याल मौजूद है | इधर सन्‌ १६२६ के पश्चात्‌ आने वाले विश्व- 
व्यापी अर्थ-संकट के शिकार होकर आज वे और अधिक गरीब हो 
गये हैँ | गरीब हो जाने के कारण इनके वड़प्पन प्रकट करने की चेष्टो' 
और अधिक हास्यास्पद प्रतीत होती थी। अपने उसी बड़प्पन को 
स्थायी बनाने के प्रयत्न में अपनी प्रजा के प्रति ये लोग अत्यधिक 
अत्याचारी बन गये । अतएव परिश्रम करने के मय्यदि-त्याग की' 
बात उनके लिए सबसे अधिक लाभ की बात थो | इस प्रकार हम 
लोग केवल गांव में बस कर हो अप्रत्यक्ष ओर स्वाभाविक रूप से 
गांव के एक मुख्य कार्यक्रम पर आ गये | परिश्रम की मर्य्यादा समक्त 
लेने के पश्चात्‌ स्वच्छता का कार्यक्रम आप से आप सामने आ जाता 
है | हमारे घर और दरवाजे की सफाई देख कर और लोग भी अपने 
दरवाजे की सफाई करने में लग गये | 

अब तक हम लोगों ने परिश्रम या गांव की स्वच्छता का प्रोग्राम 
नियम-पूर्वक कभी गांवों वालों के समक्ष नहीं रखा था। क्योंकि इन 
प्रोग्रामों को-नियमतः गांव वालों के सामने रखने पर हमें विश्वास ही 
नहीं था | वस्र-स्वावलम्बन के मूल कार्य के साथ-साथ प्रत्येक प्रोग्राम 
समय पाकर अनायास ही हमारे संसेकज्ष आते जांयगे, हमारा काम 
इस प्रकार का विश्वास पहले से ही हो गया था इसीलिए हम लोग 
भाड़, फावाडा और टोकरी लेकर गांव की सफाई करने कभी नहीं . 
निकले । एकाध दिन हमारे साथी श्री लालसिंह भाई ने इसकी चर्चा 


पड समग्र आम-सेवा की ओर 


: भी की और कहा कि महात्मा जी तो गाँव की सफाई का ही प्रोग्राम 
सबसे महत्व का बतलाते हैं। किन्तु मैं उन्हें सर्वदा -ही सना करता 
रहा | इसका यह अथ्थ तुम मत समझना कि में गांव की सनन्‍्दगी 
को महसूस नंहीं करता हूँ या गांव की गनन्‍्दगी मेरी निगाह में आती 
ही नहीं है | अगर मुझे गांव में रहने पर किसी बात से घबराहट होती 
है तो वह गन्दगी से ही | शुरू शुरू में जब बनारस के धौरहरा गांव में 
गया था तो वहां की गन्दगी देख कर मैं व्याकुल हो गया था किन्तु 
रणीवां में में देख रहा था कि अभी गांव की सफाई का प्रोग्राम हाथ 
में लेने का समय नहीं आया है | जब तक - हम गांव वालों के साथ 

कर गन्दगी के प्रति उनके दिमाग में. घृणा नहीं उत्पन्न करेंगे, तब 
तक केवल गांव की गली साफ करने का कोई परिणाम नहीं होगा । 
चेतना-विहीन आम-वासी उसके प्रति कोई ध्यान नहीं देंगे । 

अब हम गांव में आम-वासी के रूप में अपने वसने का किस्सा 
पग्राय/ समाप्त. कर छुके | उपयुक्त परिस्थिति के उत्पन्न होने तक हमारे 
वहां तीन माह समाप्त हो चुके थे। गांव के -हर आदमी से हम परि- 
चित हो चुके थे; हर परिवार में हमारा स्थान वन चुका था। गांव 
'वाले हमें जानने लगे थे ओर हम लोग गांव वालों को जानने लगे 
' गये थे | हमने उनके एक-निकटस्थ पड़ोसी का पद प्राप्त कर लिया 
था | जिस प्रकार गांव के लोग अपने सख-दुःख की वातें अपने पड़ो- 
'सियों से किया करते हैं और अपने मामलों में उनसे परामश लिया 
करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार अब उनके और हमारे मध्य में होने 
- लगों था | इसी अवधि में होली का त्योहार आ गया ओर गाँव-गाँव 
में लोग होली के रंग से रंगे जाने लगे | होली ओर फाग से देश का 
कोना-कोना गुज्ञायमान होने लगा । होली के त्योहार में घरों के भीतर- 
बाहर अच्छी तरह सफाई करना एक धार्मिक अनुष्ठान है। अमीर 
ओर गरीब सभी लोग अपने-अपने घर-द्वार साफ करते हैं किन्तु अपने 
चास स्थान का निकट्स्थ ज्षेत्र एवं गली, माड़ी कमी साफ नहीं“ 


सफाई की योजना श्द्धू 


बरतें | हम लोगों ने निश्चय किया कि गाँव की सफाई का प्रोग्रामः 
 पग्रारम्म करने का यही उपयुक्त अवसर है | अतः हम लोग उन्हें साथ 
लेकर सफाई के कार्य में जुट गये | हम लोग उन जगहों की सफाई: 
करने लगे जिन्हें वे कमी साथ नहों करते थे और गांव के कूड़े के. 
ढेर (धूर), गली, कृचे ओर रास्ते की ठट्टी जो कुछ भी गन्दगी दिखाई 
देती थीं, सबकी सफाई प्रारम्म कर दी । लज्जा और संकोच-बश कुछ, 
गांव के लोग भी हमारे साथ हो लिये । एक बूढ़ी ञ्री, जिन्हें गाँव के. 
सब लोग 'अश्या? कह कर सम्बोधित करते थे, हम लोगों को गन्दगीः 
साफ करते देख कर रोने लगीं ओर गाँव के लोगों पर नाराज होने लगीं, 
कि क्यों लोग गाँव में गन्दगी फेलाते हैं। होली के कारण सफाई के 
प्रति लोगों के हृदय में उत्साह तो था ही इसलिए हमारे उस दिन के. 
काम और उपर्युक्त घटना का लोगों पर अच्छा प्रमाव पड़ा। इस समय के. 
पश्चात्‌ लोग गन्दगी के प्रति पहले से ही सावधान रहने लगे । वद्यय 
सदियों का परम्परागत संस्कार एक दिन में नहीं मिट सकता किन्तु 
अब इस सम्बन्ध में कमी-क्रमी कुछ कह देने मात्र से ही लोग स्वच्छता 
के प्रति पहले से अधिक ध्यान देने लगे। इस प्रकार हस लोगों ने 
अप्रत्यक्ष रूप से देह्यत में परिश्रम ओर सफाई का प्रोग्राम लेकर प्रवेश 
पा लिया | वदनन्तर उन लोगों के साथ उठते-बैठते प्रायः हर समय 
परिश्रम की मर्यादा और सफाई के विपय पर उन्हें कुछ सममाते ही 
रहते थे | अब हमारे लिए वहाँ तीन प्रोग्राम हो गये | १, चर्खा, २. 
श्रम प्रतिष्ठा, ओर ३, स्वच्छता । 

गांव के त्योहार और अनुष्ठान आदि के उपलक्ष में अगर हम 
सफाई के प्रोग्राम को हाथ में लेते हैं, तो उस परिस्थिति में गांव के 
सम्पूर्ण निवासी हमारा साथ देने को तैयार को हो जाते है | ओर उसका 
प्रमाव भी अच्छा पड़ता है। आज हम लोगों को रखीवां में कार्य 
करते हुए छः वर्ष बीत चुके हैं ओर इस अवधि में मैंने जिला आम- 
सुधार की ओर से मी सफाई के कार्य किये हैं पर इनमें भी हमने उन्हीं 


१६६ समग्र आम-सेवा की ओर 


उपयुक्त अवसरों का प्रयोग किया है| इस प्रकार दिन-ब-दिन मेरा 
विश्वास इृढ़ होता गया कि स्वच्छुता का कार्य इसी. ढद्ल से करना 
उचित है | प्राचीन काल से त्योहार, शादी, विवाह आदि शुभ कार्यों 
में सफाई के अनुष्ठान को वहुत महत्व दिया गया है,और ऐसे अनुष्ठान 
साल में इतने अधिक वार आते हैं कि अगर उन्हीं अवसरों पर गाँव 
'के लोग सुचारु ढ ग॒ से गांव की सफाई कर लिया करें तो हमारे गांव 
पर्याप्त स्वच्छ रहा करेंगे | लोग घर-ग्रहस्थी ओर खेती-बारी के काम में 
इतना अधिक व्यस्त रहते हैं कि वे प्रति दिन नियम-पूर्वक सफाई का 
कार्य-क्रम पूरा करने में सफल नहीं हो सकते | अ्रतणव यह कार्य, 
करने के लिए कोई न कोई दूसरी शैली खोजनी ही पड़ेगी | यदि वे 
अपना धर और द्वार ही नित्य ,नियमपूर्वक साफ कर लिया करें तो 
: ऋम उसी को पर्यात्र समझेंगे। सम्भव है कि सुदूर भविष्य में हमारे 
आमीण समाज की आर्थिक, बौद्धिक और नैतिक परिस्थिति इतनी 
विकसित हो जाय कि देहात के लोगों की स्वच्छुता का मापदंड और 
ऊँचाई पर पहुँच जाय | किन्तु आज यदि हमारे.आमीण कार्यकर्ता 
ऊपर बताई हुईं विधि से आमीणों में गाँव की स्वच्छता के संस्कार 
उत्पन्न करने में सहायक वन सके तो हमारी दृष्टि से इनका उतना ही 
करना पयात हांगा |. 

तुम लोग सेवा-ग्राम में रहती हो । त॒म्हारी दृष्टि में मेरी यह राय 
सम्भवतः विचित्र-सी मालूम होगी | किन्तु मैं अपने . अनुमव से जिस 
नतीजे पर पहुंचा हूँ वही तो कहूँगा | कभी मिलने पर इस विषय पर 
विस्तृत बातें करूँगा | आज विदा | नमस्कार । इति | 


घनिष्ट सम्पक का लाभ १६७ 


3. 23555] 
(९ 
घनिष्ठ सम्पक का लाभ 

७--६-.४१ 
उछले पत्र में मेंने तुमको लिखा था कि ग्रारम्भिक तीन महीने में 
इम लोगों ने रणीवां में व्यक्तिगत ग्राम-वासी के रूप को पारकर देहात 
के लोगों से पड़ोसी का सम्बन्ध स्थापित कर लिया । बीमारी में, कष्ट में 
लोगों की खबर लेने लगे | उनकी सेवा-सुश्रुपा करने लगे और उनकी 
दवा-दारू में उनको सम्मति देने लगे | उनकी शादी और गमी के 
अवसरों पर एक पड़ोसी की तरह भाग लेने लगे | उनके यहां जब 
विवाह या श्राद्ध के अवसर आते थे ओर जब विरादरी के लोगों 
को भोज दिया जाता था तो वे लोग हम लोगों को भी आमंत्रित 
करते थे और हम लोग बिना किसी एतराज के स्वीकार कर लेते 
थे | और समय पर उनके यहाँ चले जाते थे | पहले पहल हम 
लोगों के जाने से निमंत्रित व्यक्तियों में कुछ खलबली उत्तन्न हुईं । 
हमारा सभी जाति के लोगों के साथ बैठकर खाना, भोजन के समय 
कुर्ता आदि न उतारना, भीजनोपरान्त जूता ओर चप्पल आदि पहन 
कर हाथ-मुँह धोने के लिए. जाना आदि सभी बातों पर समालोचना 
होने लगी किन्तु हम लोगों ने अपना ही ढंग कायम रक्खा | निमंत्रण 
देने वालों से हम लोग स्पष्ट कह दिया करते थे कि हमारे खाने-पीने 

की शैली वही रहेगी जो आश्रम में रहती है | तुम सोच लो, अगर हम 
लोगों के जाने से ठुम पर कोई आपत्ति आ पड़े तो हम लोगों को न 
बुलाओ । यह सब होते हुए भी गांव के लोग हमें अवश्य बुलाते थे | 
क्योंकि अब उन लोगों ने हमें अपने एक पड़ोती के 
आलोचनाओं का रुप में ग्रहण कर लिया था। धीरे-बीरे समा- 
श्र्न्त लोचनाएँ समात्॒ष होने लगीं ओर इस प्रकार के 
निमंत्रणों में हमारे बैठने का आसन भी धीरे-धीरे 
अधान पंक्ति के निकट पहुँचता गया और उसे भी लोग वरदाश्त करने 


श्ध्ट समग्र आम-सेवा की ओर 


लगे | इस प्रकार भोजन के सम्बन्ध में लोगों की कद्दरता धीरे-धीरे 
कम होती गई और हम लोगों की देखा देखी जो लोग अपने प्रयोग में 
आने वाले कपड़े नित्य धो लिया - करते थे वे भी कमी-कभी कपड़े: 
पहिन कर भोजन करने लगे । अवस्था यहाँ तक पहुँच गई कि उस 
गांव का एक लड़का निमंत्रणादि में हमीं लोगों के साथ बैठ कर खाने 
' लगा ओर गाँव के लोगों ने भी उसे सहन कर लिया | अंब हम लोग 
छुआहूत के सम्बन्ध में लोगों से खुलकर वाद-विवाद करने लगे। 
शनेः शनः वहीं जनता जो पहले कुर्ता पहन कर खाने पर हम लोगों 
से घुणा करती थी; अब बाद-विवाद करते हुए यह कहने लगी कि 
“माई, हम लोग भी जानते हैँ कि यह सब ढकोसला है किन्तु प्रथम 
तो हमारा इस प्रकार का संस्कार वन गया है जिसके विरुद्ध आचरण 
करने को जी नहीं चाहता और दूसरी बात यह है कि कौन आगे 
चल कर पहले अपनी नाक कठाये ।? इस प्रकार प्रतिवेषी के रूप में 
एक और बड़ा कार्यक्रम हमें मिल गया और हम दिन-प्रति दिन इस 
दिशा में आगे ही बढ़ते गये | 
में अभी-अभी लिख चुका हूँ कि हम लोग गांव वालों के पड़ोसी 
होने के सम्बन्ध से उनके शोक-ताप और. बीमारी आदि के समय 
उनके यहाँ जाया करते थे और जहां तक सम्मव होता था, उनकी 
सेवा करते ये ओर उन्हें सान्त्वना देते थे | इसी समय मेरे सामने 
एक जटिल प्रश्न आ खड़ा हुआ । अकवरपुर आने से पहले ही सन 
१६२३ ई० में, जब कि में बनारस में रहा करता था और गांवों में 
कार्य प्रास्म्म करने के विषय में विचार किया करता था तो श्री राम- 
कृष्ण मिशन के श्री कालिका महाराज की प्रेरणा से होमियोपैथी 
का अध्ययन करना प्रारम्भ किया था। इसका उद्देश्य केवल यही था 
कि यह आम-सेवा के लिए. उपयोगी होगा | अकबरपुर रहते समय 
इसका पर्याप्त अभ्यास भी हो गया: था। यद्यपि इधर कई व से 
अभ्यास छूट जाने के कारण वह विद्या मुझे श्रावः मूल चुकी थी किन्ठ 


घनिष्ट सम्पक से लाभ श्द्द्‌ 


जब गांव के बच्चों को बीमार - होते देखता था तो 

चिकित्सा के _ होमियोपैथिक दवा और पुस्तकें मेँगाने की इच्छा 
सम्बन्ध में विचार प्रवल होने लगती थी। किन्तु बापू जी के विचार 
गांवों में दवा देने के प्रतिकूल हैं, इसे में उनके कई 

लेखों में देख चुका था | उनकी योजनानुसार गांव के रोग, गांव की 
सफाई करके ही दूर किये जाने चाहिएँ | दवा का, उनके प्रोग्राम में 
कोई विधान नहीं है | इसलिए मैंने होमियोपैथी पुस्तक मेँगाने की 
कल्पना छोड़ दी और हम लोग स्वयं अपने प्रयोग के लिए जो टिंचर 
आयोडिन, अम्ृतघारा, ओर त्रिफला आदि दवाइयाँ मँगा कर रखते 
थे उन्हीं मं आवश्यकता आ पड़ने पर कुछ उन्हें भी दे दिया करते 
थे | कमी-कमी ठुलसी की पत्ती, वेल का पत्ता, शहद ओर दूब की 
जड़ आदि देहाती दवाएँ भी उन्हें बता दिया करते थे | किन्तु हमने 
अनुभव किया कि जब गांव वालों को साधारण रोग की अपेक्षा कठिन 
रोग हो जाता था तो हम लोग असहाय से हो जाते थे और उनकी 
कोई मदद नहीं कर सकते थे | गांव में कुछ लोग, जिनमें विशेषतः 
ह्षियां थीं, बहुत दिनों के रोगों से ग्रस्त थे | उन्हें देखकर में सोचता 
था कि यदि हम होमियोपेथिक दवाएँ मेगा लें तो ऐसे अबसरों पर 
ग्रामीण जनता की सेवा कर सकेंगे । ज्यों-ज्यो मैं रणीबां और उसके 
आस-पास के लोगों को बीमार पड़ते देखता था) त्यॉ-त्यों मेरी 
इस विपय की चिन्ता बढ़ती जाती थी। मैंने देखा कि यदि 
हम गाँव की सफाई करके रोग-निवारण पर भरोसा करते हैँ तो इस 
प्रकार रोगों के दूरीकरण में एक-दो पुश्त का समय लग जायगा। हम 
गाँव में कितनी भी सफाई क्‍यों न कर लें किन्तु सदियों का बना डुझा 
संस्कार एक दिन में नहीं दूर हो सकता । यदि दो-चार व्यक्तियों में 
कुछ सुधार हो भी गया तो भी सम्पूर्ण गाँव का परिवर्तन तत्काल नहीं 
हो सकता और यदि गाँव के किसी भी भाग में गनन्‍्दगी रह गइई ता 
उसका प्रमाव, गाँव के सम्पूर्ण व्यक्तियों पर पड़ेगा। गाँव के किसी भी 

१० 


१७० समग्र आ्राम-सेवा की ओर 


. कोने की गनन्‍्दगी पर की मकक्‍्खी उनके भोजन पर भी बैठ सकती है जो 
लोग स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं | अतएव जब तक हम सम्पूर्ण 
गाँव के रहन-सहन में परिवतन-नहीं करते तब तक हमारी रोग-निवारण 
की आशा दुराशा मात्र है और गाँवों का इस प्रकार का आमूल परिव- 
तेंन कितने दिनों में हो सकता. है, इसका हिसाव छुम .स्वयं लगा सकती | 
हो हमारे आश्रम के कार्य-विभाग में साधरणतः अच्छे घरों के ही 
नौजवान आते हैं; अनेक प्रकार के विधि-निषेध का पालन करते हुए 
शिक्षा पाते हैं; अच्छे से अच्छे -वायुमंडल -में ऊँची कक्षा के 
: व्यक्तियों से सम्पक और सगति का अवसरं मिलता है; किन्तु इनमें 
हम कितने प्रति शत लोगों की गन्दगी और अंव्यवस्था .की प्रकृति का 
परिवतन कर पाते हैं ओर जो कर पाते हैँ वह भी कितने वर्षों में ! इन 
बातों पर दृष्टि-निक्षेप करते हुए तुम समझ सकती हो कि गाँव वालों 
की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए; कितने वर्षों की अपेक्षा होगी ! 
यदि यह भी कल्पना कर ली जाय कि कोई अपनी अलोकिक शक्ति 
द्वारा याँवों को सम्पूर्ण रूप से स्वच्छ कर देगा और उनके संस्कार का 
भी परिवर्तन कर देगा, तोभी इतने दिनों से गन्दगी में रहने के कारण 
ओर ठीक प्रकार से भोजन न मिलने के कारण उनके शरीर की नस- 
नस में, उनके रक्त के अशुनअ्रणु में रोग के जो बीज प्रवेश कर गये हैं, 
उन रोगों के शिकार तो अवश्वः ही बनेंगे । इसलिए ओपधि का 
ज्ञान रखते हुए भी, उसका प्रयोग न करने से हमारे पड़ोसी घर्म का 
यथातथ्य पालन हो सकेगा १ इस प्रकार की द्विविधा में पड़कर में तत्काल. 
कोई निश्चय न कर सका | किन्ठु अन्ततः मैंने लोगों के कप्ट देख कर 
होमियोवैथिक दवाइयाँ और किताबें गँगा लीं. ओर - अब यदि.कोई 
बीमार होता था, तो उसकी दवा करना भी ग्रारम्म कर दिया। . 
कुछ काल पश्चात्‌ जब लोगों ने जान लिया कि मैं रोगों की दवा 
भी करता हूँ तो धीरे-धीरे आस-पास के सात-आअआ्राठ गांवों के लोग 
बीमार पड़ने पर मुमसे सहायता लेने लगे | इस ग्रकार दवा-वितरण 


खनिष्ट सम्पक से लाभ १७१ 


के आधार पर पांच-छः गांवों के लोगों से हमारा और परिचय हो गया 
ओर हम उन में भी चर्खे का प्रचार करने लगे | धीरे-धीरे सभी गांवों: 
में कुछ चर्खें चलने लगे ओर हमारा कार्य-त्षेत्र भी बढ़ने लगा | हमने 
' देखा कि रोगियों का इलाज करने से चर्खे के प्रचार- 

क्षेत्र-विस्तार कार्य में भी सहायता मिलने लगी | लोग साधारणतः 
हमें बच्चों की बीमारी में बुलाया करते थे ओर इस 

अकार हम गांव की स्त्रियों से भी कुछ-कुछ परिचित होने लगे ओर वे 
इमारी वातों की प्रतिष्ठा करने लगीं। में तुम्हें पहले लिख चुका हूँ कि 
जब अकबरपुर टांडा के क्षेत्र में चखे का प्रचार करता था तो में पर्दे 
के कारण ब्राक्षण और क्षत्रिय जाति की ज्रियों से नहीं मिल सकता था 
इसलिए उनमें चर्ख का प्रचार नहीं हो सका। दो-तीन दर्ष तक 
देहात में काम करके मैंने देख लिया था क्रि हमारे सिद्धान्त को जितने 
शीत्र गांव की स्त्रियां समझ लेती हैँ उतने शीघ्र पुरुष नहीं समझ पातें। 
यदि कभी कोई पुरुष हमारी वातों को समझ भी लेता था तो वह 
अपने घर की स्लियों को समझा नहीं पाता था। वे सममझतती थीं कि 
यह उनके सिर पर एक और नये काम का बोका रखने का ढंग 
है| वास्तव में शताब्दियों से मारतवर्ष की समाज-व्यवस्था ऐसी विगड़ 
गई है कि पुरुष वर्ग ने स्त्रियों को केवल भोग की सामग्री ओर 
सेविका बना कर रक़्खा है। समाज म॑ उनके लिए कोई प्रतिष्ठा का 
स्थान नहीं रह गया है। मुझे कमी-कभी ऐसा प्रतीत होता हें 
कि जब से भारतवर्ष ने त्ली-जाति को असम्मान करना प्रारम्भ क्रिया 
तभी से इसका पतन हो गया है | आज गांव की ख्रियां कार्य-कलाप 
के विपय में पुरुषों को स्वंदा सन्देह की दृष्टि से देखा करती हैं ! इसी- 
लिए वे उनके कहने पर भी चर्खा चलाने की ओर ध्यान नहीं देतीं । 
उस समय कुरमियों की स्लियों से हमारा कोई पर्दा नहीं था इसलिए 
इम उन्हें चर्खे के लाभ भलीमाँति समझा सके थे | किन्तु रणीवां में 
प्रतिवेशी के सम्बन्ध से और दवा करने के सम्बन्ध से हम मध्यम 


१७२ समग्र आम-सेवा की ओर 


श्रेणी की स्त्रियों के भी सीधे सम्पक में: आने लगे थे और इस प्रकार 
उनमें भी चर्खा चलने लगा था ।.इस प्रकार दवा मँँगा कर रख लेने 
से हमें विशेष .लाम हुआ और हम लोगों ने अब तक भी दवा का 
प्रोग्मम नहीं. छोड़ा है | सम्भवतः इस बात में तुम मुझसे सहमत ही 
होश्रोगी । तुम्हारा क्या विचार है ? लिखना । 

मेरी तबीयत कुछ सुस्त मालूम होती है| कई दिन से दांत उखाड़ 
रहा हूँ ।.अब तुम्हारी तरह मेरे भी सब दांत बने हुए; हो जायँगे । वहाँ 
'के विषय में लिखना | तुम लोग किस प्रकार हो ? नमस्कार । 


0 202 
वस्-स्वावलम्बन की ओर 
ह | ८---६-+-+४ 
: अब तक हम अपने ही विषय में लिखते रहे। आज हस तुम्हें 
यह बताने की कोशिश करेंगे कि वच्त-स्वावलम्बन के प्रोग्राम से हमें 
क्या-क्या लाभ हुए | इससे तो ठुमको खास दिलचस्पी है न ? 

रणीवाँ के आस-पास कहीं कोई बुनाई का काम करने. वाले 
कारीगर नहीं हैं। इसलिए. स्वावलम्बन के लिए जो सूत कातता था 
उसे हम अरकबरपुर से बुनवा लेते थे। किन्तु धीरे-धीरे जब कई गाँवों 
भें चर्ले चल गये तो हमारे सामने बुनाई की कठिन समस्या आ खड़ी 
हुई। एक तो अकवरपुर से बुनवाकर मेंगाने में पर्यातत समय लग 
जाता था, दूसरे बुनाई का काम बहुत दूर होने के कारण लोगों को 
घुनाई- के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी और जो कपड़ा वन कर. 
आता था, वह अपने यहाँ के बने हुए कपड़े के रूप में नहीं मालूम 
होता था इससे स्वावलम्बन की भावना में कमी पड़ जाती थी। 
एक दिन परिडत. लालताप्रसाद और गाँव के कई अन्य लोग हमसे. 


चस्र-स्वावलम्बन की और ह श्छ३्‌ 


कहने लगे कि यदि गांव में ही बुनाई का प्रवन्य हो जाय तो अपना 
चूत घुना जाता हुआ देख कर हमको जो आनन्द होगा वह आनन्द 
अकबरपुर से घुनवा कर मंगाने में नहीं होगा ओर स्त्रियां जब अपना 
सूत अपने सामने बुने जाते हुए. देखेंगी तो उनका हौसला बढ़ता ही 
जायगा । तीसरा लाभ वह होगा कि यदि हमारे गांव के कुछ लड़के 
बुनाई सीख लेंगे तो उनकी वेकारी की समस्या भी हल हो जायगी | 
ओर हम लोग स्वयं पैसा के स्थान पर अनाज देकर सूत बुनवा सकेंगे | 
हमने आपस में परामश किया ओर गांव वालों की दलील साकूल 
मालूम हुई | हम लोगों ने विचार किया कि यदि गांव के लोग कताई 
ओर बुनाई दोनों अपने-आप रवय॑ करले तो वे स्वावलम्बी हो जायेंगे; 
उन्हें हम पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा | 
यह सोच कर दम लोगों ने बुनाई का कार्य प्रारम्म कर दिया। 
इसके लिए भी ठुमने देख ही लिया कि इस प्रोग्राम का अस्ताव भी 
पहले गांव की ही ओर से आया। ओर हम लोगों को सहज ही एक 
ग्ोग्राम मिल गया | 
बुनाई का कार्यक्रम चालू कर देने से कई दृष्टिकोण से ओर भी 
लाभ हुआ | यह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था कि यहां के लोगों को 
किसी प्रकार की नई वात देखने को नहीं मिलती थी । पुरुष तो इधर- 
धर जाकर कुछ बातें देख भी लेते थे किन्तु च्तलियां और बच्चे 
अंधकार में ही रह जाते थे । बुनाई का कार्य प्रारम्भ हो जाने से उन्हें 
वह एक नई वात तो देखने को मिल ही गई । इस कार्य की विभिन्न 
प्रकार की प्रक्रियाओं में लोगों की अभिरुचि होना 
चुनाई का आरंभ स्वाभाविक था। ताना तन कर माड़ी-द्वारा उस सूत 
को मांजने से सृत मजबूत हो जाता है, बे! और 
“रा? में सत मरना, शटल की खट-खट आवाज इत्यादि बातों को 
बच्चे और ज्रियां तमाशा के रूप में देखती थीं ओर इस प्रकार उनके 
डशि्कोण एवं उनकी बुद्धि का परोक्ष रूप से विकास होता था। अब 


है समग्र आ्रम-सेवा की ओर 


बुनाई के रूप में गांव के भीतर कुछ उद्योग, का वातावरण भी आ 
गया। इस क्षेत्र के गांवों के लोगों में यह कल्पना भी नहीं उत्तन्न हुई 
थी कि वे ग्रांमोच्येग के द्वारा अपनी आवश्यकता के सामान स्वयं तैयार 
कर सकते हूँ | अब बुनाई खुल जाने से इस दिशा में भी लोगों का 
मानसिक विकास होने लगा | 

शुरू में इस काम के लिए. अकवरपुर से बुनकर भी बुला लिया 
था | बुनकर ओर बुनाई के अन्य सामान आ जाने पर हमारे सामने . 
स्थान की समस्या आ उपस्थित हुई |हम लोग .जिस घर में रहते थे 
वह इतना संकीर्ण था कि उसमें हमीं लोगों के रहने के लिए पर्याप्त 
स्थांन नहीं था, पिर उसमें करवे के लिए स्थान कहां से आता । हमने 
यह प्रश्न गांव वालों के सामने ' रक्खा कि यदि आप लोग हमें कहीं 
करवे के लिए थोड़ा स्थान दें तो यह काम प्रारम्भ हो जाय | गांव के 

' लोगों ने आपस में सलाह करके हमारे निवास-स्थान के निकट एक 
घर की कोठरी में कर्घा गाड़ने का स्थान दे दिया। वह घर याँव के 
पंडित का था | इसलिए उसमें बुनाई का कार्य प्रारम्म करने से हमें 
एक प्रकार का ओर भी लाभ था| आमतौर से लोग घुनाई के काम 
को एक बहुत छोटा काम सममते हैं| यह काम केवल जुलाहों और 

. हरिजनों का था, भले घर के लोग इसको घुणा की दृष्टि से देखते हैं । 
ऐसी अवस्था में गांव के पंडित जी के घर में .कर्वा गड़ जाना और 
उसमें एक जुलाहे का वस जाना, इस क्षेत्र के लिए एक विशेष महत्व 
की बात थी.। इसलिए जब हमारे साथी श्रीकर्ण भाई ने आकर कहा 

: कि हमारे बुनाई विभाग के लिए तिवारी वावा के घर में एक कोठरी 

मिल गई, तो हमने कहा अच्छा ही हुआ--/एक पंथ दो काज सघ 

गये |” कर्ण भाई ने भी हँसते हुए कहा कि अब इसके विरोध में कोई 
भी कुछ कह नहीं सकेगा । हम लोग प्रारम्भ से ही रूढ़िवाद और 
दक्ियानूधी विचारों को शिथिल करने का सहज साधन ढढा करते 
थे | इस घटना से हमको इसे दिशा में पर्यात सहायता मिली | गाँव के 


वस््र-स्वावलम्बन की ओर श्छ्पू 


अग्रगए्य तिवारी वावा के घर में एक मुसलमान 
शुसभ परिणाम बस गया । गाँव की ल्लियाँ और बच्चे बुनाई की 
क्रिया देखने के लिए आने जाने लगे । ऐसी स्थिति 
में यह परम स्वाभाविक हो गया कि लोगों की मुसलमानों ओर बुनाई 
के प्रति प्रकृतिगत घृणा की मात्रा क्रशः कम होती जाय | 
बुनाई का कार्य प्रारम्भ हो जाने से लोगों में अपने सूत का कपड़ा 
बुनवाने का उत्साह तो बढ़ता ही गया किन्तु हमारा उद्दे श्य यही नहीं 
था कि बाहर से जुलाहय बुलवाकर बुनाई का काम कराया जाय । 
हमारा उद्द श्य तो यह था कि इस क्षेत्र के वेकार नौजवान इसे सीख 
लें और स्वयं करने लग जायेँ | किन्तु प्रारम्भ में हमें इस दिशा में 
काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | यह एक ब्राह्मण का गाँव 
था | अपने घर में एक जुलाहे को स्थान देकर बुनाई का काम कराने 
लगे, इतना ही उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्रान्ति की बात थी; 
ऐसी स्थिति में थे स्वयं बुनाई का कार्य करें यह उनकी मानिसिक स्थिति 
के किसी भी तरह अनुकूल नहीं था | जिससे गाँव में कई नौजवानों 
बेकार रहते हुए भी हम उन्हें इस काम के लिए. तैयार नहीं कर सके । 
पं० लालता प्रसाद जी ने कहा कि मैंने तो यह अनुमान किया था कि 
आप हमारे दो-एक चमारों को सिखा देंगे और सीख कर वे गाँव 
वालों का सूत घुन दिया करंगे,। हमने उनकी यह बात स्वीकार कर ली 
ओर वे सीखने के लिए. आने लगे | उनके द्वारा मालूम हुआ कि वे 
लोग सर्वदा नहीं खाली रह सकते, क्योंकि वे खेती के कामों में मजदूरी 
करते हैँ और जब उच्चवर्गीय लोगों को खेती के काम के लिए 
जरूरत पड़ेगी तो वे उन्हें बुला लेंगे । प्रायः होता भी ऐसा ही था। 
इसलिए उनका- बुनाई सीखना _ सम्भव नहीं था| यह सब सोच कर 
हम लोगों ने उन्हें सिखाने की चेष्ठा छोड़ दी ओर उन लोगों ने सीखना 
बन्द कर दिया | 
जिस ब्राह्मण के घर हम लोग रहा करते थे, उनकी आयिक स्थिति 


श्ज्रः समग्र आस-सेवा की ओर 


बहुत शोचनीय थी | कुछ ही काल पहले ये लोग अच्छे ग्रहस्थ थे 
किन्तु कज के कारण इनकी जायदाद धीरे-धीरे दूसरों के हाथ में चली 
गई थी | उन्हें दोनों समय भोजन भी नहीं मिल पाता था, मालगुजारी 
चुकाना तो दूर की बात है| उस परिवार का सम्पूर्ण भार एक 
विधवा के सिर पर था जिसके लड़के विल्कुज्ञ वेकार बैठे हुए थे। 
वेचारे करते ही क्या ? जमीन भी तो काफी नहीं थी कि उसी की 
देख-भाल करते | दूसरा कोई उद्योग तो था नहीं। अपने हाथ से 
, हल चलाना या इसी प्रकार के अन्य काम करने में वेइज्जती का डर 
था | इतना साधन भी नहीं था कि स्कूल में जाकर शिक्षा ही प्राप्त - 
करते । घर णहस्थी की देख-रेख तो इनकी माता ही कर लेती थी । 
इसलिए ये लोग दिन मर बैठे बैठे मक्खियां मारा करते थे। और 
भूख से छग्पणाते रहते थे | हमारे इतने दिन तक इस परिवार में रहने 
ओर हम लोगो के अपने हाथ से सम्पूर्ण काम करने की वजह से इनके 
हृदय की संकीणंता बहुत-कुछ कम हो गई थी | हमने इनको समस्ताया 
कि बुनाई का कास सीख लो, आखिर हम लोग भी- तो इसे करते हैं ।. 
इससे हमारी कौन सी इज्जत चली जाती है | ठम लोगों की इज्जत 
ही क्‍या है १ गरीब होने के कारण प्रथम तो कोई पूछता हां नहीं, दूसरे 
वेकार बैठ कर दूसरों की कृपा का अन्न खाने से परिश्रम करके खाना 
अधिक प्रतिष्ठा की वात है। जिस दिन ठुम परिश्रम करके खाने 
लगोगे और अपनी विगड़ी- हुई अवस्था बना लोगे, उस दिन लोग 
हैं अधिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखने लगेंगे । रात-दिन के सहवास 
ओर बार-बार समझाने से उस घर के रामकरण नाम के एक लड़के 
ने बुनाई का कास प्रारम्भ . कर दिया। उसके बुनाई सीखने से चारों 
: ओर उसके विरुद्ध खूब आलोचनाएँ और प्रत्या- 

एक विधवा लोचनाएँ तथा हो-हल्ला होने लगा । गाँव की 
आहयणी का साहस चौवीसों प्रण्टे को आलोचना से उसका “बड़ा भाई 
कुछ घबड़ा सा गया। किन्तु रामकरण अपने निश्चय 


चस्र-सवावलम्बन की ओर १७७ 


पर डटा रहा । उसकी माँ ने भी उसका साथ दिया। एक दिन बड़े 
भाई ने जब अपनी माँ से कहा कि सब लोग कहते हू “तुम लोग 
जुलाहा हो गये?! तो उसकी माँ ने हम लोगों की ओर संकेत करते हुए 
स्पष्ट उत्तर दिया कि थे लोग इतने भल्ते घर के लड़के श्रगर जुलाहें हें, 
तो भत्ते ही हमारे घर के लड़के जुलाहे हो जाये, कोई चिन्ता नहीं । 
जब हम लोग खाने बिना भूखों मरते हैं, तो खिलाफ कहने वाले क्या 
हमारे घर में अनाज भेज देते हूँ ? मैंने देहात में काम करते हुए, 

अनुभव किया है कि (देह्यत की स्लरियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक 
रढ़िवादी होती हँ | किन्त अनुकूल वातावरण में झुचारु-रूपेण 
समझा देने पर किसी आदर्शा की वात को जितनी शीघ्रता से ग्रहण 
कर लेती हूँ, उतने शीघ्र पुरुष नहीं अहण कर पाते । परिवर्तन भी 
पुरुषों की अपेन्षा त्रियों में शीघ्र हो जाता है ॥;इतने पिछड़े हुए 
दकियानूसी ब्राह्मण-गांव की एक गरीब विधवा ब्राह्मणी का इतना 
कहना बहुत साहस का काम था । मैंने देखा है कि कांग्रेस के अनेक 
अमुख कार्यकर्ता, जो संसार के नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञान से भी 
भांति परिचित हैं और उठते-बैठते 'इन्कलाबव जिन्दाबाद!ः का नारा 
लगाते हैं, भी अपने घर और गांव के प्रचलित रूढ़िवाद के विरुद्ध 
आचरण करने का साहस नहीं करते हूँं।अतएव उस दिन से में 
रामकरण की माता के प्रति अधिक श्रद्धा रखने लगा। उनके द्वारा 
मुझे इस बात की एक झलक सी मिल गई कि ग्रामीण स्त्रियां कहां 
तक आगे वढ़ सकती हैं । 

अब रामकरण धीरे-धीरे बुनाई सीखते हुए दो रुपया प्रति मास 
उपार्जित करने लगा | इसकी देख कर दो ओर ब्राह्मण के लड़कों ने 
बुनाई सीखना प्रारम्भ कर दिया | इस प्रकार हम लोग गांव के रूढ़ि- 
वाद का सुधार करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गये । 
कुछ दिन के पश्चात्‌ बाघरा पार के एक किसान के घर का मिडिल 
पास लड़का, जो बुनाई भी जानता था और जिसका नाम रामफेर था, 


 श्ष्द | ह समग्र आम-सेवा की ओर 


हमारे पास आया ओर आंश्रम-पंस्वार में सम्मिलित हो गया। इस 


प्रकार रामफेर के आश्रम में आ जाने से हम लोगों ते अकवरपुर के 

जुलाहे को वापस कर दिया और अब रामफेर भाई ही “बुनाई का कार्य 
करने लगे और वही दूसरों को भी सिखाने लगे | इस प्रकार अब 

हमारे यह्वां दो विभाग स्थापित हो गये | एक कताई, दूसरा बुनाई । 

. बुनाई-विभाग के संघर्टन के क्रम से हम गांव की सामाजिक क्रान्ति 
की दिशा में कहां तक ऋगे बढ़ सकते हैं, यह तुम अनुमान कर 
सकती हो | फिर भी हमारे विद्वान नेता. लोग रचनात्मक कार्य और 
उसके करने वालों को उतना ही नांक सिकोड़ कर देखते हैं, जितना 


कि 


'एक़ पढ़े-लिखे वावू एक देहाती को देखते हैं। वापूजी कहते ही . 


रहते हैं; किन्तु कौन सुनता 
आज वंहीं समाप्त करता हूँ। फिर दूसरे पत्र में आगे की बातें 
लिखू गा | नमस्कार | 


कल “"7-7“7“7+-“+++5 


[ २५ | ह हट 
शरीर-श्रम की प्रतिष्ठा 
ह शी १०--६--४ 
देखते ही देखते देहात में चर्खका काफी प्रचार होने लगा और 


दिन बदिन चखे की माँग अधिक आने लगी । हम लोगों ने चर्खे 


बनवाने के लिए आस-पास के गाँवों में वढ़इयों की तलाश की |. 
किन्तु उस सम्पूर्ण देहात में कोई भी बढ़ई इस योग्यता का नहीं: 


मिला | सम्पूर्ण क्षेत्र में केवल दो-तीन घर बढ़ाई आबाद थे जो किसानी 


का काम करने के साथ-साथ थोड़ा-बहुत बसूला भी चला लेते थे 
ओर गांव के लोग उन्हीं से अपने हल-पार्ग आदि 


'चर्खे की बढ़ती साधारण चौंजें बनवा लिया करते थे | इनमें इतनी 


हुई मांग योग्यता नहीं थी कि चखे बनाने का काम कर 


शरीर-अ्रम की प्रतिष्ठा श्ष६्‌ 


। सके | एतदथ हम लोगों ने चर्खा संघ विहार से कुछ प्च्ले 
मैंगवा लिये और इस चिन्तन में लगे रहे कि चर्खे की बढ़ती 
हुई स्थानीय माँग को किस तरह पूरा किया जाय ओर स्थानीय व्य- 
क्तियों को चर्खा बनाने की शिक्षा किस प्रकार दी जाय | हमारा विचार 
हुआ कि उन्हीं दो-चार बढ़इयों को इसकी शिक्षा दें. किन्ठु उनकी 
संख्या इतनी कम थी कि उनके लिए किसानों के हल-फाल ओर मकान 
आदि बऩाने का ही काम बहुत अधिक था। ऐसी परिस्थिति में 
उनका किसी अतिरिक्त कार्य में समय देना नितान्त .असम्भव था। 
अतणएव उस समय हम लोग इस दिशा में कुछ भी कर सकने में 
असमर्थ रहे.| 

. इसी समय हम लोग जिस व्यक्ति के मकान में रहते थे उसे भूसा 
रखने के लिए. अपने मकान की आवश्यकता हुई; हमें अपने रहने 
की कोठरी खाली 'करने का प्रबन्ध करना पड़ा ! हम लोगों ने एक 
दूसरा घर तलाश किया; उसमें भी पहले बैल बांधे जाते थे ।नवों 
उसमें कोई खिड़की थी और न दरवाजा ही | हमने अपना सम्पूर्ण 
कार्य बन्द करके उस मकान के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया | 
उस घर में आगे की ओर एक छोटा सा बरामदा था। जब वर बने 
कर ठीक हो गया तो हम लोगों ने उस बरामदे को बढ़ा कर ओर 
लम्बा कर लिया | अरब उसमें खिड़की खोलना ओर दरवाजा लगाना 
शेष रह गया। मैं ठ॒म्हें पहले लिख चुका हूँ कि हम लोग गांव में 
आकर अपने सम्पूर्ण कार्य अपने ही हार्थों से कर लेते थे | इसलिए 
हमने सोचा कि हमें इसे भी अपने ही हाथ से तैयार कर लेना 
चाहिए. | साथियों से कह्य “तुम लोग सामान इकट्ठा करो और ओजार 
माँग लाओ, में सब स्वयं बना लूँगा |” लकड़ी मांगने के लिए कहीं: 
जाना नहीं पड़ा । जिसका घर था उसी के पांस लकड़ी मौजूद थी । 
ओऔजार गांव के बढ़इयों से प्रात हो गया । - मुझे बढ़ई का काम पहले 
से ही आता था, साथियों को. भी आरा से लकड़ी चीरना सिखा 


'श्ट्० | समग्र आम-सेवा की ओर . 


दिया | इस तरह हम सब लोग मिल कर दरवाजा और जँगला बनाने 
गे। गांव के लोगों के लिए यह भी एक नई बात थी और वे लोग 
हमारा काम देखने आया करते थे। 
एक दिन में चोखट बना रहा था कि भाई लालसिंह वरहँची 
नाम के एक नोजवान' को लेकर - मेरे पास आये । लालसिंह गुसाई- 
गंज के वाजार गये थे -शर वहीं पर उनसे वरहँची से परिचय और 
'वातचीत हुई थी। वरहँची बढ़ई जाति का एक मिडिल पास नोजवान 
था | उसके हृदय में पहले से ही राष्ट्रीय भावना जाग्रत हो चुकी थी | 
अपने गाँव के आस-पास के क्षेत्रों में उसने कुछ राष्ट्रीय सेवा मी की 
थी। उसने आश्रम में रहने को इच्छा भी प्रकट की थी। फलतः वह 
'दूसरे दिन से आश्रम में रहने लगा । इस प्रकार अब हम लोगों की 
संख्या तीन से पांच हो गई । वरहँची वदढ़ईगिरी के काम में भी होशि- 
यार था; इसलिए हम लोगों ने दरवाजा वगैरह बड़ी शीघ्रता से बना 
उलेया | बुनाई का काय तो रामफेर भाई ने आकर सँभाल ही लिया 
था, अब बरहेँची के आ जाने से हम लोगों ने चर्खा बनाने का काम 
भी प्रारम्म कर दिया | हम लोग गांव से पेड खरीद कर उसकी लकर्ड 
चीर-चीर कर बरहँची भाई को दिया करते थे और वह चर्खे बनाता 
रहता था। अब इस काय के लिए भी स्थान की आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी | हम लोगों ने बहुत तलाश किया किन्ठ॒ गांव में किसी के 
पास इतना फालवू स्थान नहीं था कि वह हम लोगों 
अढ़ई विभाग की को इस काम के लिए दे दे | आखिरकार एक 
स्थापना. दसरे गांव मकनपुर के एक ब्राह्मण ने अपने यहाँ 
। कोठरी और आँगन हमें इस काम के लिए दे 
दिया | मकनपुर रणीवां से दो-तीन फर्लाज्ञ की दूरी पर था। इसलिए 
हम लोगों का वहाँ पर रह कर काम करना कोई अधिक कठिन नहीं 
था | हम लोगों ने अयना बढ़ई विभाग वहीं पर स्थापित कर दिया। 
चरहँची भी सामान की हिफाजत के लिए. उसी मकान की एक कोठरी 


शगीर-श्रम की प्रतिष्ठा श्८९ः 


में रूने लगा। वरहँची के वहां रहने में एक लाभ और था। वह 
नित्य संध्या समय गांव के लोगों को रामायण ओर अखबार पढ़ कर 
सुनाया करता था | इस सम्बन्ध में वह उन्हें अन्य प्रकार की बातें भी 
सुनाया करता था | दस लोग भी नित्य परातःकाल लकड़ी चीरने के 

अमिप्राय से वहां पहुँच जाया करते थे | इस प्रकार धीरे-धीरे उस 

गांव के लोगों से परिचय बढ़ने लगा। हम लोगों को आरा चलाते 

देख कर उस गांव के नवजवानों पर अधिक प्रभाव पड़ा और वे इसारे 
परिश्रम की प्रतिष्ठा करने लगे | यहां के निवासी रणीर्वा के लोगों से' 
भी अधिक ग़रीब थे इसलिए वे हमारी बातों की उनसे अधिक शीघ" 
समझ जाया करते थे। वे शीघ्र ही चर्खा चलाने के लिए तैयार 

हो गये । ह 

अब हम लोग नियम-पूर्वक दो गाँवों में रहने लगे और हमारा 

कार्य-ब्षेत्र दो गांत्रों में फेल गया । वस्न-स्वावलस्वन के कार्य में हम लोग 

क्रमशः आरे बढ़ने लगे | अ्रव चर्खे बनाना, सूत कातना और कपड़े 
बुनना सभी कार्य गांव में ही सम्पादित होने लगे | चर्खा कातना और 

कपड़ा बुनना तो हमने गांव वालों को मी सिखाना आरम्भ कर दिया 

था | किन्तु स्थानीय बढ़इयों को चर्खा-निर्माण की कला सिखाने की 

समस्या शेष ही रह गई और स्वावल्म्बन की दृष्टि से हम लोगों की इस 

दिशा में कुछ भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकी | में पहले लिख चुका 
हूँ कि यहाँ के बढ़ई प्रधानतः किसानी का काम करते हैं और उनका 
बढ़ईगीरी का ज्ञान नहीं के बरावर है। इसमें भी रहस्य है। मैंने फैजाबाद 

के दूर-दूर गाँवों में प्रमण किया किन्तु इस जिले में मुके किसी 

प्रकार की कारीगरी देखने को नहीं मिली और न तो कहीं लकड़ी के 
कारीगर ही ह्व ढ़ने से मिलते हैं| इसका कारण क्या है ! क्‍या यहाँ 
के निवासी किसी भी थुग में लकड़ी की अच्छी चीजें प्रयोग में नहीं 
लाते ये ? पर यह बात तो नहीं | आज भी जिले के देहात में सुन्दर 

कारीगरी के सुरुचि-पूर्ण चौंखट-बाजू देखने में आते हैं। कहीं कहीं. 


पु] 


श्पर .._- समग्र आम-सेवा की ओर 


पुराने शहस्थों के घर में अच्छे काम के पलंग, मचिया ओर पिंढई 
अब भी मिल जाती है| मेने पूछ कर जान लिया है कि ये सन्दर 
वस्तुए ग्राचीन बढ़इयों के ही! हाथ की बनी- हुईं हैं। फिर उनकी 
कारीगरी कहाँ चली गई ? अन्वेपण करने पर मुझे 
बढ्इयों का लोप दो कारण ज्ञात हुए | ग्रथम तो. यह कि भीपण 
कैसे हुआ ! गरीबी के कारण अब लोगों में यह शक्ति ही नहीं रह 
गई कि वे इस प्रकार की चीजों की कदर कर सकें; 
दूसरे अवध की वेगार प्रथा सालों तक ऐसा भयंकर रूप धारण किये 
रही कि किसी प्रकार के कारीगर इस क्षेत्र में पनप नहीं सके । अच्छी 
कारीगरी जानना भी वेगारी में पकड़े जाने का एक सर्टिफिकेट था ! 
बेगार से बचने के लिए भी लोग अपने गुण॒ प्रकट नहीं करते थे | 
इस प्रकार धीरे-धीरे अच्छा काम होना ही एक प्रकार से बन्द हो गया 
और काम बन्द हो जाने से परिवार की भावी सन्तानों को उस प्रकार 
के|कार्य सीखने का अवसर ही नहीं मिला। इस प्रकार कई पीढ़ियों 
'के पश्चात्‌ बढ़ई. जाति के लोग भी धीरे-धीरे अपनी कारीगरी छोड़ 
कर किसान वन गये | बंगाल के इतिहास में भी इसी प्रकार ढाका 
जुलाहों ने. विवश होकर अपने अंगूठे काट डाले थे | अन्तर केवल 
यह था कि वहाँ पर यह स्थिति विदेशियों की उत्पन्न की हुईं थी 
किन्तु यहाँ तो अपने ही देश-वासी ताल्लुकेदारों के डर ने इन्हें ऐसा 
करने को वाध्य किया था | 
' हम लोगों पर चर्खा सिखाना, गाँव में उसका प्रचार करना, रई 
लेन-देन और चूल्दा-चक्क्री आदि खानगी कार्यों का भार इतना 
काफी हो गया था कि चर्खा बनाने के काम में ओर अधिक मदद नहीं 
. क्र सकते ये इसलिए यह आवश्यक हो गया कि वरहँची को लकड़ी 
: चीरने और. चर्खा बनाने में मदद करने के लिए कुछ और लोगों की 
भी सहायता प्राप्त हो. जाय | अन्य बढ़इयों के न मिलने पर विचार 
किया कि ब्राक्षणों के वेकार नो जवानों को इस कार्य में. लगाया जाब | 


क 


शरीर-श्रम की प्रतिष्ठा ः श्र 


पर ब्राह्मण के लड़के बढ़ई का काम करने के लिए किस प्रकार तैयार 
हो सकते थे ! आखिरकार मेने इस कार्य्य के लिए भी उसी परिवार 
की शरण ली जिसका एक लड़का बुनाई का काम करना प्रारंभ कर 
चुका था | रामकरण के बड़े भाई श्यामघर को आरा चलाकर लकड़ी 
चीरना सिखाना ग्रारम्भ कर दिया। जब रामकरण ने बुनाई: 
सीखना प्रार्म्म किया था उस समय जितना बिरोध उत्तन्न हुआ था, 
उतना इस बार नहीं हुआ | फिर भी देहात के लिए इस प्रकार का 
कार्य एक क्रतिकारी कार्य था | गाँव के लोगों ने इन कामों के लिए 
जो सम्मान और प्रोत्साहन प्रकट किया, उसने हमारे कार्य-क्रम को 
आगे ही बढ़ाया | अब वे प्राचीन रुढ़ि-बादी विचार-धारा छोड़कर हर 
अकार के परिश्रम की मर्यादा समझने लगें | जब वे इस बात को देखने 
लगें कि उनकी निजी आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए इतने उद्योग 
निकल सकते हैँ तो गाँव की गरीबी ओर वेकारी के लिए निराशा का 
कोई स्थान नहीं रहता | में प्रायः कहा करता था कि आज हम ग्रामीण 
बाहरी लूट की मार खाते-खाते गरीबी की हालत को पार करके 
बेदाशी की अवस्था में पहुँच गये हैं | ओर इसी वेदोशी के कारण 
अपनी दशा का भी ठीक-ठीक अनुभव नहीं कर पा रहे हैँ, फिर इस 
गरीबी को दूर करने का उपाय सोचना तो दूर की बात है इलिए 
जब किसी प्रकार की आर्थिक योजना उनके सामने आ जाती है और 
वे उनके द्वार अपने सुधार की थोड़ी सी भी सम्भावना देख लेते हैँ 
तो उनके जीवन मे चेतना का समावेश हो जाता है ओर उनमें एक 
प्रकार का उत्साह और जोश उत्पन्न हो जाता है तथा यही उत्साह और 
जाश उनके जीबन में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला देता है। फिर वे हर 
अकार से अपने को सुधारने के लिए तैयार हो जाते हैं। रणीवां में भी 
यही हुआ । जब गाँव के कुछ वेकार नौजवान कार्य में लग गये ओर 
कुछ घरों में कपड़े के व्यय की बचत होने लगी तो लोगों ,में इतना 
उत्साद पैदा हुआ कि लोग गाँव की सफाई ओर शिक्षा आदि कार्यों 


श्द्ड समग्र आम-सेवा की ओर 


में भी काफी दिलचस्पी लेने लगे। गाँव की स्वच्छुता और शिक्षा के 
सम्बन्ध में हमने और कोन-कोन से प्रयोग किये, यह में तुम्हें अगले 
पत्र में लिखूँगा। यह पत्र तो में वहीं पर समात कर रहा हूँ क्योंकि 
अब समय नहीं रहा कि आज और लिख सके | इसके अतिरिक्त हमारे 
कुछ साथी इस जेल से प्रतापगढ़ जा रहे हैं; उनको विदा करना भी 
है। आज मेरा जन्म-दिवस है | इकतालीस वर्ष पूरे हो गये | इसलिए 
वहाँ पर मेरे जितने वजन हैं और जो लोग सालभर मेरे लिए शुभ 
कामना करते रहे, उन सब को मेरा हार्दिक धन्यवाद पहुँचा देना। 
भगवान हर वर्ष मुके जन-सेवा की शक्ति और बुद्धि दे | आज के दिन 
यही एक मात्र प्रार्थना है | सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार कहना | 
मुनिया को प्यार | ह 


[ २६ | 

गन्दगी की.समस्या 
१४---६--४१ 
पिछले पत्र में मेंने गाँव की सफाई के वषय में अपने विचार तथा 
प्रयोग लिखने का वादा क्रिया था। वास्तव में सफाई का प्रश्न एक 
आम-सेवक के लिए सबसे जटिल और विकट ग्रश्न है | गाँव वाले प्रायः 
ऐसी परिस्थिति में रहते ही हैं कि वे सफाई रखने में असमर्थता अनुमव 
करते हैं | कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनमें वें अपनी इच्छानुतार 
सफाई रख सकते हैं; इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की विवशता नहीं 
है किन्तु मेरा विचार है कि वें उन बातों में भीं 
सब घुराइयों का सफाई रखने से विवश ही हैं। मैंने त॒म्हें अपने एक 
एक ही खोत पत्र में लिखा था कि आम-सुधार किसी एक 
प्रोग्राम को लेकर नहीं चल सकता क्योंकि देहात 
में जितनी बुराइयाँ मौजूद हैं, एक दूसरे से कार्य कारण का सम्बन्ध 


गन्दगी की समस्या श्दप 


रखती है [-देहात के लोग काहिली के कारण गन्दे रहते हैं और इस 
कादिली का कारण उनकी बेकारी है। इसलिए सफाई की समस्याओं 
को हल करने के मार्ग में पग-पग पर अड़चने आर मौजूद होती हैँ। इसके 
अतिरिक्त गन्दगी उनके जीवन में इस सीमा तक व्याप्त हो गई है कि 
केवल यह सोचने से ही दिमाग पागल हो जाता है कि हमें स्वच्छता 
के लिए किस विन्ढु से कार्य प्रारम्भ करना है |गाँव के लोग गलियों 
में ही पेशाब करते' हैं, उन्हीं में कूड़ा-कचड़ा फेंकते हँ। उनके घर 
ओर आँगन का पानी घर के पास ही सड़ा करता है | घरों में इतना 
अंधेरा होता है कि उनकी नमी उन्हीं के भीतर सड़ा करती हे। चार- 
पाई, कपड़े, कथरी, दोहर, चादर, तोषक, रजाई और तकिया और 
सभी प्रयोग में आने वाली चीजें पसीना, धूल थ्रौर तेल से सनी रहती 
हूँ | बच्चे से लेकर बूढ़े तक की जबान पर चौबीस घंटे अश्लीलता- 
पूर्ण गन्दी बातें बनी रहती हूँ | इस प्रकार इन तमाम गन्दगियों पर 
विचार करने से हमारे सामने यह प्रश्न आ उपस्थित होता है कि हम 
सबसे पहले क्रिस गन्दगी को दूर करें । 

टाँडा में रहते समय में अधिकतर किसानों ओर मजदूरों के हीं 
घरों में जाया करता था | उस समय की कहानी लिखते समय मेने 
तुमको बताया था कि गाँव की गलियों और मकानों के आगे-पीछे 
की गन्दगी से उनके घर के भीतर की गन्दगी मुझे अधिक भयंकर 
प्रतीत होती थी | श्रव रणीवाँ आकर सुमे ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों 
के घरों को भी भलीमाँति देखने का अवसर मिला | इनके घरों की 
गन्दगी देख-कर मुझे अनुभव हुआ कि उन मजदूरों के घरों की 
गन्दगी इनकी ठलना में कुछ नहीं थी । उसके पश्चात्‌ में ज्यों-ज्यों 
देहात में काम करता गया त्वॉ-त्यों मेरी उक्त धारणा और भी दृढ़ 
होती गई कि गाँव की [सफाई के कार्य-क्रम में कपड़ों की सफाई पर 
सबसे पहले और सबसे अधिक ध्यान देना चाहिएँ.) उच्च श्रंणी के 
घरों में मुझे कपड़ों की गन्दगी के प्रति ओर भी भयंकर उदासीनता 

११ न्‍्टा 


श्व्रद्‌ समग्र ग्राम-सेंवा की ओर 


देखने को मिली | किसानों और मजदूरों के घरों में भी कपड़े प्रयोग 
ह में लाये जाते हैं यद्यपि उनकी संख्या कम होती 
कपड़ों को सफाई है| विछाने के लिए पतली चादर और कथरी के 
ह अतिरिक्त ओर होता ही क्या है? किन्तु उनके 
'कपड़ों म॑ जल्दी से फट जाने के कारण अधिक गन्दी नहीं आ पाती | 
किसान और मजंदूर कुरते भी कम पहनते हैँ। जो पहनते हूँ वे 
भी ऐसे मामूली कपड़े के वने होते हैं कि आसानी से घुल सके। 
इसके अतिरिक्त ये कुर्ते केवल घराऊ रूप में ही काम में लाये जाते हैं, 
इसलिए उन्हें सवंदा धोकर ही रखा जाता है| किन्दु उंच्च श्रेणी के 
लोग दरी, तोशक और रजाई प्रयोग में लाते हूँ जो अधिक टिकाऊ 
ओर -अधिक भारी होती हैं | इसलिए इनमें अ्रसीम गनन्‍्दगी इकटही हो 
जाती है|. कुर्ते, कीट और बंडी भी ये लोग प्रयोग में लाते हैं जिससे 
ये चीजें भी पसीना आदि से सन जाती है। मेंने अनुभव किया कि 
(जेब तक ये अपने ओढ़ने, विछाने और पहनने के कपड़े इतने गन्दे 
रखते हूँ तव तक इन्हें गली-कूचों ओर वाहरी गन्दगी का अनुभव 
कराना नितान्त अउम्भव - है.। क्योंकि सफाई तो वे ही लोग रख सकते 
हूँ जिन्हें गन्दगी से घुणा हो इसलिए में जहाँ भी जाता था, लोगों 
के कपड़ों पर विशेष ध्यान रंलता था ओर कपड़ों की ही गन्दगी के 
' विषय में उन्हें चेतावनी भी देता था | लोग मेरी इन वातों को महसूस 
वो करते थे किन्ठु कुछ तो अपने स्वभाव और कुछ साधन के अभाव 
के कारण इस पर अधिकतर अमल नहीं कर पाते थे | किन्तु फिर भी 
कुछ तो हमारे लगातार प्रचार और कुछ हमारे -अपने हाथ से साहुन 
द्वारा कपड़ा धोने के व्यवहार को देखकर गाँव के कुछ लोगों को भी 
साफ रहने का शोक पैदा होने लगा । ह 
इस दिशा में कुछ दिन काम करने के पश्चात्‌ हम यह महसूस 
करने लगे कि यदि हम किसी तरह साधुन बनाने का कार्य देहात में 
जारी कर सके तो एक पंथ दो काज होगा | लोगों में सफाई की रुचि 


लय 


गन्दगी की समस्या श्द्छ 


बढ़ेगी ओर हम लोग ग्रामोद्योग की दिशा में एक कदम और आगे 
यढ़ सकेंगे। मैंने यह अनुभव किया था कि यदि कोई वस्तु गाँव में ही 
बनने लग जाय तो गांव वाले सरलता से उसका 

गांवों में साइन व्यवहार कर लेते हैं, किन्त्र वाजार की वस्तु मजबूरी 
बनाने की आव- की अवस्था में ही खरीद कर लाते हैं| इसलिए 
श्यकता. हम लोगों ने साबुन बनाने का निश्चय किया और 
फेजाबाद से थोड़ा सा कास्टिक सोडा और तेल 

लाकर कुछ सावुन वना कर तैयार कर दिया | यह साबुन बनाने का 
कार्य भी गाँव वालों के लिए विल्कुल नया ही था । नितान्त सरलता- 
पूर्वक साबुन तैयार होते देख कर लोग आश्चर्य-चक्रित रह जाते थे। 
उनकी इस कुतहल-बृत्ति का लाभ उठा कर हम लोग उन्हें यह सम- 
माने की कोशिश करते थे कि साबुन ही क्‍यों, यदि वे चाहें तो 
अपनी जरूरत की सम्पूर्ण वस्त॒ुएँ गाँव में ही तैयार कर अपना पैसा 
बचा सकते हैं। इस प्रकार उनकी धारणा, उनके दृष्टिकोण और 
उनके आत्म-विश्वास की भावना में उन्नति होती रही । हम लोगों को 
साबुन बनांते हुए. देख कर परिडित लालताप्रसाद ने भी साधुन 
बनाना प्रारम्भ कर दिया |-इस तरह उत्तरोत्तर लोगों में साबुन के 
अयोग करने और स्वच्छ रहने की ओर दिलचस्पी बढ़ती रही । मैंने 
यह अनुभव किया कि गांव की स्वच्छता की समस्याओं को इल 
करने की दिशा में यह प्रयोग अनुकूल ही सिद्ध छुआ। क्योंकि कुछ 
ही दिनों के पश्चात्‌ गांव के लोगों को गन्दे कपड़े का व्यवहार करना 
बुरा प्रतीत होने लगा जिसके परिणाम-स्वरूप लोग बाहरी स्वच्छता: 

मे दिलचस्पी लेने लगे । 

कुछ दिनों तक साबुन बनाने का कार्य निर्वाव गति से होता 

रहा किन्तु कालान्तर में इसमें एक कठिनाई महसूस होने लगी । 
फैजाबाद और गुसाईगंज कोई ऐसे ओद्योगिक केन्द्र नहीं थे कि 
वहां से कास्टिक सोडा सर्वदा सरलता-पूर्वक ग्राप्त होता रहे। 


) श्टूद : समग्र आम-सेवा की थोंर 


पं० लालताअसाद जी भी प्रायः यही कहा करते थे कि साबुन बनाने का 
कोई ऐसा ढंग निकालिए जिसमें हमें वाजार से कोई सामान मेंगाने 
कीआवश्यकता न पड़े | अतएव हम लोगों ने गांव में धाप्त होने 
वाली रेह से ही साबुन वनाने का प्रयोग करना प्रारम्भ -कर दिया। 
इस विषय में हम लोगों को रंच मात्र भी अनुभव नहीं था इसलिए 
हम अपने प्रयोग में सफल न हो सके | आखिरकार रेह का साबुन न 
बना पाने पर हम लोगों ने साबुन बनाना ही बंद कर दिया | और 
सोचा गया कि यदि वाजार से ही सामान खरीद कर साबुन बनाना 
है तो बाजार के वने हुए साबुन ही क्‍यों न खरीद लिये जाय॑ | इस 
तरह हम लोग मेरठ का बना हुआ साबुन ही प्रयोग .करने लगे ओर 
गांव वाले भी उसी को खरीद कर अपना काम चलाने लगे। यद्यपि 
हमने साधुन बनाना बन्द कर दिया किन्तु मेरे मस्तिष्क से यह वात 
कभी दर न हो सकी कि इस उद्योग का प्रचलन गांवों के लिए विशेष 

महत्व रखता हैं। कालान्तर में जब इस प्रान्त में कांग्रेस मंत्रि-मरण्डल 
स्थापित हुआ तो इस दिशा में एक बार पुनः प्रयक्ष किया किन्तु फिर 
भी एक अनुभव-प्रात्त व्यक्ति के अभाव से सफलता न ग्रात्त हो सकी 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ इस प्रकार का एक अनुभवी कार्यकर्ता भी मिल 
गया पर आर्थिक विषमता ने फिर भी इस कारये में सफल न होने: 
दिया । यों इस कास को छोड़ ही देना पड़ा किन्तु मेरी यह धारणा 
क्रमशः दृढ़ होती गई कि एक आम-सेवक के लिए गांव के साधनों से 
साबुन वनाने का काम हाथ में लेना बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ओर 
इसके द्वारा गांव की स्वच्छता के कार्यक्रम में पर्यात सहायता मिलेगी । 

स्वच्छता के अन्य कई कार्यक्रमों के विषय में में पहले ही लिख चुका 
हूँ । कालान्तर में अन्य कार्यक्रों के साथ सफाई का कार्यक्रम किस 
किस प्रकार सम्बन्धित होता गया, इसकी चर्चा उचित स्थान पर करने 
की कोशिश करूँगा । अब आज वहीं विदा लेता हूँ | सब माई-बहिनों 
को नमस्कार । बच्चों को प्वार। 


शिक्षा का प्रयोग | ... श्द& 


(का - 
शिक्षा का प्रयोग 

१९७ --६---४ १ 

अब तक हम लोगों को रणीवां आये कई महीने हो चुके ये | 
लोगों से काफी घनिष्ठता हो गई थी | चर्ख का काम दिन प्रति दिन 
बढ़ता ही जा रहा था। हम लोगों के सम्पर्क से गाँव के लोग अपने 
बहुत से पुराने संस्कारों और आचार-व्यवद्वार के सम्बन्ध में विचार 
से काम लेने लगे थे | इस तरह यद्यपि धीरे-धीरे लोगों का मानसिक 
विकास होता जा रहा था किन्तु अब तक शिक्षा का कोई विधिवत्‌ 
कार्य-क्रम निश्चित नहीं हो सका था| में स्वयं इसका निश्चय नहीं कर 
पाया था कि गाँव वालों के लिए शिक्षा की किस प्रकार की योजना 
उपयुक्त होगी | गाँव के किसान और मजदूर दिन भर इस तरह काम 
में फँसे रहते हैं कि दिन के समय वे किसी स्कूल में अपना समय नहीं 
दे सकते, और यदि रात की व्यवस्था की जाय तो भी सरियों से 
पठन-पाठन की ओर दिलचस्पी न होने के कारण स्कूल में आने 
के लिए. उन्हें कोई विशेष उत्सुकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त 
मुझे स्वयं भी इस बात का सन्देह था कि केवल अक्षर-ज्ञान करा 
देने से इन्हें कोई लाभ हो सकेगा। स्कूलों में लगातार ६ वर्ष 
पढ़ कर लोग मिडिल पात होते हैं और तब कहीं उन्हें अन्य 
विविध पुस्तकों के पढ़ने की योग्यता होती है । ऐसी स्थिति में यदि 
हमने दिन या रात को. उनका थोड़ा सा समय लेकर उन्हें अक्षर-ज्ञान 
करा भी दिया तो इससे उनके मानसिक विकास में कहाँ तक सहायता 
मिल सकती है ! इसी प्रकार के विचारों की उधेड़बुन में पढ़कर तथा 
: अन्‍य कार्यों मे अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण हम लोग ग्राम-शिक्षा 
को कोई स्पप्ट योजना नहीं वना सके | पर धीरे-धीरे हमें यह महसूस 
होने लगा कि इस दिशा में कुछ न कुछ करना अत्यावश्यक है। प्रारम्भ 


१६० ह के समग्र आम-सेवा की ओर 


- में हम लोगों ने यह ।निश्चय किया कि रामायण का पाठ शुरू किया 
जाय और उसी के द्वारा इन्हें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक 
शिक्षा दी जाय | इस कार्य के लिए मकनपुर के नौजवानों ने बहुत. 
उत्साह प्रकट किया अतएव हम लोगों ने नित्य संध्या समय मकनपुर 

में रामायण का पाठ प्रारम्भ कर दिया। कर्ण भाई 
रामायण पाठं-द्वारा ओर- बरहँची मित्री साथ-साथ रामायण का गाना. 
शिक्षा गाते थे ओर कर्ण माई उसकी व्याख्या करते थे 

ह । तथा उसी व्याख्या. के ही सिलसिले में प्रत्येक विषय 
पर कुछ न. कुछ बताया करते थे।| कुछ दिनों के पश्चात्‌ यह प्रतीत 

होने लगा कि इस प्रकार की शिक्षा गाँव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध 

हो रही है । धीरे-धीरे लोगों की रुचि इधर बढ़ने लगी और पाठ के 
समय गाँव के सभी लोग उपस्थित होने लगे । इस प्रकार रामायण क्लास 
में आते-आते लोगों को इस प्रकार के अन्य कामों के लिए. भी उप- 
स्थित होने की ठेव पड़ने लगी । इसके पहले लोग इसी संध्याकाल में 
अपने-अपने: घरों में वैठे-बैंठे तम्बाकू खाया करते थे और गाँव के 
दसरे. लोगों पर टीका-टिप्पणी किया करतें थे। एक. दूसरे से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखते थे | किन्तु रामायण का पाठ प्रारम्म होने पर लोगों 
की इस प्रकार की एक दूसरे के विरोध में कही जाने वाली बातें कर्म 
हो गई! तथा रोज एक साथ- उठते-बैठते उनमें आपस में प्रंम-ओऔर 
सदभावना का विकास होने लगा | वास्तव में हमारे गाँवों के लोगइतने 
काहिल ओर इतने स्वार्थ-रत हो गये हैं कि एक-दूसरे से किसी प्रकार 
का सम्बन्ध रखंना भी गुनाह सममते हैं |जब आम-सेवक गाँव वालों 
में एक दसरे से सम्पक पैदा कर सकेंगे तभी वे किसी प्रकार के आम- 
संगठन कां कार्य ग्रारम्म कर सकंगे। अब भी मेरी यह धारणा वनी 
हुई है कि आमीण-शिक्षा के काय-क्रम में गाँव वालों में एक दूसरे के 

प्रति घनिष्ठता उत्पन्न करना सबसे महत्वपूर्ण वात है ॥ डैस कार्य के 

लिए किसी ऐसे ही साधन को अपनाने की आवश्यकता होगी जिसमें 


रोगी परिचया की दिशा म॑ १६१ 


गांव वाले स्वभावतः दिलचस्पी रखते हों ओर उनके लिए प्रति दिन 
एक ही समय किसी निश्चित स्थान पर इकट्ा हो सकते हों | प्रतिदिन 
एक साथ एक स्थान पर बैठने से लोग स्वभावतः एक दूसरे के प्रति 
प्रेम करने लगेंगे 9 


[ रद ]. ह 
रोगी-परिचर्या की दिशा में 


रामायण-पठन के कारये से एक लाभ और हुआ । लोग दूसरे 
कार्यों के लिए भी बुलाये जाने पर उसी आश्रम के कारखाने के लिए, 
मिले हुए आंगन में एकत्र होने लगे और वह स्थान एक प्रकार से 
गाँव के लोगों का क्नच वन गया । फिर हमारे निर्णयानुसार वरहँची 
मिस्त्री उन्हें दिन के समय भी अखबार पढ़ कर सुनाने लगा | कालांतर 
में धीरे-धीरे हम लोगों ने रामायण का पाठ ग्रति दिन करने के स्थान 
पर साप्ताहिक करना शुरू कर दिया और शेष दिन उसी स्थान पर 
नियमपूर्वक रात्रि-पाठशाला का कार्य होने लगा। 

साप्ताजिक भावना मिस्त्री उन्हें पढ़ाने का काम करता था। कमी-कभी 
का जागरण. हम लोग स्वयं भी चले जाया करते थे । हां, एक 
बात ओर भी उल्लेखनीय है कि यह रात्रि-पाठशाला 

मैंने स्थानीय लोगों के अनुरोध करने पर ही प्रारम्भ की थी। इस प्रकार 
रामायण के द्वारा ग्रामीण शिक्षा के कार्यक्रम के ग्रारम्भ करने का 
प्रयोग बहुत अंशों में सफल ही रहा और उसी का परिणाम है कि आज 
में इस प्रकार कार्य-प्रारम्म करने का कायल हूँ । जब तक हम गाँव 
वालों में अभिरुचि और उत्सुकता नहीं उत्तन्न करेंगे तब तक केवल 
पाठशाला स्थापित कर देने से वे इधर नहीं आकर्षित हो सकेंगे | इसके 
अतिरिक्त केवल अक्तुर-ज्ञान से आम-शिक्षा का अमिग्राव पूरा नहीं 
होता | पारम्म में उनके छुदय में संसार की बातें जानने की आकाँका 





5 समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


उत्पन्न करनी होगी; फिर तो वे स्त्रयं ही पढ़ना-सीखने के लिए उत्सुक 
हो उठेंगे | उस परिस्थिति में वे पाठशाला में काफी उत्साह से भाग 
लेने लगेंगे | जिस समय : मैं गिरफ्तार होकर जेल चला आया उस 
समय रणीवां के आस-पास के लगभग पचीस गाँवों में प्रौढ़-रात्रि पाठ- 
शाला का कार्य चल रहा था जिसका विशेष वर्णन में अगले पत्रों 
में करूगा | फिलद्यल इतना ही कहद्द देना पर्यात समझता हूँ कि चूँकि 
हम लोगों ने अ्रन्य-अन्य कार्यों के द्वारा गाँव वालों की उत्छुकता जगा 
कर पाठशाला का कांयक्रम अपने हाथ में लिया था इसलिए गांव 
वाले इसमें इतनी “रिलिचस्पी लेने लगे थे कि हमें इसकी उपयोगिता 
समझाने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ा | पाठशाला का स्थान 
बैठने का सामान और रोशनी आदि सभी वस्तुओं का प्रवन्ध गाँव 
वाले स्वयं करते थे | पढ़ाने वाले भी गाँवों से ही उपलब्ध हुए थे | 

इस प्रकार गाँववालों के मध्य रह कर उनसे वातचीत कर रामा- 
' थण पाठ का प्रवन्ध कर ओर रात्रि पाठशाला के द्वारा दिन को अख- 
बार सुनाने का नियम वना कर हस लोग गांव की सर्वाज्जीण शिक्षा के 
कार्यक्रम में अग्रसर होने लगे | 

तुम तो शिक्षा-शास्त्री ही हो। मेरी इस धारणा में यदि किसी 
अकार के सुधार की आवश्यकता हो तो सूचित करना | इससे हमारी 
भी शिक्षा हो जायगी | अपनी सूचना के साथ पत्रोत्तर अवश्य देना। 
नमस्कार | 

। ह श्य---६--+४ १ 

अब तक हम लोग रणीवां में मली-भाँति जम गये थे और दो-तीन 
फर्लाज्ञ के भीतर के गाँवों में हर प्रकार का कार्यक्रम चलाने लगे थे । 
यद्यपि कहने के लिए तो हमारा का्यक्रम चार गांवों में फेला हुआ था 
किन्तु वे चारों गाँव मिल कर एक ही गाँव की बराबरी कर सकते हैं । 
क्योंकि उन सब की जन संख्या पाँच छः सो से अधिक नहीं है | इस 
जले की आ्रावादी साधारणतया छोटे-छोटे गाँवों में ही फेली हुई है 


शोेगी-परिचर्या की दिशा में १६३ 


पाँच-छ सी की आबादी वाले गाँव काफी बड़े गाँव शुमार किये जाते 
हैं| इस स्थिति से कुछ दृष्टियों से लाभ भी है ओर कुछ से हानि भी। 
तितर-वितर बिखरी हुई अवस्था में रहने के कारण उनका संगठन 
करना कठिन होता है किन्तु स्वच्छता की दृष्टि से उनका दूर-दूर रहना 
बहुत लाभदायक भी होता है | मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और 
बिजनौर जिले के बड़े-बड़े गाँवों में जिस प्रकार की गन्दगी देखने को 
मिलती है, वेसी यहाँ नहीं है । 
ये चारों गाँव इतने निकट-निकट थे कि हम लोग लगभग नित्य 
इन में घूम लेते थे और प्रतिदिन सफाई, चर्खा, रोगियों का इलाज 
तथा राजनैतिक आलोचना आदि कार्य कुछ न कुछ आअंशों में कर ही 
लेते थे | इनमें रोगियों की सेवा ओर इलाज के कार्यक्रम ने काफी , 
लोकप्रियता श्रौर महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया | इस कार्यक्रम 
में बड़ी सरलता से उन्नति होने लगी | धीरे-धीरे हम लोग कठिन और 
पुरातन रोगों का भी इलाज करने लगे | सत्री-रोग और बाल रोगों में 
आशातीत लाम प्रकट होने लगा | इस के कारण 
रोगों की चिक्रित्सा उन चार के अतिरिक्त अन्य गाँवों के लोग भी हमें 
जानने तथा हमारे कार्यों से दिलचस्पी और सहानु- 
भूति प्रकट करने लगे | हम लोगों ने यह निश्चय कर लिया था कि इस 
क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य देहात में नहीं जाया जायगा। इसलिए 
लोग रोगियों को लेकर स्वयं हमारे पास आ जाया करते थे | यों भी 
लोग हमसे मिलने आया करते ये । जिन्हें आवश्यकता होती थी हम 
दवा देते थे और उनसे अपने कार्यक्रमों के सम्बन्ध में वार्तालाप किया 
करते थे | वे हमारे धनने और कातने की क्रिया देखते थे। हमारी 
रहन-सहन पर विचार करते थे और गाँववालों से पूछ-ताछ तथा 
आलोचना-प्रत्यालोचना करते थे | इस प्रकार डेढ़-दों मील तक की 
दूरी के लोग हमारे कार्यक्रमों से परिचित हो गये और बीमारी एवं 
डुःख के अवसर पर हमारे पास आने लगे | दवा देने के लिए अब 


१६४ समग्र आस-सेवा की ओर 


तक इसने कोई निश्चित्‌ क्रम नहीं किया था | हमारे पास दवा रहती 
थी और कभी किसी के बीमार पड़ने पर उसे किसी भी समय दे दिया 
करते थे | किन्तु जब दूर-दूर के लोग आने लगे तो कमी-बामी उन्हें 
बड़ी परिशानी होने लगी | 
. क्योंकि जब हम देहात में रहते थे, घर पर नहीं मिलते थे तो उन्हें 
रोगी के साथ वापिस उला जाना पड़ता था । इसलिए हमने निश्चय 
किया कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय तक दवा देने का 
थोग्राम रक्खा जाय । किन्तु इसके लिए भी फिर हमारे सम्मुख स्थान 
की समस्या आ खड़ी हुई | जिस घर में हम लोग रहते थे वह इतना 
छोटा था कि उसमें हमारे रहने के लिए भी पर्थोत्त स्थान नहीं था फिर 
उसमें दस-बारह व्यक्तियों को एक साथ बैठने के लिए जगह कहाँ 
: मिलती १ हमले इस समस्या को फिर गाँव वांलों के सामने उपस्थित 
किया और उन लोगों ने निछूट के ईश्वरपढ्ढी नाम के गाँव में इस 
काम के लिये कोठरी की व्यवस्था कर दी। उसमें भी हम लोगों ने 
अपने ही हाथ से खिड़की और दरवाजा लगाकर 
स्वच्छुता की उसे काम के योग्य बनाया । इस गाँव में एक विशे- 
' रूचि पता यह दिखाई दीकि जब हम लोग उस कोठरी 
को ठीक-ठाक कर रहे थे तो गाँव के लगभग सभी 
गैजवानों ने हमारे काम में सहायता प्रदान की | चार-पाॉच दिन तक 
मैंने अपनी कोठरी एवं उसके आसपास का स्थान स्वयं साफ किया 
किन्तु इस के पश्चात्‌ जब में वहाँ पहुंचता था तो कोठरी और आस- 
पास के स्थानों. की सफाई पहले ही हो चुकी रहती थी। फिर धीरे-घीरे 
ध्यान दिलाने पर लोग अपने-अपने घर तथा उसके आस-पास के 
स्थान साफ रखने लगे ह 
रणीवां से लगभग एक मील दूर ठाकुर लोगों का चाचीपुर नामः 
का एक वड़ा-सा गांव है | पहले जमाने में यह गांव बहुत समृद्धि- 
शाली था | किन्तु दुराचार और दुर्नीति के. प्रावलथ के कारण अब 


रोगी-परिचर्या की दिशा में श्ह््श्‌ 


नितान्त दरिद्र बन गया था | अब इसे लोग डाके डालने वाला ओर 
दूसरों को लूटने वाला ही कह कर मशहूर करते थे | गाँव के कितने 
ही नौजवान डाके के अमियोग में लम्बी-लम्बी सजाएँ भुगत चुके थे 
और शायद अब भी काट रहे हों | सुदूर देहात के लोग भी इसके प्रति 
घुणा ओर त्रास की भावना रखते थे | कितने ही लोग तो चाचीपुर का 
नाम ही न लेते थे । यदि कभी उस गाँव का नाम लेना अनिवाय हो 
जाता तो बड़का गाँव या पथरा का गाँव कहते थे | क्योंकि जन-साधा- 
रख में यह किम्बन्दती प्रचलित थी कि यदि सवेरे चाचीपुर का नाम ले 
लिया जाय तो उस दिन दिन-भर खाना नहीं मिलेगा | इसी गांव के 
टाकुर माधव सिंह की पुत्रवधू लम्बी अवधि से सन्निपात से ग्रस्त थी 
तथा उसके जीने की कोई आशा नहीं रह गई थी | माधव सिंह गांव 
भर के लोगों के प्र ममाजन थे | इसलिए समी व्यक्ति 
चाचीपुर का इस बीमारी से चिन्तित थे | इसी समय क्रिसी ने 
पुन्जीवचन. उन्हें सूचना दी कि रखीयाँ में आश्रम खुला है ओर 
वहाँ पर दवा मिलती है। उस गांव के कई व्यक्ति 
आश्रम पर आये | और चाचीपुर चलकर रोगी की ओपषधि करने का 
अनुरोध करने लगे। मैं उस समय आश्रम पर मौजूद नहीं था। 
यद्यपि हम लोगों ने किसी दूसरे गाँव में जाकर दवा न देने का 
नियम बना रखा था किन्ठु रोग की भर्यकरता ओर गाँव बालों 
की आठरता देखकर कर्ण भाई और निकुज माई (जो डस 
समय कुछ दिन के लिए आश्रम में आये थे ) किताब और दवा 
लेकर उस गाँव में गये ओर रोग का अध्ययन कर दवा देने लगे । 
कूछ दिनों वाद बह रोगिणी रोग-विमुक्त हो सई। इस बना से चाची 
पुर के लोग आश्रम के प्रति विशेष आकर्षित हुए ओर हमारे प्रत्येक 
कार्य में दिलचस्पी लेने लगे | हमने भी इस गाँव को अपने कार्यक्षेत्र 
: में सम्मिलित कर लिया । धीरे-धीरे यह गाँव इतना अधिक सुधर गया 
| और आश्रस का इतना प्रेसी बन गया कि आज तक हमने रणीवाँ के 


६६ - समग्र आम-सेवा की ओर 


आसन्यात जो-जो कार्यक्रम प्रारम्भ करने चाहे, उनमें चाचीपुर ही- 
सब का नेता बना | चाचीपुर अपनी करीतियों के लिए जिले भर में 
चदनाम हो चुका था; आज लोग इसकी सुधरी हुईं अवस्था देख कर 
आश्चय करते हैं) जेल से जब मेने ठुम्हें चिष्टी लिखना प्रारम्भ किया 
था, उस समय ठुमको लिखा था कि आमसेवकों को गाँव में जा कर 
गाँव वालों की परिस्थिति और उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन 
करंना होगा | उसी बात को लेकर सेवा-कार्य प्रारम्भ करना होगा 
प्रजससे गाँव के लोग संब से अधिक पीड़ित होंगे | अगर उचित अवसर 
पंर कार्यारम्म हो सका तो आधे से अधिक कार्य तो तत्काल ही पूरा 
हो जाता है चाचीपुर का दृष्टान्त इस बात का पक्का सबूत है। 
इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अवसर देहात में काम करते समय हमें 
ओर भी मिले हैं | इसलिए इस सिद्धान्त पर दिन प्रतिदिन म॒के अधिक 
विश्वास होता गया | चाचीपुर और इसी प्रकार की अन्य घटनाओं 
से मैंने अनुभव किया है कि डाकू, लुटेश और वदमाश कहे जाने वाले 
लोगों के दिल पर अगर किसी प्रकार से प्रभाव पड़ जाय तो वे सधघर 
'कर आरशों के प्रति जितने वफादार हो सकते हैं उतने समाज के भले 
ओर अच्छे कहे जाने वाले लोग नहीं हो सकते | थाम-सेवकों को इस 
अकार के लोगों से घबड़ाना नहीं चाहिए प्रत्युत घैय॑ के साथ प्रतीक्षा 
करते हुए इत बात की खोज करनी चाहिए कि उनकी हृदय-तंत्री के 
किस तार पर उँगली रकक्‍्खें जिससे उनके जीवन में परिवर्तन की कन- 
कार रत हो उठे 2 ु 
में चिकित्सा के कार्यक्रम के विषय में लिख रहा था। प्रसंग- 
चश अपने विषय से हट कर दूसरी वातें लिख गया किन्तु एक प्रकार 
से यह लिखना भी आवश्यक ही था। क्योंकि यदिं ऐसा न करता तो 
आससेवा का एक विशेष अनुमव लिखे बिना ही रह जाता । 
गर्मी का मौसम चल रहा था | इसी समय हमें ज्ञात हुआ कि 
निकट के कुछ गाँवों में हेजा फैला हुआ हे | कर्ण भाई ने मुझे बताया 


रोगी-परिचर्या की दिशा में १६७- 


कि स्थिति बहुत भयंकर है; चारों ओर से मृत्यु के समाचार प्रात्त हो 
हैं | हम लोगों ने निश्चय किया कि इस समय सब कुछ छोड़ कर- 
हैजे की दवा ओर रोगियों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। अतएव 
हम लोगों ने सब्ब-प्रथम यह पता लगाया कि किन-किन गांवों में हैजे" 
का प्रकोप फैल रद्दा है । अमी तक केवल दो ही एक गाँव में बीमारी 
फैली थी | इससे हम लोगों ने सोचा कि यदि हम इन गाँवों पर अधिर- 
कार प्राप्त कर लें तो बीमारी के अ्रधिक फैलने की 
हेजे का प्रकोप आशंका नहीं रहेगी। इसलिए दवा आदि लेकर 
ओर भवानी दैजा-प्रस्त क्षेत्र में जाने के लिए. तैयार हो गये | 
का भय. रणीवाँ के लोगों को जब यह वात मालूम हुई कि 
हम लोग हेजे का इलाज करने जा रहे हैँ तो वे हमें 
शेकने के लिए हमारे पास आकर कहने लगे कि यदि हैजा के रोगी 
को दवा दी गई तो भवानी माई नाराज हो जायेगी, गाँव भर में किसी 
को नहीं छोड़ेंगी, सम्पूर्ण देश को खा जायंगी आदि | किम्तु हम लोग 
उनकी बातों की उपेक्षा कर अपने निश्चित प्रोग्राम के अनुसार चल 
पड़े | जब हम गाँव में गये तो देखा कि चमारों के मुहल्ले में प्रायः 
प्रत्येक घर में रोगी पड़े हुए हैं और परिवार के लोग करुण और 
असहाय अवस्था में उनके पास बैठे हुए. उनक मौत की प्रतीक्षा कर 
रहे हैँ | किसी-किसी घर के तो समस्त प्राणी रोगाक्रान्त हो गये थे । 
उनके दरवाजे पर कोई यमदतों का स्वागत करने वाला भी नहीं बचा 
था | चारों ओर झत्युलोक की भयंकर शान्ति छाई हुई थी। कोई 
मरता था तो उसके लिए लोग रोते भी नहीं थे। क्योंकि उन्हें यह 
विश्वास था कि रोने से भवानी माई नाराज होकर सब को समात्त कर 
देंगी । हम लोग जब किसी बीमार के विषय में पूछते थे तो वे बहुत 
धीरे से फ़ुसफुसा कर उत्तर देते थे और हमसे वात करते समय इस 
प्रकार डरते थे कि कहीं भवानी माई उनकी बातें सुन न लें। 
सन्‌ १६२३-२४ में जब में टाँडा में रहता था तो एक दार मुक 


शह्च * समग्र ग्राम-सेवा की ओर . 


: थर हैजे का आक्रमण हुआ था; जिसकी कहानी मैं ठुम्हें लिख चुका 
' हूँ] उस समय मुझे अनुमव हुआ था कि यदि हम उन्हें दवा दे जायंगे 
'तो वे उसका सेवन नहीं करेंगे | इसलिए. हम लोग दिन मर घूम-घूम 
'कर स्वयं दवा देते थे | इस -तरह इलाज़ और सेवा करने से चार-पाँच 
दिन में ही परिस्थिति कब्जे में आ गई ओर हैजा अधिक फेलने नहीं 
'पाया | जब यह काम समाप्त हों गया और कई दिन बीत गये तो 
रणीवाँ के लोगों ने यह देख लिया कि भवानी माई नाराज हो कर न॒. 
"तो हंमी लोगों को खा गई' और न तो गाँव के ही किसी व्यक्ति को | 
नुकसान पहुंचाया | इससे उन लोगों के मवानी माई के विश्वास में 
कुछ शिथिलता अवश्य आईं हम. लोगों ने उनकी इस अवस्था का 
-लाभ उठा कर उन्हें यह बताना प्रारम्भ कर दिया ,कि यह संक्रामक 
बीमारी है | प्लेण ओर चेचक. आदि वीमारियाँ भी इसी प्रकार की 
हैं | इनके फेलने का कायण भवानी माई का प्रकोप नहीं है। गाँव 
वालों के रहन-सहन की ठीक प्रणाली से अनमिज्ञ और स्वच्छता के 
-प्रांते लापरवाह रहने . के कारण ही इनका आगमन होता है। इसी . 
सिलसिले, से हम लोग उनमें गाँव की स्वच्छता, रोग के कारण और 
उनके निवारण के तरीके आदि का ग्रचार करने लगे | । 
धीरे-धीरे हमारा कार्यक्षेत्र कई गाँवों में फेल गंया और दुस्साध्य 
' रोगियों को देखने के लिए हमें बाहर भी जांना पड़ने लगा | थोड़े ही 
पदिनों तक इस प्रकार का कार्य करने पर मुके अनुभव होने लगा कि 
'यदि हम॑ इसी प्रकार होमियोपैथिक दवायें देते रहे तो गाँव वाले 
सर्वदां हमारा ही भरोसा कंरेंगे | कमी स्वावलम्बी नहीं हो सकेंगे | यों 
तो आचीन और असाध्य रोगों का इलाज करना हमारा धर्म ही है 
पकिन्त॒ सामान्य ज्वर, खाँसी, सिर दर्द, फोड़ा-फुसी आदि का इलाज 
ऐसा सरल द्वोना चाहिए.कि गाँव वाले उसे स्वयं कर लें | इसलिए 
यह आवश्यकता है कि गाँव वालों को गांवों में मिलने वाली वनस्पतियों 
और बूटियों से रोग-निवारण का तरीका बताया जाय | इस विपय में 


हर 


शोगीनरिचर्या की दिशा में 


न 


गिरे 


मैं और मेरे साथी कुछ भी जानकारी नहीं रखते ये | अतः, हम इस 
प्रकार का कोई कायक्रम अमल में नहीं ला सके | किन्ठ कुछ पुस्तकें 
संगा कर इस प्रकार का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया ओर उसी के 
आधार पर कुछ प्रयोग करने की मी कोशिश की | 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस प्रयोग में 
किताबों से काई विशेष सहायता नहीं सिल रही है। हमने इस विपय 
की कई पुस्तकें देखीं किन्त वे सभी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने 
से असमथ पिद्ध हुई | सभी पुस्तकों में प्रायः आयुवंद के सरल-सरल 
नुस्खे ही लिखे रहते हूँ किन्द॒ हमें तो दूब, तुलसी 
गाँवों में नवीन की पत्ती ओर बेल की पत्ती आदि गाँव में मिलने 
चिकित्सा-क्रम वाली वनस्पतियों के इलाज की खोज करनी थी 
की आवश्यकता ओर इस दिशा में मदद देने वाली मुझे कोई पुस्तक 
नहीं मिली । पर मैंने देखा कि गाँव के कछ लोग 
और विशेष कर कुछ पुरानी ख््रियाँ इस प्रकार के गोटकों की जानकारी 
रखती हैँ | हाँ, यह बात सत्य हैं कि एक ही व्यक्ति अनेक रोगों की 
ऐसी दवाएँ नहीं जानता; किन्तु यदि कोई ग्राम-सेवक इस प्रकार की 
दवाओं की खोज करना प्रारम्भ करे और स्थान-स्थान से प्राप्त नुस्खों 
को सावधानी से नोट करके रोगियों पर उनका प्रयाग करके शोध करें 
तो कुछ ही दिनों में उसके पास इतनी सामग्री इकठ्ठी हो जायगी कि 
वह अनेक रोगों की चिकित्सा देहाती साधनों से कर सकेगा। 
इसलिए, मेंने गाँव वालों को ही अपना गुरु बनाने का निश्चय किया 
ओर जहाँ से भी सम्मव होता था इस प्रकार की ओपधियों को जानने 
की कोशिश, करता था। कितने ही अन्य कार्थ्या म॑ फेसे रहने के कारण 
मैं इस काम में अधिक आगे नहीं वढ़ सका और अधिकतर होमियो- . 
पैथिक दवाइयों का ही सहारा लेता था किन्ठ इस दिशा में थोड़े ही 
प्रयत्न ने मुझे यह विश्वास करा दिया कि आज भी देद्दात में टोयकों 
का ज्ञान इतना अधिक फैला छुआ है कि उचित ढंग से खोज करने 


२०० ह समग्र आ्राम-सेवा की ओर 


पर साधारण रोगों की चिकित्सा की सम्पूर्ण पद्धति का आविष्कार हो 
सकता है। ओर गाँव के लिए वही.पद्धति सब से उपयुक्त होगी। 
क्योंकि इस पद्धति से उन्हें दवा भी सरलता-पूर्वक प्राप्त हो सकेगी और 
धीरे-धीरे उनकी जानकारी भी बढ़ती जायगी | मुझे इस बात का. 
विशेष दुःख है-कि में आज तक इस काम को नहीं कर सका। जब 
कांग्रेस के लोगों ने मंत्रिपद अहण किया था तो मैंने एक वार इसके 
लिए, कोशिश की थी। मैं चाहता था कि सुझे कोई उत्साही और नव- 
थुवक वैद्य-शात्री मिल जाय और में उसकी सहायता से इस प्रकार की 
खोज कर सकूँ। किन्त॒ में अधिकारियों को इसकी सहत्ता नहीं समझा 
संका | तुम यह प्रश्न कर सकती हो कि जिस बात को हम स्वयं गाँव _ 
वालों से सीखेंगे; फिर “उन्हीं बातों को गाँव वालों को सिखाने से कया 
लाभ ? किन्‍्त मैंने पहले ह्दी कह दिया है कि आदमी बहुत रोगों 
की दवा नहीं जानता है। कहीं कोई कछ जानता है तो कहीं कोई 
दूसरी वात जानता है। इसलिए उन्हें संग्रह कर और फिर रोगियों पर 
प्रयोग कर के तथा शाजञ्लीय ढग से उनकी परीक्षा करके उनका परि- 
शोध करना है | इस तरह एक सम्पूर्ण चिकित्सा-प्रणाली बन जायगी 
तो गाँव वालों को सिखाना सरल होगा । # और उनके लिए वही चीज 
नई हो जायगी । किन्त' जब तक इस प्रकार की सर्वाज्ञीण खोज करने 
की सुविधा नहीं मिलती है, तब तक आम-सेवकों को चाहिए कि वे 
इस दिशा में जहाँ तक ग्रयज्ञ कर सके करते रहें। रोगियों की सेवा 
करने में मुझे जो कुछ अनुभव हुआ वह ग्रायः सम्पूर्ण मैंने इस पत्र में 
लिख दिया | यह पत्र बहुत लम्बा हो गया | इसलिए इसे यहीं समात्त 
करता हूँ । नमस्कार | ' 





# पत्र लिखने के बाद मेंने जल, मिट्टी, उपवास आदि बातों का 
प्रयोग किया | अब मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के 
साथ उपरोक्त वनस्पति विज्ञन का समन्वय करना होगा | २४, ६,४५० 


मजदूरी का सवाल. २०१ 


[ २६ ] हा 
मजदूरी का सवाल 
२३-- ६--४६£ 
रणीवां में दवा आदि कार्य के साथ चर्ख का कार्य दिन प्रतिदिन 
बढ़ता हो रहा | किन्ठ कुछ दिनों के अनुभव से हमें ज्ञात हुआ कि 
यह जो चर्खे की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है उसमें लोगों की 
स्वाभाविक रुचि नहीं है | अधिकतर लोग हमारे व्यक्तिगत सम्पक के 
कारण संकोच से ही चर्खा चलाते हैँ । उनके रंग-ढ'ग से ऐसा प्रतीत 
होता था कि वे चर्खा चलाने से कुछ अधिक लाम नहीं समझते । कुछ 
ब्लियाँ तो हमसे साफ-साफ कहती थीं कि भेया, इतनी मिहनत करके 
सूत कातें ओर बदल-बदल कर रूई लाये | इस प्रकार इतने काल तक 
' मिहनत करके कहीं एक धोती वन पाती है। इससे तो अच्छा यही है. 
कि हम बाजार से धोती खरीद लें । लाभ के अनुपात से हमें परिश्रम 
बहुत अधिक करना पड़ता है|! हम उन्हें यह कह कर समझाने का 
प्रयन्ष करते थे कि जो कुछ लाभ होता है वह बैठे रहने से तो बहुत 
अधिक है। किन्तु इससे उन्हें अधिक सन्त॒ुशि नहीं होती थी। वे 
कहती थीं कि तुम कहते हो इसलिए कातती हैं, नहीं तो यह बिल्कुल 
व्यर्थ काम है। कुछ लोग तो अपने घरों में कताई का कार्य इसलिए 
जारी रखते थे कि एक तो इससे कुछ थोड़ा-बहुत 
चर का श्रार्थिक कपड़ा मिल जाता था, दूसरे चर्खे में व्यस्त रहने के 
पक्ष कारण उनके घरों की स्रियों की आस में कगड़ा 
करने का अवसर कम मिलता था। हम अपने 
व्यक्तिगत सम्बन्ध के प्रभाव से तथा कुछ आगक ओर नैतिक लाम 
बताकर उनसे चर्खा अवश्य चलवा लेते थे किन्तु गांव की ह्लियों के 
सन्देह ने हमें मी कुछ सन्देह में डाल दिया । अ्रतः में चखे की वास्त- 
विक आय का पता लगाने में लग गया। शुरू-शुरू में जब में अकबर- 
५१२ हम 


२०२ | . समग्र ग्राम-सेवा की और 


पुर आया था तब भी सुझे एक वार सन्देह हुआ था और मैंने श्री 
राजाराम भाई से इसकी ज्र्चा भी की थी। उन दिनों हम लोगों ने 
हिसाब कर के देखा था कि यदि कोई स्त्री दिन भर बैठी कातती रहे 
तो वह चार पैसे पारिश्रमिक प्राप्त कर सकती थी। हिन्दुस्तान के 
किसानों के लिए. इतनी आय भी क्रम न थी जब कि उनके साल के 
चोर-पांच माह बिल्कुल वेकारी में त्ैठे-वैठे कट जाते हैं| उस समय 
हम लोग मध्यम श्रेणी के ब्राह्मण ओर क्षत्रियों के घर॑ चर्खा नहीं चलवा 
सके थे क्योंकि उनकी आशिक स्थिति आज से अच्छी थी और इतंनी - 
थोड़ी मजदूरी के लिए वे परिश्रम करने को तैयार नहीं थे | कुर्मियों की 
बात दूसरी थी। उनका तो 'मिहनत करने कां रवभाव ही होता है। . 
इसलिए उनके लिए वेकार रहने की अ्पेज्ञा चार ही पैसे की आमदनी 
विशेष महत्व रखती है। रणीवां के आस-पास के मध्यम श्र णी के लोगों 
ने चर्खा चलाना स्वीकार किया, इसके दो कारण थे । एक तो हसारा 
व्यक्तिगत सम्बन्ध का संकोच ओर दूसरे यह कि आज उनकी स्थिति - 
सन्‌ २३-२४ की अपेच्ञा अधिक दीनता-पूण हो गई थी । 

मेंने चर्च की आय की परीक्षा की तो मुके ज्ञात हुआ कि 
सन्‌ २३ में हम लोगों ने मजद्री का जो हिसाव लगाया था उसकी 
ठुलना में आज की आमदनी आधे से भी कम हो गई है | इस स्थिति 
को देख कर में काफी परीशान हुआ | कारण का विचार करने पर 
मुझे अनुभव हुआ कि खादी-संसार में सन्‌ १६३० से ही एक नई 
मनोवृत्ति उत्पन्न हो गई थी। लोगों ने खादी सस्ती करने का घोर 
आन्दोलन प्रारम्भ किया | इस आन्दोलन में चर्खा-संघ के अधिकारी 
भी सम्मिलित ये | इसलिए. खाद कायकर्ताओं को खादी सस्ती करने 
के लिए अथक परिश्रम करना पड़ा । सभी वस्तुओं का भाव गिरने के 
साथ-उाथ रूई का भाव तो गिर ही गया था किन्तु लोग इतनी ही कमी 
से संतुष्ट नहीं थे | वे तो मिल के साथ मुकाबला करने की अस्म्भव 
थरिस्थिति का स्वप्न देख रहे थे। इन कोशिशों के कारण कताई की 


मजदूरी का सवाल र्ण्ड्‌ 


मजदूरी तो कम हो गई किन्तु कताई की गति में कोई वृद्धि नहीं हुई । 
रणीवां के आस-पास लोगों ने पहले पहल चर्खा चलाना प्रारम्भ किया 
था इसलिए उनकी गति साधारण गति से भी क्रम 
लोवन-वेतवन का थी । घुनाई की कला सिखा कर हम लोगों ने उनकी 
सिद्धान्व गति बढ़ाने का प्रयात्त किया था किन्तु आय का 
व्यॉरेवार हिसाब करने पर ज्ञात हुआ कि धुनाई और 
कताई का छीजन घटा देने से एक कत्तिन की आठ घंटे की आमदनी 
तीन पैसे भी नहीं होती थी; अभी हम लोग इस अवस्था पर विचार ही 
कर रहे थे कि समाचारपत्र में गांधी जी की 'जीवन-मजदूरी” के 
सिद्धान्त का एलान पढ़ने को मिला । प्रारम्म में तो हमें बड़ी प्रसन्नता 
हुई किन्तु साथ ही यह भी विचार आया कि यदि भांधी जी के इस 
आठ आने के हिसाब से खादी का दाम लगाया जाय, तो खादी 
'बिकेगी ही नहीं । फिर हम उन्हें अधिक मजदूरी देने की अपेच्षा जो दे 
रहे हैं वह भी नहीं दे सकेंगे | हम लोग रणीवां में इस विपय पर 
विचार-विनिमय करते रहे | साथ ही मैंने गांव के लोगों से भी इस 
सम्बन्ध में विचार-विसमश किया | इस प्रकार अन्ततः हम लोग इस 
परिणाम पर पहुँचे कि श्राज की मजदूरी की परिस्थिति में परिवर्तन 
लाना तो आवश्यक ही है किन्तु यह आठ आने को योजना भी सम्प्रति 
अव्यावहारिक है | मैं सोचता था कि यदि कत्तिनों को वर्तमान मजदूरी 
से दूनी मजदूरी मिलने लग जाय , तो कुछ स्वाभाविक और सुविधा- 
जनक परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी | इसलिए मुझसे जब इस विपय 
में सम्मति माँगी गई तो मैंने लगभग इती प्रकार की सम्मति भेज 
दी थी। 
इस प्रकार मैंने अपनी राय तो भेज दी थी किन्द मेरे मत्तिष्क 
में गाँधी जी के एलान के सम्बन्ध में तरह-तरह की भावनाएं उत्पन्न 
हो रही थीं। यद्यपि यह निश्चित था कि चखे की मजदूरी दो आने 
कर देने से लोगों की चर्खा चलाने की अरुचि दूर हो जाती, 


.. शण्ड समग्र आम-सेवा की ओर 


ओर गाँव की त्ियाँ चर्खा चलाने के लिए तैयार हो जातीं परन्तु 
गाँधी जी वो आठ आने . मजदूरी कर के गाँव की सामाजिक और 
आधिक परिस्थिति .में क्रान्ति करना चाहते थे। इस तथ्य को मैं 
भी सममता था कि यदिं यह मजदूरी सम्भव. हो जाय तो हम केवल 
कत्तिनों के हां द्वारा ग्रामीण समाज में क्रान्ति उत्पन्न कर सकते हैं। 
'इसलिए मैं गांधी जी के एलान पर और भी ग्रम्भीरतापूर्वक विचार 
करने लगा | किन्तु इतनी मजदूरी सम्मव हो सकेगी, इसकी कल्पना 
करना कठिन प्रतीत हो रहा था | इसलिए मैंने अपनी सम्मति दो ही 
आने के पक्त में भेजी | कुछ दिनों के पश्चात्‌ जब सम्पूर्ण खादी कार्य- 
कर्ता गाँधी जी के एलान के विरोध में सम्मति देने लगे तो गांधी जी 
ने प्रत्येक प्रान्त के लोगों को अलग अलग बुला कर इस विषय पर 
विचार-विमश करना प्रारम्भ किया । इसी सम्बन्ध में विचित्र भाई ओर 
अनिल भाई वर्धा जा रहे थे। उन्होंने मुके भी वर्धा पहुँचने को 
: लिखां | हम लोग वर्धा पहुँच कर गांधी जी से मिले | दमारे साथ दूसरे 
प्रान्तों के भी कार्यकर्ता थे | गांधी जी से बहुत देर तक आलोचना- 
प्रत्यालोचना- होती रही | वह हर एक की शंका का समाधान बड़े 
विस्तार के साथ करते थे। वहां की वार्ता सुन कर मर में यह भाव 
अंकुरित हो. उठा कि यह मजदूरी बढ़ाने का काय हमें अवश्य करना 
चाहिए | क्योंकि अगर हम मजूदूरी बढ़ा देते हैँ तो हमें संसार के 
समक्ष भहँगी खादी पेश-करने के लिए एक बहुत बड़ा नैतिक आधार 
मिल जायगा | अब तक भी हम जो खादी वेचते रहे वह भी विदेशी 
कपड़े या मिल के कपड़े से महँगी ही रही | इस महंगी खादी की 
दनिया के सामने उपस्थित करने का हम लोगों के पास केवल एक 
. यही आधार था कि खादी के द्वारा हम देहात के कुछ गरीब लोगों 
को बेकार समय में काम देकर कुछ पैसे दिला सकते हैं । वह पैसा 
कितना है, उसे कहने मे भी शर्म मालूम होती थी। किन्तु 'जीवन- 
मजदूरी? के -विद्धान्त को स्वीकार कर लेने से हम न केवल नेतिक 


भजदूरी का सवाल | २०५ 


इृष्टि से कत्तिनों के प्रति न्याय करते हैं पत्युत देहाती समाज को 
पुनर्गठित करने के लिए इसे हम अपना बहुत बड़ा साधन बना सकते 
हैं| इतका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र के स्वराज्य आन्दोलन पर भी 
पड़ सकता है | ऐसी स्थिति में खादी मंदगी होने पर मी बिक्री कम 
हो जाने का बहुत अधिक भय नहीं रहेगा | क्योंकि खादी की विक्री 
तो राष्ट्रीय भावना पर ही निभ र है ओर राष्ट्रीय भावना हमारे कार्य- 
क्रम की शैली पर ही अवलम्बित है। 
एक ग्रमसेवक की दृष्टि से मुझे इसमें एक दूसरा लाभ भी 
हृष्टिगोचर होता था | में तुम्हें पहले ही लिख चुका हूँ कि भारत के 
ग्रामीण समाज का खुबार तभी हो सकता है, जब गाँव की स्त्रियों का 
सुधार हो जाय और स्त्रियां समाज-सेवा का भार अपने हाथ में ले 
लें | साथ ही मेरा यह भी विश्वास है कि हम इस विप्रय में पुरुषों 
की अपेज्ञा स्त्रियों को अधिक शीघ्र तैयार कर सकते 
खत्रियों में कार्य की हैं और वे हमारी बातें अधिक आसानी से समर 
आवश्यकता सकती हैं। यदि हम कत्तिनों को इतनी पर्बात 
मजदूरी देने की व्यवस्था कर लें तो हम उनका 
सम्पूर्ण ध्यान अपनी ओर खींच सकेंगे | और थोड़े ही प्रयत्न से उनके | 
भीतर राष्ट्रीय और समाज-सेवा की भावना उद्यन्न कर सकेंगे | इसके 
अतिरिक्त उनमें से अधिकांश हमारे निदशानुसार ब्राम-सेविका.का 
काय भी कर सकती हूँ | क्योंकि इस प्रकार वे हमारे संध का अंग ही 
बन जाती हैं । सन्‌ १६२६ ई० में जब बापू मेरठ आये थे तो उन्होंने 
कहा था--“तुम्द्रा कार्य प्रत्येक कत्तिन को स्वराज्य-वादिनी वना 
देना है ।”इस बार वर्धा में जब गाँधी जी से जीवन मजदूरी के विपय 
में चर्चा हो रही थी तो मुझे अनभमव हुआ कि इस परिस्थिति में 
कत्तिनों को स्वराज्य-वादिनी बना देने की कल्पना का सफल होना 
सम्भव हो सकेगा | यह सोच कर मैंने विचित्र भाई से कहा कि अब 
सक मेरे हृदय में सन्देह था किन्तु अब में समझता हूँ कि जीवन- 


२०६. .. समग्र आम-सेवा की ओर 


: मजदूरी के सिद्धान्त, के अनुसार चलने पर हमारे आन्दोलन का 
कल्वाण होगा । विचित्र भाई ने एक मधुर परिह्यस करते हुए मेरी राय 
से असहमति प्रकट की | किन्तु मेंने स्वयं इस विषय पर जितना ही 
सोचा उतना ही मेरा विश्वास. दृढ़ होता गया और कालान्तर में जब 
जब सुझे अवसर मिला इस दिशा में कुछ न कुछ करने को कोशिश 
की | इन प्रयोगों के अनुभव से आज यह मेरा दृढ़ विश्वास हो गया. 
है कि यदि चलो संत्र कत्तिनों की उचित शिक्षा और मार्गपंदर्शन 
की व्यवस्था करते हुए कुछ दिनों में श्राठ आने मजदूरी देने के 
सिद्धान्त पर पहुँच जाय तो गाँधी जी की चखे के द्वारा स्वराज्य-स्थापना 
की वात चरितार्थ हो कर उसकी निश्चित रूपरेखा हमारे सामने स्पष्ट 
हो जाय | । 

वर्धा में इस प्रकार शंका-समाधान कर के हम लोग वापस लौट 
आये | चर्खा संघ ने आठ आने मजदूरी का सिद्धान्त नहीं स्वीकार 
किया किन्तु आज तीन आना: तक तो कर ही दिया है| इस तीन 
- आना के ही आधार पर हम लोग कत्तिनों में क्या क्या कार्य-कर चुके 
हैं; इसके विपय में फिर कभी लिखूगा। आज पत्र यहीं समात कर 
रहा हूं । । ँ 


5 


७७० 


 सैवा-क्षेत्र का विस्तार 





६-+६०--४ ६ 

... हमारे रणीवाँ जीवन का लगभग एक वर्ष बीत चुका था| इस 
अवधि में हमारा कार्यक्रम प्रायः ६-७ गाँवों तक फैल गया था और 
दर के आम-वासियों से भी परिचय हो गया था। हमने अपने कार्य का 
विवरण श्री शंकरलाल भाई को लिख भेजा | जब बापू जी को यह 
ज्ञात हुआ कि हम लोग कई गाँवों में कार्य कर रहे हैं तो उन्होंने श्री 


डर 


सेवा-क्षेत्र का विस्तार २०७ 


. शंकरलाल भाई से कहा कि तुम धीरेन्द्र को लिख दो कि वह इस 
सम्बन्ध में मुझसे वार्तालाप कर ले। अतएव श्री शंकरलाल भाई के 
आदेशानुसार सेवाग्राम जाकर बापूजी से मिला तथा तीन-च गुर दिन 
तक उनसे बातें करता रहा | बापू जी का अमिप्राय यह था कि मैं 
अपने आरमसेवा का काम एक ही गांव तक सीमित रक्खूँ। किन्दु मेरी 
विचारधारा इस के ग्रतिकूल कई गांव का एक क्षेत्र बना कर कार्य 
करने की थी | बापू जी कहते थे कि यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो 
त॒म्हारी कार्य-कारिणी शक्ति कई गांवों में विभाजित हो जायगी जिस 
का परिणाम यह होगा कि तुम कहीं भी सफल न हो सकोगे | किन्तु 
इसके विपरीत भेरा निजी अ्नुमव यह था कि ग्रामीण लोग किसी 
प्रकार के नवीन परिवर्तन की एक निश्चित गति रखते हैँ | हम अत्य- 
घिकर प्रयक्ञ करने पर भी उस निश्चित गति में किसी प्रकार की तीव्रता 
नहीं ला सकते | उन्हें हमारे रहन-सहन, हमारे कार्य करने के ढंग 
एवं हमारी शिक्षा का प्रभाव ग्रहण करने के लिए. एक निश्चित समय 
की अपेक्षा होगी। चाहे हम वह समय एक ही गांव के सम्पक में बैठे 
रह कर व्यतीत करें या कई गांवों के सम्पक में 
यापू से सित्र॒ लगावें ओर कई गांवों के लोगों के दइण्टिकोण में 
अनुभव अन्तर लाने की कोशिश करें, समय एक ही लगेगा । 
इस के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में हमारे प्रोग्राम के 
साथ कुछ ही व्यक्ति सहानुभूति रखते हैँ, शेप लोगों को अपने साथ 
लाने में समय लगता है। तिस पर भी कुछ व्यक्ति तो कभी साथ 
नहीं आते | इसी प्रकार प्रत्येक गांव के कुछ व्यक्ति तो स्वभावतः 
हम से सहानभूति रखते हैँ ओर शेष्र कुछ लोगों को साथ लाने में 
हमें उसी समय की आवश्यकता होती है जिसे हम एक गांव के लोगों 
को साथ लाने में व्यय करते हैं | इसके अलावा समी व्यक्ति सभी 
प्रोग्रामों में सम्मिलित नहीं होते | रुचि-वैभिन्‍्य के कारण को 
ग्राम में भाग लेता है, कोई दूसरे में | इस प्रकार अगर हम कई 


श्ग्द ह “समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


गाँवों का क्षेत्र लेते हैं तो सम्पूर्ण क्षेत्र मिलाकर हमारे प्रोग्राम के 
हर एक पहलू पर काफी संख्या में लोग अमल करने लग जाते 
हे और हम उनके सहारे अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं । कुछ 
कार्यक्रम तो इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें संचालित करने के लिए 
गाँव में वायु-मस्डल तैयार करना पड़ता है। उदाहरणाथ्थ, हम चाहे 
कितना ही भाड़ देते रहें,, कितना ही टद्टी साफ करते रहें और हल 
चलाना अदि कार्य अपने द्वाथ से करते रहें, परिश्रम की मर्यादा 
स्थापित करने के लिए हम साक्षात्‌ आदर्श ही क्यों न बन जायेँ, किन्तु 
एक ठाकुर घर का राजकमार एवं उत्त घर के अन्य लोग इस प्रकार 
के कार्य करने का साहस नहीं करेंगे | इच्छा रखते हुए भी वे ऐसा 
नहीं कर सकते क्योंकि इस से उनके समीपवर्तीं बिरादरी के लोग 
उन्हें ठतुब्छ समभने लगेंगे | इसी प्रकार ब्राह्मणों के लिए ताँत छूना, 
क्ति-पावन लोगों का चक्की चलाना और छुआछूत दूर करने आदि 
के विकट प्रश्न सामने आते हैं) लोगों का चाहे कितना ही वोद्धिक 
वैकास हो जाय किन्तु प्राचीन परम्परागत रूढ़ि की त्याग कर किसी 
नवीन बात को अहण करने का साहस उनमें नहीं आ पाता । गांव में 
एक आधघ ही ऐसे दुस्ताहसी व्यक्ति मिलते हैं जो इन पुरानी बातों 
को छोड़ने के लिए तैयार हते हैँ | किन्तठ॒ अकेले होने के कारण 
उनका साहस ढीज्ा पड़ जाता है। यदि एक पूरे क्षेत्र के कई गांव के 
कई व्यक्ति .इस विचार के प्राप्त हो जायँ तो उन्हें एक दूसरे से बल 
मिलता है और उनके आगे बढ़ने से सम्पूर्ण क्षेत्र के वायुमण्डल में 
णुक साहस की लहर पैदा हो जाती है ओर धीरे-बीरे दूसरे लोग भी 
उनका साथ देने लगते हूँ | कई गाँवों का एक क्षेत्र खुनने से एक 
विशेष लाभ और होता है| प्रत्येक गाँव के कुछ अलग-अलग ढग 
होते हैं इसलिए कोई कार्य-क्रम किसी एक गाँव में चल जाता है तो 
कोई किसी दूसरे में चल जाता है । दम लोगों के उस क्षेत्रे में मी यही 
* हुआ | हम लोगों. ने सतसे अधिक. समय रणीवां में रह कर व्यतीत 


सेवा-त्ेत्र का विस्तार २०९६ 


किया किन्तु चाचीपुर में पहले ही अधिक चर्सा चल गया । चतुरी 
पट्टी नामक गांव के सम्पक में हम लोग बहुत पीछे आये किन्तु उस 
गांव में सबसे अधिक चर्खा चलने लगा था किन्तु आश्रम से सटे हुए. 
गांव केवाझी में आठ साल प्रयथल कर के हम एक भी चर्खा नहीं 
चलवा सके | छुश्रा-छूत के सम्बन्ध में भी यही हुआ | आश्रम से 
डेढ़ मील दूर के एक गांव के कई नोजवान आश्रम में सबके साथ 
खाने-पीने लगे, फिर अन्य गांव के लोग भी खाने-पीने का साहस करने 
लगे और अब वहां वायु मण्डल अनुकूल हो जाने से इस सम्बन्ध में 
. 'कहीँ किसी प्रकार का विरोध भी नहीं प्रकट किया जाता । 

रणीवां के निवासियों ने हमारे कहने से एक वार तम्बाकू पीना 
छोड़ दिया था| किन्तु अन्य स्थानों से उस गांत्र में अतिथि आने पर 
जब उर्न्ह तम्बाकू नहीं दी गई तो सम्पूर्ण विरादरी में एक हलचल 
खड़ी दो गई | क्योंकि विरादरी की संगति में बैठ कर तम्बाकू न पीना 
एक ग्रकार की वेइज्जती करना समझा जाता है | इस प्रकार बहुत 
से प्रोग्राम ऐसे हैँ कि जब तक अनुकूल वातावरण नहीं: पैदा होता है 
तब तक व्यक्तिगत रूप से वे चल नहीं पाते हैं 

में गाँधी जी से तीन-चार दिन तक्क बातें करता रहा किन्तु 
लोग सहसत नहीं हो सके । अन्त में बापू जी ने ऋद्वा---/जाओ, अपने 
ढूग से काम करो, अन्त में अनभव तुम्हें मेरी बात का कायल वना 
देगा ।” उन्होंने जेठाल्ाल भाई का भी उदाहरण दिया और 
कहा +--जेठालाल भी आरम्म में इसी प्रकार की बातें करता था; 
मगर अब उस की राय बदल गई है |” बापू जी की इन वातों से भी 
मेरी धारणा परिवर्वित न हों सकी । और में उनको ग्रशाम कर और 
उनका आशीर्वाद ले कर रणीवाँ लौद आया | वब से छः वर्ष बीत 
गये | में इस प्रश्न पर सर्वदा विचार करता रहा, किन्तु इतने काल 
तक देहात में काम करने पर भी मेरे विचार में कोई परिवर्तन नहीं 
आया | प्रद्युत अपनी ही घारणा दिन प्रति दिन और भी दृढ़ होंती 


4 


२१० ह समग्र आम-सेवा की ओर 


गई । तुम जब रणीवाँ आई थीं तो इस प्रश्न पर तुमसे आलॉचना- 
प्रत्यालोचना हुई थी | उस समय तुम भी मुक से सहमत गतीत होती 
था। मालूम नहीं, आज इस विषय पर तुम्हारी क्‍या सम्मति है १ 


६ 5 | 
रणीवाँ आश्रम की स्थापना 

१०---१ ०---४ £ 

कल ही ठुम्हें एक पत्र लिखा था; परम्ठु आज भी कुछ अवकाश 
पाकर फिर लिखने वैठ गया । यह तो तुम्हें विदित ही है कि जेल का. 
' जीवन विचित्र हुआ करता है | कभी मन में आता है कि खूब सीयें 
तो कभी जी चाहता है कि दिन भर पढ़ते ही रहें और कभी चर्खा 
चलाने बैठते हैं तो मन दिन मर -चर्खा चलाने को ही कहता है ओर 
यदि कमी हुल्लड़ करने को मिल जाय तो फिर कहना ही क्या १ उस 
दिन की तो हम लोग जेल-जीवन में गिनती ही नहीं करते | जिस 
दिन लोगों की तबीयत जिधर मचल जाय, उस दिन लोग उसी में 
भस्त हो जाते हैँ । अ्रभी सप्ताहारम्भ की तो बात है। कुछ लोगों ने 
निश्चय किया कि गांधी-जयन्ती के अवसर पर कताई होनी चाहिये 
ओर २५ से २-१०-४१ तक जितना सूत कते, सब गांधी जी को भेंट 
किया जाय | पहले निश्चय किया गया कि सप्ताह 

जेल का जीवन भर में एक लाख छियालीस हजार गज सूत काता 
जायगा.। किन्तु जब कातना शुरू किया गया तो. 

लोगों के दिमाग में कातने की ही वात घुस पड़ी ओर निश्चय 

हुआ कि तीन लाख गज सूत कातना चाहिये, किन्तु अन्ततः लोग 

उसमें इतना तन्मय हो गये कि सप्ताहान्त तक लगभग साढ़ें छः लाख. 
गज. सूत कत कर तैयार हों गयां। इस तरह जेल की जिन्दगी: 
एक घुन की जिन्दगी होती है । इसी तरह जब चिट्टी लिखने की धुन 


रणीवां आश्रम की स्थापना २१६ 


ञआा जाती है तो जी यही चाहता है कि सबवंदा लिखा ही करें | इस-- 
लिए में आज फिर चिट्ठी लिखने बैठ गया | 
अब तक पत्रों में मेंने अपने गांव के कास के अनुभव का ही" 
उल्लेख किया है; आज रखणीवां आश्रम के सम्बन्ध में कुछ बातें 
बताऊँगा । यह मैं पहले ही लिख चुका हूँ. कि शुरू-शुरू में हम लोग 
केवल तीन आदमी ही रणीवां आये थे। फिर रामफेर भाई और वहरँची- 
मिस््री आगये |) कुछ समय पश्चात्‌ भेरठ से प्रेमनाराबण भाई ग्राम- 
सेवा करने के विचार से चले आग्रे | इस तरह हम लोगों की संख्या 
तीन से छः हो गई । एक छोटी-सी कोठरी में छः आदमियों का रहना 
कठिन हो रहा था | इधर कई माह से हम लोग यह महसूस करने 
लगे थे कि जब रणीवां में सवबदा के लिए निवास करना निश्चित-्सता 
हों गया और अब इस स्थान ने एक आश्रम का रूप धारण कर लिया, 
है तब हमें गांव से बाहर कोई उपयुक्त जमीन मिल जाय तो वहीं 
छोटी-मोटी क्ोपड़ियाँ डाल देनी चाहिएँ | यों तो गाँव वालों ने हमें 
जो भी स्थान दिये थे, प्रेम ओर आदर से ही दिये थे किन्तु हम लोग' 
यह अनुभव करते थे कि घे लोग संकोच-बश हमें 
आश्रम के लिए. स्थान देकर स्वयं तंगी का अनुभव करते थे | इसके 
जमीन का चुनाव अतिरिक्त अब आश्रम में ग्राम-सेवा की शिक्षा पाने 
के लिए तरह-तरह के नवयुवकों का आगमन सस्मव' 
है, उस परिस्थिति में गाँव के भीतर चौबीस धंटे हिल-मिलकर रहना 
उचित न होगा | इन सम्पूर्ण बातों का विचार कर हमने गाँववालों के 
समच्ष अपना प्रस्ताव रक्खा और उनसे जमीन माँगी | कई स्थान 
देखे गये और आश्रम निर्माण की भिन्न-भिन्न योजना बनने लगीं | 
दीवार कच्ची ई'ठ की रक्खी जाय या बिलकुल कच्ची हो और फूस से: 
बनाई जाय या खपरैल से इत्यादि विषयों में विवाद चलने लगा। 
इसी प्रकार जमीन के सम्बन्ध में भी नित्य विचार निश्चित होता 
था और दूसरे दिन पलट जाता था। अन्ततः श्री लालताप्रमाद जी: 


श्श्र . ह | ' समग्र आस-सेवा की ओर 


'मिश्र ने गाँव से दक्खिन खेतों के मध्य लगभग एक बीघा भूमि प्रदान 
की और जोर दिया कि आप लोग वहीं पर अपनी मोपड़ियाँ बनालें । 
उस स्थान पर एक कुआँ मी था इसलिए हम लोगों ने उसी स्थान - 
पर आश्रम बनाने का निश्चय किया । 
आश्रम बनाने का निश्चय करके में किसी काम से मेरठ चला 
जया | मेरठ से लौट कर आश्रम-निर्माण के लिए साधन इकछ्ा 
करने की युक्तियाँ सोचने लगा | -. के हट 
एक दिन संध्या समय में ओर पं० लालताग्रसाद: गाँव के 
दक्तिण की ओर घूमने निकले-। कुछ दूर जाने के बाद 'हम लोग 
एक जंगल के समी१ आ पहुंचे | वह जंगल एक बहुव बड़े तालाव के 
. चारों ओर फैज्ञा हुआ था । वालाव बहुत प्राचीन होने के कारण भठ 
चुका था। मुन्दर चाँदनी रात थी इसलिए वह स्थान बहुत आकर्षक 
प्रतीव होता था । मैं जंगल के मब्य तालाब के खुले मैदान पर बैठ 
“गया और पं० जी कुल्ला करने चले गये । मैं वैठे-बैठे सोच रहा था 
कि यदि इस जंगल का कोई कोना प्राप्त हो जाता तो आश्रम बनने के 
'लिए बहुत सुन्दर और एक आदर्श स्थान होता । गाँव से कुछ दूर 
'सी था और बन जाने पर देखने में मी एक प्राचीन काल के आश्रम 
के ही समान होता | साथ ही: मुममें वह कल्पना भी जाशत 
हो उठी जिसे मैंने अपने कश्मीर-निवास के समय गाँव के सेवा- 
ह .... कार्य के लिएं एक केन्द्रीय संस्था वना कर आस-पास 
वह टीलों का के नौजवानों को शिक्षित कर देहात को संगठित 
आक्रष ण - करने के रूप में किया था। अपनी उसी कल्पना 
. - के अनुसार मैंने मेरठ के निकट रास्ना में कार्य 
करना प्रारम्भ किया था। किन्तु अनुमवहीन विद्याथियों के द्वारा 
संचालित किये जाने के कारण वह सफल न हो सकी थी। अब तो 
मैं रणीवां: में सर्वदा के लिए बैठ रह था तो क्या फिर एक वार और 
कोशिश करना उपयुक्त नहीं होता | जिस समय मैंने रास्ता की योजना 


रणीवां आश्रम की स्थापना २१३: 


न 


बनाई थी, उस समय मेरे विचार में आमोद्योग की बात नहीं आई: 
थी | उस समय तो में केवल कताई और बुनाई के ही द्वारा आ्रम-- 
: संघठन की कल्पना कर रहा था । 

आमोद्योग संघ की स्थापना कर गाँत्वी जी ने हम लोगों के लिए 
आम-संघठन का बहुत बड़ा क्षेत्र खोल दिया था | इसलिए मैंने रास्ता 
में जितनी बड़ी केन्द्रीय संस्था की कल्पना थी, उससे भी बड़ी कल्पना 
उस तालाब के मैदान पर वैठे-बैंठे कर डाली। यह सोच कर वह 
स्थान मुझे ओर भी सुन्दर प्रतीत होने लगा कि वहाँ रह कर मविष्य 
में अनुकूल परिस्थिति मिलने पर हम आगे भी बढ़ सकेंगे । 

थोड़ी देर में प० लालता प्रसाद जी कुल्ला कर के लौट आये |. 
मैने उनसे पूछा कि यह जमीन किसकी है ? उन्होंने मेरे प्रश्न का 
अभिप्राव पूछा तो मेंने अपना उद्देश्य कह सुनाया। पंडित जी 
हसकर कहने लगे कि इन जंगली सियारों के बीच कहाँ आकर निवास 
करेंगे ? यहां कहीं निक्रट में पानी भी तो नहीं है। मेंने आप को जो 
स्थान दिया है वह आप के लिए. बहुत सुन्दर ओर साफ स्थान है |. 
यहां तो घर बनाने के लिए भी कोई स्वच्छ स्थान नहीं है | सब टीला 
और जंगल है | आप घर बनायेंगे मी तो कहाँ बनायेंगे ? फिर भी 
मैंने उनसे जमीन के मालिक का नाम बता देने का आग्रह किया । 
मेरा आग्रह देख कर वे हँस पड़े ओर कहने लगेः--“कोई हज़ नहीं, 
यदि जंगल में ही निवास करना है तो यहीं घर बनाइये | किसी से' 
पूछना नहीं है । जमीन अपनो ही है ।” तब मैं उसी स्थान पर आश्रम 
निर्माण का निश्चय करके घर लौट आया और कर्ण भाई से सारी 
बातें कद सुनाई । दूसरे दिन प्रातःकाल श्री कर्ण भाई और पं० 
लालता प्रसाद पुनः उस स्थान को आश्रम भवन-निर्माण की इृष्टि से 
देखने के लिए गये | स्थान करण भाई को भी बहुत पसन्द आया 
ओर वे लोग जंगल का एक कोना पसन्‍्द्र करके लोट आये। 

शुभस्य शीघ्रम | हम लोगों ने उसी समय गाँव से फाबड़े और, 


२१७ ' समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


'ठोकरियाँ इकट्ठी करलीं और सवेरें से ही उस स्थान पर जुट गये | जंगल 
की सफाई और टीले को काट छांट कर बराबर करने का कार्य प्रारम्भ 
हो गया। हमारी इस चेष्टा को देखकर गाँव के लोग हँसने लगे | 
आपस में कहते थे कि भला इतना ऊँचा टीला ये लोग किस तरह 
काट सकेंगे ? यह तो टिव्हिरियों के समुद्र सोखने का साहस करने- 
'जैध्षा है | किन्तु हम लोग उनकी बातों को अनसुनी करके अपने 
"फाबड़े ओर टोकरियाँ लेकर काम पर जुट जाया करते ये | कुछ दिनों 
के पश्चात्‌ गाँव के व्यक्ति हमारे काम के प्रति हंसी मजाक करने के 
उपरान्त धीरे-धीरे उस टीले पर आने लगे ओर हमारे कार्य को कोवू- 
हल की दृष्टि से देखने लगे | कुछ लोग थोड़ी देर के लिए हमारे साथ 
'फावड़ा लेकर खोदने भी लगते थे। इस प्रकार जो लोग हमारे कार्य 
को असम्मभव समभते थे, वे ही अब शनैः-शने स्वयं सहायता देने 
लगे | अन्तिम दिनों में तो वहीं लगभग तीस-चालीस फावड़े चलने 
“लगे थे | इस प्रकार प्रायः दो-तीन माह की अ्रवधि में हम लोगों ने 
उस टीले ओर जंगल को काट कर समतल बना डाला और आश्रम 
"के मकान के लिए नींव खोद डाली | गाँव के सभी लोगों में उस 
समय काफी उत्साह था । उस उत्साह और जोश के ही परिणाम-स्वरूप 
-हम.जितना वड़ा घर बनाना चांहते थे उससे चोगुना और पाँचगुना 
बड़ा बर बना डाला | मैंने एतराज भी किया तो लोगों ने कहा कि 
आप घबड़ाइये मत, सब कुछ हो जायगा। बहुत से लोगों ने बाँस 
“वगैरह सामान देने का भी वादा क्रिया | इस प्रकार रणीवां में लगभग 
एक वर्ष रहने की अवधि में ही हम लोगों ने स्थायी रूप से आश्रम 
“बनाने की नीव॑ डाल दी | 
आश्रम-भवन बनाते समय हमें एक बहुत बड़ा अनुभव भी प्रात 
हुआ | ग्रामीण जनता में अपने को भलमनई समझने वाले लोग भी 
“हमें रोज फावड़ा चलाते हुए देख कर अपने दिल में परिश्रम के प्रति 
अद्धा करने लगे | हम लोगों की यह बात इतनी फैल' गई कि दूर-दूर 


रखणीवां आश्रम की स्थापना २१४ 


के लोग भी हमारा काम देखने के लिये आते थे । 
इस प्रकार तीन माह तक लगातार टोला काटने का काम करते 
रहने से आश्रम का काफी प्रचार हो गया ओर गाँव वालों ने थोड़ा- 
थोड़ा समान देकर आश्रम के लिए पूरी सामग्री इकट्ठी कर दी। हम 
लोगों को केवल बढ़ई और लुहारों के ही लिए. खर्च करना पड़ा | 
ताज जब हम आश्रम की उस विशाल इमारत को देखते हैं तो 
आमीण जनता के इस असीम प्रेम की बात सोचकर आश्चर्य करते 
हैं | हमारे बहुत से नौजवान कहा करते हैं कि गाँव का काम किस 
अकार होगा ? गाँव वाले इतने गरीब, मूर्ख और आलसी हैं कि उनसे 
तो कुछ हो ही नहीं सकता है और हमारे पास कोई साधन नहीं । 
अतः गाँव में जाकर बैठना वेकार-सा ही है । किन्ठु वे भूल जाते हैं 
कि शहरी लोगों के शहरी जीवन व्यतीत करने के लिए, ताल्लुकेदारों 
ओर महाराजाओं की अद् लिकाओं को बनाने के लिए तथा शहर के 
लोगों की मोटर, सिनेमा आदि सामग्री जुटाने के लिए जिन साधनों 
की आवश्यकता होती है वे सब कुछ उसी ग्रामीण जनता के यहाँ 
से आते हैं | इसलिए देहात के जन-समूह अपने 
श्रद्धा की जिन साधनों से ऐसे बड़े-बड़े कार्य कर डालते हैं 
आवश्यकता यदि वे चाहें तो उन्हीं साधनों से अपनी हृटी-फूटी 
झोपड़ी की मरम्मत भी कर सकते हैं। केवल सार्ग 
बतलाने की आवश्यकता है| यदि हम गाँवों में जाकर श्रद्धा-पूर्वक 
उनके सेवा-कार्य में लग जायेँ तो धीरे-धीरे उनको रास्ता बताने में 
समर्थ हो जायँगे | 
आश्रम के सम्बन्ध में तुम्हें थोड़ा-ला परिचय देना था किन्तु यह 
लेख लिखते-लिखते लम्बा हो गया | अपने सम्बन्धित व्यक्तियों के विषय 
में प्रचार करने में मल्ा किसको रस नहीं मिलता १ फिर मैं भी तो 
आदमी ही हूँ ! खैर, इस कहानी से तुम्हें आमीण लोगों की मनोबृत्ति 
का कुछ परिचय तो मिल ही जायगा | इसलिए मेरा यह लम्बा लेख 


र्१६ | समग्र आम-सेवा की ओर 


तुम्हें विशेष अरुचिकंर नहीं प्रतीत होगा। अमी तुम्हारा पत्र आया 
है | सब समाचार मालूम हुआ । ठुमने लिखा है, मीठुमा अब सत्याग्रह 
का अर्थ समझ गई | फिर. क्‍या: पूछना ?! अब तो वह बाकाबदा 
एक नई नेत्री. बंन सकती.है । सरोजनी नायडू तो अब छुढ़िया हो. 
गई” | उनकी जगह पर उसी को क्‍यों न कर दिया जाय !? मैं खूब 
मजे में हूँ, सब को नमस्कार | . 


[हर 2] 


सरकारी दमन का रूप हे 
१२-११ ०-४ ६ 


परसों ही तुम्हें एक पत्र लिख था । मिला होगा। आज फिर 
लिखने बैठा हूँ | देखो, आजकल मैं पढ़ने-लिखने में कितना ध्यान 
' लगा रहा हूँ | अब कभी न कहना कि धीरेन्द्र भाई, ठुम लिखने पढ़ने 
के चोर हो । ढ 

अपने पिछले पत्र में मेंने यह लिखा श्रा कि किस प्रकार गाँव वालों 
'की सहायता से रणीवाँ स्थायी आश्रम वन गया | उस वार जब तुम 
' रखीवाँ गई” थीं तो पश्चिम की. मीट पर जो बड़ा-सा मकान देखा 
था, वह वही भाग है जिसका जिक्र मैंने पछले पत्रों में किया है [ 
चुमको स्मरण होगा कि उसमें एक बहुत बड़ा-सा हाल भी हे । उसी 
में बैठकर तुमने आस-पास के आमीण मित्रों को बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा 
का महत्व समझाया था। वें लोग बिलकुल देहाती थे। ठुमने देखा 
था कि वे कितने आग्रह के साथ इस योजना का स्वागत करते थे | 
छुमसे तरह तरह के प्रश्न भी करते थे | चू कि बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा 
आमीण लोगों की मतलब की चीज है इसलिए वे इसे बहुत शीघ्र 
समम जाते थे । हमारे बहुत से सधारक नौजवान कहा करते हैं 
कि गाँव के लोग महामूर्ख ओर दकियानूसी हैं।वे कोई नई वात 


सरकारी दमन का रुप २१७ 


अहण ही नहीं करना चाहते हैँ। किन्तु वे भत्ते आदमी यह नहीं 
सममते कि ग्रामीण लोगों को यदि ठीक-ठीक उन्हीं 
खुधारकों का के अर्थ की वात समझ्लाई जाय तो वह चाहे कितनी 
गलत तरीका ही नई क्‍यों न हो पर वे उसे सरलता से समझ लेते 
हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि हमारे सुधारक 
भाई जब गाँवों में जाते हैं और उन्हें कुछ सममाते हैं. तो उनमें से 
अधिकांश उनके मतलब का नहीं होता । रही दकियानूसी विचार की 
बात। मेरा विचार तो यह है कि मनुष्य-मात्र ही अपनी शिक्षा, 
संस्कार और आस-पास के वातावरण के प्रभाव से कुछ धारणा 
बना लेते हैं; उसे सरलता से नहीं छोड़ पाते । पं० जवाहर लाल 
की तरह साफ दिसाग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला आदमी 
संसार में दूधरा कौन है ! किन्तु उनको यह समझना कठिन है 
कि बिना कुर्सी और मेज के भी लिखने-पढ़ने का कार्य स्फूर्ति और 
कुशलता के साथ किया जा सकता है। देहात के लोग अपना 
सम्पूर्ण काये उपयुक्त साधनों के विना ही बड़ी सुन्दरता से कर लेते 
हैं | इसीलिए में सर्वदा कहा करता हूँ कि दकियानूसी मनोबृत्ति केवल 
गांव वालों की ही बपौती नहीं है। मनुष्य मात्र की ही यह खास 
सम्पत्ति है। जब देहात के लोग अपना आचरण और जीवन हम लोगों 
की तरह नहीं बना पाते तो हम उन्हें पत्थरदिमाग कहते हैं, किन्तु हम 
जब अपना जीवन देहाती जीवन के रूप में नहीं परिवर्तित कर पाते 
तो उस समय हमारा दिसाग किस प्रकाश-रश्मि का वना हुआ कहा जा 
सकता है 
आज में तुम्हें कुछ और ही लिखने बैठा था, किन्तु प्रसंग-चश 
दूसरी ओर वहक गया । पिछले पत्र में में ठम्हें लिख ही चुका हूँ कि 
धीरे-घीरे आस-पास के दूरस्थ देहात तक भी आश्रम की वात फैल 
रही थी और आश्रम का प्रभाव बढ़ रह था। पहले की अपेक्षा 
आमीण लोगों में कुछ-कुछ जीवन-संचार भी हो रह्य- था | तालाब का 
५३ 


श्श्द्र समग्र आम-सेवा की ओर 


टीला और जंगल खोदने की दृष्टि से हम लोग और भी प्रसिद्ध हो 
चुके थे । इससे सरकारी अधिकारियों की दृष्टि भी 

आश्रम का बढ़ता हम पर पड़ने लगी। चौक्ीदारों को हमारी गति- 
प्रभाव विधि नोट करने का आदेश मिल गया। देहात के 

जो व्यक्ति हम लोगों से ऋषिक घनिष्ठता रखते थे 

उन्हें पुलिस के सियाही परोक्ष रूप से डराने भी लगे। किन्तु अब तक 

हम लोगों ने गाँव वालों के हृदव में स्थान बना लिया था| इसलिए 

हमारा कार्य पूर्वंबंत चलता रहा। अधिकारी वर्ग ने जब देखा कि 

देहात के लोग सामान्य रूप से उनकी धमकी में नहीं आते तो उन्होंने 

दमन का विशेष तरीका काम में लाना प्रारम्भ किया । 

उस वर्ष लखनऊ में कांग्रेस हो रही थी और उसी वर्ष पहले-पहल 
कांग्रेस में खादी और ग्रामोद्रोग सामान की हमें प्रदर्शनी करनी थी । 

इसलिए मुझे चार-पाँच माह के लिए लखनऊ चला जाना पड़ा | जिले 

के अधिकारियों ने अरछा अवसर देखा और एक . 

सरकार द्वारा. वर्ष पूर्व स्वाधीनता दिवस के अवसर पर किये गये 

दमन भातवण के उपलक्ष में श्री कर्ण भाई पर राजद्रोह की 

दफा १२४-श्र लगा कर गिरफ्तार कर लिया । 

तत्यश्वात्‌ भांव में दमन-नीति का प्रयोग प्रारम्भ हो गया । सिपाही 
और चौकीदार गाँवन्गाँव में जाकर गांव वालों को घमकाते थे और 
कहते थे कि अब क्या देखते हो ? कर्ण माई तो गिरफ्तार कर लिए 
गये ओर बंगाली बाबू डर के मारे जान वचाकर कहीं भाग गये | 
अब जो कोई आजत्रम बनाने में किसी तरह की सहायता करेगा वह 
बाँध लिया जायगा; इत्या।द । गांव के लोग इन बातों से घबराते तो 
अवश्य थे फिस्तु आश्रमीब भाइयों के साथ उनका सम्बन्ध पूर्ववत्‌ ही 
बना रहा | अधिकारियों को इतने पर भी सनन्‍्तोष न हुओ | एक दिन 

थानेदार ने अपने दल-ब्ल के साथ रखणीवां के पास एक वास में आकर 
खीमा गाड़ दिया । वहीं पर लोगों को चुला-बुलाकर खूब धमकाया 


सरकारी दमन का रूप श्श्द€ 


और कहा कि जो लोग आश्रम बनाने में मदद देंगे उन्हें देख लूँगा। 
थानेदार के सब से अधिक कंप-भाजन वे लोग बने जिन्होंने हमें रहने 
के लिए या हमारे काम के लिए. अपने मकान के हिस्से दिये थे । कछ 
लोग डर गये और उन्होंने संकोच का अनुभव करते हुए. लालसिंह माई 
से घर छोड़ देने का अनुरोध किया | लालसिंह भाई ने उन्हें आश्वा- 
सन दिया और उनके घर छोड़ कर बाहर मैदान में अपना कार्य प्रारम्भ 
कर दिया | इन लड़कों के अन्दर इतना जोश आ गया था कि कष्ट 
भोगते हुए बाहर रह कर सभी विभागों का कार्य सुचारु रूप से चलाते 
हुए भी आश्रम-निर्माण के लिए सामान एकत्र करना जारी रक्खा। 
गांव के छोटे-छोटे बच्चों में भी काफी जोश और ग्रेम उमड़ उठा था। 
जब आश्रम के भाई अपने खुले मैदान के निवास-स्थान से कार्य के 
लिए किसी दसरी जगह जाते थे तो बच्चे बारी-बारी से सामान की 
रखवाली करते थे | 
पुलिस और जिले के अन्य अधिकारी पं० लालता प्रसाद पर बहुत 
अधिक दबाव डालने लगे कि आप अपनी जमीन में आश्रम न बनने 
दें | तहसील के हकिम' और थानेदार ने उन्हें बुला कर धमकियां भी 
दीं। ग्रारम्भ में पंडित जी बहुत घबराये | उनके हृदय में प्रेम ओर 
भय का संघर्ष प्रारम्भ हो गया | दो तीन दिन तक वे अहनिशि पढ़े 
रहे | अन्त में प्रम॒ की ही जीत हुई ओर उन्होंने निश्चय कर लिया 
कि जो कुछ हो आश्रम तो बनेगा ही | अधिकारियों के हाथ में जो 
कुछ शक्ति भी, उसके द्वारा उन्होंने पंडित जी को गिराने की पूर्ण 
कोशिश की | गांव के मुखिया का पद छीन लिया 
दमन की आंधी गया | पंडित जो कई गाँवों की सरकारी पंचायत 
में अचल रहने के सरपंच भी थे | अधिकारियों ने उन्हें इस पद से 
वाले. भी वश्चित कर दिया। परन्तु यह सुन कर तुम्हें 
प्रसन्नता होगी कि दो वर्ष तक लगातार परिश्रम करके 
भी सरकार उस क्षेत्र में दूसरा सरपश्च न चुन सकी। निर्वाचक 


“२२० समग्र आम-सेवा की ओर 


हमेशा पंडित जी का ही नाम लेते रह गये। 
गांव का यही क्षेत्र था जहाँ साल भर पूर्व एक पुलिस के चौकीदार 
को देख कर लोग थर-थर कांपते ये। सिपाही देखकर तो गांव छोड़ भाग 
जाते थे। जब पहले-पहल हम लोग रणीवां आये तो एक बार उस 
गांव में अकवरपुर से तहसीलदार आये हुए थे। उनके भय से कई 
अच्छे-अच्छे व्यक्तियों ने अपने चर्ख और घुनकियां छिपा दी थीं। 
एक महाशय ने तो घबराहट में अपनी धुनकी धान के पयाल में छिपा 
दी थी | उसी क्षेत्र में केवल एक वर्ष तक रवनात्मक कार्य करने से 
लोगों में इतना साहस.आ गया कि अधिकारी कोशिश करने पर भी 
एक सरपंच नहीं छुन सके और अन्त में उन्हें उस क्षेत्र की पंचायत * 
' ही तोड़ देनी पड़ी | हमारे देश के नोजवान गांधी जी के रचनात्मक 
कार्य पर व्यंग करते हैं। कहते हैं, इससे स्वराज्य किस तरह मिल 
जायगा ? भला बताओ तो सब तक भारतवर्ष की आमीण जनता 
संघटित नहीं होगी और उसमें स्थायी हिम्मत नहीं पैदा होगी तव तक 
स्व॒राज्य का. आन्दोलन ही क्रिस प्रकार चल सकेगा, स्वराज्य-प्राप्ति तो 
बहुत दूर की बात है। गांधी जी की इस सूक को हमारे देश के नीजवान 
तो नहीं समझते किनत सरकार की नोकरशाही खूब समझती है। यही 
कारण है कि वें भरसक यह कोशिश करते रहे कि हम लोग रणीवां 
मेंनजम सके |... 
पं०.लालता प्रसाद जी के ऊपर बीती हुई बातों को तुम्हें लिख ही 

दिया | अब जिस घर में हम रहते थे उस घर के लोगों की कहानी 
सनोगी तो तुम आश्चर्य करोगी। उस दिन थानेदार ने उन सभी 
लोगों को बुलाया था जिनके घरों में हम लोग रहते थे। कुछ लोगों 
नेतो अपने डर .की वात भाई लालसिंह से कह कर अपनी जगह 
खाली करवा लीं । किन्ठु जिस घर में हम लोग रहतें ये उस घर की 
विधवा के बडे लड़के श्यामधर मिश्र ने हम लोगों के लिह्याज से कुछ 
नहीं कहा और फिर जब उसने यह देखा कि पं० लालताग्रसाद ने 


सरकारी दमन का रूप २२१ 


अपनी भूमि पर आश्रम बनाने का काम नहीं रोका तो वह भी चुप 
रहा | किन्तु तीन-चार दिन के पश्चात्‌ पुलिस वालों ने उसे फिर बुला- 
कर धमकाया जिससे वह डर गया | उस समय उस 
विधवा का की विधवा माता अपने नैहर में थी। श्यामधर वहीं 
तेज चला गया और उसे बुला लाया तथा पुलिस 
के हस्तक्षेप का सारा क्रिस्सा उससे कह सुनाया । 
साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि अब इन लोगों से अपना घर 
खाली करा लेना चाहिये | किन्तु उस गरीब और ग्रामीण विधवा स्री 
ने साहस के साथ जवाब दिया कि चाहे जो हो किन्तु में इन्हें नहीं 
निकालूँगी | अगर पुलिस को निकालना हो तो वह स्वयं आकर 
निकाल जाय | हमारे ऊपर जो मुसीबत पड़ेगी देख लूँगी। जिसे डर 
लगता हो वही घर से निकल जाय | 
कितने आश्चर्य की बात है देहात की एक गरीब विधवा, जिसके 
घर में हमेशा दोनों समय उचित रूप से भोजन भी नहीं मिलता, 
जिसके पास जीवित रहने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है, जिसने 
अपने जीवन भर में किसी प्रकार का राजनीतिक व्याख्यान भी नहीं 
सुना उसके भीतर इतना साहस कहाँ से आ गया । 
ग्राम-सेवा के द्वारा आमीण लोगों के साथ आत्मीयता का सम्पक 
कायम करने से क्या नहीं हो सकता १ हम जन-सम्पर्क के लिए कमेटियाँ 
बनाते हैं और समझते हैँ कि देहात की बड़ी-बड़ी सभाशओ्रों में भाषण 
देकर जन-सम्पक्क कायम कर लेंगे | किन्तु यह समझना बहुत बड़ी भूल 
है। केवल भाषण देकर जन-पम्पक नहीं कायम किया जा सकता। में 
आज भी तुम्हें यह पत्र लिखते समय जब उस विधवा की बात सोचता 
हूँ ती स्तम्मित रह जाता हूँ | किस शिक्षा, किस आदर्शवाद और किस 
ऊँची सभ्यता ने उसके हृदय में इतने ऊँचे भाव जाग्रत किये | शिक्षा, 
स्वच्छुता और सम्यता का दम भरने वाले और देहात के लोगों को 
गन्दे, वेवकूफ कहकर नाक सिकोढड़ने वाले मित्रों से पूछो कि वे अधिक 


है 8 | समग्र आम-सेवा की ओर 


स्वच्छ और साफ हैं अथवा वह मूर्खा, जीण वस््र-धारिणी विधवा-! जो 
अपने रहे-सहे साधनों पर भी जोखिम उठाकर साहस, प्रेम और शिश्- 
चार का आदश हमारे समतक्ष उपस्थित करती है ! 


अधिकारियों ओर पुलिस की उपझुक्त चेष्ठा देख- कर मुझे 
जवाहरलाल जी की कही हुई एक वात याद आती है। सन्‌ १६३३ 
ई० में मैंने गणेशशंकर विद्यार्थी-द्वारा ग्राम सेवा कार्य के लिए संस्था- 
पित कानपुर के. देहात के नर्वल . आश्रम के सम्बंध में जवाहरलाल 
जी को एक पत्र लिखा था | ग्राम-सेवा के कार्य में मुझे परारम्म से ही 
दिलचस्पी थी | इसलिए में विशेष उत्सुक था कि वह आश्रम सुचारु 
रूप से चव जाव |. जवाहरलाल जी ने मेरे: पत्र का जो उत्तर दिया 
वह मुझे अब तक ज्यों का त्यों स्मरण है | वह इस प्रकार था।--- 


“प्रिय धीरेन्द्र, तुम्हारा पत्र मिला | विद्यार्थी जी के नाम के साथ 
जिस भी काम का सम्बन्ध है, उससे दिलचस्पी होना मेरे लिए परम 
स्वाभाविक वात है| मैं कानपुर जा रहा हूँ. ओर आश्रम के सेक्र ठरी 
से बातें करू गा किन्तु तुमसे में एक बात कहे देता हूँ कि देहात में तुम 
चाहे . कोई भी काम करो किन्तु उसका कुछ वास्तविक प्रभोव जनता 
पर पड़ने वाला हो तो अधिकारी व॒म्हें वह काम नहीं करने देंगे |” 

यही हुआ भी.। रणीवां में जवाहरलाल जी कीं वात चरितार्थ 
हो गई किन्त साथ ही यह भी अनुभव हुआ कि अगर हम देहात में 
सवंनात्मक कार्य इस ढ ग से करें कि उससे जनता पर दर असल प्रभाव 
पड़ सके तो अधिकारियों के लिए, काम का न करने देना. भी असम्भव 
हो जाता है।... 

आज मैंने बहुत लम्बा पत्र लिख डाला | काफी शाम हो गई ग्रतः 
आज यहीं समाप्त करता हूँ । ठम्हारे यहाँ का क्या हाल है ! दादा अभी 
हर (प्रवास) पर ही हैं या वर्धा लॉग आये ! सब को नमस्कार 
कहना | क 


खादी-सेवकों की/शिकज्षा २२३ 


[ रेरे ] 
खादी-सेपकों की शिक्षा 
# १५--१ ०---४ १ 
इधर मैंने प्रति दिन एक पत्र लिखने का निश्चय किया था | किन्तु 
आज तीन दिन से एक भी नहीं लिख सका | दो-एक दिन से मेरे मरने 
में एक प्रकार की अव्यवस्था-सी उत्पन्न हो गई थी। रणीयबाँ के ब्रह्म- 
चारी जी को तो तुम जानती हो | इधर जब से हम लोग आमोशद्योग- 
विद्यालय को व्यवस्थित करने में लगे रहे, तब से गाँव के कार्य का 
सारा भार उन्हीं ने उठा लिया था। उनके समान सादा जीवन, सेवा 
की भावना और चरित्र रखने वाला सेवक दुर्लभ है। काफी योग्य 
और पुराना कार्यकर्ता होते हुए भी हमेशा अपने को पीछे रखकर 
ही कार्य करते थे। अभी अभी मुझे समाचार 
हुलंभ सेवक का मिला है कि त्रह्मचारी तालाब में तैरते हुए डूब 
निधन गये हैं। इस खबर ने मुझे इन दिनों बेचेन सा कर 
दिया है | इस समय भी में जबरदस्ती द्वी लिखने बैठा 
हूँ । मेरे लिए तो वह सगे भाई से भी अधिक था। जेल में वैठे-बैठे 
उसके भरोसे न जाने क्या-क्या करने की योजना सोच रहा था । साथी 
कार्यकर्ता तो बहुत आते दूँ किन्तु ऐसा चरित्रवान कार्यकर्ता कहा 
ग्राप्त हो सकेगा । हमारा क्या १ संसार के अन्य शोकों की तरह यह 
शोक-भी भल जायँगे। किन्तु रणीवां के निकट के तीन-चार सौ 
गांव की गरीब और अन्तद्याय जनता की उस पर बहुत भरोसा था | 
पुलिस, जमींदार ओर रोग आदि के प्रकोप में ब्रह्मचारी उनका एक 
मात्र आधार था । आज वह जनता अनाथ हो गई। इसकी चिन्ता 
मुझे रह-रह कर सता रही है । किन्त॒ विवश हूँ। मनुष्य कर ही क्या 
सकता है ? ईश्वर की लीला अपार है। 
हाँ तो उस दिन मैं अधिकारियों-दारा हम लोगों के हृठाये जाने 
की चेष्टा की कहानी लिख रहा था। मेरी अनुपत्थिति में कर्ण भाई 


र्र्ड «... समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


. को गिरफ्तार कर लेने के बाद पुलिस ने गाँव वालों पर अपना आतंक 
फेलाने की कोई भी कोशिश उठा नहीं - रक्खी | इससे एक लाभ भी 
हुआ। एक प्रकार से लोगों के साहस और प्र म॒ की परीक्षा भी होगई । 
हसारे सहकमियों की भी परीक्षा हो गई | वास्तविक दिक्कतों का सामना 
किये बिना मनुष्य मैतिक बल नहीं प्राप्त कर सकता अतएणवं सेवकों 
के लिए. कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों का ञ्रा जाना ईश्वर की विशेष 
कृपा ही समझना चाहिए । 

करण भाई का मुकदमा लड़ा गया और सात महीने अमियोगे 
चलाकर भी पुलिस अपनी वात साबित न कर सकी। करे भाई मुक- 
दमे से बरी हो गये | में मी लखनऊ से लौट आया। 

कर्ण भाई का फिर हम लोगों ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति आश्रम- 
छुटकारा. भवन-निर्माण में ही केन्द्रित कर दी | कर्ण भाई के 

छूट जाने से देहात में चारों ओर एक नया जोश 

छा गया और लोग पहले की अपेक्षा अधिक सामान और परिश्रम से 
आश्रम बनाने में सहायता करने लगे | इस प्रकार जून सन्‌ १६३६ तक 

आश्रम-भवन पूर्णतया तैयार हो गया | 

अब तक हम लोगों ने ग्रोम-सेवा का कार्य केवल व्यक्तिगत रूप 

से ही किया था | किन्तु अब रणीवां केन्द्र ने एक संस्था का रूप ग्रहण 
क्र लिया था | आश्रम के खादी-विभाग में एक -योग्य कार्यकर्ता की 
समस्या आ खड़ी हुई थी। उत्पत्ति विभाग के कार्य-तम्पादन के लिए 
आवश्यक था कि कुछ कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की शिक्षा दी जाव 
कि वे कताई घुनाई के ज्ञान के साथ-साथ हमारे खादी आन्दोलन के 
उद्देश्य और स्वरूप का भी ज्ञान प्रात करलें | मेरे रणीवां में रहते - 
तथा वहां पर एक आश्रम बन जाने के कारण आश्रम के प्रधान कार्या- 
लय ने उत्पत्ति विभाग के नये कार्य-कर्ताओं को कताई धुनाई सीखने, 
राष्ट्रीय आन्दोलन का सावारण ज्ञान ग्रात्त करने एवं आश्रम-जीवन 

की भावना अहण करने के लिए तीन महीने तक रणीवां में भेजने का 


खादी-सेवकों की शिक्षा ... रशर५ 


निश्चय किया | 
गांव में चर का प्रचार और स्वच्छुता आदि का कार्य तो चल ही 
रहा था किन्तु इस शिक्षण-केन्द्र के स्थापित हो जाने से मेरी पुरानी 
कल्पना को साकार रूप प्राप्त होने की कुछ सम्भावना 
खादी-शिक्षण. अतीत होने लगी | व्यक्तिगत रूप से शिक्षा की अवधि 
का केन्द्र. कुछ अधिक रखना चाहता था किन्तु आश्रम ने केवल 
, * तीन माह की ही अ्रवधि स्वीकार की | इस प्रकार 
के कार्यकर्ता-शिक्षण का अनुभव मुझे पहले से कुछ नहीं था | इसलिए 
मैंने सोचा कि इस तीन माह के कार्यक्रम से मुझे अनुभव हो जायगा | 
अतः यह कार्य-क्रम मेरे लिए भी उतना ही सीखने का विषय था 
जितना किसी नवागत शिक्षार्थों के लिए | वस्तुतः इससे मेंने सीखा 
भी बहुत अधिक | इससे मुझे अनुभव हुआ कि कार्यकर्ता-शिक्षण पर 
अब तक हम लोगों ने जितना ध्यान दिया है,वह विल्कुल नहीं के बराबर 
है । चर्खा संघ ने इस दिशा में योजना बना कर कोई भी विशेष कार्य 
नहीं किया है । वास्तव में हमें यह मानना पड़ेगा कि चर्खा संध के 
कार्यकर्ताश्ों को यह भी नहीं मालूम है कि हम क्‍यों चर्खा चलायें ओर 
क्यों खादी पहनें ? क्‍योंकि अब तक उन्हें इस प्रकार की शिक्षा ही नहीं 
दी गई | गाँधी जी कहते हैँ कि 'हम चर्खा आन्दोलन से स्वराज्य ले 
लेंगे चर्खा ग्राम-आन्दोलन का केन्द्र-विन्दु है। एक हाथ से हमें 
चर्खा दे दो तो दूसरे हाथ पर हम तुम्हें स्वराज्य दे देंगे |! इत्यादि |# 
खादी-बिक्री के लिए जब हम लोग प्रचार करते हैं तो जनता में 
इसी प्रकार की भावना उत्पन्न करने की कोशिश करते हैँ । हम लोगों 
%# जिन दिनों यह पत्र लिखा गया था उन्हीं दिनों में चर्खा संघ 
की ओर से खरीद वस्नालय खोला गया था। लेकिन वह भी केवल : 
कृताई बुनाई की कला सिखाने के लिये। सन्‌ ४८ में चर्खा संघ के 
अध्यक्ष का कार्य सम्हालने पर अब मैं विद्यालय को इस दिशा में गति 

देने की कोशिश में हूँ | २५---६--५० 


र्र्द्‌ है | समग्र आम-सेवा की ओर: 


से कहते हैं कि आप खादी पहनें | क्‍योंकि खादी के ही द्वारा हिन्द- 
मुस्लिम: एकता, हरिजन-उद्धार, मद्य-निषेध और गांवों के पुनर्निर्माण 
का कार्य तथा स्वराज्य तक प्रास हों सकता है। शायद मैं ठुम्हें एक 
बार और लिख चुका हूँ कि गांधी.जी जब मेरठ आये थे तो उन्होंने 
कहा था कि तुम्हारा कार्य प्रत्येक कत्तिन: को स्वराज्य-वादिनी बना 
देना है। किन्तु ह॒म लोग अब तक भी इस दृष्टिकोण से कार्य नहीं कर 
सके । चर्खा-संघ की पौने तीन लाख कत्तिनों को स्वराज्य-वादिनी वनानाः 
तो दूर की बात है; हम कत्तिनों में कार्य करने वाले 
हमारी कमी. कार्य-कर्त्ताओं को ही स्वराज्यवादी नहीं वना पाये | 
हमारे कार्यकर्ता हिसाव रख लेते हैँ ओर खरीद बिक्री 
का काम ठीक-ठीक समर लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि उनमें 
एक स॒योग्य. कार्यकर्ता: की पर्यात् याग्यता आ गई । में स्वीकार करता 
' हूँ कि पौने तीन लाख कत्तिनों को स्वराज्यवादिनी बना देना 
स्व॒राज्य पाने जैसा ही कठिन और विशाल कार्य हैं किन्तु उस दिशा - 
में अब तक हम कोई संयोजित कदम भी नहीं उठा पाये | इस- 
लिए कार्यकर्ता-शिक्षण . केन्द्र खोलने का अवसर-मिलने पर मुझे बड़ी: 
प्रसन्नता हुई | और में समझने लगा कि अब शायद हमें इस दिशा में: 
कदम बढ़ाने का दिन. प्रति दिन सुन्दर अवसर मिलने लगे | जब हमः 
कार्य-कर्ताओं की भावना और उनके दृष्टिकोण ठीक कर लेंगे तो' 
उत्पत्ति-केन्द्रों का कार्यक्रम भी अभीष्ट इृष्टि-विन्दु से बना सकेंगे। 

: इस उद्देश्य से में नवागत शिक्षार्थियों के शिक्षा-कार्य में ही लग 
गया और कुछ दिनों के लिए इसी कार्य को अपना प्रधान कार्य बना | 
लिया | और गांव में कोई नई योजना प्रचलित करने की कोशिश 
नहीं की । जो कार्य पहले से चल रहे थे उन्हीं को अपने सहयोगियों 
की सहायता से क्रायम रकखा | इसके पश्चात्‌ आश्रम के विविध 
विभागों के लिए बहुत से कार्यकर्ताओं को कई डुकड़ियों :में शिक्षा दी 
गई । कुछ कार्यकर्ता तोसन्तोषजनक नहीं निकले किन्ठ॒ साधारणतया इसः 


खादी-सेवकों की शिक्षा २२७- 


थोड़े दिनों की ही ट्रनिंग से उनकी भावना में कुछ परिवर्तन अवश्य 

आ गया | कालान्तर में वे जहां-जहां गये, वहां-वहां इस शिक्षा 

, का कुछ प्रभाव अवश्य देखने में आया। किन्तु शिक्षा-केन्द्र खोलते 
समय मेरी कल्पना कुछ ओर ही थी । में चाहता था कि चर्खा संत्र के 

उत्पत्ति-केन्द्र इस दृष्टिकोण से चलाये जायें कि गांधी जी के चर्खाओर 

खादी का व्यापक अर्थ साकार रूप से दृष्टिगोचर हो सके मेरी वह 

कल्पना कल्पना ही रह गई । एक तो तीन माह के संक्षित समय में 

कार्यकर्ताओं को पर्यात शिक्षा देना सम्मव नहीं 

उत्पत्ति-केन्द्रों को था । दूसरे उत्तत्ति-केन्रों को नये दृष्टिकोण से 

नवे ढंग पर चलाने चलाने का कार्यक्रम आश्रम स्वीकार न कर सका। 


की आ्रावश्यकता सम्पूर्ण कार्य पुराने ही ढर से चलता रहा। मैं 


जितना ही विचार करता हूँ उतना ही यह धारणा: 
दृढ़ होती जाती है किजब तक चर्खा संघ्र उत्पत्ति-केन्द्रों के संचालन ४“ 


के ढ'ग और दृष्टिकोण मे क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक 
बापू जी की 'घर्खे-द्वारा भारतीय गाँवों के पुननिर्माण का स्वप्न उनके 
दिल ही में रह जायगा । यदि चर्खा संत्र के उत्पत्ति-केन्द्रों और ग्रामो- 
ग्रोग के कार्य ठीक ढंग से चल सके तो आम-सुधार, आ्राम-सेवा और 
ग्राम-संगटन आदि कार्य के लिए. अलग से किसी संगठन की आव- 
श्यकता ही नहीं पड़ेगी। चर्खा संघ के ही कार्यों से देहातों का काया- 
कल्प हो जायगा | अ्रतएव इसके लिए यह आवश्यक है कि चर्खा संघ 
साहस और इृढ़ता के साथ उपयुक्त नवीन दृष्टिकोण से अपने कार्य-- 
कर्ताओं की शिक्षा का प्रबन्ध करे। ज्यों-ज्यों कार्यकर्ता तैयार होते 
जायें त्थो-स्यों उत्पत्ति-केन्द्रों का कार्य इस ढंग से संचालित किया 
जाय कि दर एक कातने वाली कम से कम अपने काते हुए सूत का 
कपड़ा पहनने के लिए उत्सुक हो उठे ) आज जो वे यत्किचित खादी 
पहनती भी हूं वह एक प्रकार के दर्वाव से ही पहनती हैँ | मेरा विचार 
है कि (बज्न-स्वावलम्बन की योजना अलग से न बना कर कताई केन्द्रों: 


श्स्द : समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


को ही स्वावलम्बी कर दिया जाय। तभी हम वस्त्र-स्वावलम्बन की 
“दिशा में सफलता प्रास्त कर सकेंगे पु 
मैंने त॒म्हें ग्राम-सेवा के कार्य का अनुभव बताने का वादा कर के 
यह पत्र लिखना प्रारम्भ किया था। किन्तु बीच में चर्खा संघ को 
मैदान में घसीट लाया | मालूम नहीं, त॒म्हें इससे कुछ दिलचस्पी है 
अथवा नहीं | किन्तु देखो, मेंने तो पहले ही कह दिया था कि में कोई 
“लेखक नहीं हूँ | इसलिए कोई भी बात क्रमपू्वंक लिखना मेरे लिए 
. सेभव नहीं है | मैं तो अपने काम करने के रास्ते में जो कुछ भी कूड़ा- 
नकरकट पाऊँ गा उसका ढेर तुम्दारे सामने लगां' दूं गा। तुम अपनी 
'इच्छानुसार अपने काम की वस्तु चुन लेना । इसके अतिरिक्त मैं आम- 
“सुधार कार्य का भी कोई विशेषज्ञ तो हूँ नहीं | अभी तो मैं. केवल उस 
"दिशा में चलने का अभ्यास कर रहा हूँ | इसलिए जब जब जो विचार 
आये हैँ, उन सब का लिख देना अच्छा ही है। आज बहुत देर हो 
गई | शुरू से ही आज लिखने में तो मन लगता नहीं था। इतना भी 
जबरद॑स्ती ही लिखा है । आशा है ठम्हारे यहाँ का कार्य ठीक-ठीक 
चल रहा होगा । 
हाँ, एक बात लिखना में भूल गया था | 'खादी-जगत्‌”! से मालूम 
हुआ कि चर्खा संघ ने खादी-विद्यालय खोल दिया है | उसका क्या 
रूप है ? लिखना | सम्मव है, यह विद्यालय उस योजना के सूत्रपात के 
रूप में हो जिसकी कल्पना मैं बहुत दिनों से करता रहा और जिसका 
उल्लेख अमी अभी इस पत्र में किया है | सव को नमस्कार | 
7 #इस बार जेज्ञ से निकल कर संन्‌ ४४ में गांधी आश्रम के केन्द्रों 
की इस दिशा में परिवर्तन की एक और- चेश भी की थी लेकिन कार्य- 
कर्त्ताओं की उतस्यिति न होने से आश्रम में यह भी नहीं हो सका। अब 
चर्खा संघ की ओर से कताई मंडलों के संगठन से इस दिशा में प्रयक्ष 
हो रहा है | २५-६-४३० 
१झारतीय चखराँ सड्ट का पत्र | 


किसानों का झगड़ा | श्र& 


[ हेड ] 
किसानों का भूगढ़ा 

१७---१ १---४ ६ 

परसों के पत्र में मेंने इस बात का जिक्र किया था कि किसः 
परिस्थिति में रणीवाँ ने खादी कायकर्ता-शिक्षण केन्द्र का रूप धारण 
किया था | मेरी यथार्थ कल्पना तो यह थी कि देहात में चर्खा और 
ग्रामोद्रोय का वायुमए्डल पैदा कर के उनकी आर्थिक दशा सुधारी 
जाय और उन उद्योगों को मध्य विन्दु मान कर शिक्षा और संस्कृति 
का कार्यक्रम निर्मित किया था। किन्तु परिस्थिति हमें खादी-कार्यकर्ता-- 
शिक्षण की ओर ले गई | मेंने यह विचार कर कि यह रूप भी हमारी 
योजना का सहायक ही होगा, इसका स्वागत किया। इन विद्यार्थियों 
के आ जाने से आश्रम ने एक विद्यालय का रूप धारण कर लिया । 
जिससे गांव के लोगों को भी हमारे स्थायित्व का विश्वास हो ने लगाः 
आर कुछ स्थानीय नौजवान भी बुनाई और लकड़ी का काम सीखने” 
के लिए हमारे यहाँ विद्यालय में मरती हो गये | तब से अब तक कार्य- 
कर्ता-शिक्षण के साथ-साथ ग्रामीण नौजवानों को उद्योग का काम 
सिखा कर उनके घरों पर ही आमोद्योग का काम संचालित करने का 
क्रम चल रहा है। में आशा करता हूँ कि इन शिक्षाप्राप्त नवयुवकों' 
के द्वारा प्रत्येक उद्योग केन्द्र को ग्राम्य-जीवन का मध्य विन्दु बनाने में 
सफल हो सकेंगे | यह योजना, जो बहुत दिनों तक मेरी कल्पना की 
वस्तु बनी रही, अब प्रयोग की स्थिति पर आ गई । इस दिशा में मुझे 
जितना भी अनुभव हुआ है, उसके ग्राधार पर मुझे विश्वास है कि इस 
ढग से कार्य करके सफलता प्राप्त करने में रंच मात्र भी सन्देह नहीं है ।' 
इस प्रकार हम लोगों ने ग्राम-सेवा के साथ-साथ केन्द्रीय आश्रम 

का संघटन करने में ध्यान लगाया । आश्रम में पर्याप्त विद्यार्थियों के 
आर जाने से आश्रम के भीतर भी एक सामूहिक जीवन व्यतीत करने का 
अवसर मिला । गांव के लोग इससे भी बहुत प्रभावित हुए । धीरे-धीरे वे. 


२३० ह समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


अपने घरों की स्वच्छता आदि कायों में स्वयं दिलचस्पी रखने लगे। 
इसी समय प्रान्तीय एसेम्बली के चुनाव की लहर देशा भर में. 
फेल गई। इस काय में आश्रम को अपनी पूरी शक्ति से सहयोग देना 
पड़ा | गांवों मेंउस समय कोई दूसरा कार्य हो भी नहीं सकता थां 
क्योंकि सारी जनता का “ध्यान उस समय चुनाव पर 
कौंसिलों का : - ही केन्द्रित हो रहा था | इसके अतिरिक्त यह चुनाव 
... चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्व का विषय था। इसलिए 
तीन माह तक हमारी सम्पूर्ण शक्ति इसी में लगी रह 
| इस चुनाव के कार्य से भी हम लोगों का लाभ ही हुआ । रात- 
दिन गांव-गांव घूमना,जहाँ संध्या हुई वहीं रह जाना और जो मिला उसी 
को खा लेना,इत्यादि बातों से हमारे कार्यकर्ताओं ने पर्याप्त साहस का पाठ 
पढ़ लिया | प्रत्येक श्र णी. के लोगों के सम्पक में आने के कारण हमने . 
गांवों की अवस्था का भी मली भाँति अध्ययन कर लिया | यह अध्ययन 
कालान्तर में आम-सेवा कार्य के लिए, हमारा वहुत सहायक हुआ । 
चुनाव के पश्चात्‌ हमारे समक्ष एक दूसरी समस्या आ खड़ी 
हुई | अब -तक गांव में चर्खा. चलवाने, सफाई, रोगी की सेवा 
और छुआहूत-निवारण का कार्य करते रहे । चुनाव में कांग्रेस 
की जीत होने के कार्रण देद्दात की परिस्थिति एकाएक बदल गई। 
युक्तप्रान्त में कांग्रेस के विरोध में केवल' जमींदारी और ताल्लुके- 
<दार पार्टी के ही लोग खड़े हुए थे | इन ताल्लुकेदारों और जमींदारों 
-का इस प्रान्त' के अवध के जिलों सें किस प्रकार एक-छनत्न अधिकार 
“है, यह तो तुम्हें विदित ही है | उनके विरुद्ध आवाज उठाना तो बहुत 
बड़ी बात थी, सीधे आंख .उठा-कर देखना भी देहात के लोगों के - 
" . , लिए असम्भव था | धन, सम्पत्ति, सरकारी कानून 
जमींदार-किसान .ओऔर अधिकारी सभी इनके हाथ में थे। इसलिए 
ंघप' की वृद्धि वे जिधर से निकलना चाहते थे, उधर का रास्ता 
बिल्कुल साफ और चिकना होता जाता था । यदि 


किसानों का कंगड़ा. २३१ 


कोई बीच में आने का साहस करता तो कुचल दिया जाता था। 
ऐसी दशा में जब उन्हीं की भूमि में रहने वाले अवध के किसानों ने 
उन्हीं के विरुद्ध वोट दिया तो वें क्रोध से पागल हो उठे । और 
किसानों की इस धघृष्टता का बदला लेने की कोशिश में लग गये। 
उनके सिपाहिंयों-द्वारा किसानों का निरपराध ही पीटा जाना, जबद॑स्ती 
खेत दखल कर लेना, खड़ी फसल कंट्वा लेना नित्य की साधारण 
बातें हो गई |# ऐसी अवस्था में आस-पास की - असहाय और गरीब 
जनता उपयुक्त प्रकार के कष्ठों से पीड़ित होकर सहायता के लिए, 
स्वमावतः हमारे पास आने लगी। दिन भर में इस तरह के दो-तीन 
मामले तो आ ही जाते थे | इस ग्रकार चुनाव के कई माह. वाद तक 
भी किसानों के अत्याचार-निवारण में उनका साथ देना ही हमारा 
सुख्य काम हो गया था | ' 
जब हमारे पास कोई शिकायत आती- थी तो पहले हम उसे 
अपने रजिस्टर में नोट करते थे । इसके बाद घटना-स्थल पर पहुँचते 
ये। मार-पीट की बात होती तो स्थानीय पुलिस की भी सहायता लेते 
ये। किन्तु अधिकांश मामले जमींदार से मिलकर तय करने की कोशिश 
करते थे। कभी-कभी गाँव के सम्पूर्ण किसानों को संवटित करके 
चणिक सत्वाग्रह का भी विधान करना पड़ता था। देहाती झगड़ों-के 
'फैसला करने के क्रम में हमें काफी अनुमव भी हुआ । गाँव की जमीं- 
दारी प्रथा किस मकार की है, क्रिसान कितने प्रकार के होते हैं, उनके 
कौन कौन से कानूनी हक हैँ, उनकी आर्थिक अवस्था किस. प्रकार 
की है, खेती में काम करने बाले मजदूरों की क्या दशा है, गाँव की 
#आज- देश म॑ कांग्रेस' के राज है । जमीदार खतम हो रहे 
हैँ | लेकिन हाय ! हालत आज भी वही बनी है| विशिष्ट वर्ग का 
स्थान विशिष्ट दल ले रहा है। उस दल को वोट न देने वाले की 
भी दुर्दशा हो रहो है | जनता को इस असहायता से कौन छुड़ायेगा । 
ह २४---६---५० 


रश्२ | समग्र ग्राम-सेंवा की ओर 


मध्यम श्रेणी के छोटे-छोटे जमींदार किस तरह रहते हैं, और उनकी 
मनोदृत्ति कैसी है, आदि बहुत सी बातों का गहरा अध्ययन करने का 
अवसर मिला | इस विषय में में फिर कभी विस्तारपूवक लिखेूँगा। 
जब से हमने देहाती कंगड़ों का फैसला करने का कार्य अपने 
हाथ में लिया, तब से जमींदारों के अत्याचार-सम्बन्धी मरूगड़ों के 
' अरिरिक्त किसानों के आपसी मगड़े भी हमारे पास आने लगे | इन 
भगड़ों को भी अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 
कोई किसी का रुपया नहीं वापस कर रहा है, किसी 

आभमर-वासियों की ने जमीन के वँट्वारे में वेईमानी कर ली है, किसी 
विविध समस्याएं ने अपने पट्टीदार का पेड़ काट लिया है, किसी 
" विधवा के जेवर उसके देवर ने ले लिये हैं और देता 
नहीं है, कोई आकर कहता था कि हमारी ञ्रीही भाग गईं, आती 

नहीं है इत्यादि-इत्यादि अनेक उलमनों से भरी हुई समस्याएँ सामने 
आती रहती थीं.। इन असंख्य पुकारों के विषय में में ठ॒म्हें कहां तक 
लिखता रहूँ १ इनका फैसला करने में हम लोगों को बहुत परीशानी 
उठानी पंड़ती थी। सैकड़ों अमियोग तो भूठे ही आया करते थे। 
सत्य का पता लगाने में मी कम परेशानी नहीं हंती थी | किन्तु हम 
लोग इसे सहर्ष सहन करते थे। क्योंकि इससे अपना भी लाभ था। 
इसी हीले से गाँव के लोगों में संगठन और सुधार करने का अवसर 
मिलता था । सबसे: बड़ा लाभ तो उस अनुभव का था; जो देहात 
की आर्थिक, नैतिक और सामाजिक समस्याओं की पेचीदा गुत्यियों के 

सम्बन्ध में होता रहा । 

इन मामलों के द्वारा समस्यातओं-की जितनी गहराई तक हम 

पहुँच सके उतनी गहराई तक किसी ओर कार्यक्रम के द्वारा नहीं पहुँच 
सकते थे । ; 

. तुम्हें उन सभी समस्याओं को जानने का कुतृहल होता होगा । 
किन्तु इस पत्र में और अधिक कितना लिखूँ १ धीरे-धीरे सभी पर 


ताल्लुकेदारों का अत्याचार २३३ 


लिखने की कोशिश करूँगा । आज छूटी ले रहा हूँ। हमारे दो साथी 
आजमगढ़ को ट्रांसफर हो रहे हैं, उनकी विदाई में शामिल होना है। 
उनमें से एक हमारे प्रान्तपति श्री पालीवाल जी हैं । उनके जाने 
से हम लोगों की मौज में कुछ अन्तर आ जायगा । वे रात-दिन अपने 
चुटकुलों से लोगों को खू> हँसाया करते थे | किन्तु जेल-जीवन में तो 
यह आना-जाना लगा ही रहेगा | इसलिए सन्तोष करना ही ठीक है | 
आशा है, ठुम सभी लोग अच्छी तरह होगे | सबको मेरा नमस्कार 
कहना । मीतुमा को प्यार | उससे कह देना कि उसका लम्बा-चौड़ा 
पत्र मुके मिला है | किन्तु वह इतना बड़ा है कि उसका क्या जवाब 

दें, अब तक सोच नहीं सका | सोच कर लिखँूँगा । नमस्कार | 

[ ह३५ | 
ताल्लुकेदारों का अत्याचार 

श्८--१ ०---४ ९ 
कल्ल पत्र लिखते-लिखते अपने साथियों को विदा करने चला गया 
था | कल मैं लिख रहा था कि चुनाव के पश्चात हम लोगों का मुख्य 
ग्रामीण झूगड़ों का फैसला करना था । इससे तुम्हें आश्चर्य 
होता होगा और ठुम सममकती होगी कि हम अपने प्रधान लक्षंय से 
बहक गये | जिस समय मैंने अपना कार्य-क्षेत्र चार-पांच गाँवों तक 
विस्तृत किया था उसी समय वापू ने हमें बुला कर समककाया था। 
हुम भी सेवाग्राम में रहती हो; इससे सम्मव है कि इतने गांवों में फेल 
कर काम करने को अच्छा न समझो ओर साथ ही कहीं यह न समझ 
ब्रैठो कि हमारी आम-सेवा का काय समाप्त हो गया | पर ऐशा नहीं | 
हम लोग अपने उस छोटे से क्षेत्र में पूर्ववत्‌ कार्य करते रहे। कार्यकर्तता- 
शिक्षण का कार्य भी पूर्ववत्‌ चलता रहा | किन्तु हमने आम- 
सेवा के शेष कार्यों का विस्तार नहीं किया । प्रोग्राम पूर्ववत्‌ परिमित 
ही रहा | आमीण मरगड़ों के निब्रटरे के लिए. एक अलग विभाग 
अवश्य चालू किया गया। इस विभाग में आअ्रम के और नौजवान 


चछ 


२३२४ । : समग्र आम-सेवा की ओर 


भी सहायक वन गये थे | पिछली वार जब आश्रम में आई थीं उस 
समय विभिन्न कार्यों की देखभाल करते हुए ठुमने हरदेव ब्रह्मचारी 
को देखा था | ग्राम-सेवा के लिए गुरुकुल छोड़ कर वह इन्हीं दिनों 
आश्रम में आये. थे। हमने उन्हीं की जिम्मेदारी पर बाहरी कार्य छोड़ 
दिया था | वे केवल दो-तीन साथियों की सहायता से इन कार्यों को 
ठीक कर लेते थे। में ओर करण माई आवश्यकता पड़ने पर उनकी 
सहायता के लिए गाँव में चले जाया करते थे । 
थोड़े ही दिनों में हरदेव ब्रह्मचारी अपने उच्च चरित्र, सेवा- 
. भावनां, सरल स्वभाव और अथक परिश्रम के कारण गांवों में सर्व- 
प्रिय बन :गये | इसलिए उनके लिए. रगड़ों का फैसला करना भी 
'सरल हो गया था। आश्रम के विद्यार्थियों पर भी उनके त्याग और 
' आचरंण का काफी प्रभाव पड़ता था। इसलिए रखीवां के क्षेत्र में 
उनका एक विशेष व्यक्तित्व कायम हो गया था। जल चले आने पर 
जब में ग्राम-सेवा-सम्बन्धी भविष्य की योजनाओं पर विचार करता था 
तो मेरे मस्तिष्क में ब्रह्मचारी का भरोसा सबंदा वना रहता था। पर 
क्या बताऊँ १ मनुष्य सोचता कुछ ओर है किन्तु परमात्मा करता 
कछ और है। अभी पांच-सात दिन हुए सुझको समाचार मिला कि 
ब्रह्मचा री. संसार छोड़ कर चल बसे | ब्रह्मचारी ने थोड़े ही दिनों से 
पानी में तैरना सीखा था और अपने दूसरे साथियों” के साथ तालाब 
में तैने की प्रतियोगिता कर रहे थे | इस प्रतियोगिता में ही वह थक 
कर डब गये । लोगों ने उन्हें व्राहर निकाला किन्ठ बचा न सके और 
वह हम सब लोगों को छोड़ कर चल बसे | मुझे रह-रहकर उनकी 
बातें याद आ रही हैं। ठुम्हें यंह पत्र लिखते समय भी अकस्मात्‌ ही 
उनका प्रसंग आ गया है | सम्मव है, उस प्रकार का योग्य अथवा 
खससे भो योग्य कायकर्ता भविष्य में हमें मिल जाय, किन्तु उस प्रकार 
का निर्मल चरित्र और वैसी निर्भीकता हमें कहाँ से प्राप्त हो सकेगी ? 
उस तरह का सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाला साथी हर्म 


चाल्लुकेदारों का अत्याचार र्रे४ 


कठिनवा से ही प्राप्त हो सकेगा | ईश्वर की माया अपार है | 
हाँ, में तुम्हें आश्रम के विस्तृत क्षेत्र में काम करने के विपय में . 
लिख रहा था | सम्मव है, तम लोगों को हमारा इस प्रकार के कार्य . 
हाथ में लेना अनुचित प्रतीत होता होगा किन्‍्त यदि तम्हें अवध की 
परिस्थिति का कछ ज्ञान हो जायगा, तो हसारे काम के लिए हमें दोषी 
नहीं बनाओगी । यों तो में अवध की ताल्लुकेदारी प्रथा की बुराइयों के 
विपय में तुम्हारे कई पत्रों में कुछ उल्लेख कर चुका हूँ; किन्तु इनके 
विपय में कुछ और भी लिख देना सम्भवतः व्यर्थ नहीं जायगा। 
जब में भारत की आमीण पंचायती प्रथा के वर्णन पुस्तकों में पढ़ता 
हूँ और उस समाज से आज की जमींदारी प्रथा के समाज की तुलना करता 
हूँ तो व्यग्न हो उठता हूँ। उन दिनों समाज में साम्यवादी व्यवस्था कायम 
थी; ब्यूटी बंटी थी; श्रेणी-मेद का निर्माण कर्ममेद की ही दृष्टि से हुथ्रा 
था; शोपण की दृष्टि से नहीं । कालान्तर में यह जमींदारी प्रथा कहां से 
ओर किस प्रकार आ गई इसे तुम्हारे सहश इतिहास-विशारद ही बता 
सकते हैं। मैंने इतिहास का इतना विस्तृत अध्ययन नहीं किया है 
इसलिए मं इसका ठीक-टीक अनुमान नहीं कर 
जमीदारी प्रथा सकता। यह प्रथा चाहे जब प्रारम्भ हुई हो किन्तु 
इतना तो निश्चित ही है कि यह बहुत बाद की 
चीज है और सम्भवतः विदेशी शासन के वाद ही इस जमींदारी और 
जागीरदारी का जन्म हुआ है। प्रारम्भ में जब यह स्थापित हुई तो 
शताब्दियों के परम्परागत साम्यवादी संस्कार के कारण जमींदार और 
किसानों के बीच आपस में प्रेम ओर सहकारिता का सम्बन्ध रहा 
किन्तु युरोधीय संस्कृति और सम्यता के साथ-साथ वहां के सामन्तवादी 
स्वार्थ ओर शोषण की प्रवृत्ति भी हमारे देश में पहुँच गई । वृटिश 
साम्राज्यवादी स्वार्थ ने भी इसे प्रोत्साहन ही दिया । उनको वो किसी 
ऐसी श्रेणी की आवश्यकता थी ही जिस के द्वारा वह जनता का शोषण 
जारी रख सकते ओर मुल्क पर प्रभुत्व स्थिर रख सकने में समर्थ हो 


र्श्द समग्र आम-सेवा की ओर 


सकते ! इसलिए उन्होंने एक ओर तो जमींदारों को शोषण और 
-प्रजा-पीड़न का पाठ पढ़ाया और दूसरी ओर कानून वना कर इनका 
संरक्षण किया | जमींदारी प्रथा के संम्बन्ध में अधिक लिख कर 
' पत्र को बढ़ाना नहीं चाहता | इसका वृत्तान्त कौन नहीं जानता; किन्तु 
अवध को-ताल्लुकेदारी-प्रथा तो एक विचित्र वस्तु है | इन ताल्लुकेदारों 
के लिए हर प्रकार के शोषण ओर हर प्रकार के अत्याचार उनके 
- वाजिब हकूक हैं | उनकी जवान से जो कुछ निकल जाय वही कानून 
ह है | उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कद्द सकता। क्योंकि 
' और यह सरकारी कर्मचारी भी सर्वदा उन्हीं का साथ 
ताहलुकेदारी ! देते हैं। किसानों से लगान लेकर कम रकम की 
रसीद देना ओर फिर बकाया लग़ान का दावा 
करना, किसी से नजराना लेकर उसे खेत देना ओर फिर उसका पढ्टा 
किसी दूसरे के नाम लिख देना, एक साधारण सी बात है। लगान के 
अतिरिक्त भूसा, पुआल, मोटरावन, हथियावन आदि और विवाह, श्राद्ध 
था बच्चा पैदा होने के अवसर पर एवं प्रत्येक त्योहार के अवसर पर 
सलामी वसूल करना उनका साधारण हक होता है | इसके अतिरिक्त वे 
जब जी चाहें किसी भी किसान को पकड़ कर .वेगार करा लेते हैं, किसान 
के खेत बिना जोते-बोये रह जांय किन्तु उनका हल-बैल लेकर अपना 
खेत जोत लेना उनका परम्परागत हक हो गया है | अगर किसी किसान 
जरा भी चँ की तो उनका खेत खुदवा देना; उसकी फसल कठवा 
लेना और उसको पकड़ कर परिटवा देना भी बहुत मामूली वात है। 
इनके अत्याचार की सीमा यहां तक पहुँच गई है कि किसान के लिए 
अपनी बहू-बेटियों की इज्जत कायम रखना मुश्किल हो जाता है। 
जमींदार की अमिलाधा के विरुद्ध कोई कुछ कहने का साहस नहीं कर 
सकता । ऐसी परिस्थिति में जब अवध के किसानों ने ताल्‍्लुकेदारी 
के विरुद्ध कांग्रेस को वोट दिया तो तुम अनुमान कर सकती हो कि इन 
ताल्लुकेदारों के क्रोप का पाय कहां बक पहुंच गया होगा | उस समय 


तालुल्केदारों का अत्याचार २३७ 


वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे थे ओर उनके पास किसानों पर अत्याचार 
करने के जितने भी साधन ये सबको वेलगाम खुला छोड़ दिया था| 
इन सब कारणों से कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन पांच- 
सात मुकदमे हमारे पास न आते रहे हों | 
मैं तुम्दें लिख चुका हूँ कि किसानों ने बहुत साहस करके इन 
अत्याचारी ताल्लुकेदारों के विरुद्ध कांग्रेस को वोट दिया था। इसका 
यह अर्थ कदापि नहीं कि वे साहसी हो गये थे | वह तो उनकी एक 
क्षशिक उमंग का काम था। मरता क्‍या नहीं करता १ बलिदान का 
जीव भी गर्दन छुड़ाने के लिए एक बार जोर से छठ्पाता है। 
सदियों के अत्याचार से दवे हुए. किसानों ने जब ताल्लुकेदारों की 
यह नवीन उग्र मूर्ति देखी तो घब्रड़ा गये। जिससे उनकी अवस्था 
आर भी घुरी हो गई क्योंकि जमींदार के नौकरों का घवराये हुए, 
असामियों को सताना अत्यन्त सरल हो गया। घबराहट के कारण 
किसान कितने साहस-हीन हो गये थे, “एकाघ उदाहरणों से ही ठुम 
इसका अनुमान कर सकोगी | 
एक दिन की बात है, प्रातःक्ाल लगभग ६-१० बजे थे। 
स्नान करके अखबार पढ़ रहा था | इतने में ही दो किसान मेरे पास 
आकर फूट-फूट कर रोने लगे | रोते रोते उन्होंने बताया कि जिलेदार 
हमारे गांव के लोगों को अकारण पीट रहा है। मैंने उन्हें आश्वासन 
देते हुए कहा किठुम लोग चलो, में अभी आता हूँ । 
किसानो को साहस- वह गांव आश्रम से करीब आठ मील की दूरी पर 
हीचता के कुछ था। इसलिए में खाना खाकर साइकिल से उस 
उदाहरण गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में समरसिंहपुर नाम 
का एक गांव पड़ता था जिसमें हमारे द्वारा बनाई 
गई पंचायत के एक सरपंच रहते थे। में उन्हें भी साथ लेकर घदना- 
स्थल पर पहुँचा | किन्तु वहाँ जाकर एक अजीब दृश्य देखने को मिला। 
गाँव में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता था, केवल दो-तीन बूड़ी ल्लियाँ 


र्श्८ समग्र आम-सेवा की ओर 


अपने-अपने वरामदे में वैठी नजर. आती थीं। उनसे पूछकर मी हम , 
यह नहीं जान सके कि गांव के आदमी कहां चले गये। दीघंकाल 
तक हम इस प्रतीक्षा और खोज में लगे रहे कि किसी से भेंट हो जाय, 
किन्तु पर्याप्त समय बीत जाने पर भी कोई दिखाई नहीं पड़ा। आखिर- 
कार निराश .होकर हमें वापस लोट आना पड़ा। समरसिंहपुर के 
सरपंच श्री मथुरायिह उस गांव के लोगों पर बहुत क्रोाधित होकर वापस 
आये । रास्ते में एक दूसरे गांव के लोगों से मालूम हुआ कि हमें 
आते देखकर. वे छिप गये थे | क्योंकि उनमें इतना साहस नहीं था 
कियांव में बैठ कर जिलेदार की निन्‍्दा कर सके.। जो व्यक्ति 
शिकायत करता उसकी सूचनां जिलेदार के पास अवश्य पहुंच जाती 
ओर जिलेदार उसका गांव में रहना असम्मव कर देता | 
. ये बातें सुनकर किसानों की अवस्था पर विचार करते हुए मैं 
आश्रम वापस आया-। किसान ताल्लुकेदार से कहाँ तक घबराता है, 
इसका एक उदाहरण ओर देना अधिक नहीं समझा जायगा | 

एक दिन दोपहर के समय आश्रम से एक मील दूर पिछौरा गांद 
से एक दो औरतें ओर दो-तीन पुरुष दौड़ते हुए आये ओर कहतने' 
लगे कि जमींदार के आदमी हमारे खेत बलात्‌ जोत रहे हैं | उस समय 
आश्रम पर कई भाई उपस्थित थे। उन्होंने आश्रम के दो भाइयों 
को उन किसानों के साथ कर दिया | किंसान आगे-आगे ओर हमारे 
आश्रमीय भाई उनके पीछे-पीछे जा रहे थे | रास्ते म॑ एक खेत के पास 
से ताल्लुकेदारों के सिपाही उन किसानों पर द्ृट पड़े | जब हमारे 
आश्रमीय कार्यकर्ता भी नजदीक पहुंचे तो एक लाठी इन पर भी 
पड़ी | किन्तु तत्काल ही वे आश्रम के लोगों को पहचान कर भाग 
गये । हमारे कार्यकर्ता गांव में. गये । उन्होंने गांव वालों को साहस 
दिलाया कि जमींदार के आदमी जबरदस्ती खेत न जोतने पावें | फिर 
जो आदमी घायल हुए थे उन्हें साथ लेकर थाने में रिपोट करने चल 
दिये | उनके चले जाने पर ताल्लुकेदार के सिपाहियों ने गाँव में छुस- 


वालुल्केदारों का अत्याचार २३& 


घुस कर गांव वालों को बहुत मारा | कुछ लोगों को तो मारते-मारते 
वेहोश कर दिया। और कहते गये कि देखेंगे कि अब किस तरह 
आश्रम में जाते हो ! दूसरे दिन प्रातःकाल मैं और कर्ण भाई उस 
गांव में तहकीकात करने पहुँचे | रात के मारे गये लोगों को भी थाने 
में रिपोट देने के लिए भेज दिया। लोग बहुत डरे हुए ये, किन्तु 
साहस दिलाने पर सब लोग उन सिपाहियों के विरुद्ध गवाही देने को 
तैयार हो गये। मैंने इस मामले की एक लिखित रिपोर्ट जिले के डिप्टी 
कमिश्नर के पास भेज दी | और उनसे अनुरोध किया कि इस सम्बन्ध 
में पूर्ण जांच की जाय | उनसे स्वयं भी जाकर मिला | डिप्टी कमिश्नर 
ओर पुलिस सुपरिण्टेण्डेर्ट ने आकर स्वयं जांच भी की | गांव वालों 
ने भी साहस के साथ सच्ची-सच्ची घटना कह 'सुनाई। जिलाधीश ने 
तहकीकात करके उन सिपाहियों पर अ्रभियोग भी चालू कर दिया । 
ताल्लुकेदार के आदमी क्‍यों ओर कैसे दखल कर रहे थे, वह 
भी एक सुनने योग्य कहानी है | में तुम्हें पिछले पत्र में लिख चुका हूँ 
कि 'खेत किसी अन्य को देकर ओर उस पर नाम किसी अन्य का 
चढ़वा देना उनका एक साधारण काम था | इसी प्रकार उस गांव के 
सेकड़ों बीचे खेत, जिन्हें गांव के किसान पचास-पचास,साठ-साठ साल से 
जोते हुए थे, पटवारी के रजिस्टर में जमींदार के नाम से सीर दर्ज थे । 
ताल्लुकेदार से तो प्रायः सभी अधिकारी मित्ते ही 
किसानों के खेत रहते हैं, इसलिए, सबंदा उसके आदेशानुसार ही 
कैसे छीने जाते पटवारी के यहाँ इन्दराज होता रहा। बन्दोबस्त के 
हैं? समय बन्दोबस्त के अफसरों ने भी उस पर ध्यान 
नहीं दिया; क्योंकि आखिर वे भी तो जमींदार के 
दोस्त बन कर उनसे इच्छानुसार पूजा प्राप्त करते हैं | ऐसी परिस्थिति 
में जब जमींदार किसी भी ऐसे खेत के लिए यह कह दे कि यह मेरा 
खेत है तो किसानों के लिए. उसे अपना सिद्ध करना कठिन हो जाता 
है | हाँ, गवाहों द्वारा कब्जा अवश्य ही सिद्ध किया जा सकता हे;किन्त 


है. 


२४० समग्र आम-सेवा की ओर 
. इस प्रकार के जालिम और सर्वशक्तिमान ताल्लुकेदारों के विरोध में 
साक्षी देने का साहस कौन कर सकता है? इस प्रकार झूठी सीर 
लिखी हुईं जमीन छीन कर वह गाँव पर अत्याचार करना चाहता था 
किन्तु जब यह अमियोग डिप्टी कमिश्नर की कचढहरी में चला गया तो 
: उसे कुछ परीशानी अवश्य हुईं | पर तुम्हें यह जानकर आश्चय होगा 
अंन्त में गांव वाले उस ताल्‍्लुकेदार के दबाव से इतना घबड़ा गये 
कि सभी के सभी डिप्टी कमिश्नर के यहां जाकर उसके अनुकूल गवाही 
दे आये | कालान्तर में मुझे मालूम हुआ कि उन पर दवाव डालने 
में पुलिस ने भी जमींदार का साथ दिया था | 
इस प्रकार मामला समाप्त हो जाने पर:मी जमींदार का क्रोध शान्त 
नहीं हुआ | थोड़े ही दिनों के भीतर उस गांव के एक आदमी का कत्ल 
करा दिया गया | यह आदमी वही था जिसने ताल्‍्लुकेदार के विरुद्ध 
सर्वप्रथम आवाज उठाई थी | इस प्रकार की हत्या-सम्बन्धी घटनाएँ 
उस क्षेत्र के लिए बहुत साधारण वातें हैं | पुलिस और अधिकारी भी 
कुछ कर नहीं पाते;अ्थवा यों कहा जा सकता है कि कुछ नहीं करते । 
. बूटिश अधिकारी समय-समय पर भारतीय जनता को सुख-शान्ति 
अ्दान करने की डींग हाँकते हैँ | लिखित पुस्तकों द्वारा यह प्रचार 
किया जाता है कि उनकी राज्य-व्यवस्था इतनी सुन्दर है कि मारतवर्प 
में चोर लुटेरे और डाकुओं का भय नहीं रह गया | किन्तु जब हम 
देखते हैं कि ये साम्राज्वशाही लूट के दलाल गाँव के गरीब किसानों 
का डांका, लूट और खून आदि से किस प्रकार संर- 
व्यवस्थित छूट की छ्ण कर रहे हैं तो स्पष्ट प्रकट होता है कि वर्तमान 
: अणाली. शासन ने आचीन-काल के साँक-सबेरे होने 
वाले डाका और लूट के स्थान पर इनका व्यवस्थित 
रूप से इस्तमरारी वन्दोवस्त कर रक्खा है। अगर ये एक-आध ऐसी 
घटनाओं को कहीं रोकते भी हैं तो इसलिए नहीं कि वे हिन्दुस्तान की 
गरीब जनता को आराम पहुँचाना चाहते हैँ बल्कि इसलिए कि वे नहीं 


तालुल्केदारों का अत्याचार २४१ 


चाहते कि उनके नियत किये गये एजेण्टों के अतिरिक्त दूसरा कोई 
जसहे लूटे 

गांव के केवल वे ही किसान नहीं सताये जाते जो ताल्लुकेदार्ों की 
भूमि में रहते हैं। छोटे-छोटे जमींदार, जिन्होंने निर्वाचन में काँग्रेस का 

साथ नहीं दिया था, ताल्लुकेदारों से भी अधिक 

“बोडचढ़ा ठाकुर॒पागल हो गये थे | ताल्लुकेदार तो किसानों से दूर 
अच्छा, मेड़चड़ा रहते हैं। किसानों की अवज्ञा उनके सामने से 

नहीः नहीं गुजरती, किन्तु छोटे जमींदांर तो सर्वदा 

उनके सिर पर सवार रहते हैं ओर समय पर डंडा 

लेकर पहुँच जाते हैं। शायद इसी दृष्टि से किसानों में एक कहावत 
प्रचलित है “घोड़चढ़ा ठाकुर अच्छा, मेड़चढ़ा नहीं ।” छोटे जमींदार 
न तो छिसानों को पद्मा ही देते हैं और न कभी लगान की रसीद ही | 
इसलिए उनके किसान सोलहो आने उनकी अधीनता में रहते हैं । 

इस प्रकार चुनाव के पश्चात्‌ ताल्लुकेदारों और छोटे जमींदारों का 
अत्याचार इतना बढ़ गया था कि हमारी सम्पूर्ण शक्ति प्रायः उसी के 
निराकरण में लग जाती थी | अब ती तुम स्वयं महसूस कर लोगी 
कि हम लोग क्‍यों इतने विस्तृत क्षेत्र के कगड़ों में पड़े। उन दिनों 
आमीण जनता पर इतनी तूफानी आफत आ गई थी कि शिक्षा और 
सफाई आदि की बात करना भी कठिन या। वास्तव में मुझे तो यह 
विश्वास हो गया है कि (गाम-सेवक के एक मुख्य और विशेष कार्यक्रम 
लेकर चलते हुए भी गाँव की स्थानीय और आकस्मिक घटनाओं के 
प्रति उदासीन रहने से काम नहीं चलेगा | यदि वे पारिपाश्विक परि- 
स्थितियों के प्रति जाग्मत नहीं रहेंगे तो अपने मुख्य ओर निश्चित प्रोग्राम 
के द्वारा भी सेवा करने में असफल रहेंगे | क्योंकि आम-सेवक के लिए 
जनता की हर तकलीफ में साथ रहना परम धर्म है। गांव के लोग 
उससे यही अपेज्ञा भी रखते हा 

किसानों की कष्ट-गाथा लिखते-लिंखते पत्र बहुत लम्बा हो गया । 


र४२ -. समग्र आम-सेवा की ओर 


मेरा विचार तो यह था कि रुक्तेप में ही तुम्हें उस समय की परिस्थिति: 
का परिचय दे दूँ | किन्तु इसी थोड़े थोड़े में पत्र लम्बा हो गया और 
मैं ख्याल भी नहीं कर पाया | 
. आज कल जेल में कुछ चहल-पहल है । इसलिए दो-एक दिन से 
समय अच्छी तरह कट रहा है | परसों दिवाली है। लोग उसकी तैयारी 
में लगे हुए हैं। जेल में लोग इसी प्रकार के त्योहार मना-मना कर 
अपने जीवन की शुष्कता को दूर, कर लिया करते हैं। अमी अभी 
. रणीवां से समाचार मिला है कि सरकारी सहायता कुछ कम हो जाने 
के कारण वहाँ का काम कुछ घटा देना पड़ा है। इसी के साथ ठम्हारी: 
बुनियादी शिक्षा का प्रयोग मी बन्द हो गया होगा। आशा है, तुमः 
सभी लोग स्वस्थ होगे | सबको नमस्कार | 
[ ई६ |] 
किसानों ओर मजदूरों की वेबसी । 
१६---६०---४ ६: 
मेंने कल के पत्र में इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था कि 
चुनाव में हारने के पश्चात्‌ ताल्लुकेदारों और जमींदारों ने किसानों. 
को किस ग्रकार तंग करना प्रारम्भ किया था। उनके अत्याचार का एक 
बहुत लम्बा चौड़ा कथानक है | अगर उसका पूरा-पूरा - वरण लिखा 
जाय तो एक .बहुत बड़ा इतिहास बन जायगा और उस इतिहास की 
करुण कहानी संसार के किसी भी अत्याचार के हशोतेहास से आधक 
रोमाञकारी होगी । अवध के किसानों की हालत वो यों ही बहुत दर्द- 
नाक है| पहले पत्र में मैंने इस सम्बन्ध में तुम्हें कुछ लिखने का वादा 
किया था| आज मैं उसके सम्बन्ध में कुछ लिखने की कोशिश कर 
रहा हूँ. इससे तुम यह अनुमान कर सकीगी कि अवध के किसान 
इतना अधिक दवे हुए क्‍यों हैं 
शायद ही कोई ऐसा पढ़ा लिखा मनुप्य होगा जो आजकल के 
जमींदारों के किसानों पर अत्याचार करने का दाल कुछ न कुछ न 


किसानों और मजदूरों की वेबसी २४३ 


जानता हो । किन्तु अवध के किसानों को मोरूसी हक नहीं मिलता,, 
जिससे वे उन अत्याचारों के विरुद्ध चूं तक नहीं कर सकते | कानून 
का निर्माण कुछ इस ढग से हुआ है कि अगर जमींदार कानून के 
कुछ विरुद्ध भी ज्यादती करे तो किसान उसे सहने के लिए मजबूर हैं) 
किसान ताल्लुकेदार को नजराना देकर जमीन का 
कानूनी त्रुटियाँ पद्ता लेता है किन्तु उस पढ्ट की मीयाद केवल उसी 
के जीवन तक समाप्त हो जाती है ओर उसकी मृत्यु 
के पाँच वर्ष पश्चात्‌ जमींदार उसके कुट्ठम्बियों को वेदखल कर देता है । 
था नये पिरे से नज॒राना लेकर उसका नया पट्टा लिखता है। यदि 
उसके वाल-बच्चे दूसरे लोगों से अधिक नजराना देने की व्यवस्था न 
कर सके, तो उनका खेत ओरों के हाथ में चला जाता है और वे सदा 
के लिए वेदखल हो जाते हैं। जीवित रहने के एक मात्र साधन अपने 
खेतों की बचाने के लिए लोग अधिक से अधिक व्याज दर पर भी 
महाजन से कर्ज लेते हैं ओर इस प्रकार पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
ही पुत्र के जीवन पर कर्ज के बोक का दबाव आ पड़ता है। इन 
ग्रामीणों के कर्ज का हिसाब भी बहुत विस्तृत है। उसकी कहानी में 
किसी दूसरे दिन लिखूँगा | ग्राज तो ताल्लुकेदारों के कारण किसानों, 
के दुःख के ही विषय में लिख कर पत्र समाप्त करने का विचार है | 
इस तरह लम्बा नजराना देकर प्राम की गई जमीन के लिए भी 
यह कोई आवश्यक नहीं कि किसान अपने जीवन भर उसका उपयेग 
कर सके क्योंकि जमींदार उन्हें कई अन्य तरीकों से जब चाहे तब 
वेदखल कर सकता है। अगर किसान किसी कारण-बश अपने खेत का 
कोई भाग नहीं जोत सका और उसे किसी अन्य को जोतने के लिए 
दे दिया तो जमींदार उसे सारी जुमीन से वेदखल' 
वेद्खली के. कर देता है। लगान न देने के अपराध में वेदखली 
गोरखघन्धे. हो जाती है। यदि चार-छः आने हो वाकी रह 
जायें तव भी किसान अपनी सारी-जमीन से बेद-- 


श्४ड४ ४ समग्र आम-सेवा की ओर 


चल हो जाता है। ताल्लुकेदार के कर्मचारी किसानों को हर प्रकार से 
अपने पंजे में रखने के लिए. उनसे पूरा लगान लेकर भी उन्हें पूरी 
“वसूली की रसीद नहीं देते | सवंदा कुछ न कुछ बकाया तो लगाये ही 
“रहते हैं। बदि किसी संमय किसी पर भकुटी ठेढ़ी हुई तो उसी बकाया 
“रजिस्टर के आधार पर दावा कर देते हैं | प्रायः ऐसा भी होता है कि 
जमींदार के कमंचारी किसानों को तंग करने की नीयत से फसल का 
मौसम न रहने पर भी लगान मांग बैठते हैं और यदि दो-एक दिन के 
भीतर उन्हें लगान न मिला तो दावा कर बैठते हैं| इस प्रकार यदि 
किसान कहीं से कर्ज लेकर अदालत 'में हाजिर भी हुआ तो कम से 
कम अदालत तक आने-जाने का व्यय-भर तो उसे उठाना ही पड़ता: 
है और उसे लगान से कई गुने के चक्कर में पड़ ही जाना होता है। 
उकैसानों को कर्ज देने वाले भी या तो जमींदार के एजेण्ट ही होते हैं 
या ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जमींदार से मिले-जुले रहते हैं । वे एक ओर 
'से दबाते हैं ओर दूसरी ओर कर्जा लेने के लिए बाध्य करतें हैं। इस 
'तरहं वे किसानों से दोहरा फायदा उठाते हैं। ह 
ब्रेंदखली के उप्युक्त अधिकार किसानों से जो चाहे सब कराने के 
पलिए, काफी हैं। वेदखली की पिस्तोल स्वदा उनके सिर पर तनी रहती 
है। यद्यपि नजराना लेने का कोई कानूनी हक नहीं है, फिर भी उन्हें 
देना ही पड़ता है । साधारणतया प्रति बीघे 'पचास-साठ रुपये नजराने 
देने पड़ते हैं जो लगभग जमीन के दाम के बराबर ही होता है | जिस 
समय कांग्रेस की हुकूमत चल रही थी उस समय उन लोगों में इस विषय 
ह पर विवाद चल रहा था कि यदि जमींदारों से जमीन 
जमीदारों को लेली जाती है तो उन्हें मुआवजा देना चाहिए 
सुआधजा देना . अथवा नहीं | मेरी समझ में नहीं आता कि अब 
- अज्ुवित है. इस विषय पर विवाद करने की आवश्यकता ही क्या 
रह गई है? नजराना के रुप में उन्होंने अब तक 
डतना अधिक रुपया प्राप्त कर लिया है जो जमीन के वास्तविक मूल्य 


किसानों और मजदूरों की वेवसी श्डप. 


से कई गुना हो सकता है। इसके अतिरिक्त आये दिन वे किसानों से जो: 
तरह-तरह की रकमें लेते रहते हैँ उसका तो हिसाब ही अलग है । 

प्रत्येक फसल के समय किसानों से भूसा और पयाल वसूल करना 
एक साधारण बात है | इसके अतिरिक्त यदि जमींदार के घर में किसी 
उत्सव-अनुष्ठान का आयोजन छुआ तो उततका सम्पूर्ण भार किसानों 
के ही सिर पर पड़ता है, ताल्लुकेदार के घर यदि कोई सरकारी अफसर 
मेहमान के रूप में आ गया तो उसकी मेहमानी और उसके ऐश- 
आराम के प्रबन्ध का सम्पूर्ण व्यय इन्हीं के मत्ये मढ़ा जाता है। सर- 
कारी अधिकारी भी यह सब कुछ देखते और सममते हुए भी कुछ 
बोलते नहीं, प्रत्थुत उलटे वे जमींदारों को इस कार्य के लिए और 
प्रोत्साहन देते हैँ। जमींदार मोटर या हाथी खरीदता हैं तो उसका मूल्य 
किठानों से ही वसूल किया जाता है। उसकी सीर के खेत जोतने और 
बोने के लिए किसान अपने हल-बैल के साथ ही बेगार में पकड़ लिये 
जाते हैं। उनके निजी खेत विना जोते-बोये भले ही रह जाय॑ किन्तु 
जमींदार की वेगार तो उन्हें करनी ही होगी। इन सारे पाशविक 
अत्याचारों को किसान इसी भय से चुपचाप सहन कर लेते हैं कि कहीं 
ऐसा न, हो कि जमींदार नाराज होकर उनके जीवन-यापन के एक 
मात्र साधन खेतों से बेदखल कर दे । अन्त में उनकी यह वेवसी इस 
दर्जे तक पहुँच जाती है कि वे जमींदार और उनके कर्मचारियों की 
मांग के विरुद्ध अपनी बहू-वेटियों की प्रतिष्ठा बचा सकने में असमर्थ 
हो जाते हैं और उनकी माँगों को दृढ़ता-पूवंक अस्वीकार करने का 
साहस उनमें नहीं रह जाता | 

मैंने पिछले पत्र में तुम्हें लिखा है कि अवध के किसानों ने ताल्लु- 
केदारों के वरुद्ध बोट दिया था। उनका यह कार्य उस छलांग के 
समान था जो उन लोगों. ने अपनी गहरी परीशानी से घबरा कर छट- 
पठाहट में मोक्ष पाने के लिए मारी थी। इसमें किसी प्रकार का स्थायी 
साहस नहीं था। इन उदाहरों से तुम्हें अनुमान करने में सहायता 


१४६ । समग्र ग्राम-्सेवां की ओर 


मिलेगी कि निर्वाचन के पश्चात्‌ गांव का किसान-समाज ताल्लुकेदारों 
के भीषण अत्याचार से किस प्रकार त्रस्त हो उठा था और क्‍यों हम 
लोग अपनी सारी शक्ति से इस समस्या को सुलमाने में लग गये | 
यह बात सत्य है कि कांग्रे स-मंत्रिमएडल स्थापित हो जाने पर तथा 
'नये विधान के निर्माण के पश्चात्‌ परिस्थिति में कुछ सुधार अवश्य 
हुआ -है | किन्तु सदियों से जमींदारों-द्वारा सताये जाने के कारण उनमें 
इतना साहस नहीं रह गया है कि वे अपने सत्य पर अड़ सके | लगा- 
'तार की लूट से उनकी आर्थिक विवशता इस सीमा तक पहुंच गई है 
4के वे जमींदार के विरुद्द अदालत में जाकर न्याय प्राप्त करने में 
| असमर्थ हैं | इसके अतिरिक्त सरकारी अधिकारियों 
'कानून की . एवं पुलिस के कर्मचारियों से तो जमींदारों का रिश्ता 
'असमर्थता. सा ही चलता रहता है। अ्रतएव कांग्र स-द्वारा बनाये 
गये कानून से किसानों को जो लाभ हुआ वह समुद्र 
में एक बूद के ही त॒ुल्य है | इस प्रकार अवध ग्रान्त के ग्राम-सेवक के 
लिए, जमींदार और किसान की समस्या आज भी उसी तरह मौजूद है | 
नये कानून के बने जाने पर उनकी अवस्था ठीक उसी प्रकार की 
'है जिस प्रकार गरीब जमींदार को अपनी. जमीन की डिग्री अदालत से: 
पमिल गई हो, किन्तु अपनी. गरीबी और वेवती के कारण वह उस पर 
अधिकार न कर पाता हो | । 
ऊपर मैंने जो कुछ लिखा है वह किसानों की अवस्था का केवंल 
वर्णन मात्र है | अब प्रधान प्रश्न यह कि आमं-सेवक किसानों की 
सहायता के लिए. किस प्रकार कार्य करे | क्योंकि यह समस्या इतनी 
'माजुक है (विशेषतया जब राष्ट्र की शक्ति हमारे हाथ में नहीं है) कि 
इसमें जरा भी असावधानी हुईं अथवा जरा भी व्यतिक्रम हुआ तो 
हालत सुधरने के वजाय बिगड़ जा सकती है। इसलिए अतीत के तीन 
वर्ष तक हमें बहुत फूँक-फ़क कर कदम रखना पड़ा। इस विषय में 
' अपना प्रयोग और अपनी राय फिर कभी लिख भेजूँगा |: आज उन 


किसानों और मजदूरों की वेवसी २४७ 


मजदूरों का कुछ हाल सुनो जो किसानों के साथ गांवों में रहते हैं । 
गांव में मजदूरी करने वाले लोग प्रायः चमार, केवट और पासी 
आदि जाति के होते हैं| इनके अतिरिक्त कुम्ों, अहीर और कुम्हार 
आदि हिजेतर जाति के लोग, जिनके पास अपना खेत बहुत कम है, 
दूसरों के खेत में भी मजदूरी करते हैं। साधारणतया गांव के जमीं- 
दार मजदूरों को कछ खेत दे देते हैं जिसके बदले वे या तो लगान 
लेते हैं अथवा मजदूरी करा लेते हैं | जो लोग मजदूरी कराते हैं चे 
मजदूरी का कोई हिसाब भी नहीं रखते । प्रायः दस से बारह घंदे तक 
मजदूरों को खेत में काम करना पड़ता है जिसके बदले में उन्हें सेर 
डेढ़ सेर मटर या चना की किस्म का घटिया अनाज दिया जाता है। 
कहीं कहीं सबेरे के समय पाव भर चर्बन भी देतें हैँ। किन्तु यह 
रिवाज बहुत कम स्थानों में पाया जाता है। इस 
यह सरती सजूरी | प्रकार दिसाव की दृष्टि से दस-बारह घंटे की सजदूरी 
एक आने या छः पैसे तक पड़ती हे। जो बड़े-बड़े 
अर्थशासत्र-विशारद चर्खे की कम मजदूरी की आलोचना करते हैं 
उन्हें यह ब्रात बता देना। यह थोड़ी सी मजदूरी भी मजदूरों को तभी 
मिलती है जब खेत में काम करने का समय होता है । अर्थात्‌ यदि 
साल में सब मिला कर उन्हें आठ माह काम मिल्ल सके तो उनकी एक 
वर्ष की औसत आय क्‍या होगी, यह तुम सरलतापूर्वक जान सकती 
हो | इसके अतिरिक्त गहस्थी के छोदे-मोटे काम तो उनसे सुफ्त ही करा . 
ईलये जाते हूँ | बात करने पर जमींदार जबाब देते हैं कि इन कामों 
के बदले हम उन्हें काफी सामान देते रहते हैं| आम की फरल में उन्हें 
काफी आम दिया जाता है, अवेर-सवेर काम पड़ने पर हमारे ही पेड़ 
पर से लकड़ी काठ कर ले जाते हैं| घर में कोई यज्ञ-भोज होता है तब 
भी उन्हें कछ दिया ही जाता है । इत्यादि | किन्तु अगर उनके आदान- 
अदान का ठीक-ठोक हिसाव लगाया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि 
मजदूरों को जो कुछ सामान मिलता है, उससे कहीं अधिक मूल्य की 


र्ध्८ ' समग्र आम-सेवा की ओर 


मजदूरी वे जमींदारों को प्रदान कर चुकते हैं | यह तो रही इधर की 
डचित मजदूरी की व्याख्या; किन्तु अधिकतर जमींदार जिस प्रकार 
किसानों को सताते और लूठते हैं उसी तरह मजदूरों के साथ भो 
व्यवहार. करते हैं। अनाज, तेल, नमक और तम्बाकू के लेन-देन में 
अंधेर की सीमा हो जाती है। जब ये चीजें मजदूरों के पास नहीं 
रह जातीं तो वे अपने ठाकुरों से उधार लेते हैं और जब मजदूरी का 
जमाना आता है तो मजदूरी में से कय्वा देते हैँ परन्तु काठते समय 
जमींदार लोग वहुत बढ़ा कर दाम लगाते हैं। इसी प्रकार जिन मज- 
- दूरों के पास कुछ खेती होती है अथवा जो छोटे किसान होते हैं उनसे 
ये जमींदार साल -भर अनाज, घी और तेल आदि लेते रहते हैं.। वर्षान्त 
में इन चीजों का मूल्य लगान में या अपने दिये हुण रुपये के सूद में 
काट देते हैं | किन्तु हिसाव करते समय बड़ी बेरहमी के साथ चीजों का 
सस्ता से सस्ता मनमाना भाव लगा लेते हैं। इन बातों. के अतिरित्त 
मजदूरों को मार-पीट कर उनसे अधिक काम करा लेना, उनकी मोपड़ी 
के आगे-पीले या छुप्पर पर लगी हुईं सब्जी, तरकारी ओर तम्बाकू 
आदि जबदंस्ती तोड़ लेना उनके लिए साधारण बातें हैं | 
मजदूरों के पास कमाने का अन्य कोई साधन नहीं है | इसलिए 
चुपचाप इन अत्याचारों को सहन करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं । 
टांडा में काम करते समय, चमारों के सम्बन्ध का अपना अनुभव तुम्हें 
लिख ही चुका हूँ | उसमें मेंने यह भी उल्लेख किया है कि अपनी 
विवशता के कारण वे किस प्रकार अपनी वहू-वेटियों की इज्जत ठाकुरों . 
से बचा नहीं पाते। सम्मवतः ये सम्पूर्ण बातें तुम्हें स्मरण ही होंगी । 
... हम लोगों ने चुनाव आन्दोलन में भी भाग लिया था | इसके अलावा 
चुनाव के पश्चात्‌ आमीण मेगड़ों में पड़ने के कारण हमें जमींदार- 
किसान एवं सभी श्रेणी के लोगों के सम्बन्ध में गम्मीरतापूर्वक सृच्यवन 
करने का अवसर मिला | यह अध्ययन आम-सेवा की दिशा में चलने 
के लिए सवंदा एक संचित पूँजी की वरह् हमारी सहायता करेगा । 


जमींदारीं प्रथा की समस्या । २४६ 


आज इतना ही लिख कर विदा लेता हूँ । कल दीवाली है, इस- 
लिए जेल में धूम-धाम काफी रहेगी। श्रव मैं दिवाली के बाद ही 
कोई पत्र लिख सकू गा। 

में स्वस्थ हू | आज कल यहां का मौसम बहुत सुन्दर हो गया है 
इसलिए आनन्द भी खूब आता है | आशा है, तुम सभी लोग भली- 
भाँति: होगे । सबको नमस्कार । 





[ ३७ ] 
जमींदारी प्रथा की समस्या 

२१---१ ०--४१ 

कल लोगों ने खूब दिवाली मनाई | इसीलिए में नित्य एक पत्र 

लिखने का निश्चय करके भी कल कुछ लिख नहीं सका । दिवाली में 

हम लोगों ने अपनी अपनी बैरकों को प्रकाश से खूब सजाया था। इतने 

प्रकाश का हो जाना इस जेल की दुनिया के लिए बिल्कुल नई बात 

थी। रात के समय "कैम्पफायर' की वरह का तमाशा भी हुआ । लोग 

विचित्र-विचित्र पोशार्क पहन कर अपना खेल दिखाते थे | कोई औरत 

बनकर आता था, कोई मर्द बनता था, कोई अफगानिस्तान के पठान 

का रूप अहण करता था और कोई विक्रमादित्य की समा के नवरल्रों में 

से एक रत्न वन कर पहुँचता था। इस तरह रात भर खूब हो हल्ला 

रहा जिससे महीनों की उदासीनता समाप्त हो गई | आज मालूम होता 

है कि पहले पहल जेल आया हूँ | मनन और शरीर खूब ताजा हो 

गया है | इसलिए आज ताजे उत्साह के साथ चिछठी भी लिखने 
बैठा हूँ । 

परसों के पत्र में मैंने तुम्हें यह बताने का वादाकिया था कि किसानों 

के कष्ट में सहायता पहुँचाने के लिए. हम क्या क्या करते रहे | व॒म्हे ' 

यह शात है कि किसान और जमींदार के कगड़ों की समस्या सुलम्ाने के 

९9९३ 


२५० । - समग्र आम-सेवा. की ओर 


लिए आ्राज क़ल वहुत से लोग देहात में जाते हैं किन्तु उनमें प्रायः 
एकरुखी भावना होती. है | मेरे पिछले पत्रों से तुम्हें यह ज्ञात हो गया 
होगा कि जमींदार किसानों को कितना परीशान करते हैं | इसलिए 
आम-सेवक के. विचार में जमींदारों के श्रुति कठ्ठ भावना का होना स्वा- 
भाविक है | :.जब. कोई किसान किसी. जमींदार ८ के.विरुद्ध कोई 
शिकायत लेकर आता है तो हमारा दिमाग तुरन्त ' किसान के पक्ष ओर 
जमींदार के विपक्ष में हो जाता है | किन्तु मेंने अपने तीन वर्ष के अनु- 
भव में यह महसूस किया है कि इन अभियोगों में से बहुत से असत्य 
भी होते हैं| ऐसी स्थिति में यदि हम किसान की केवल मौखिक बातें 
झखुनकर जमींदार के विरुद्ध अपंनी भावनां बना 'लेते हैं तो हम किसी 
। पक्ष के प्रति उचित न्याय नहीं कर सकते | मेंने अनु- 
किसानों-हारा भव किया है कि ६० प्रति शत ग्राम-सेवक यह भूल 
असत्य आरोप कर बैठते हैं। इस बात के बहुत से उदाहरण दिये 
जा सकते हैं | अनेक उदाहरण तो मुझे स्मरणं भी 

नहीं हैं | क्योंकि कालान्तर में इस - प्रकार के प्रायः सभी मामले कर्ण 
भाई और व्रह्मचारी ही तय कर लिया करते थे | फिर भी में अपने 
सामने वटित हुईं. ऐसी दो-एक घटनाओं का उल्लेख कर रहा. हूँ जिनसे 
तुम्हें बह पता चल जायगा कि किसानों के इस प्रकार के अरुत्ये मामले 
भी हमारे सामने आते थे | एक दिन: में खानां खाने के बाद चंर्खा 
चला. रहा था |-भींठी के पास का-एक किसान दौड़ा हुआ आया: और 
एक पैर पर खड़ा होकर रोने लगा | सान्त्वनां देने पर वह कुछ शान्त 
होकर कहने लगा--“भइया, भींठी के सिपाही के मारा हम रहे नाहीं 
याइत | वे.हमका मारत हैं और कहत हें कि तुम्हें हम नाहीं रहे देव । 
पजिनका वोट दिये हो, उन्हीं के खेत जाकर जोतो और उन ही की जमीन 
पर बसो |” उस समय आश्रम पर कर्ण भाई या ब्रह्मचारी कोई भी नहीं 
ओे। मैंने उचका और उसके गाँव का नाम लिख लिया और कह दिया 
के जाओ सें किसी को भेजूँगा | वह मेरा पैर पकड़ कर रोने लंगा 


जमींदारी प्रथा की समस्या र्ण्१ 


ओर कहने लगा---“अभी चलो हमारे घर भर का निकाल दीहिस है 
और हमारे रहे के कौनों ठेकान नाहीं वाय और बिना तुहरे वह केहू 
दूसरे के मान के नाहीं बाय |? उसकी करुण कहानी सुनकर मैंने 
उससे कहा कि तुम चलो हम अभी आते हैं। उसके जाने के लगभग 
आध घण्टे पश्चात्‌ मैं साइकिल से उसके घर पहुँचा | तब तक 
वह अपने घर नहीं पहुँचा था। रास्ते में मैंने उसे कहीं नहीं देखा 
था किन्तु उस के घर की अवस्था देख कर मुझे बहुत आश्चर्य 
हुआ | घर वालों में बिल्कुल शान्ति विराज रही थी। यह नहीं 
मालूम होता था कि उन लोगों पर किसी प्रकार की आपत्ति आई 
हुई है | एक स्त्री शान्तिपूर्वकः बैठ कर चर्खा कात रही थी। 
बच्चे इधर-उधर खेल रहे थे । मेंने उसी स्री से उस मनुष्य के सम्बन्ध 
में पूछा | उसने उत्तर दिया कि वह तो आश्रम की ही ओर गये हुए 
हैं और अब तक घर बापस नहीं आये | मैं वहीं पर बैठ गया और 
उस स्त्री से बात-चीत करने लगा । जब मैंने उससे पूछा कि आश्रम 
जाने की कया आवश्यकता था पड़ी तो उसने कहा कि 'सिपहिया 
हम सब का तंग करत है, वही का शिकायत करे गये हैं ।? फिर मेंने 
धीरे-धीरे उसी स्त्री से सारी बातें पूछ लीं। मालूम हुआ कि यह 
रूगड़ा बहुत पुराना है और दोनों में बहुत दिनों से चलता रहता 
है | पूछ-ताछ करने पर यह भी मालूम हुआ कि उस किसान के 
परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। इन 
बातों की विशेष व्याख्या करना व्यर्थ सा ही है। निष्कर्ष यही है कि 
इस भरणड़े में वे दोनों ही अपराधी थे | हाँ, वह सिपाही जमींदार का 
कारिन्दा भी था इसलिए वह अधिक ज्यादती कर सकता था किन्तु 
मुझसे जिस घटना का उल्लेख किया गया था वह आदि से अन्त तक 
भकूठी थी। इसी प्रकार के अन्य भी सैंकड़ों मामले आया करते थे जो 
जाँच करने पर असत्य सिद्ध होते थे | एक स्थान पर तो किसान ने जमीं- 
दार के विरुद्ध प्रचार करने के लिए. अपना मभंडा स्वयं अपने हाथों से 


ल्‍्गे 


कर्ज 
30, 5 


पुर समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


तोड़ डाला और हल्ला मचाना शुरू किया कि जमींदार ने मेरा कडा 
ठुड़वा दिया है | उसके इस प्रचार से देहात में काफी हल्ला मचा | 
अन्त में जब करण भाई ने घटनास्थल पर जाकर पता लगाया तेः 
कुछ दूसरा ही विवरण प्राप्त हुआ | ॥ 
. कसी-कमी ऐसा भी होता है कि एक ही गांव के दो जमींदार 
आपसी श्र ता के कारण एक दूसरे की रित्राया को अकारण ही 


 उभार दिया करते हैं। अन्त में जब स्थिति अति गम्भीर हो जाती है 


न 


तो मामला हमारे पास पहुँचता है। ऐसे अमभियोगों: 
जमी दारों की पर- में एक जमींदार दूसरे की रिआ्राया के प्रति स्व- 
.स्पर प्रतिद्न द्विता भावतः बहुत अधिक हमदर्दी प्रकट करने लगता 
के कारण उठने है। ऐसे मामलों का सुलमाना अत्यन्त कठिन होः 
वाले झगड़े जाता है। क्योंकि अगर हमने किसी तरह से मामला: 
सुलका भी दिया तथा किंसान और जमींदार में 
किसी. तरह सममीता भी करा दिया, तो हमारे चले आने पर वह 
समझौता स्थिर नहीं रह पाता क्योंकि गांव में एक उभारने वाला 
तो सर्वदा मौजूद ही है | इस प्रकार के लोग कभी कभी पूरे कांग्रे सी- 
वन जाते हैं और हमको उल्ठा-सीवा सममाने का भी प्रयत्ष करते 
हैं | कहीं-कहीं तो रूगड़ा लगाने वाले जमींदार स्वय॑ कांग्रेसी 
जन होते हैं। ऐसे झगड़ों को सुलमाने के प्रयत्न.में कभी-कभी हमें 
किसानों का मामला स्थगित कर इन पड्ीदारी वाले जमींदारों का हीः 
ऊगड़ा सुलमाना पड़ जाता है | | 
उपयु क्त दृष्टन्तों से तुम्हें यह भली-भाँति ज्ञात हो गया होगा कि 


, ग्राम-सेवक को किसान और जमींदार के रगड़े सुलमाने में बहुत 


शान्ति और बैय्य॑ से काम लेना चाहिए। मौखिक शिकायतें सुनकर 
तदनुसार अपनी धारणा वना लेना बहुत गलत तरीका है। अधिकांश 
सेवक कार्यकर्ता इस प्रकार के मगड़ों के सम्बन्ध में जमींदारों के प्रति 
विरुद्ध धारणा बना कर ही घटना-स्थल पर जाते हैं। उनका ऐस। 


जमींदारी प्रथा की समस्या २५३ 


करना एक प्रकार से स्वाभाविक भी है; क्‍योंकि साधारणतयथा जमीं- 
दार किसानों पर इतना अंमानुप्रिक अत्याचार करते हैं कि किसानों- 
धारा उस अत्याचार की करुण-कहानी छुन कर नोजवानों के लिए 
स्थिर ओर शान्त रहना असम्मव हो जाता है | किन्तु जिन्हें यह 
कार्य अपने हाथ में लेना है, उन्हें तो अपने विचार शान्त और स्थिर 
चनाने ही होंगे। नहीं तो हम किसानों की दशा सुधारने की अपेक्ता 
बिगाड़ देंगे और उनके कष्ट का कारण बनेंगे | 2 
हम लोगों को जब कभी इस प्रकार की रिपोर्ट मिलती थी तो पहले 
ऋम उसे नोट कर लेते थे | तदनन्तर हम में से कोई घटना-स्थल पर 
पहुँच जाता था और जमींदार से भेंट कर तथा उसका भी बयान लेकर 
दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न करता था। अपनी शक्ति 
मर हम लोग यही प्रयत्न करते थे कि अगर जमींदार थोड़ी भी सुविधा 
अदान करने की स्वीकृति दे तो दोनों पक्कों में समकोता अवश्य हो 
जाय | हम लोगों ने कोई ऐसी मर्यादा नहीं निश्चित 
इमारी जाँच का की थी कि जमींदार के किस सीमा तक मुकने 
तरीका. पर समझौता किया जाय । परिस्थिति के अनुसार 
झगड़े की गम्मीरता ओर स्थानीय किसानों की 
संघटन-शक्ति के आधार पर मर्यादा बना ली जाती थी । कभी-कभी 
तो हमें यही उचित प्रतीत होता था कि हम जमींदारों के अत्याचार 
को चुप-चाप -सहन कर जायूँ। क्‍योंकि स्थानीय किसान आपस में 
इतना कलह-पूर्ण व्यवहार रखते थे और इतने बुजदिल थे कि हम 
लोगों को आशंका होती थी कि यदि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का 
झगड़ा उठाया गया तो ये लोग वेतरह पिस जायेंगे और इनका करा- 
धरा कुछ नहीं हो सकेगा | कभी-कभी हमें कुछ किसानों के झगड़े 
लेकर कचहरी तक भी पहुँचना पड़ता था। और उनके लिए पैखी 
की कुछ सुविधा की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। अवसर आपने पर 
हाकिमों ओर पुलिस अफसरों से मिल कर भी हम उनके मामले को 


५७ समग्र ग्राम सेवा की ओर 


तय कराने की कोशिश करते थे | कचहरी में मुकदमे ले जाने पर 
साय; हम बहुत कठठ अनुभव हुआ | 
में तुम्हें पहले ही लिख चुका हूँ. कि अवध के किसान नितान्त 
साधन-हीन अवस्था को ग्राप्त हो चुके हैं | इसलिए वे कचहरी में जाकर 
न तो अच्छे वकील कर सकते हैं और न तो गवाहों के ही लिए कुछ 
व्यय कर सकते हैं | इसके विरुद्ध जमींदारों के पास पर्यात धन होता 
है, प्रजा को दबाने की शक्ति होती है तथा पुलिस और अन्य अधिकारी 
सवंदा उनका साथ देते हैँ |इसलिए यद्यपि किसी अमियोग को 
प्रारम्म करते समय गांव के किसानों में काफी संघटन रहता है पर 
जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता है और दिन बीतते जाते हैं वैसे- 
वैसे जमींदार के दलाल दवाव डाल. कर, धन का लालच देकर, 
पुलिस-द्वारा दबाव डलवा कर क़ेंसानों के गवाहों को फोड़ लेते हैं 
ओर इस प्रकार -किसान अपने संच्चे मुकदमे को भी कचहरी में हार 
जाता है ओर कालान्तर में उसे लेने के देने पड़ जाते हैं | इसलिए 
इस प्रकार के कई अनुभवों के पश्चात्‌ हम लोग किसानों के मामले 
कचहरी में ले जाते समय डरते रहते थे ओर जहां .तक सम्भव होता था 
ऐसी परिस्थिति से बचने का प्रयत्न करते थे। जहां के किसान कुछ 
संबटित प्रतीत होते थे, वहां यदि जमींदार से सममौता नहीं हो पाता 
था तो उनके द्वारा छोटा-मोटा क्षणिक सत्याग्रह करा 
परिस्थिति के. देना ही, अधिक लाम-प्रद होता था । किन्तु जिस 
अनुसार कार्य, स्थान पर किसानों में अच्छा संब्ंटन नहीं देखते 
| थे, वहां जमींदार सममाने बुकाने से जितनी स॒धि- 
धाएँ दे सकता था, उतने ही पर किसानों को संतोप कर लेने की 
सलाह देते ये | इसके साथ ही साथ किसानों में मेल ओर संवटन पैदा 
करने का प्रयल्ल भी करते थे | कमी-क्रमी किसानों को अड़ जाने की 
सलाह भी देते थे ओर एक मामले में विजय प्रात कर लेने पर भी 
दूसरे मामले में कभी कभी दव जाने को ही हितकर सममभतें थे। 


जमींदारी प्रथा की समस्या र्५ज्‌ 


ऐसा हमे इसलिए करते ये कि विजय पग्रास कर लेने पर जो शक्ति 
आती है, उसको स्थिर रखने के लिए कुछ समय की अपेक्षा होती है | 
इसके अतिरिक्त किसानों भें इतनी शक्ति नहीं होती कि वे हर समय 
जमींदार से लड़ते रह सकें | ऐसी अवस्था में बहुत संभव है कुछ 
लोग थक कर ओर लालच में आकर जमींदार की ओर जा मिलें | 
इस प्रकार गाँव का संघटन टूट जाता है और उसमें फूट उत्पन्न हो 
जाती है । 

हम॑ लोग उस क्षेत्र में किसानों के सगड़ों को इस तरह सुलमाने 
की कोशिश करते थे, जिससे किसानों की न्यूनातिन्यून शक्ति के प्रयोग 
से काम चल जाय । जहाँतक सम्मव होता था, शान्ति से ही काम 
लेते ये। 

इन उपयुक्त कार्यों में हम लोग सर्बदा लगे ही रहते थे किन्तु इन्हीं 
कार्यों के प्रसंग में रह रह कर हमारे सारे मस्तिष्क में यह भावना उठा 
करती थी कि इस जमींदारी-प्रथा की समाज में क्या आवश्यकता है १ ५ 
सम्भव है, किसी युग-विशेष में इससे कोई सहूलियत की व्यवस्था होती 
रही हो अथवा यह शासन-व्यवस्था में एक मध्यस्थ एजेए्ट की तरह 
सहायक का काम देती रही हो किंवा समाज-संघटन का सफल नेतृत्व 

करती रही हो, किन्तु उस समय यह भी रहा होगा 
शआराज जमीदार कि इन जमींदारों के प्रति भी सामाजिक बन्धन 
व्यर्थ है ! अत्यन्त दृढ़ और कठोर रहे होंगे ओर उनके लिए 
समाज-द्वारा निश्चित किये गये कार्यों की अवहेलना 

करना अत्यन्त कठिन रहा होगा | किन्तु आज जनता के साथ राष्ट्रीय 
शासन का सीधा सम्बन्ध हो गया है और सम्पूर्ण व्यवस्था केन्द्रीय 
शासन-द्वारा ही परिचालित होती है | इस प्रकार की व्यवस्था में जमीं- 
दार का कोई स्थान नहीं रह गया है। समाजमें कोई भी श्रेणी कर्तव्क- 
हीन अवस्था में जड़वत्‌ स्थिर नहीं रह सकती । वह या तो कोई सुकर्म 
करेगी अथवा कुकमं ही । ऐसी परिस्थिति में जिस श्रेणी के लिए 


२५६ - ह : समग्र आम-सेवा की ओर 


अपना कोई कतंव्य ही नहीं रह जाता उसके लिए कुकर्म करने लगना 
स्वाभाविक ही है । इसके अतिरिक्त इन जमींडारों की उत्पत्ति विदेशी लूट 
में सहायक के रूप में हुई थी इसलिए .जब्र तक इनके भीतर प्राचीन 
संस्कृति का अवशेष रहा, .तव तक इनकी प्रवृत्ति कुछ अच्छी रही | 
किन्तु धीरे-धीरे बृटिश साम्राज्यवाद की लूट की शिक्षा ने उन्हें सर्वथा 
जालिम बना दिया और अन्त में उनका अत्याचार साम्राज्यवादी 
अत्याचार से भी आगे बढ़ गया। स्वभावतः ऐसा होना ही चाहिए 
था | शंकरजी के तेज और प्रताप. के आश्रय में -रहने .वाले उनके 
अंंगीदल, भूत, भवानी, पिशाच * ओर पिशाचिनियां लोगों कों अधिक 
परीशान करती हैं | सूर्य का ताप शरीर को उतना नहीं जल्ाता जितना 
उसकी किरणों से तपा हुआ लोहा जलाता है। आज का जमींदार 
देहात की गरीब और मजदूर जनता के लिए शोपण और अत्याचार की 
मशीन बन गया है | हम लोगों ने अत्यन्त शान्ति और थैय॑ के साथ 
तीन-चार वर्ष तक जमींदार ओर किसानों के झगड़ों का यह निपटारा 
कराया किन्तु- इस प्रयज्ञ से अन्त में हमारे मस्तिष्क पर यही प्रभाव 
चड़ा कि जमींदारी-प्रथा समाज के लिए :अत्यन्त व्यर्थ और हानि-प्रद 
संस्था है। जितने ही शीघ्र यह प्रथा समाप्त हो सके उतने ही शीघ्र 
देहात की समस्याओं को हल करने का मार्ग साफ हो जायगा। मेरी 
// यह. धारणा. हो गई है कि ओऑमीण-समाज को सुखी ओर स्वावलम्बी 
बनाने के. लिए यहं परमावश्यक है कि जमीन की अधिकारी या तो 
पंचायत हो अथवा स्वयं वे व्यक्ति हों जो उत्पादन का कार्य करते हैं। 
में सममता हूँ कि प्राचीन भारत में यही व्यवस्था प्रचलित भी थी |.) 
आखिर जमींदार हैं ही कितने १ युक्तपान्त में कुल .साढ़े वारद 
लाख जमींदार हैं | इनमें . लगभग दस लाख वो ऐसे जमींदार हैं 
जो केवल सौ रुपये वार्षिक तक मालगुजारी देते हैं | ये इतने गरीब 
हैँ कि इनकी अवस्था किसानों से भी खराब हैं। उन्हें एक प्रकार का 
रैयतवारी किसान ही कहना अधिक संगत है। किन्दु चूंकि इनका 


जर्मीदारी प्रथा की समस्या २५७ 


नाम जमींदार है, इसलिए चाहे इनके घरों में दोनों समय चूल्हा मले 
ही नः जले किन्तु इनकी एंठ वादशाही ढग की ही होती है। लखनऊ 
के नवाब घराने के लोगों के विंधय में सुनता हूँ कि उनलोगों में से 
कई एक को सरकार की ओर से केवल आठ आने वार्षिक गुजारे के 
लिए मिलता है, किन्तु उनकी नवाबी एऐंठ में कोई अन्तर नहीं है। 
इसी प्रकार जब हम छोटे-छोटे जमींदारों से अलग व्यक्तिगत रूप से 
बात-चीत करते हैं तो वे कहते हैं कि हम इस जर्मीदारी से तंग आ 
गये हैं| यदि पेट भर खाने को मिल जाय तो यह जमींदारी चूल्दे 
में.जाय | किन्तु अच्छी से अच्छी समाज-व्यवस्था भें यदि उन्हें कोई 
स्थान नहीं मिलता तो वे बौखला से जाते हैं। हमने जहाँ तक 
इन लोगों का अध्ययन किया है, ये इसलिए नहीं घबराते कि इनकी 
जमींदारी चली जायगी, बल्कि इसलिए घवराते हैँ कि आज उनकी 
यह छोटी-सी जमींदारी उनके लिए ड्वते हुए को तिनके के समान 
हैं। वे यह जानते हैं कि यह तिनका उन्हें बचा नहीं सकता, फिर भी 
उसे छोड़ने का स्वप्न देखना भी सहन नहीं कर सकते | यंदि: ड्बते 
हुए मनुष्य से यह कहा जाय कि तुम तिनके को छोड़ दो तो वह कभी 
उसे छोड़ने को तैयार नहीं होगा। किन्तु यदि - उसके सामने कोई 
उचित आधार डाल दिया. जाय तो -वह तुरन्त तिनके को छोड़ कर 
उस आधार को पकड़ लेगा। वर्ना यदि बिना किसी प्रकार का अवलम्बन 
दिये ही उसका तिनका छीनने का प्रयत्ष किया जाय : तो वह छीनने 
वाले को . काट-खाने , को उद्यत -हो जायगा। जिस समय हम लोग 
जमींदारी का नाश हो, का नारा लगाते हे, उस समय हमारा तात्पर्य 
५०००) या अधिक वार्षिक मालशुजारी देने वाले केवल २२०० 
जमींदारों से ही होता है । हमारा यह नारा उनके कार्नों तक तो 
पहुंचता नहीं, क्योंकि उनकी नौका आँग्रे जी साम्राज्य की नींव के साथ 
भलीमाँति सम्बद्ध है | किन्तु प्रायः मुमूषे अवस्था को प्रात्त ये जमींदार 
नामधारी किसान हमारे उक्त नारे से घबड़ा कर पागल हो उठते हूँ 


है 


र्प्द समग्र आम-सेवा की ओर 


और हमारे आन्दोलन -के प्रंवाह में गड़बड़ी पैदा कर- देने के कारण 
वन जाते हैं। वही एक सम्प्रदाय है जो अत्यन्त- गरीब हो जाने पर 
भी अपने प्राचीन संस्कार के कारण ग्रामीण जनता का मुखिया -है। 
अतः आम-सेवक को सावधानी से कदम बढ़ाना. चाहिये, जोश से 
काम नहीं चल सकता है। इसी उद्देश्य से हम जमींदारी प्रथा के 
अन्त के विषय में निश्चित-धारणा. रखते हुए भी आम-सेवा का कार्य 


“करते समय इसकी चर्चा नहीं-करते हैं | मैं सममता हूँ. कि (यदि हम 
लोग ग्राम-उद्योग के द्वारा वेकार आमीण जनता की आर्थिक समस्या 
हल करते रहेंगे और उसी के "साथ-साथ जमींदारी -प्रथा की अनुप- 


योगिता बताते रहेंगे तो इस क्ुप्रथा को समाप्त करना" सरल. हो 
जायगा | मैं यह स्वीकार करता हूँ कि अन्त में कानून के ही द्वार 
इस व्यवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है किन्तु यदि वेघानिक 
परिवर्तन के पहले ही ग्रामोद्योग-द्वारा साढ़े वारह लाख जमींदारों में 
से साढ़े दस लाख जमींदारों में आत्म-विश्वास उत्पन्न कर उनका 


'सहारा छूट जाने का डर हटा सके तभी काबून भी -पूरा-कामयाब हो 


सकेगा; वर्ना केवल दिमागी बहस ओर कानून के दवाव से इसे करने 
की कोशिश करेंगे तो कमी पूर्ण संफल नहीं होंगे १ | ४ 

जमींदारी प्रथा के सम्बन्ध में मेरी इस राय को पढ़ कर त॒म्दं आश्चर्य 
होगा ओर हम कहोगी कि इन जमींदारों को भी तो सुधारा जा सकता 
है | सम्भव भी-है कि शायद उनका सुधार हो जायव। क्योंकि मैं 
मनुष्य प्रकृति के सुधार पर आस्था रखता हूँ | किन्तु यह स्पष्ट ही 
है कि समाज के लिए अब इस संस्था की कोई आवश्यकता और 
उपयोगिता नहीं रही और अनपयोगी अवस्था में कोई चीज स्थिर नहीं 
रह सकती | यह प्रकृति का अल नियम है। 

आशा है, वहाँ के सभी लोग सकुशल. होंगे। म॒झे तुमने जो 


किताब भेजने को कहा था वह अब -तक नहीं मिली । नमस्कार | 


आपसी मगड़ों की समस्या रफ्ह्‌ 


[ इरे८ ] 
आपसी भमगड़ों की धमस्या 
२२०७९ 0०---४ ९ 


आज पश्रातृद्वितीया है। स्वभात्तः तुम लोगों की बात याद 
आती है | श्राज के दिन संसार की सब बहिनों की शुभ कामनाओं को. 
लेकर हम लोगं जीवन-संग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज के दिन वहिनों 
से अलग रहने का मौका मुको इस साल पहले-पहल हुआ है। 
इसलिए, और भी सब की याद आ रही है। दिल चाहता है कि लिख 
डालूँ लेकिन पत्र तो एक ही लिख सकता हूँ । इसलिए इसी पत्र की 
मार्फत सब बहिनों को शुभ कामना भेज रहा हूँ। 

अब चलो गाँव की बात शुरू की जाय | मैं तुमको किसी पत्र में 
पहिले लिख चुका था कि किसानों की शिकायतों पर झगड़ा मिटाने 
के साथ-साथ हमको गांव बालों का आपसी झगड़े का भी नितब्रदरा 
करना पड़ता था। ये झगड़े कई प्रकार के होते थे | मैं समभता हूँ 
कि उन मंगड़ों का विवरण लिख कर तुम्हारा समय वरवाद करना 
वेकार ही होगा | मुकको क्‍या? में तो सैकड़ों पन्‍ने लिख डालूँ। 
म्योंकि जेल जीवन में बिना काम के रहना ही सबसे ज्यादा तकलीफ 
की बात है | लेकिन ठुम लोगों के पास तो बहुत काम है| वेकार 
पत्र देखने का समय कहाँ ? इसलिए, मैं ठुमको सिर्फ़ किन किन वातों 
पर मेगड़ा देहात में होता है उसका अंदाज देते हुए पत्र समाव करने 
की कोशिश करूँगा | वैसे तो तरह तरह की लड़ाई रोज हुआ करती 
है और हमको उसका फैसला करना पड़ता हे। सब तो मर को. 
याद नहीं है | लेकिन जो झगड़े आम तौर पर हुआ करते हैं वे इस 
प्रकार हैं। 

ज्यादातर जायदाद के बँटवारे पर झगड़ा होता है। लोग कहते 
हैं कि इस मंगड़े की जड़ तुम्हारी जाति (स्त्री जाति ) की मावः रह 


कि 


+३१० * समग्र आम-सेवा की ओर 


है। मुझे तो पता नहीं, तुम्हीं ठीक .अंदाज कर सकती हो। भूगड़ा 
कभी-कभी भयानक रूप ले लेता .है। और जब भाई-भाई में दुश्मनी हो 
जाती है तो आजीवन -किसी न किसी बहाने रूगड़ा होता ही रहता है। 
बेंटवारा का कगड़ा अगर कचहरी चला जाता है तो 
जमीन-जायदाद के सारा परिवार एक दम नाश हो जाता है। इस नाश 
“बठवारे के झगड़े करने में गाँव भर के लोग शामिल रहते हैं। खास 
। 'तौर से जो लोग पैसा उधार लेते हैँ वे तो किसी.न 
किसी पक्त के हितू बन ही. जाते हैं ओर उसका खरा नाश कराके अपना - 
'काम बना लेते हैं। जो लोग उधार वगैरह.नहीं भी देते हैं वे भी इस 
'भंगड़े को बढ़ाने में काफी दिलचस्पी लेते हैं। उनमें से एक श्रेणी के 
लोग वे होते हैँ जो हमेशां उस परिवार की हैसियतः से ईर्षा करते रहते 
हैं | दूसरी श्रेणी उनकी है जो उस परिवार के. पूरव॑जों के पद्दीदार के 
चंश के हैं। तीसरी श्र णी के वे हैं जोगाँव के रूखे जीवन से ऊबे हुए 
रहते हैं ओर हमेशा कुछ न कुछ तमाशा द्व ढ़ते रहते हैं । स्लियाँ खास 
कर इसी श्रेणी की होती हैं। अगर इत्तिफाक से दो भाई आपस में 
सुलह से बेटवारा करने लगते हैं तो सारे गांव की ऐसी हालत होती 
है भानों गांव में कुछ अन्यधेर हो रहा है । मैंने तुमको ररंड़ों के विवरण 
की बाबत ने लिखने का वादा किया था | लेकिन इस सिलसिले में 
मुमकको एक मजेदार घटना याद आ गई और उसको लिखने का लोभ 
समाता नहीं | कहानी इस प्रकार है | 
- आश्रम के पास ही एक गांव के एक जमींदार परिवार में तीन 
भाई मिल कर काफी सुख से रहते ये | उसमें से दो सगे भाई थे और 
एक चचेरा भाई | हम लोगों के रणीवां जाने के बाद से उस परिवार 
के बड़े भाई, जो सारे परिवार का सब काम संभालते थे, कांग्रेस के 
धति आक्ृष्ट होते गये और धीरे-घीरे गांधी जी के परम भक्त बन गये 
और जैसा कि मैं पहिले लिख चुका हूँ आस-पास के बहुत से लोगों के 
सामने पुरानी रूढ़ियाँ छोड़ते गये | इनका इस प्रकार का आचरण 


आपसी मरूगड़ों की समस्या अदक 


चचेरे भाई साहव को पसन्द नहीं था और वह समय असमय काफी 
एतराज किया करते थे। समय-अ्रसमय पर वँटवारे की भी घमकी 
दिया करते ये | इसका एक तत्व और था । जायदाद के आधे के हिस्से-- 
दार वह थे और आधे में ये दो भाई। शायद और भी कुछ अधिकार 
उस छोटे भाई को थे जिसको मैं ज्यादा नहीं जानता | आखिर बैंट- 
बारे का निश्चय हो ही गया । लेकिन बड़े भाई ने अपने को दवा कर 
भी इस ढ'ग से बँटवारा किया कि किसी तरह से ऋगड़ा न होने पावे |, 
: इस मामले ने सारे गांव तथा आस-पास के गांवों में तूफान पैदा किया। 
सभी लोग इस बात से परीशान ये कि बिना रूगड़ा किये, बिना किसी 
को बुलाये बँटवारा कैसे हो सकता है। शुरू में तो लोगों ने इंघर- 
उधर कानाफूसी "करके अंद-शंट बातों को फैलाना शुरू किया जिससे 
भाइयों में गलतफहमी और संदेह पैदा हो सके | लेकिन उससे लोगों. 
का कुछ काम नहीं निकला । फिर लोगों ने बड़े भाई से जो सब काम 
कर रहे ये, कहना शुरू किया + भला ऐसे भी कहीं बटवारा होता है। 
तुम तो अपने को वरबाद कर रहे हो | ठुम तो कहते हो। कि वे जीन 
मांगें तौन देई' मुला यह तो समके न चाही कि उम्हार भाई आदे,, 
लरिका आटे । वै का करिदे। मला ऐस कहीं होत है। वे तुम्हारा 
मूँड़ मांगे तौ कठाके दे दै हो का १” इत्यादि इत्यादि | लेकिन वे लोग: 
उनकी अपनी टेक से हिला नहीं सके | वे सब को एक ही जवाब देते थे. 
“मइया एहिमा हमका फायदा वा।” या आखिर वे भी तो हमारे ही 
भाई हैं फिर हम तो अपनी समर से न्यायपूर्वक ही बैंटवारा कर रहे 
हैं !! कहीं किसी के दरवाजे पर दो-चार आदमी बैठ कर गपशप कर 
रहे हैं, इतने में कहीं उनके लड़के को जाते देख लिया 

दूसरों के घरों में तो कट एक दूसरे से कहने लगे---'अरे भधश्या, 
आग लगाने वाले पै तो आज कांग्र सी हूँ गये; विद्यान जेल ' जवइयाँ 
परोपकारी दें | के जाने परों साधू हो जाये लेकिन एड तरह 


एक लाग अपने वेटवा के मूड़ काटे के चाही १? 


'++>+++ 


रद : समग्र आम-सेवा की ओर 


'इस तरह वे उनके लड़कों को वहकाने की कोशिश करते थे। मैं उन 
दिनों जब देहात जाता था तब लोगों को इसी तरह बातें करता हुआ 
पाता था | जब ठुम रणीवां आई थीं-तो तुमने देखां था कि पास 
के गाँव वालों के साथ हम लोगों को सम्बन्ध पारिवारिक-सा हो गया 
था | हस लोग जब गांव में जाते थे-तो निस्संकोच लोगों के घरों में 
चले जाते थे ओर वहां भी औरतों को इसी तरह की बातें करते देखते 
ओ.।' एक दिन मैं एक घर के आंगन में' जाकर बैठा तो वहां चार-पांच॑ 
'ख्रियां वात-चीत कर रही थीं। वे सब मुकको बैठने के लिए चारपाई 
देकर स्वयं नीचे बैठ गई” । उसमें से एक स्त्री ने मुझसे कहा--/भइया 
'एह साइत हमरे सब बहुत तकलीफ मां हुईं | का वताई' अइसन सखी 
घर चूर-चूर होत नाहीं देखा जात | हमरे सब रोय रोय के दिन का्टित 
है ।” इतने में दूसरी स्नी वोली--“लेकिन भशया फलाना बाबू खूब 
'किहिन | जौन जौन' भइया. कहत है सब हां करत जात हैं। एतनी 
भारी जायदाद बटत बाय कहीं चूँ नहीं सुनाई देत बादें। अरे मइया 
'जायदाद बंठत मां जीन गति हो जात है।” तीसरी- ने कहा---“रहे 
द बहनी तू हूँ जवन मेहरारू बाद । वे अस किहिन तो कोन बात के 
लिहिन॑ । ठ॒हरे लोगन दुनिया भर कै.बखान करत फिरत हऊ। वे करें 
नव क्‍या करें-) सम्मे जायदाद तो छोटे भाई की ही है | अपने तो 
. छुल कर्जा में बूड़त बाटें | दिखावे खातिर वे बड़े दानी बनत हैं |” 
चौथी सक्री-- चाहे जोन कही बहिनी, वै-तो सब उठा के दे देत हमें; 
रंचो खियाल नाहीं करत हवें कि आपन बेटवा का खइहे |” ह 
इस तरह औरतें भी उनके घर की औरतों का दिमाग खराब कर 
रही थीं। आखिरकार लोगों ने कुछ न कुछ कह-कहकर घपला मचा ही 
' दिया.। सारा बेंट्वारा हो जाने पर एक 'छोटी सी वात लेकर उनका 
लड़का लड़ पड़ा और कहा .कि में घर ही छोड़ कर चला जाऊंगा 
उसके विता- ने उसको बहुत समझाया - लेकिन उसने नहीं माना और 
'सबेरे उठ कर चुपके से कहीं भाग गया | 


आपसी ऋगड़ों की समस्या श्र 


उनके लड़के के चले जाने के बाद भी लोगों ने उन पर दवाव 
डाला | लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़े रहे | उनके इस व्यवहार से 
दोनों भाइयों का फायदा रहा | वँटवारा हो जाने पर भी आपस में 
दुश्मनी नहीं हुई | में क्या वताऊँ १ यह हाल उस गांव का है जहां पर 
हमारा सम्बन्ध इतना घनिष्ट है| दूसरे गांवों की हालत तो विचित्र ही 
है| इससे तुम देख सकती हो कि ऐसे मामले में कगड़ा न रहते हुए 
भी गांव वाले झगड़ा करा ही देते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि झगड़ा 
होने में दोनों फरीक के शरीर में जो कुछ भरेगा उसमें से कुछ न 
कुछ उन्हें भी मिल जायगा। | 
यह तो गाँव के बँटवारा-सम्बन्धी कगड़े की वात रही लेकिन गाँव 
के अन्दर ऐसी बहत सी चीजें रहती हैं जो किसी एक व्यक्ति 
की निजी नहीं होतीं; जैसे सम्मिलित कश्राँ, बाग, तालाब और 
परती .इत्यादि। इन चीजों के लिए प्रायः ऋमगड़ा हुआ करता 
है और कभी कभी फौजदारी भी हो जाती है। 
सामूहिक वस्तुओं वाग के फल का बेठवारा किस तरह से हो, लकड़ी 
के सम्बन्ध में... कौन काटे, तालाबों और कुएँ के पानी से कौन 
ऊगढ़े अपना खेत पहले सींचे, परती में क्रिसके जानवर 
चरें, तालाबों की मछली किस तरह बेचे, ऐसी अनेक 
यातें झगड़े का कारण होती ह। देहात में झगड़ा, मारपीद और 
मुकदमेंबाजी का एक और बड़ा कारण होता है | ठुमको मालूम है 
हमारी ओर बहुत घनी आजादी है ओर जमीन. भी करीब करीब 
आखिरी इंच तक जुती हुई है | एक दूसरे के खेत के बीच में एक मंड़ 
होती है| दोनों तरफ के. क्रिसान इस कोशिश में रहते हू कि आधी 
मेंड.अथने में कर लें और जोतते समय- चुपके से थोड़ी-थोड़ी मेंड़ 
अपने खेत में मिला लेने की कोशिश करते रहते हैँ | कभी-कभी देढ़ी 
क॒दाल से मेड़ के ऊपरी हिस्से को ठीक रखते हुए नीचे से भीतर भोतर 
खोद लेते हैं जिससे बरसात में पानी वरसने पर सेंड्र की मिद्टो गल 


0५३ ः . समग्र आम-सेवा की ओर 


कर ऊपरी भाग भी खेत में शामिल हो जाय । इस प्रकार की चेष्टा से 
किसानों के बीच बड़ी-बड़ी फौजदारियाँ हो जाती हैँ जिनके फलस्वरूप 
वे तवाह हो जाते हैं | ह 
परिवार की कोई स्री यदि विधवा. हो गई तो उसकी सम्पत्ति को; 
सव लोग लालच की दृष्टि से देखते हैं और परिवार का हर एक आदमी 
विधवा को धोखा देकर उसके जीते-जीतें उसकी सम्पत्ति स्वयं ले लेने 
५ - की कोशिश करता है जिससे पारस्परिक ईश्यां के - 
घन हड़पने .. कारण मगड़ा होता रहता है | छोटे-मोटे झगढ़ों. 
को नीयत के बढ़ने से अलहृदगी की.नौबत आ जाती है और 
लोग अलग भी हो जाते हैँ | तब भी विधवा की 
सम्पत्ति किसकी देख-रेख में चलेगी; इसी पर रूगड़ा बढ़ जाता है। 
गाँव के नाई, धोबी, चमार और खेत. के मजदूर भी सबके काम 
: के लिए होते हैं। इनसे कौन ज्यादे काम लेता है, कौन पहले काम 
ले, पद्टीदारों में इसकी भी नोंक-कॉंक चलती रहती है और कभी- 
कभी मामला इंतना बढ़. जाता है. कि हम लोगों को फैसले के लिए. 
जाना पड़ता है | इसी तरह से यदि दो पद्दीदारों 
मजूरों कों लेकर का एक ही अ्रसाभी हुआ तो लगान के अलावा 
होने वाले कगड़े उसकी जात से अन्य पचासों तरह के नाजायज 
* फायदे उठाने के लिए! कगड़ा चलता रहता है । 
एक जगह तो हमको बहुत ही मजेदार अनुभव. हुआ। इसकी 
कहानी बहुत द्दी रोचक है | तुम्हें मालूम: है कि देहाद में हर एक 
परिवार का एक पंडित निश्चित है | यहाँ तक की तीथ तक में 
भी सबके अपने-अपने पंडे होते हैं।ज़ब में इधर आम-सुधार का 
चेयरमैन था तो अपने दौरे के सिलसिले में एक गाँव में पहुँचा । मैंने 
साचा था कि गाँव में सफाई आदि की वावत कुछ वताऊंगा परन्छु 
जाते ही एक मामले का फैसला करना पड़ा | थोड़े ही दिन हुआ था, - 
डसे गाँव में एक परिवार के दो टुकड़े हो गये थे | उस दिन दोनों 


आपसी भरगड़ों की समस्या २६५७ 


परिवार में उनका पारिवारिक अनुष्ठान था | उस अनुष्ठान में पंडित 
से घर पर कथा सुनी जाती है और उन्हें सीधा और दक्षिणा दी जाती 
है | इत्तिफाक से दोनों परिवार ने उस दिन अपने यहाँ पाठ बाँचने के 
लिए पंडित को निमंत्रण दिया था | तमाशा यह कि कथा का शुमः 
मुहूर्त मी एक ही समयपड़ता था । मैंने देखा कि इस बात को लेकर 
गाँव भर में एक तूफान सा मचा हुआ है कि पंडित किसके यहाँ कथा 
सनायेगा | तमाशा यह कि दो पंडित से काम नहीं चल सकता | घर 
में पुरोहित तो एक आदमी है न ? और उनके कथा बाँचने 
से ही फल प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसी तरह तीर्थ 
के पंडा के गांव में आने पर भी कभी-कर्मी आपस में लड़ाई हो; 
जाती है । 

इसी तरह नाबदान किघर से जायगा, छुप्पर का पानी कहाँ गिरेगा,, 
लोग कंडा कहाँ पायेंगे, इत्यादि छोटी-छोटी बातों से बड़े-बड़े 
भगड़े हो जाते हैं । ह 

प्रायः ऐसा भी होता है कि जब किसानों के घर भाई-भाई में 
अलहदगी हो जाती है तो भी जमींदार के खाते में उनकी जमीन 
अलग-अलग नहीं दर्ज होती | पुराना ही इन्दराज चलता रहता है। 
ऐसी हालत में कोई लगान देता है, कोई नहीं देता है। जमींदार 
किसी से सारा बसूल करता है, कोई .एक दम बच जाता है। इसी 
तरह घपला चलता रहता है। जमींदार जान-बूककर अपने खाते में इस 
तरह की घाँधली बनाये रखता है. जिससे वह किसानों की लड़ाई से 
अधिक से अधिक फायदा उठा सके | छोटी कोौमों में कोई चली 
विधवा होकर नैहर चली जाय तो उसका वच्चा कहाँ रहेगा, इस पर 
बहुत बड़ा रंगड़ा खड़ा हो जाता है | 

कहाँ तक लिखा जाय ? यदि तसाम वातों का वर्णन करूँ तोः 
उसका कहीं अ्रन्त नहीं मिलेगा | जो कुछ मैंने लिखा है उसी से 
तुमको अनुमव हो जायगा कि गाँव में किस-किस किस्म के ऋगड़े 


97% 


२६६ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


होते हैं ओर एक आ्आम-सेवक को भिन्न-भिन्न मुसीवरतों का सामना 
करना पड़ता है। . 
उन भगड़ों के सिलसित्ले में हमको. एक खास बात देखने , में 
आई कि ज्यादातर झगड़े ब्राह्मण ज्षत्रियों में होते हैं । क्योंकि ये कोमें 
चाहे कितनी. भी गरीब हो जाये खेती का काम अपने हाथ से नहीं 
करतीं और वेकार बैठी रहती हैं | बेकार दिमाग शैतान का घर होता 
है | इसलिए. हम इनके तात्कालिक झगड़े का फैसला तो करतें थे 
क्योंकि हर एक काम के.लिए. यह जरूरी है कि इस किस्म के मूगड़ों 
को तय करने में मदद करे | लेकिन इस बात को 
ऋगढ़े ऊंची जातियों भी साथ-साथ सोचते रहे कि जब तक हम इस 
में अधिक उच्च श्रेणी की बेंकारी की समस्‍या हल नहीं कर 
होते हैं. सकेंगे तब तक गाँव में व्यवस्थित समाज कायम 
नहीं हो सकेगा | वह सत्य है कि किह्मनों ओर 
मजदूरों की आर्थिक अवस्था इसकी अपेक्षा बहुत खराब है और 
उनकी आर्थिक परिस्थिति पर ठुरनत ध्यान देने की आवश्यकता है | 
लेकिन जब तक इन ऊपर वाले खुराफाती दिमागों को कहीं लगा 
नहीं दिया जायगा तब तक बेकार पड़ी हुई बुद्धि खुराफात के साथ 
किसान ओर मजदूरों को फेसा कर, तुम्हारी हारी चेष्टा से उनमें जो कुछ 
सघार होगा सब स्वाह्य करती रहेगी ! 
सन्‌ १६२३ मे टांडा में काम क़रतें समय देहात-सम्बन्धी अपना 
अनुभव लिखते हुए मैंने इस श्रेणी की वावबत जो लिखा था, याद 
होगा ।. पुराने जमाने में इन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी | और 
आमतोर से बड़े घर इन्हीं जातियों के होते थे | इसलिए ये खुद 
न काम करके मजदूरों से काम कराते थे। बहुत से काम न करने में 
अपने उच्च वंश की मर्य्यादा समझते हैं। लेकिन उनके पास शिक्षा 
ओर समाज-अत्यवस्था का काम उन दिनों रहता था ओर उन- 
यर्‌ समात्र. की एक खास तौर क्री जिम्मेदारी होने से उनका दिमाग 


आपसी मगड़ों की समस्या २६७ 


हमेशा उसी में लगा रहता था। दूसरी वात यह थी कि उनकी 
आंथक स्थिति अच्छी होने के कारण घर पर काफी काम होता था। 
जिसके पास यहुत बड़ा घर होगा, अनाज व सामान काफी होगा, 
जिसके दरवाजे पर गाय, बैल, मैंस की तादाद होगी उसके लिए 
इन सब चीजों का सावधानी से इन्तजाम करना ही एक बहुत बड़ा 
काम होता है | इसलिए खेती का काम अपने हाथ से न करने पर 
भी वे कतई वेकार नहीं रहते थे | लेकिन आज इस श्रेणी के लोगों 
के पास है क्या जिसका वे इन्तजाम करें ? छोटी सी जगह में क्रिसी 
कदर अनाज उबाल के खा कर दोनों वक्त पड़े रहने के सिवा और 
उनके पास काम ही क्या है | हालत तो ऐसी है लेकिन ये लोग अपने 
पूर्व पुरुषों-द्वारा छोड़े हुए. कामों को करना अपने उच्च वंश की 
मान-हानि सममते हैं | अपने हाथ से काम करना कितना बुरा सम- 
ऊते हैं, इसकी एक मजेदार कहानी है | सुनो, एक दफा मैं अपने 
एक सूत-केन्द्र में गया हुआ था | इस गाँव में सब क्षत्रिय रहते थे। 
आश्रम के असर से सब गाँव में चरखा चलने लगा था और उनके 
घरों का पर्दा भी हट गया था । गाँव के लोग हमारे सिद्धान्त की ओर 
काफी बढ़े हुए थे | गाँव की औरतों को जब मालूम हुआ कि में 
वहाँ आया हूँ तो वे सब अपना-अपना सूत लेकर मुझको दिखाने के 
लिए आाई' | इस गाँव में हम लोग एक चर्खा स्कूल चलाते ये 
जिसमें प्रति दिन एक घंटा ग्रामीण समस्याञ्रों पर बौद्धिक क्लास लिया 
करते थे | मैंने उन बहिनों का सूत तो देखा मगर . उनसे कहा-- 
“धबहिनो, इस बार मैं सूत देखने नहीं आया। इस बार में यह 
देखना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने घर और अपने बच्चों को कितना 
साफ रखती हो । में तुम्हारे घर-घर जाकर देखना चाहता हूँ ।” इससे 
वे बहुत खुश हुई! और मुझको देखने के लिए निमंत्रण दे गई | उस 
दिन शाम हो गई थी इसलिए दूसरे दिन मैं खूब सुबह उठ कर उन, 
लोगों का घर देखने गया । प्रत्येक घर के प्रत्येक हिस्से को देखने में 


'श्क्८ : ' ह समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


दो दिन पूरे लग गये | सफाई तो उनके घर की अच्छी ही थी और 
शायद मेरी वजह से खास तौर से कर रक्खी थी | लेकिन एक बात 
से मुकको बहुत आश्चर्य हुआ | मैंने देखा कि ये लोग चाहे जितने 
गरीब हों आटा के लिए औरतें. चक्की नहीं चलातीं | पूछने पर 

मालूस हुआ कि इनके परिदार में चक्की की शपथ है | 
.... इस तरह के बहुत से ऐसे काम हैं जिसके लिए इनकी बिरादरी 
यथा परिवार में शपथ है। इनके घर के लोग कलकत्ता ओर वम्बई 
ह जाकर चमड़ा गोदाम के दरवान का काम करेंगे 
खुराफात की जड़ लेकिन घर पर हल, चक्की तथा चर्सा चलाने से 
बेकारी इनकी इज्जत ओर धर्म. का नाश हो जाता है ।इन, 
सब करतूतों से गाँव के उच्च वंशों के लोग बेकार 

त्रैठे-बैठे दिन-रात खुराफात की बातें सोचा करते हैं। 

मैंने ठुमको एक पत्र में लिखा था कि गाँव के इस श्र णी के लोगों 
के प्रति मैं बहुत घुणा की भावना रखता था और रणीवां आने पर 
भी भेरी पूर्व धारणा कुछ-कुछ बनी ही रही | लेकिन चुनाव के बाद 
जमींदारों के अत्याचार से किसानों को बचाने और उन्हें सहूलियतें 
पहुँचाने के सिलसिले में कुछ दिनों तक देहाती भंगड़ों का काम 
उठाया तो महसूस करने लगा कि ग्रामीण समस्याओं में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा ओर उच्च वर्णों में वेकारी की समस्या एक बहुत महत्व- 
पूर्ण स्थान दखल किये बैठी है ओर इसको हल किये बिना आमोत्थान 
की गाड़ी का आगे बढ़ना. मुश्किल ही मालूम हुआ | लेकिन 
तत्काल मुकको इसका हल कुछ नहीं सका | हमारे पास चर्खा 
तो था ही किन्ठु वह तो स्त्रियों के लिए था| पुरुषों को समय का 
उपयोग करने के लिए हम कोई कार्यक्रम नहीं दे सके | उस समय तो 
हम तात्कालिक भझूगड़ों को निवटा कर लोगों में मेल और सद्भावना 
पैदा करने की कोशिश करते रहे | लेकिन मुख्य प्रश्न पर हम जोरों 
से विचार करते रहे | तुमको मालूम दे कि में जब किसी समस्या को. 


पंचायत का संघरटन ह श्द६ 


जटिल पाता हूँ तो तब तक दिन-रात दिमाग उसी में लगा रहता है 
और में निश्चिन्त नहीं हो पाता | उन दिनों हमारी यही हालत थी । 
कुछ नौजवानों को बुनाई और लकड़ी का काम सिखाने लगे । लेकिन 
इससे पूरा सन्तोप नहीं मिलता था । 

चिट्ठी आरंभ करते समय मैंने जल्दी खतम करने की सोची थी | 
लेकिन संक्षेप में लिखते-लिखते भी पत्र बहुत लम्बा हो गया है | इसके 
थढ़ने में समय तो लगेगा लेकिन आम-सेंवक की इन परम जटिल 
समस्याओं के सुलझाने की कठिनाइयों को ठुम ठीक-ठीक समझ 
सकोगी | यह इतनी भारी समस्या है कि अगर और दो-चार दिन 
लिखता रहूँ तो कोई इर्ज नहीं होगा | लेकिन फिलहाल मैं यहीं समाप्त 
करता हूँ । जेल से निकल कर जब कभी मिलूँगा तब इस पर और 
अधिक बातें हो सकेगी | 


अब 
पंचायत का संघटन 

२४---१०---४ ६ 
अगस्त सन्‌ १६१७ में कांग्रेस के लोगों ने मंत्रिपद स्वीकार 
किया | जिससे शुरू-शुरू में पुलिस और जमींदार के आदमी कुछ 
घबड़ाये हुए से थे। इसलिए जमींदारों की ओर से किसानों पर 
अत्याचार. कुछ कम हो गया | हमारा काम भी कुछ हल्का सा हो 
गया। लेकिन दूसरी तरफ से काम बढ़ भी गया। गांव के आपसी. 
मगड़े अब अविक संख्या में हमारे पास आने लगे क्योंकि ग्रामीण 
जनता अब कांग्र सी लोगों को विशेष अपनेपन की निगाह से देखने 
लगी | उस दिशा में काम इतना अधिक बढ़ गया कि वह हमारी 


२७० समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


शक्ति से वाहर हो .गया | अतः हमें इस काम को ठीक-ठीक ढल्ढ से 

व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ गई | शुरू में अपना कार्यक्षेत्र 
करीब दो सौ गांवों में परिमित कर -दिया.। फिर  देहातों में स्थानीय 
पंचायतों का संघटन करना शुरू किया | पहले पहल हमने उन गांवों 
मं.पंचायत कार्यम की जिनमें - आपस के झगड़े नहीं थे। ये पंचायत 
लोगों की स॒य से कायम हुई .। फिर धीरे-धीरे सभी गांवों में झगड़े 
फैसला करने के लिए किसी न किसी रूप में पंचायत वन गई | पंचा- 
यतों के बनते से हम लोगों के काम में थोड़ी आसानी जरूर हुई 
क्योंकि अब हमारे पोॉस किसी किस्म का सामला आने पर हम लोग 
उसे सरपंच के पास भेज देते थे | ओर जहां तक - सम्भव होता था 
स्थानीय पंचायतों में.ही मामला तय करने की कोशिश करते थे । 
पंचायत को खुद भी अपने ऊपर भरोसा नहीं था | यह स्वाभाविक भी 
था | सदियों से यांवों में पंचायतों का रिवाज टूट गया इसलिए व्यवस्था 
करने की आदत ओर योग्यता लोगों में नहीं रह गई ओर न जनता 
में दही बिना कानून व पुलिस के दवाव के किसी को मानने की आदत 
रह गई | गांवों में पंचायत का किसी प्रकार का संस्कार भी नहीं रह 
गया | सरकारी पंचायतों का, जो गांवों में कायम थीं, विवरण तो 
मैं तुमको लिख ही चुका हूँ | उनकी मात आमीण समाज का कुछ 
भला करने'की चेष्टा का मतलब भक्षक द्वारा रक्षा का प्रवन्ध करना 
था । अगर देहात में वाकई पंचायती व्यवस्था को लाना है तो रचना- 
त्मक कार्यक्रम की मार्फत कुछ ऐसे लोगों को पेदा करना पड़ेगा जिनको 
लोग श्रद्धापूवक मानें | आज एकाएक सही पंचायत का संघटन करना 

एक तरह से असम्भव ही है| ठुमकी याद होगा कि किसी पत्र में सेंने 

लिखा था कि प्रत्येक गांव में एक दो आदमी ऐसे हैँ जो पुलिस ओर 

जमींदार के आदमी हैं। अधिकारी और पैवा साथ होने के कारण वे 

गांव वालों को सताते और लूटते हैं। साम्राज्वशाह्दी के शोपण ओर 

भ्रष्टाचार की असली जड़ यही लोग हैँ | गांव के सब लोग इनके 


पंचायत का संघटन २७१ 


खिलाफ रहते हैं ओर इनसे डरते हैं। फिर भी अगर किसी गाँव में 
चुनने लिए, जाओ तो लोगों को इनके अलावा दूसरों को चुनने की 
हिम्मत नहीं पड़ती है | और गाँव वालों के खिलाफ होते हुए मी यददी 
लोग पंच बन बैठते हूँ | इसलिए हम लोगों को काफी मेहनत और 
सावधानी से पंचायत बनानी पड़ी । कहीं-कहीं तो परिस्थिति के कारण 
ऐसे ही खुराफाती लोगों को सरपंच रखना पड़ा | क्योंकि उनको अगर 
हम बाहर रखते तो और अधिक नुकसान पहुँचाते | इस तरह की 
पंचायतों के लिए यह जरूरी हो जाता था कि हम कड़ी निगाह रखते । 
प्रत्येक आरम-सेवक को पंचायत बनाते समय इस खास पहलू को सामने 
रखना जरूरी है | कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि साधारण 
लोगों में से ही पंच बनें ओर उनकी संघटित ताकत गाँव के पुराने 
अत्याचारी ज्ञोगों को दवा सके ओर धीरे-धीरे उनका दबदबा कम 
हो जाय | | 

. पंचायतों को संवटन करते समय इधर के देहात की परिस्थिति 
का एक महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिला। प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल 
में कुछ ही लोग होतें हैं जो विशेष बुद्धिमान और मौलिक तथा रचना- 
त्मक योग्यता के होते हैं । ऐसे लोग स्थानीय आबादी के स्वाभाविक 
नेता होते हैं और बाकी इनके पीछे चलते हैं | आज हमारे देहात की 
हालत इस तरह चौपट हो गई है कि इस किस्म का नेतृत्व करने 
लायक श्रादमियों के लिए बुद्धि और योग्यता चलाने का साधन नहीं 
रह गया है । पुस्तैनी तरीके से खेती करने के सिवाय कोई उद्योग, जिसमें 
मौलिक घुद्धि की जरूरत पड़ती हो, गाँव में नहीं रह गया । इसलिए 
गांव की वह आबादी जो संसार में कुछ कर सकती है, गाँव से बाहर 
कलकत्ता, वम्बई आदि ओद्योगिक केन्द्रों में चली जाती है क्योंकि 
उन्हीं स्थानों में उनकी बुद्धि और योग्यता के आहक मिलते हैं | नतीजा 
यह होता है कि गाँव में किसी प्रकार की व्यवस्था या आन्दोलन 
करना चाहे तो सही नेतृत्व के असाव से असफल होता रहता है। 


२७२ "5 हे समग्र आ्रम-सेवा की ओर 


देहात में बुद्धि का उपयोग करने के लिए केवल एक ही महकमा है 
' जिसे साम्राज्यवादी और ताल्लछुकेदारी नीति की दलाली कह सकते हैं। 
भला इनके नेतृत्व में तुम अपना कौन-सा आन्दोलन चला सक्रोगी ? 
बल्कि यदि कहीं कुछ कर भी लोगी तो ये उसे नष्ठ-भ्रप्ट करने की 
कोशिश करेंगे | आज हमारे देश की हर श्रेणी के लोग आ्राम-आन्दो- 
लन की वात करते हैं | पर वह आन्दोलन आर्थिक हो या सामाजिक 
अथवा राजनैतिक, वह तभी चल सकेगा जब स्थानीय स्वामाविक 
नेता-द्वारा संचालित हो। बाहर के साधन से यह काम चल नहीं 
सकता है | इसलिए ग्राम-सेवक के ज्िए यह आवश्यक है कि कोई 
ऐसा कार्यक्रम हू ढ़ निकाले जिसमें गाँव के कुशल, बुद्धिमान और 
योग्य व्यक्तियों को अपनी योग्यता तथा बुद्धि के विकास की सुविधा हो 
ओर वे गाँव में ही रुक जाये | 
में जब गाँव की आर्थिक कठिनाई के साथ-साथ बौद्धिक हीनता 
को देखता था तो कभी-कमी निराश-सा हो जाता था लेकिन निराश 
होने से काम कहाँ वनता है ? इसलिए हम लोग अपने कार्यक्रम में 
लगे रहते हुए भी इस समस्या के समाधान की खोज में रहे | पंचायत 
की स्थापना, उसके द्वारा गाँव के रूगड़ों का निव- 
गाँव में हो नेता ठारा करवाना ओर कुछ रचनात्मक काये में 
सैदा करने होंगे . दिलचस्पी पैदा करना इस ओर एक कदम था। 
इससे ग्रामबासियों की वुद्धि का विकास कछ जरूर 
होता है । लेकिन खास लियाकत रखने वाले ग्राम के लोगों को गाँव 
में तभी रोक सकेंगे जब उनकी बुद्धि के अनुणत से आर्थिक आमदनी 
का कोई उपाय हुँ ढ़ निकालेंगे । साथ साथ गाँवों में ऐसे कार्य्य की 
स्थापना हो सकेगी जिसे करने में ग्रामवासियों के अनु मव में विचित्रता 
होगी और उनकी मौलिक चिन्तना को अवसर मिलेगा | 
बुनियादी तालीम की व्याख्या में पूना में तुमने इच बात का 
जिक्र किया था कि बच्चों में नेतृत्व की वोग्यता पैदा करना हे। यह्द 


स्वाभाविक नेतृत्व के विकास की चेष्टा र७र३े 


ठीक है, लेकिन सामूहिक रूप में बच्चों का आन्दोलन चलाने वाला 
भी तो गाँव में होना चाहिये | मेरा तो अनुभव यह है, कि वे गांव में 
होते हैं | हमारा काम उन्हें खोज निकालना है और उन्हें अपने स्थान 
'पर कायम रखना है |# 
आज कल बाहर से जो लोग यहाँ मिलने आते हैँ वे नजरबन्दों 
के छूटने की गन्ध छोड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ. हलचल खूब रहती. 
है | जहाँ देखो, वहीं छूटने की वात चलती है। लोग इस तरह व्या- 
कुल हैं मानों इतने दिन में एक दम परीशान हो गये । मेरी सममक में 
नहीं आता कि इस किस्म की फौज लेकर बापू जी किस अलौकिक 
क्रान्ति का स्वप्न देख रहे हैं। खैर, देखना है, क्‍या होता है ? अपने 
राम तो मस्त हैं। बाहर भी चरखा था, भीतर भी चरखा है। फरक 
ही क्या ? तुम लोग आज-कल क्या करती हो १ तालीमी संघ की प्रगति 
-का क्‍या हाल है १ कभी-कभी तो पत्र लिखती रहो | नमस्कार | 
[ ४० ] 
स्वाभाविक नेतृत्व के विकास की चेष्ठा 
प्‌ू--११---४१ 
कई दिन हुए, मैं पत्र न लिख सका। इधर मौसम बदलने के 
कारण, कई रोज से खांसी, जुकाम, बुखार हो गया था। अब ठीक है । 
आजकल जेल में खूब हलचल मची हुई है। छूटने की खबर 
जबसे आने लगी है तब से लोगों के दिमाग में खलबली पड़ गई है | 
आज तो और भी तूफान है। क्योंकि आज छः-सात व्यक्ति बिना शर्ते 
छोड़ दिये गये | लोग यह उम्मीद लगाये ब्रैठे हैं कि १२ तारीख को 
#सन्‌ १६४५ में जेल छूटते ही मैंने इसका प्रयोग शुरू कर दिया। 
आश्रम को बनारस के पास सेवापुरी में भेज दिया ! रणीवां के नव- 
जवानों को वहाँ के काम की जिम्मेदारी देकर चलाने का प्रयोग करता 


रहा | अब उन्होंने अपने क्षेत्र का काम सम्हाल लिया है, ऐसा दीखता 
है। , २६--६---५० 


२७४ .. : समग्र ग्राम-लेवा की ओर 


केन्द्रीय असेम्बली में राजबन्दियों की मुक्ति का प्रस्ताव पेश होते ही' 
सरकार सव को छोड़ देगी । क्योंकि अगर ऐसा न करेगी तो वह 
अरे! वगैरह की पोजीशन कैसे बचायेगी। इसलिए जिन लोगों ने 
जेल में नियमित कार्यक्रम बना लिया था, उनका भी सब कुछ श्रप्ले 
में पड़ गया.है । सभी लोग आपस में बैठ कर इस वात- की चर्चा 
करते रहते हैँ कि छूट कर अपने स्थान तक किस प्रकार जायँगे:; 
कोई कहता हैं कि में आगरा का ताज देख कर जाऊँगा; कोई 
एंकदर्म घर पहुँच कर घर वालों को अ्रचम्मे म॑ डालना चाहता 
है | हमारी वैरिक में सिर्फ सुझे ओर एक आदमी को छोड़ कर 
बाकी सब कानयुर-वासी रहते हैं | वे तार देकर धूम से अपना स्वागत 
कराने की स्क्रीम बना रहे हैं। इस प्रकार सभी लोग कुछ ने कुछ 
घर पहुँचने की योजना सोच रहे है| में ही एक अभागा हूँ कि घर 
जाने की कोई स्कीम नहीं वना रहा हूँ.) लेकिन मुकको भी सनन्‍्तोप है 
कि अगर जल्दी छूट्ट गा तो ठुम लोगों से मुलाकात हो जायगी | फिर 
जेल के और अनभव - की बात-चीत हो सकेगी। अब अपने मुख्य 
विप्रय पर ही कुछ लिख तो ठीक होगा | 

कांग्रेस के मंत्रिपद ग्रहण करने से सरकार का -रुख आम-संघटन 
की ओर अधिक होना स्वाभाविक ही .था। मंने भी सोचा कि यह अब- 
सर है, जिस समय में आठ-नो साल से सोची हुई योजनाशों का प्रत्यक्ष 
प्रयोग कर सकूँगा | जिस केंद्रीय आश्रम की कल्पना करके सन्‌ १६२६ 
में मेरठ जिले के रास्ना गाँव में काम खोला गया था और जिसका 
विस्तृत रूप सोचकर इस जंगल में कुटिया वनाना झुरू- किया था उस 
को साकार करना अब सम्भव-ता मालूम होने लगा | पिछले तीन साल - 
तक ग्राम सेवा-कार्यों का प्रयोग करते रहने से पहिले से और भी 
अधिक निश्चित बोजनाशओों की रूपरेखा मेरे मत्तिप्क में आने लगी 
थी | पिछले दिनों, जब दम लोग विस्तृत ज्षेत्र में यांववालों के आपसी 
रूगड़ों का फेंसला करते रहे, उस वक्त हमने देख लिया था कि देद्यात 


स्वाभाविक नेतृत्व के विकास की चेष्टा र्छ्‌ 


में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कह्टे जाने वाले लोगों की बेंकारी ही अधिक-- 
तर भगड़ों की जड़ है । 
पंचायत के संघटन के मिलसिले में हमने देखा था कि गांव के 
जितने कुशल, योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे सब गाँव में अपने 
लायक काम न होने की वजह से गांव छोड़ कर बाहर चले जाते है | इस- 
लिए हमारे सारे देहात में स्वाभाविक नेतृत्व का अकाल पड़ गया है। 
ओर यह तो सर्व-विदित है कि इस नेतृत्व के अभाव 
स्वाभाषिक नेतृत्व में गाँव का कोई भी आन्दोलन गआमवासियों-- 
का अकाल ० द्वारा स्वयं चलाना अ्रसम्भव हो जाता है | ठुम तो 
अच्छी तरह समझती हो कि लोग बाहर-बाहर से 
जाकर. व्यापक रूप. से ग्राम-आन्दोलन नहीं चला सकतें | इसलिए 
हमारे सामने दो समस्याएँ बहुत महत्व-पूर् हैं। प्रथम मध्यम वर्ग की 
वेकारी, दूसरे स्थानीय नेतृत्व का विकास | इन दोनों समस्याओं को 
इल करने के लिए. एक ही तरीका सूकता था | वह था आमोशद्योग का 
प्रसार । ग्रामोद्योग में कुशल और योग्य नौजवानों के लिए बुद्धि-विकास' 
करने का बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमने सोचा, अगर पढ़े-लिखे ओर अच्छी' 
भावना वाले नौजदानों को अपने यहां किसी न किसी ग्रामोद्योय का 
काम सिखाकर उनके घर पर उद्योग-केन्द्र खुलवा दें तो गांव की मध्यम 
श्रेणी की वेकारी की समस्या हल हो जायगी। और इसके जरिये 
गाँव की बुद्धिजीवी श्रेणी को गाँव में ही रोककर ग्राम-आन्दोलन के 
लिए स्वाभाविक नेतृत्व का विकास किया जा सकेगा | उससे गाँव 
के आथिक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनेतिक संगठन का काम 
सहूलियत से हो #केगा | यह सोचकर मैंने एक योजना बनाकर कांग्रेसी 
सरकार के सामने पेश की | योजना की रूप-रेखा 
एक योजना. मेने निम्नलिखित ढ ग॒ की बनाई थी हगात्र के बीच ४ 
आश्रम में एक आमोद्योग विद्यालय की स्थापना 
करना जिसमें -देहात के पढ़े-लिखे नौजवानों को नीचे लिखी दस्त- 


७ . | । समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर 


'कारियों की व्यावंहारिक ओर व्यापारिक शिक्षा दी जाय | और साथ 
ही साथ ग्राम-आन्दोलन का सेंद्धान्तिक परिचय कराकर आम-सेवा की 
भावना पैदा की जाय : ह 
- $ कताई और बुनाई | २ कागज बनाना | ३ गांव के साधनों से 
साबुन बनाना | ४ लकड़ी और लोहे का काम | ५ चमड़ा पकाना, 
सरेस बनाना, मरे हुए जानवरों की हडडी और मांत से खाद बनाना | 
दे बांस-ब्रेंत आदि गांव के साधनों से किस्म किस्म के सामान बनाना । 
७--चर्म कला ( चमड़े का सामान बनाना ) ॥ 
मेने अपनी कल्पना के मुताबिक यह समझा कि अगर दो साल 
हम आश्रम जीवन के साथ-साथ ऊपर लिखी हुई कलाशों की शिक्षा 
“ दे सकेंगे तो हम उनको पूरा-पूरा ग्राम-सेवक बना सकेंगे | योजना में 
मैंने यह भी लिखा कि विद्यार्थियों की ठीक-ठीक व्यापारिक शिक्षा देने 
के लिए यह जरूरी है कि आश्रम में प्रत्येक उद्योग के लिए एक कार- 
'खाना रक्खा जाय जिसमें ये चीजें बनें ओर बिके | 
जो विद्यार्थी विद्यालय में सीख लेंगे उनको घर पर काम शुरू करने 
के लिए सरकार से कुछ सहायता देने की भी मेंने प्रार्थना की । मेरी 
संममर में आमोत्यान-कार्य्य का सबसे उत्तम जरिया इसी किस्म के 
आमोद्योग-केन्द्र स्थापित करके उसी केन्द्र को हर प्रकार के कार्य्य-क्रम 
का सध्य विन्दु बनाना है | मुकको अभी भी विश्वास है कि जब विद्या- 
“लय के सीखे हुए नौजवान स्वतन्त्र-रूप से घर बैठे उद्योग चलाकर 
आमदनी करने लगेंगे तो हमारे सिद्धान्त के मुताबिक आम-सेवा के 
काम में भी उनको उत्साह' और दिलचस्वी रहेगी। केन्द्रीय आश्रम 
को उनके माल की खपत की व्यवस्था करनी होगी और आमोत्यान- 
कार््य का मार्ग-प्रदर्शन करना होगा। इस प्रकार योजना बनाकर 
खर्च के लिए मैंने प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेज दिया। 
ठीक इन्हीं दिनों सरकारी महकमों के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडल के 
दमेब्शानसार आमोश्रोग-कार्य्य कैसे चलाया जाय, इसका विचार वें 


स्वाभाविक नेतृत्व के विकास की चेष्टा | २७७. 


लोग कर रहे थे | ओर उसके लिए कार्य्यकर्ता तैयार करने के लिए. 
शिक्षा-केन्र खोलने की भी सोच रहे थे | लेकिन ग्रामीण वायुमण्डल' 
में इस किस्म की शिक्षा देने का क्या जारिया होगा, यह उनकी समक्क. 
में नहीं आ रहा था | उनके सामने हमारी इस योजना ने अन्धे की: 
लकड़ी-जैसा काम किया | हमको बुलाकर इस विषय पर उन्होंने हमसे: 
विशेष रूप से विचार-विनिमय किया | इसके बाद संयुक्तप्रान्तीय सर-- 
कार ने अपने महकमों के लिए कार्यकर्ता शिक्षण की जरूरत को पूरा: 
करते हुए हमारी योजना में कुछ हेर-फेर करके आमसोद्योग विद्यालय 
खोलने का आवश्यक धन मंजूर कर दिया | उन्होंने अपनी योजना में 
७५ विद्यार्थियों के खाने का खर्च भी मंजूर किया | 

सालों से सोची हुईं कल्पना को व्यावह्रिक रूप दे सकने की 
सम्भावना से मुझे वेहद खुशी हुई | हमारे साथी लोग भी अत्यधिक, 
उत्साहित हो गये | और हम लोग चारों ओर से अपनी शक्ति बटोर 
कर विद्यालय को ठीक ढ ग से स्थापित करने में लग गये | विद्यालय: _ 
का उदघाटन १८ नवस्व॒र सन्‌ १६३८. को हो गया | 

मंने दो साल की शिक्षा की कल्पना की थी। शिक्षा का उद्ृश्य 
था देहातों में ग्रामोद्रोग की स्थापना करके ग्राम-संघटन का गढ़ कायस' 
करना | लेकिन शुरू में हम इस ओर कदम नहीं उठा सके | प्रान्तीय 
सरकार को जल्दी से विभिन्न जिलों के देहात में उद्योग-धन्धा बढ़ाना था 
इसलिए शुरू में उन्होंने अपने लिए काय्य-कर्ता तैयार कर देने के 
माँग की ओर प्रान्त भर से नौजवानों को शिक्षा के लिए हमारे यहाँ 
भेजा | इस प्रकार पहिले दो साल सरकारी महकमों के लिए कार्य 
कर्ता भेजने में हमारी शक्ति लग गई | साथ ही साथ हमें आश्रम के 
लिए भी खादी-सेवक तैयार करके देना पड़ा। इस तरह हमें दो सात 
तक 'बखस्र-स्वावलम्बन”ः और 'आरम-संघटन” के काम को गौण रखतेहुए्‌ 
विशेष रूप से उद्योग-विद्यालय. का ही संघटन करना पड़ा | ग्राम-सेवा 
ओर आमोत्थान की दिशा में स्थायी कार्यक्रम की ओर हमारा यह 


श्ष्८ समग्र आम-सेवा की ओर 


पहिला कदम रहा | 


आज यहीं पर अपनी कहानी खत्म करके तुमसे विद्या ले रहा हूँ 
छूटने वाले जा रहे हू | उनकी विदा भी करना है। वहाँ के सब मित्रों 
से मेरा नमस्कार कहना । 


हक 


वेकारी और चर्खा 
६--£१ १---४ १ 


पिछले पत्र में मेंने आमोद्योग विद्यालय शुरू करने की बाबत 
लिखा था | उसको कायम करने में हमारी सारी शक्ति लगने के कारण 
चर्खे के काम में विल्‍्कुल दिलाई ग्रा गई थी। चर्खा के काम में दिलाई 
का आरम्भ तो उसी समय हो गया था जब चुनाव के बाद गांव वालों 
पर जो खास तकलीफे थआाई' उन्हें दूर करने ओर उनकी समस्याओं 
को सुलसाने में हमें लग जाना पड़ा। धीरें-बीरे चर्से की गति मन्द 
होती गई | विद्यालय का काम जब थोडा-बहुत दर पर झा गया वो 
हमने फिर से अयना ध्यान चर्खा-छार्य बढ़ाने की तरफ लगाया। इस 
काम के लिए दम देद्गात में चर्सा-बिद्यालय सोलने लगे। यद्द विद्या- 
लय एक गाँव में दो मद्दीनों के लिए द्ोता था और जब उस गाँव के 
लोग सीख जाते थे तब हम दूसरे गाँव चले जाते थे । 

विछले एक पत्र में मेने लिखा था कि देद्गात के तमाम रूगहों 
का कारण उच्च श्रंणी के लोगों की चेकार्यी हें। हर्म इस बात की 
चिन्ता थी कि उनकी बेकारी दूर करने के लिए कोन सा रास्ता 


आझयनाया जाय। गाँव छी भर्यकर बेहारी की बाबत कौन नहीं जानता | 


“बेकारी और चर्खा रष्छ 


हिन्दुस्तान की आर्थिक समस्यात्रों की बाबत लिखते और बोलते 
समय, गांव की वेकारी की लोग चर्चा करते हैं। सभी अर्थ-शास्त्री 
भारत के गांव वालों की वेकारी का हिसाव लगाते 
गाँवों की बेकारी समय प्रायः खेती के मौसम का हिसाव जोड़कर 
आंकड़े वना दिया करते हैं ' इस तरह पत्येक अर्थ 
शाल्री कुछ न कुछ अंक हमको बताते रहते हैँ | उनमें परस्पर थोड़ा- 
बहुत फक जरूर रहता है लेकिन मूल में करीब-करीब सभी लोगों के 
अंक बराबर रहते हैं | कहीं खेत में एक फसल होती है, कहीं दो और 
'किसी-किसी प्रदेश में तीन-तीन फसल तक हो जाती है। इसी के 
हिसाव से हमको बताया जाता है कि हिन्दुस्तान में देहात के लोगों 
की वेकारी कहीं वर्ष में £ महीना, कहीं ६ महीना ओर कहीं तीन 
महीना है । हम लोग आम तोर से इस वेकारी की दलील देकर लोगों 
को समझाना चाहते हैं कि चर्खा ही देहात की वेकारी का समाधान 
है। और इसकी पुष्टि में चर्खा-संघ के अंक के जरिये यह बताते हैं 
कि हम क्रम से कम तीन साढ़े तीन लाख बेकारों को काम में लगा 
रहे हैं | वेकारी की बाबत ये अंक और चर्खे-द्वारा उसके समाधान की 
चाबत हमारी दलील इतनी सहज हो गई है कि इस विपय में और 
विचार करना हम जरूरी नहीं महसूस करते पर अगर हम इसका 
ओड़ा-सा विश्लेषण करें कि कहां तक यह बात परिस्थिति से मेल खाती 
है तो हम यह देखेंगे कि इस प्रश्न पर अधिक विचार करने की आव- 
श्यकता है | सारे हिन्दुस्तान की बाबत तो मैंने अध्ववन नहीं किया 
लैकिन जितने छोटे दायरे के देहात में मैंने देखा हे, उसी के आधार 
पर आलोचना करने की कोशिश करूँगा | । 
आम तौर से वेकारी का जो अनुपात बताया जावा है वह काफी 
भयंकर है । लेकिन मैं समझता हूं कि वास्तविक परिस्थिति इससे 
सी अधिक भयंकर है। आवादी का एक बहुत बड़ा भाग अपने को 
अलमनई कहता है और खेत में मेहनत नहीं करता। उनके लिए 


कर समग्र आम-सेवा की ओर. 


तो साल में वारहो भहीना बेकारी ही रहती है | इनके अलावा जिस 
श्रेणी के लोग काम करते भी हैं उनके लिए. भी केवल खेती के मौसम 
के लिहाज से बेकारी का औसत लगाने से ठीक नहीं पड़ेगा | 

त॒म्हें मालूम हैं कि दिन प्रति दिन देहात की आबादी बढ़ती जा 

रही है ओर खेत दिन वदिन छोटे-छोटे हिस्सों में बँटते चले जा रहे 
हैँ | नवीजा यह हुआ है कि प्रत्येक परिवार के लिए इतना खेत नहीं 
रह गया है कि वे सब के सब उस खेत में काम पा सके | इस प्रकार 
प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम १२ महीने की वेकारी 
की लिस्ट में दर्ज किया जा सकता है। ऐसे तो देखने में वेकार नहीं 
मालूम होते क्योंकि जिस परिवार में पांच समर्थ आदमी हैं और उसके 
पास इतना ही खेत है कि तीन ही आदमी के काम करने के लिए - 
काफी है तो भी पांचों उसमें लगे ही रहते हैं | इसकी सत्यता देखने 
के लिए यदि ठुम उनमें से किसी को अपने यहां नोकरी दे दो तो. 
देखोगी कि परिवार के वाकी लोग खेंती का काम खूब आचानी 
से पूरा कर लेते हैं। वेसे यदि तुम इस परिवार में जाकर पूछोगी 
तो पांचों आदमी कहेंगे कि उनके पास इतना काम है, कि उन्हें 
बिल्कुल फुरसत नहीं हैं| मैंने जहां तक देखा हे यदि इन दो किस्म 
के मनुष्यों की वेकारी जोड़ी जाय तो देहात के वालिग पुरुष की 
आबादी का कम से कम ई हिस्सा सम्पूर्ण वेकारी में चला जाबगा | 
वेकारी का जो अंक आम ठौर कहा या लिखा जाता है उसके साथ 
यदि इस वेकारी का अंक भी जोड़ दिया जाय तो परिस्थिति कल्पनातीत 
उग्र हो जाती है। अब चलो, हम लोग चर्खा-द्वारा इस वेकारी को 
हल करने की वावत जो कहा करते हैं उसे भी जरा नजदीक से . 
देखें | हम जब वेकारी की वात करते हैँ | तब सामने 

चरखे के समाधान किसानों की द्वी वेकारी रहती है। लेकिन जब हम 
पर विचार समस्या की वात करते हैं तो वह केवल युदुपों की 

ही समस्या होती है। जब इम चर्खे से समाधान 


वेकारी और चर्खा श्ष्यर 


करने के लिए. निकलते हैं तो जिन वेकारों की हम बात करते 
उन्हें छूते तक नहीं और हमारे तीन लाख कातने बालों में ऊपर 
बताये हुए वेकारों में एक फीसदी भी नहीं होते | चर्खा तो केवल र्त्रियां 
चलाती हैं | और अगर तुम गहराई से देखो तो वे उतना बेकार नहीं 
रहती हैं | इसी सिलसिले में मुझे एक घटना याद आ गई । १६३१ 
'में मैं गिरधारी । के साथ दक्षिण भारत में खादी का आडर लेने के 
लिए, निकला श। हमारे पास हर प्रकार के नमूने थे। उसमें ऊनी 
कपड़े का भी नमूना था । त्रिचनापल्‍ली भण्डार के व्यवस्थापक को. 
जब गिरधारी माई ने ऊनी कपड़े का सेट दिखलाना आरम्भ किया तो 
वे बहुत जोर से हँस पड़े | और कहने लगे मुझे यह क्‍यों दिखा रहे 
हूँ ? हमारे यहां तो सर्दा का मौसम होता ही नहीं | यहां तो केवल तीन 
मौसम हुआ करते हू गर्मी, अधिक गर्मो, अत्यधिक गर्मी । इसी प्रकार 
हमारे देहात की किसान-जझ्रियों के लिए वेकारी का मौसम तो होता ही 
नहीं | उनके लिए तो सिर्फ दो मौसम होते ढँ | एक कम भीड़ का, 
और दूसरा अधिक भीड़ का | अतः चखे के द्वारा हम देहाती जनता 
के लिए बहुत बड़ी आ्थिक समस्या का हल जरूर करते हैँ। लेकिन 
, गांव के सहायक धन्धे के रूप में उनकी वेकारी दूर नहीं करते अतः 
अगर हम भर्खे को सच्चे प्रकार का सहायक धन्धा बनाना चाहते ह 
तो हमको पुरुषों से भी चर्खसा चलवाना होगा | इससे सिफ आधिक 
लाभ होगा, यह वात नहीं वल्कि गांव के खाली आदमियों के धन्धे मे 
लगे रहने के कारण गांव के सारे खुराफात खतम हो जायेंगे और 
समाज में एक शान्तिपू्ण व्यवस्था कायम होगी | 
हम लोगगांब में जब चर्खा स्कूल चलाते थे, तो इस वात की 
कोशिश करते थे कि गांव के खाली नौजवान भी चखा सीख और 
उसे चलावें । इसमें ज्यादा सफल नहीं हो सके | ग्रामीय बेकारी को 
हल करने के लिए पुरुषों का चर्खा चलाना नितान्त आवश्यक है, इस 
बात पर उतना महत्व उस समय नहीं देते थे जितना आज देते हैँ । 
श्७ 


0 समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


इसलिए जब गांव के नौजवानों ने हमारे स्कूल में कातना सीख कर 

काम को जारी नहीं रक्खा तो उस ओर हम लोगों ने विशेष रूप से 
परिश्रम नहीं किया और ग्रामोद्योग की मार्फपत ही हम इस समस्या को 

हल करने का विचार करते रहे । बाद की जब हम 

चर्खे की. इस समस्या पर अधिक गहराई से विचार करने लगे 
उपयोगिता... तो मुझको ऐसा लगा कि हम चाहे जितना ग्रामोद्योग 

का काम फैलायें वह आज गांव की वर्तमान: परि- 

"स्थिति में विशेष चामन्यद नहीं होगा | बल्कि खाली वक्त के लिए 
ज्चर्खा ही उपयोगी हो सकता है। में सममता हूँ कि चर्खा संघ को भी 
२ट.लइस ओर ध्यान देना चाहिए (में जब अपने साथी खादी कार्यकर्तताश्रों 
से इस विषय में बातचीत करता हूँ तो वे कहते हैं कि इसकी मजदूरी 
पुरुषों को आ्राकर्षित करने लायक नहीं है.। मैंने देखा हे कि गांव के 
युरुष कमी-क्रमी खाली बैठे रस्सी बटने-जैसे बहुत से काम करते हैं 
जिसकी मजदूरी चर्खे से ज्यादा नहीं पड़ती है | इसलिए पुरुषों का चर्खा 

न चलाने का कारण थोड़ी मजदूरी नं है | वल्कि परम्परा से चर्खा 
चलाना खिंयों का काम होने के कारण पुरुषों में यह संस्कार बैठ गया 
है कि यह ख्ियों का ही काम है, पुरुषों का नह और ठुमकी मालूम है 
कि लोग संस्कार के विरुद्ध जल्दी कोई काम नहीं करना चाहते | इस- 
लिए वे इस काम की उठाते नहीं । लेकिन में समझता हूँ कि कोशिश 
करने से पुरुष भी चर्खे को अपना लेंगे.) | व॒स्ठुतः हम लोगों, ने अब 
तक इस ओर गम्मीसता के साथ कोशिश नहीं की । रहा संस्कार का 
सवाल, वह तो थोड़े दिनों में खतम हो सकता दे | जब हम लोग शुरू 


में कत्तिनों को धुनाई सिखाना चाहते थे तो घुनाई और ताँत छूने में 
उस काम को लाजिमी समझते 


ऋतिनों का तीत्र विरोध था। परलन्‍टू दस 
खतम कर 


अगर हम ऊपर 


ये | इसीलिए हमने किसी न किसी रुप से उनके विरोध को 
कद ह४८_ ः र्वा किट 9 कं ड्ू शी तरह 
के उनमें घुनाई का रिवाज डाल द्वी दिया (इस वरद 


बताई हुई बातों का गम्भीस्तापूर्वक विचार करके यह निश्चय कर लें 


राजि-पाठशालाओं का संगठन -श्द३्‌ 


कि पुरुषों से चर्खा चलवाना ही हैं तो उनके दिमाग का परम्परागत 
संस्कार हमारे कार्य में बहुत ज्यादा अड्रचन नहीं डालेंगा॥ जेल में 
फुरसत पाकर इस विपय में में जितना भी विचार करता हूँ उतना ही 
मेरा विश्वास इस पर दृढ़ होता जा रह है |# 

हाँ, में चर्खा स्कूल की बात कर रहा था | बीच में प्रसद्ध-बश 
साधारण बेकारी की बात छिड़ गई और मैं बहक कर काफी दूर 
चला गया | लेकिन यह भी हमारे गाँव की समस्याओं में से एक बड़ी 
समस्या है | इसलिए इतना बहकना भी शायद वेकार न होगा । इस्‌ ., 
तरह चर्खा विद्यालय खोल कर हम को दो लाभ हुए 
>>” ई--काफी देहाती परिवारों के साथ हमारा सम्बन्ध हो गया | 

और इससे साधारण आम-संघटन कार्य में हमको बहुत मदद मिली | 


.झ २--चर्खें की संख्या काफी बढ़ गई और सूत भी काफी तरक्की 
कर गया। 
(गांव के लोगों में सम्बन्ध बढ़ने से और लोगों में उत्साह पैदा होने 


से हम लोगों ने जो गांव की पंचायतें कायम की थीं वे !भी जाग्मत होने 
लगीं || मैं समझता हू कि आज मैं काफी लिख गया और मैंने जो 
कुछ अपने अनुभव की सूचना इस पत्र में लिखी है वह आम ख्याल 
से परे है | मुमकिन है, मेरा अध्ययन संकीर्ण हो इसलिए तुम इस 
पर विचार करके अपनी राय जरूर लिखना -। मैं स्वस्थ हू | आशा है, 
ठुम लोग भी स्वस्थ होंगे | सब को नमस्कार | 
धर 
रातजि-पाठशालाओं का संघटन 
ता० ६--१ १---४१ 
तीन दिन कोई पत्र न लिख सका | जेल में आजकल जो हल्ला- 
#सन ४५ से जब गाँधी जी ने समझ वूकत कर कातो की वात की 
और चर की क्रान्तिकारी सदश समझने लगे तथा चर्खा संत्र कताई 
मंडलों का संगठन करने लगा तो समझ वूक कर कातने वाले अ्रधिकांश 
पुरुष ही निकले । 


५, ८४४ 


रपट समग्र आम-सेदा की ओर 


शुल्ला चल रहा है वह मैं लिख ही चुका हूँ | अखबार के सम्बाद- 
दाताओं ने तो अनुमानों . की भरमार कर रक्खी है। रुभी का ऐसा 
ढ गहैकि मानों उनकी पहुंच खास वायसराय के दरबार तक है। 
जेल में भी लोग अनुमान लगा रहे हैँ कि किस सम्बाददाता की पहुँच 
कहाँ तक है। ओर उसी हिसाव से छूठने की बाबत वे जो कुछ बता 
रहे हैं उसकी कीमत लगा रहे हैँ | इधर बापू जी के वक्तव्य ने लोगों 
को काफी परीशान कर रक्‍्खा है। लोग कहते हैं कि राजबन्दियों को 
सरकार छोड़ रही. है, गाँधी जी उबाह-मख्वाह क्‍यों बीच में कूद पढ़े । 
कुछ लोग कहते ह कि गाँधी जी ने बहुत अच्छा किया | राजबन्दियों 
को छोड़ कर मुल्क में किसी किस्म की राजनीतिक सहूलियत पैदा किये 
बिना सरकार कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकती है| लेंकिन चूँकि 
अखबार के सम्बाददाता छूटने की द्वी खबर को अभी पुष्ठ करते जा 
रहे हं इसलिए गाँधी जी के वक्तव्य ने लोगों के उत्साह को किसी किरम 
से कम नहीं होने दिया | स्वभावतः मैं भी इस गप-शप में शामिल रहता 
हूँ । इसलिए मेरे कार्यक्रम में भी गड़बड़ी पड़ रही है और पत्र लिखने 
में भी ढिलाई हो रही है । लेकिन में समझता हूँ कि अमी में काफी दिनों 
तक जेल में रहूँगा ओर आम-सेवा की कहानी सारी लिख सकूँगा | 
हाँ, मैंने पिछले पत्र में लिखा था कि हम लोगों ने फिर से चर्खे के 
प्रचार में ध्यान लगाना शुरू किया। ओर. धीरे-धीरे आस-पास के 
करीब सभी गाँवों में कुछ-कुछ चर्खे चलवा दिये। चर्खा चलाने के. 
सिलसिले में हमने देखा कि पंचायत-द्वारा हमारे साथ उनका सम्बन्ध 
स्थापित हो जाने के कारण वे हमारे काम में ज्यादा दिलचस्पी लेते 
हैं | इससे हमें ज्यादा उत्साह मिला । और हंम दूसरे रचनात्मक 
कार्य्यक्रम को देहात में चालू करने की बात सोचने लगे । ह 
शुरू में जब हम रणीवाँ आये थे तब किस प्रकार रात्रि-पाठशाला 
द्वारा शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया, यह में पहले ही लिख 
चुका हूँ | उस कास को हम लोगों ने गोण रूप से वरावर जारी रक्खा 


रात्रि-पाठशालाओं का संघटन , श्प्प्‌ 


है] 


था। इधर जब किसानों से विस्तृत रूप में घनिष्ठता होने लगी तब 
से शिक्षा के अभाव में उनकी वेबसी क्री हालत 
साथ-साथ उद्योग को अधिक महसूत करने लगे । हमने देख 
और शिक्षा की लिया कि केवल आमोश्रोग से देहाती जीवन सुधर 
आवश्यकता नहीं सकता है; उद्योग और शिक्षा को साथ हीं . 
साथ चलाना है। में जितना उद्योग और शिक्षा के 
काम करता जाता हूँ उतना ही मेरा विश्वास इस विपय में दृढ़ होता 
जाता है | जब में सरकारी ग्राम सुधार के महकमा के चार्ज में था 
तब हमने स्काउट मास्टरों का एक शिक्षण-शिविर खोला था। एक 
दिन मैं ग्रामोत्यांन कार्य के लिए गाँवों में उनका क्या कर्॑ज्य होगा, 
इसकी बाबत कुछ बातें बता रहा था| बाद को जब मैंने उनको प्रश्न 
पूछने को कहा तो उनमें से एक भाई ने हमसे पूछा कि आ्रमसुधार के 
लिए; पहले आमोद्योग की आवश्यकता: है या शिक्षा की ? उनको मली- 
भाँति समझाने के लिए मैंने उनसे पूछा--'ठुम बह बताश्रो की भात 
बनाने के लिए पहले चावल की जरूरत पड़ती है या पानी की |? 
प्रश्न सुनकर लोग हँस पड़े लेकिन मेरा मतलब समझ गये सचमुच 
मैं समझता हूं कि ग्रामसुधार के लिए उद्योग ओर शिक्षण दोनों साथ- 
साथ चलने चाहिए दृए। । अतः उद्योग विद्यालय की स्थापना के साथ- 
साथ गांव की शिक्षा के प्रति' हमारा ध्यान आक्ृष्ठ हुआ लेकिन 
सवाल यह था कि हम शुरू कैसे करें । शिक्षा-प्रसार करने के लिए; 
तो काफी धन की आवश्यकता है। बाहर से धन लाकर एकाधघ पाठ- 
शाला चलाई जा सकती है। लेकिन व्यापक रुप से काम कैसे चले ? 
अतः हम लोगों ने यह काम पंचायतों के द्वारा ही चलाने का निश्चय 
क्रिया । दो फायदे थे। प्रथम स्कूल की व्यवस्था करने में उनके 
लिए स्थायी कार्यक्रम हो जाता हैं। इससे उनमें धीरे-धीरे व्ववस्था- 
शक्ति बढ़ेगी और ग्रामीण सम्रस्याश्रों के प्रति दिलचस्पी होगी ) कई 
पुश्तों से प्राचीन ग्राम-संस्थाओं के दृट जाने से याँव वालों में अब 


न 


श्दद्‌ . समग्र आमन्सेवा की ओर 


सम्मिलित कार्य करने का संस्कार ही नहीं रह गया | इसलिए हमको 

पंचायत कायम करने में काफी कठिनाई पड़ती थी। अतः रचनात्मक 

काम के जरिये हम पंचों में खोये हुए संस्कारों को फिर से स्थापित कर 

सकेंगे | दूसरा फायदा.बह था कि अगर हम. शिक्षा का काम स्थानीव 

साधन ओर व्यवस्था-द्वारा चला सके तो गांव में 

गाँव के साधनों स्वावलम्बी व्यवस्था का सूत्रपात हो जायगा | पाँव 

से शिक्षा वालों के सामने जब हमने इस प्रस्ताव को पेश किया ._ 

| 'तो वे सहर्ष इस ओर - कदस उठाने के लिए तैयार 

हो गये लेकिन वे विद्यालय का एकदम से सारा खर्चा समालने में 
असमंर्थ थे | हम लोगों ने उनसे बीच का समझौता कर लिया | 

गांव के लोग दिन में स्कूल में नहीं पढ़ सकते | रुब लोग या वो 
मवेशी चराते हूँ या घास छीलते हं या खेती म॑ काम करते €। 
लिए गाँव में. व्यापक रूप से राजिजठशाला ही चल सकती है। अतः 

80820 कि 
हम लोगों ने गाँव वालों से निम्न प्रकार का प्रस्ताव किया | 
“ [_३, गांव में जो लोग कुछ पढ़े-लिखे है और घर में दिन में शहस्थी 
का काम करते हैं, वे रात में फ़ुरसत के समय रात्रि-पाठशाला में 
पढ़ा दें | 
-२. विद्यार्थियों के पढ़ने का मकान, बैठने का आसन और लालटेन 
तथा उसके तेल का इन्तजाम पंचायत करे। 

३, शिक्षक के कुछ परितोपिक का इन्तजाम आश्रम कर देगा । 
शुरू में हमलोगों ने शिक्षक का पारितोपिक २) मासिक्त रक््खा था फिर 
“' शिक्षा विभागसे कुछ सहायता मिल जाने के कारण दो की जगह तीन 
रुपया कर दिया था | हमने यह सोचा था कि कुछ साल चलाने के 
थाद पंचायत का संगठन अधिक मजबूत होने पर विद्यालय की सम्पूर्ण 
जिम्मेदारी भी गां३ के लोग अपने ऊपर ले झकेंगे ओर आश्रम अपना 
साधन दररे ज्षेत्र में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने में लगा सकेया। | 

इस प्रकार हम आश्रम के चारों तरह २४ रात्रिनसाव्यालाएं 


राजिपाठशालाओं का संघटन र्८७ 


न हि 8 मकर 

यम कर सके [पॉठशालाओओं के कायम होने से शिक्षा का प्रसार तो 
होता रहा, साथ साथ लड़कों में संध्या समय का तमाखू पीना; एक 
दूसरे को वाली देना भी कम होने लगा। गाँव में लड़के आपस में 
इतनी गन्दी गन्दी गाली देते हैं और वे गालियाँ उन के माँ-बाप किस 
प्रकार सिखाते है, इसका जिक्र में पहले ही कर चुका हूँ। इसलिए गाली 
देने के कुटेव को सुधारना भी ग्राम-सेवक का एक 

पराठशालाओं का खास काम है। पढ़ने में फंसे रहने के कारण गाली- 
प्रभाव गलौज तो हो ही नहीं सकती थी पर उसके अलावा 

भी हम लोग जब गाँव में जाते थे तो लड़कों से 

पूछा करते थे कि किसने कितनी गाली दी । शिक्षकों से भी पूछते 
थे | इस तरह उस ओर विशेष ध्यान देने से कुछ फायदा ही रह । 
ग्राम-सेवक अगर अपना प्रोग्राम चलाते हुए इस प्रकार गाली के 
खिलाफ प्रचार करते रहें तो मेरे ख्याल से इस दिशा में काफी सुधार 
हो सकता है। वैसे पाठशाला का कार्यक्रम इस काम के लिए तो 
सर्वोत्तम है ही | में जब रात को पाठशालाओं में जाता था तो मुझको 
एक बात जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। मैं प्रत्येक बच्चे से 
खूब बातें किया करता था | उनसे पूछता कि वें दिन में क्या काम 
करते हैं| मुकको मालूम हुआ कि उनमें ६० फीसदी गोरू' चराते 
हैं। जिससे पूछूँ “तू दिन भर काब करते हो रे” | जवाब मिलता 
है--गोरू चराइत है |” पूछता हूँ---कथ ठो गोरू !” तो जवाब 
मिल्नतता है “एक ठो या छुइ ठो |” ताज्जुब होता है एक ठो या छुइ 
ठो मवेशी चराने के लिए. एक एक बच्चा ! इस प्रकार बच्चों का 
समय कितना चौपट होता है, इसका हिसाव कौन रखता है। अगर 
एक या दो आदमी गाँव सर के मवेशी चराने..का.क्राम. कर ले तो 
गांव के सब बच्चे शिक्षा के लिए खाली हो जायेँ | लेकिन इन वात्ों 


थक 


2 मय 3 अल जल 


++ ४ 
कलर र> डक कोर >ल 


ख्द्द - समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


“सेवक को पंचायत की साफत इसे भी हल करना. जाहिए। मैं 
अभी तक इस दिशा'म॑ कुछ कर नहीं सका | लेकिन पंचायत की. 
व्यवस्था कुछ ढ ग॒ पर आ जाने पर इस ओर ध्यान देने का विचार है 


ही । सब बातें तो एक साथ हो भी नहीं सकतीं | 


३२६ 5 रथ 
प्रौड़-शिक्षा का प्रयोग 
. १२---११--४१ 
उस दिन मैंने रात्रि पाठशाला के जरिये किस प्रकार ग्रामीण-शिक्षा 
के प्रश्न को हल. करने की कोशिश हम . करते रहे, इसकी बाबत कुछ 
प्रकाश डाला था-। समय न होने के कारण उस दिन मैं पूरा-पूरा नहीं 
' लिख सका था इसलिए आज फिर. उसी विषय पर लिखने बैठा हूँ । 
... गाँव मेंपाठशाला खुल जाने से ग्रामीण-जीवन में एक नई जाणति 
चैदा होने लगी | स्कूल के विद्यार्थी रात्रि को पढ़ते थे;. राष्ट्रीय गान 
: सीखते थे और कभी-कभी राष्ट्रीय आन्दोलन की बातें भी करते थे । 
इससे गाँव में शान्ति और चहल-पहल॑ बनी रहती थी | जो लोग स्कूल 
में पढ़ते थे.। उनमें प्रति दिन एक साथ उठने-बैठने के कारण मित्रता 
और सद्भावना पैदा होती दिखाई. देती थी । इन लोगों ने दिन में 
भी, फुरसत पाने पर, आपस में तरह-तरह के खेल-कूद भी करना शुरू 
किया था.। इस प्रकार रात्रि पाठशाला खोलने से अक्ञर-ज्ञान के 
अलावा गांव में कई प्रकार का जीवन बनने लगा । 
हमारी रात्रि-पाठशालाओं में दो प्रकार के विभाग थे। एक 
चच्चों का, दूसरा प्रौढ़ विभाग-। बच्चों को तो हम सीधे तरीके का 
अक्षस््ञान कराके आगे बढ़ते थे | लेकिन हम लोगों ने देखा कि 
बच्चों के साथ अगर बड़ी उम्र के लोगों को भी पढ़ातें हैं तो एक तो 
उसमें बहुत देरी होती है और फिर ग्रोढ़ लोग बच्चों के साथ-साथ 


प्रौढ़ शिक्षा का प्रयोग घ्य्€्‌ 


चलने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते है | इससे हमारे सामने एक नई 
समस्या खड़ी हो गई कि हम प्रोढ़ों को किस पद्धति से शिक्षा दें | जब 
मे उन दिनों रात्रि-पाठशालाओं में जाया करता था तो बच्चों ओर 
प्रौढ़ों का एक साथ पढ़ता कुछ अस्वाभाविक-सता लगता था । लेकिन 
न तो मुझको इस विषय का अनुभव ही था और न मैंने कमी इस पर 
गम्भीर विचार ही किया था | इसलिए तात्कालिक समाधान न मिलने के 
कारण 'मैंने उनकी उसी तरह चलने दिया और इस' विपय पर गम्भीर 
विचार करने लगा | ठीक इन्हीं दिनों कांग्र सी सरकार ने शिक्षा-प्रसार- 
विभाग खोल कर प्रोढ़-शिक्षा केक्षेत्र में बहुत जोरों से काय्ये करना शुरू 
किया | सरकार ने शिक्षा-विशारदों के परामर्श से कुछ ऐसी पुस्तकों 
तैयार कराई जिनसे बड़ी उम्र के लोगों को जल्दी पढ़ाया जा सके | 
मैंने जैसे ही इस बात को सुना, लखनऊ जाकर शिक्षा-प्रसार आफिसर 
से मिला और इस योजना की बाबत आलोचना की | साथ ही विभाग 
से खच का भी कुछ इन्तजाम कर लिया। शिक्षा-प्रसार-आरफिसर ने 
विभाग से विद्याथियों के पढ़ने के लिए, किताबें भी मुफ्त में दे दीं | 
यत्रपि शिक्षा प्रसार की पुस्तक मकको बहुत अधिक पसन्द नहीं आइ 
फिर भी हमारी समस्याएं किसी न क्रिसी प्रकार हल हो जाने से में उस 
चिन्ता से कुछ सुक्त अवश्य हो गया। बाद को “शान्तियुर प्रौद 
शिक्षा-योजना” का कुछ चार्ट और साहित्य देखा । इस योजना के 
रचयिता श्री मांडे साहव गत बीस वर्षो से प्रौह़- 
श्रीढ़ शिक्षा का शिक्षा-पद्धति का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने युरोप 
आरस्म और अमेरिका के विभिन्न प्रदेशों में घूम कर पोढ़- 
शिक्षा कीं बाबत अध्ययन भी किया था | कांग्रेस के 
'पद ग्रहण करने से उनको हर प्रकार की सहूलियत मिली ओर उन्होंने 
गोरखपुर सें प्रोढ़-शिक्षा के शिक्षकों के लिए; विद्यालय खोल दिया | 
जब मुझको विद्यालय खुलने का समाचार मालूम हुआ तो मैंने आश्रम 
के भाई घनराजपुरी (जो कि देहात में रात्रि-पाठथालाओं का 


२६० . | समग्र आस-सेवा की ओर 


संघटन कर रहे थे ) को गोरखपुर मासडे साहब के विद्यालय में 
शिक्षा पाने के लिए भेज दिया और वे तीन माह में वहाँ की सब 
पद्धतियों को .जानकारी हासिल कर के लौट आये | भाई घनराज ने 
उसी के साथ स्काउटिंग की शिक्षा ले ली, यह अच्छा ही हुआ । मैंने 
देखा कि उनकी स्काउटिंग की शिक्षा भी .हमारे काम में सहायक 
होगी । मैंने पहिले एक पत्र में लिखा था कि केवल अक्षर-ज्ञान से ही 
शिक्षा का काम पूरा हो जाता. है, इस पर मैंने कभी विश्वास नहीं 
'किया | शिक्षा के साथ सफ़ाई और व्यवस्था के साथ रहना, घर और 
गाँव को साफ रखना, सम्मिलित जीवन व्यतीत करना, स्वावलम्बन की 
वृत्ति रखना और आपस में मेल और सहयोग करना अगर हम नहीं कर 
सकते हैं तो केवल अक्षर-ज्ञान कर के उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला 
सकते हैं ? अतः धनराजपुरी के स्काउटिंग के ज्ञान का हम लोगों ने 
फायदा उठाने की कोशिश की । सब से पहिले हम 
स्काउटिंग का रात्रि पाठशाला के शिक्षकों को ही शिक्षा देने में 
आरग्भ लग गये। वे रात्रि को पाठशाला में पढ़ाते थे, और 
दिन को १० बजे से ४ वजे तक आश्रम में आकर 
प्रौ-शिक्षक ओर - स्काउटिग की शिक्षा लेने लगे। उनको हम माण्डे 
साहब की पद्धति के अलावा गाँव की समस्याओ्रों के विषय पर भी 
शिक्षा देते रहे | स्काउटिंग और देहाती गाना भी खिखाते थे। तीन _ 
मास शिक्षा पाने के बाद खेत काटने और वोने का मौसम आ जाने 
से शिक्षकों को दिन में फ़रतत नहीं मिलती थी ओर हमने भी शिक्षा- 
केन्द्र बन्द कर दिया | हाँ, में एक वात लिखना भूल गया । हमने 
उनको कातने-धुनने -की भी शिक्षा दे दी थी और स्वावलम्बी बनने 
के लिए सप्ताह में २००० गज सूत कातना भी अनिवार्य कर 
दिया था | 
इस प्रकार रात्रि-पाठशालाओं को हम धीरे-धीरे अधिक संगठित 
और व्यवस्थित करने लगे ओर इस केन्द्र की माफंत गाँव की दूसरी 


प्रौद़ शिक्षा का प्रयोग र६१ 


समस्याञ्रों को हल करने की योजनाएँ ढनाने लगे | इस दिशा में: 
सफलता भी मिलने लगी | 
जब राजि-पाठशाला के शिक्षकों ने प्रोढ़ शिक्षा के वरीकों को 
समझ लिया तब विविध प्रकार की ग्राम-समस्याओं के अध्ययन से ' 
उनका दृष्टिकोण विस्तृत हुआ तथा उनका वौद्धिक विकास भी काफी 
हुआ । तब वे पाठशालाओं को अधिक योग्यता और उत्साह के ताथ 
चलाने लगे | फिर भी हमारी दृष्टि में उनमें वहुत कुछ कमी रह गई 
थी । खास कर व्यवस्थित जीवन पालन करने के प्रति उनको हमने 
बाद में भी उदासीन ही पाया | जब तक शिक्षक खुद इन बातों का 
पालन नहीं करेगा तब तक वह पाठशाला के विद्यार्थियों को क्या 
बनायेगा १ हम लोग भी तीन महीना की ट्रेनिंग में इस दिशा में उसके- 
अन्दर खास संस्कार पैदा करने में असमर्थ रहे | अतः मैंने यह जरूरी 
समझा कि शिक्षकों को २४ घंटा अपने शिविर में रख कर कुछ दिन 
शिक्षा दी जाय | 
खेती के काम की भीड़ खतम हो जाने के बाद हम लोग शिक्षण- 
शिविर खोलने का अच्छा मौका जान कर उस ओर विचार करने 
लगे । मैंने तुमको पहिले लिखा था कि हमारी ग्राम-सेवा का हर एक: 
कार्यक्रम ग्रामवासियों को स्वावलम्बी समाज-रचना' 
स्वावलम्बी की ओर ले जाने का होना चाहिए, | इसलिए 
समाज-रचना मुझको हमेशा चिन्ता रहती थी कि हम जो कुछ 
का लक्ष्य. काम करें उसका रूप ऐसा हो कि वह हमारे आम- 
संगठन के आखिरी उद्देश्य में किसी न किसी अंश 
में सहायक हो | अगर हम बाहर से कुछ आर्थिक सहूलियतें पैदा भी: 
कर दें या बाहर से संघटन करने के लिए. सेवकों को भेजें तो उसक 
भी ऐसा रूप होना चाहिए कि गाँव के ऊपर यह प्रभाव पड़ता रहे कि 
हमारी यह मदद अस्थायी है और अन्त में सारी व्यवस्था उनका हो 
करनी है | इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर मैंने. शिक्षा-शिविर 


र्‌६४ समग्र आम-सेवा की ओर 


८८.4 


'केया इसकी वावत भविष्य में फिर कभी लिखूँगा। आज समय अधिक 
“हो गया इसलिए पत्र यहीं समात करता हूँ । नमस्कार । 


[| ४४ |] | 
सरकार की सहायता का. असर 
क + ह | .. १६--११--४१ 
.... इधर कई दिनों से पत्र नहीं लिख सका | इसका कारण वही है--- 
छूटने की हलचल । 

: आज सुबह का दृश्य खास तौर से देखने लायक था क्योंकि आज 
के अखबार में होम मेम्बर साहब का एलान निकलने वाला था। बहुत 
' सबेरे से हर एक बैरिक के लोग इस आशा से बैठे हुए थे कि अभी 
“खबर मिलेगी कि सब लोग कलं-परसों तक छूट जायँगे। अखबार 
आते ही ऐसी छीना-झपटी हुई कि वह दृश्य देखने ही लायक था | 
लेकिन पंद्रह मिनट के अन्दर सारी वैरिकों में ऐसा सन्नाटा छा गया 
कि मानों किसी ने सम्मोहन फ़ूक दिया हो। मैक््सवेल साहब का ' 
चयान सुनकर जल्दी छटने से लोग एकदम निराश हो गये | मैंने भी 
इस शांति का मौका पाकर पत्र लिखना झुरू कर दिया | 

पिछले पत्र में मैंने: राजिपाठशाला का संगठन ओर शिक्षकों की 
“शिक्षा के लिए शिक्षक-शिविर खोलने की वांवत लिखा था। मेरा 
विचार था कि शिविर के खतम हो जाने के वाद शिक्षकों के प्रति ध्यान 
देकर उनेके घर का पहिले सुधार करूँगा, फिर धीरे-घीरे-विद्यालय के 
दूसरे घरों का सुधार होता जायगा | क्योंकि सुकको भय था कि अगर 
शिक्षकों के घर के प्रति हम खास ध्यान नहीं देते हैँ तो शिविर में रह 
कर वे जो ऊछ सफाई, अनुशासन, व्यवस्था, . सहयोग और कलो की 
शिक्षा पा चुके हैँ घर के वायुमए्डल में सव कुछ भूल जायेंगे | लेकिन 


संरकार को सहायता का असर र्ध्प 


एक महीने में ही में पकड़ा गया । मेरे पकड़ जाने के कारण वह काम हो 
नहीं सका | भाई घनराज पुरी जितना कर सकते थे उतना चलाते रहे। 
पाठशाल का भी काम चलता रहा | 
देहात के संघटन की वाबत में करीब-करीव सब कुछ लिख चुका। 
चैसे तो पंचायतों की मार्फत गाँव के कुवों की मरम्मत करना, सड़के 
ठीक कराना आदि छोटे-छोटे बहुत से काम साथ-साथ होते ही रहे । 
'परन्तु निश्चित योजना के अनुसार अब तक हम रात्रिपाठशाला के 
जरिये शिक्षा कार्यक्रम तक ही पहुंच पाये हैं । उद्योग केन्द्र की मार्फत 
आम-सेवा योजना का सूत्रपात्र तो हो गया था। लेकिन वह योजना 
अमी तक ठीक-ठीक अपने स्वरूप पर नहीं पहुँची । इसकी बावत में 
फिर लिखू गा | आज पिछले दो वर्ष में केन्द्रीय आश्रम की किस प्रकार 
अगति हुई उस पर कुछ लिखना चाहता हूँ । 
वैसे. तो कताई-धुनाई-बुनाई और लकड़ी का कार्य सिखाने का 
कार्य-क्रम साल डेढ़ साल से चल रहा था ओर धीरे-धीरे कागज का 
काम भी थोड़ा-बहुत शुरू हो गया था | लेकिन कांग्रेस के पद ग्रहण 
करने पर आामोद्योग विद्यालय की सम्पूर्ण योजना के 
सम्पूर्ण घ्रामोद्योंग लिए. समूचा धन मिल गया | १८ नवम्बर सन्‌ ३८ 
विद्यालय की को हमने सम्पूर्ण ग्रामोद्रोग विद्यालय कायम कर 
स्थापवा.. दिया। इससे हमारी योजना को जल्दी से अच्छी 
. प्रगति मिल गई | जो काम हम पांच-छः साल में 
कर सकते थे वह एक ही साल में हो गया। सन्‌ १८ के नवम्बर से 
लेकर सन्‌ १६ के आखिर तक आश्रम में एक विराट चहल-पहल होती 
रही | हम एक जंगल में पड़े हुए थे। जितने लोग थे उनके रहने 
' के लिए मुश्किल से काफी जगह थी। एकाएक ७५ विद्यार्थी, शिक्षक 
ओर दसरे कार्यकर्ता मिलाकर आश्रम की आबादी सवा सो के करीब 
हो गई | इतने लोगों का निवास-स्थान, उद्योग के सब्र विभागों के लिए 
अकान, ओजार और कच्चे साल की व्यवस्था सव कुछ इसी व के 


श्ध्द्‌ः * .... समग्र आमन्तेवा की ओर 


अन्दर करनी थी | शहर होता तो काम कुछ आसान हो जाता । लेकिन 
रीवां कितना अन्दर का गांव है, इसे ठुमने देख ही लिया है। इस- 
लिए यह सारी व्यवस्था करने में हमारे सभी कार्यकर्ताओं को रातदिन 
एक कर देना पड़ा। साथ ही कार्यकर्ता शिक्षण का काम भी जारी 
रखना था। ञ्ाश्रम के खादी विभाग से और सरकारी विमागों से कार्य- 
“कर्तताओं की माँग हमेशा वनी रहती थी । कोई विद्यार्थी अयर थोड़ा 
बहुत काय चलाने लायक काम सीख लेता था तो तकाजा के कारण 
उसे कच्ची हालत में ही भेज देना पड़ता था और खाली जगह नये 
विद्यार्थियों को मरना पड़ता था | ऐसी परिस्थिति में हम आश्रम की 
किसी किस्म की भीतरी व्यवस्था नहीं कर पाते थे | बल्कि पहले की 
व्यवस्था और निवमित आश्रम जीवन में भी गड़बड़ी पैदा हो गई | 
इसी कररण विविध विषयों की शिक्षा के लिए. भी हम कोई निश्चित 
पाज्यक्रम ठिकाने से नहीं बना सके | ; 
.. परिस्थिति को देखते हुए रोज कामचलाऊ पाव्यक्रम बना के उन 
को शिक्षा देते रहे । ऐसी दशा में आश्रम की व्यवस्था और आश्रम 
जीबन में बहुत कुछ ढिलाई आ गई | लेकिन ऐसी परिस्थिति में ऐसा 
होना अनिवार्य समझ कर मैंने विद्यालय को कामयाब बनाने में 
'ही सारी शक्ति लगा दी | क्योंकि म्कको विश्वास था कि अगर सरकारी 
मदद का फायदा लेकर विद्यालय को अपने मन-मुताबिक बना लें तो 
फिर इन गड़बड़ियों को छः महीना या साल भर में टीक कर लगा; 
लेकिन अगर हम परिस्थिति का फायदा नहीं उठाते हैं तो मुमको 
अपनी कल्पित योजना का उसूत्रपात करने में ही वर्षों लग जादयँगे। 
सरकारी साधन एक साथ मिल जाने से ओर जल्दी से बहुत ज्यादे 
काम कर लेने का बोक पड़ जाने से एक नुकतान 
कठियाइयाँ श्रोर और हुआ | उसने हमें ख्चे के मामले में कुछ 
श्रुटियाँ.. लापरवाह कर दिया | अयर हम घीरे-घीरे चल पाते 
तो समव जरूर लगता पर लोगों में उत्ते में काम 


मा 


सरकार की सहायता का असर २६७ 


चलाने की आदत वनी रहती चाहे वे काम सरकारी पैसे से क्‍यों न 
करते लेकिन एक दम से इतने काम की व्यवस्था करने में उस ओर 
सावधान होना सम्भव नहीं हो सका | खर्च के इस उदार तरीके ने 
हमारे काम में कुछ दूसरी खराबियाँ मी पहुँचाई | 

मैंने तुमको किसी पत्र में लिखा था कि अगर हमको व्यापक रूप 
से ग्राम-सेवा का काम करना है तो हम हमेशा वाहर के साधन से 
नहीं कर सकते, बल्कि ग्रामीण जनता को उनकी शक्ति और साधन 
का परिचय कराकर उन्हीं से अपना संघटन कराना है। चर्खा, आमो- 
ब्ोग, खेती की उन्नति के तरीके बताकर उनके साथनों के बढ़ाने का 
प्रयत्न हम जरूर करते रहेंगे परन्तु हमको उनका सारा संघटठन उनके 
ही साधन से और उन्हीं से कराना है। बापू जी कहते हूँ कि यदि 
हमने ठीक भावना से चर्खा चला लिया और भारत के सात लाख 
ग्रामों में रचनात्मक कार्य पूरा कर लिया तो बिना सत्याग्रह के ही' 
हमको स्वराज्य मिल जायगा। क्‍योंकि बापू जी के रामराज्य का 
आशय समाज की शासनहीन और शांतिमय व्यवस्था से ही तो है। 
अगर हमारी ग्राम-सेवा व ग्राम-संघटन इसी आदर्श की ओर ले जाने' 
का ही लक्ष्य रखता है, तो हमारा कोई भी कार्यक्रम होगा वह आम- 
वासी को वर्वागीण स्वावलम्बन की शोर ही ले जाने की दिशा में 
होना चाहिए | अगर बाहर से किसी किस्म की मदद होती हैं तो उस 
मदद के साथ हमारा यह दृष्टिकोण सदा जाशृत रहना चाहिए कि ये 
बाहरी सहायताएँ आज की असहाय परिस्थिति में अस्थायी व्यवस्था 
हैं। एकाएक इतने बड़े पैमाने पर सरकारी मदद से आश्चम के ही 
संघटन को देखकर गरीब ग्रामबासियों का चकाचोंध होना स्थामाविक 
था| स्वावलमम्बन की दिशा में हम उनके अन्दर अब तक जो कुछ 
भी भावना पैदा कर पाये थे उसमे ढिलाई दिखाई देने लगी ओर 
अब वे हर बात में सहायता की अपेक्षा करने लगे। श्रद्धा तो वे श्र 
भी करते थे | लेकिन श्रद्धा में अब पहले जैसा सालिक प्र म-भाव ने 

श्प्र 


श्ध्द | समग्र आम-सेवा की और 


होकर उसमें राजसिक सम्मान की वृत्ति आने लगी | कुछ तो कांग्रेस 
का मंत्रियद होने से यद छुआ और अगर आश्रम के विद्यालय को 
सरकारी घन:नहीं मिलता, .तो भी होता लेकिन बहुत अंश में तो पैसे 
की सहूलियत और हमारी उदारता. से ख्च॑ करने के कारण हुआ, 
ऐसा कहना होगा |. । 
इस प्रकार एक ओर अगर हम अपनी कल्पित योजना की दिशा 
में आगे बढ़े तो इश्ट भावना की दिशा में कुछ पीछे भी हृटे, लेकिन 
मैंने देखा कि कुल .सीजान. में हम आगे ही रहे | क्योंकि दूसरे वर्ष से 
हम परिस्थिति सुधारने में लगे- तो वह धीरे-धीरे सुधरती ही गई | . 
: दूसरे साल की बात दूसरे दिन लिखूँगा। आज अब-विदाई. 
नेता हूँ । 


५ 
योजना की सही दिशा में 

२०---६ १-४१ 
;ल्‍ मालूम नहीं, कल का पत्र पढ़कर तुम पर क्‍या प्रभाव पड़ा, 
क्योंकि आम तोर से जो मित्र हमारे काम से सहानुभूति रखते हैं वे 
इस प्रकार की परिस्थिति से व्वड़ाते हैँ। कहते हें, ठुमने सरकारी 
: मदद लेकर यद्द कया मुर्सीवत भोल लीं | इस विराट रूप ने ठम्हारे 
असली उद्देश्य को ही खत्म कर दिया। ठुम अपनी चौज भी खा 
बैठे | शायद -ठुमकों भी ऐसा ख्याल हो। लेकिन क्या आमोशद्रोग 
विद्यालय की स्थापना करने से इस अपनी बोजना या लक्ष्य से अलग 
हो गये १ वा उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा ! ऊपरी ढंग से 
तो बह जरूर मालूम द्वोता दें कि हम पीछे हृटे | तात्कालिक हानि 
अवश्य कुछ दिखाई पड़ती हे लेकिन हकीकत यह है कि जहाँ हम 


योजना की सही दिशा में श्ध्६ 


एक दिशा में एक कदम पीछे हटे, तहाँ दूसरी दिशा में कई कदम 
आगे बढ़े | तो क्या इस किस्म की तूफानी परिस्थिति से संस्था को कमी 
नुकसान नहीं होता ? हाँ, ऐसी संस्था को नुकसान जरूर पहुँचता है, 
जिसके सामने योजना और लक्ष्य स्थिर और साफ नहीं होता है | लेकिन 
जिसके सामने अपना दृष्टिकोण साफ रहता है वह चाहे जितनी इमदाद 
सरकार से ले या दूसरी अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाकर अपने 
कदम की रफ्तार तेज कर दे वह उस कदस को अपनी योजना के 
अनुसार ही रक्खेगा | संभव है, अनुकूल परिस्थिति के उत्साह में 
चह कुछ जरूरत से ज्यादे तेज चल दे और उसके अंगों में थकावट 
आ जाय लेकिन वह दिशाभ्रट्ट नहीं होगा | वैंसी हालत में किश्वित्‌ 
विश्ञाम से ही सब ठीक हा जायगा | लेकिन अनुकूल परिस्थिति से 
जितना वह अधिक आगे बढ़ गया वह उसके लिए स्थायी लाभ ही 
होगा और लक्ष्य पर पहुँचना भ्रासान हो जायगा | एक दृष्टि से देखा 
जाय तो इस परिस्थिति से फायदा ही हुआ । एकाएक आर्थिक सहू- 
'लियत के मिल जाने के कारण खर्च करने का हमने जो ढ'ग रक्‍्खा है 
उससे आश्रम जीवन पर और ग्रामीण जनता के दृष्टिकोण पर जो असर 
पड़ा उसका ठीक-ठीक अध्ययन हमने कर लिया और उसको दूर करने 
की आवश्यकता भी हम अनुभव कर रहे हँँ। सेवकों के लिए विभिन्न 
परिस्थितियों में किस तरीके से चलना चाहिये उसकी एक बहुत बड़ी 
शिक्षा भी हमें मिल गई | भविष्य में इस अनुभव से लाभ उठाकर 
ऐसी परिस्थिति में सावधानी से अपने को संभाल कर हम चल सकेंगे | 
वास्तविक व्यक्ति, संस्था और समाज जब तक परिस्थिति के उतार- 
चढ़ाब के बीच से नहीं गुजरता है, जब तक उसको बाढ़ और आंधी 
का सामना नहीं करना पड़ता तब तक उनके अन्दर न तो मजबूत 
जीवन ही आ सकता है और न वे किसी किस्म की प्रगति .दी कर सकते 
हैं। घेरे के अन्दर रहकर कोई आगे नहीं वढ़ सकता। मेरा तो स्थिर 
विश्वास है कि अगर हमारा लक्ष्य और योजना निश्चित है तो ऐसी 


३०७० समग्र-आ्राम-सेवा की ओर 


परिस्थितियों से लाम ही होता है| स्थायी-हानि की तो मुझको कोई 
गुंजाइश नहीं दिखाई देती | | 
इसलिए मेरे पिछले पत्र की बताई हुई परिस्थिति को देखकर मेरे 
तमाम मित्रों के घबड़ा जाने पर मी में घवड़ाया नहीं । हाँ, परिस्थिति 
को फिर से अपने ढरें पर लाया जाय, इसकी चिन्ता मुझको हमेशा 
रद्दी ओर दूसरे साल मैंने अपना ध्यान इसी ओर लगाना शुरू किया | 
इस काम के लिए मुकको खास सहूलियत भी थी | यद्यपि में अपनी 
निजी धारणा और अनुमव के अनुसार ही अपनी योजना बनाता था 
और उसका प्रयोग करता था फिर भी यह गांधी आश्रम का ही एक 
हिस्ता था इसलिए विगाड़ने के लिए चाहे में अकेला ही था लेकिन - 
उधारने के लिए तो हम कई साथी थे। और इस दिशा में हमक्रों 
सम्पूणु-रूप से मदद मिलती रही | 
इस प्रकार हमने सन्‌ ४० के साल भर में विद्यालय का निश्चित 
पाव्य-क्रम ठीक कर लिया | हिंसाव-क्चिताव का तरीका भी समाल . 
लेया और साधारण व्यवस्था भी ढरें पर आ गई । आश्रम जीवन 
. सम्पूर्ण रूप से सनन्‍्तोपजनक तो नहीं हो सका लेकिन सन्‌ ३६ की 
परिस्थिति को हमने सेमाल ही लिया । गांव के लोगों के दृष्टिकोण में 
मी परिवतन होने लगा । हमने किस प्रचार पंचायतों का संवटन किया; 
चर्खे का ग्रचार क्रिया और पंचायत क्री सात राजिनाठशाला, 
शिक्षण-शिविर आदि का संगठन करके ग्रामीण जनता में स्वाव- 
लम्बन की भावना पैदा करने को कोशिश की, इसकी बाबत पहिले 
पत्रों में लिख ही चुका हूँ । 
: सन ४० में हमने अपनी आम-संवटन की योजना के लिए एक 
दूसरा क़दम भी उठा लिया। आश्रम के चारों ओर के देह्ातों में से 
दर्जा ४ तथा मिडिल पास नौजवानों को कागज 
एक पा और वनाना सिखाकर अपने-अपने गाँव में उद्योग-केन्द्र 
की स्थापना के उद्देश्य से इसने आश्रम के विद्यालय 


योजना कौ सही दिशा में ३०१ 


में उन्हें भरती कर लिया । बाद को सन्‌ ४१ के जनवरी महीने में 
हमने उन नौजवानों से उद्योग-केन्द्र उनके आमों में खुलवा दिये.। 
इस प्रकार सन्‌ ४० के खतम होते-होते सन्‌ ३१ में एकाएक भीड़ होने 
के कारण जो गड़बड़ी पैदा हो गई थी उसे हमने बहुत कुछ सँमाल 
लिया | साथ ही अपनी अ्रन्तिम योजना के अनुसार देहातों में उद्योग 
 केन्ध-स्थापना की शिक्षा में एक कदम आगे बढ़ सके | अब हमारे 
सामने अगले साल के लिए नीचे लिखी हुईं समस्याओं का हल करना 
बाकी रह गया $-- 
े “--विद्यालय को स्वावलम्बी कैसे बनाया जाय जिससे बिना 
/” बाहरी सहायता के भी काम चलता रहे | 
२-आमोत्थान के काम में पंचायतों को स्वावलम्बी. बनाना और 
जिन नौजवानों से हम उद्योग-केन्द्र खुलवा रहे थे उनको ग्रामोत्थान 
काय्ये में दिलचस्पी दिलाकर पंचायतों को सहायता पहुँचाना । 
३--आ्राश्रम-आ्रादर्श और जीवन में सुधार करना | ५. 
इन दिनों मैं सरकारी ग्राम-सुधार के काम से छुट्टी पा गया था। 
इसलिए, मैंने ऊपर लिखी हुई तीन समस्याओं को हल करने. में 
अपना ध्यान लगा दिया। में आशा करता था कि साल भर से 
इस दिशा में कामयाबी हासिल कर सकूगा । सन्‌ श८ के 
नवम्बर में जब ग्राम-उद्योग विद्यालय की स्थापना कर रहा था तो में 
मित्रों से कह रहा था कि यह भी मेरी एक पंचवर्षोय योजना है क्योंकि 
जैँ समझता था क्रि तीन साल में विद्यालय का रूप ठीक हो जाने पर 
बाकी दो साल में ग्रामोद्योग-केन्द्रों की माफंत आम-संघटन का कार्य्य 
चलाने में समथे हो सकूँ गा लेकिन इस साल अप्रेल में ही में नजरबन्द 
होकर यहाँ चला आया और वह काम करने का मौका नहीं मिला । 
मैं जेल आ गया लेकिन एक संस्था का अंग होने से वह क्राम तो 
चलता ही रहा | अब आश्रम की ओर से विचित्र भाई रणीवाँ का 
काम चला रहे हैं । ॥ 4१५५ 


न्प्0ं 
७ 


समग्र आम-सेवा की ओर 


हमारे इस साल के काम में एक सुविधा ओर मिल गई | सरकार - 
ने अब मदद देने से इनकार कर दिया | जो स्वावलम्बन और आश्रम 
जीवन में आदर्श की भावना को ठीक: करने में हम अभी लगे ही थे 
उस ओर चलने में यह सरकारी इमदाद निकल जाने से लाभ ही 
हुआ । आश्रमवासी जो काम साल दो साल में कर पाते वह काम अब' 
फौरन होने लगा । गांव के लोग भी अब ज्यादा सुस्तैदी से आत्म- 
निर्मरता की ओर जा रहे हैँ | इसकी खबर मुझको जेल में मिल रही 
है | अतः तीसरे साल का काम भी अब पूरा ही होना चाहता है। 
जिस समय हम आमोद्योग की ओर बढ़ रहे थे उस समय संरकारी 
इमदाद ने हमांरी गति तेज कर दी थी और आज जब हमने अपने 
आदर्श को ढग पर लाना शुरू किया तो इमदाद बंद करके सरकार 
ने हमारे काम को फिर से तेज कर दिया | अब देखना है, आगे के दो 
साल में हमारी योजना अपने स्थान पर पहुंचती हे या नहीं री | सब्र 
ईश्वर के हाथ है। ह 
५...आश्रम के इस उतार-चढ़ाव से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम-सेवा 
की तात्कालिक कठिनाई से घबड़ाना नहीं चाहिए | केवल यद्द देखना 
चाहिए कि अपने लक्ष्य की ओर अपना रुख स्थिर हैं या नहीं। - 
सब परिस्थितियों से लाम उठाना चाहिए और अपने उद्द श्य और. 
आदर्श को कायम रखते हुए जिस प्रकार भी मिल सके मदद और 
संहयोग लेना चाहिए | ह 
चलो, अब आश्रम की कहानी खतम हो गई। जेल में बैठकर 
आगे का कार्यक्रम. सोचता रहता हूँ | पिछली ' गलतियों और परि- 
स्थितियों पर विंचार कर रहा हूँ, और जो कुछ समझ में आता है 
विचित्र माई और करण भाई को लिखता रहता हूं। ठम्हारे पास तो 
मैंने सारा महामारतं ही लिख डाला । अब बहुत हो गया। पत्र यहीं 
समाप्त करता हू | नमस्कार । | 


का आज च ू 


स्री-जाति और समाज ह ३०३ 


[| ४६ | 
स्नी-जाति और समाज 

२५--११--४१ 
उस दिन जो पत्र मेंने लिखा था उसमें आश्रम की बावत मेरे 
जेल आने तक की समी बातें आरा गई हैँ, यह सोचकर ४-४ दिन तक 
फिर मैंने कुछ नहीं लिखा | आज एकाएक याद आया कि एक बात 
तो लिखी ही नहीं | वैसे तो सरकारी आम-सुधार महकमा की साफत 
मैंने दो साल तक फैजाबाद जिला में काम करने में जो कुछ अनुभव 
किया उसे फिर कभी लिखने की सोच रहा था। लेकिन आश्रम से 
आम-सेवा करने में स्त्रियों की शिक्षा के सम्बन्ध में भी मैंने कुछ काम 
किया था । उसकी बराब्त आज लिखकर आ्राम-सुधार महकमा की 
कहानी भविष्य के लिए छोड़ देता हूँ । स्त्रियों की कहानी ही भूल गया, 
इससे तुमको बुर लगता होगा, लेकिन उधर का सिलसिला ही ऐसा 

था कि इसका जिक्र बीच में कहीं आता ही नहीं था | 
जब में सन्‌ १६२३ में टाँडा के देहात में घूमता था उन दिनों 
चमारों ओर कुर्मियों की स्त्रियों की वाबत में जो कुछ अध्ययन कर 
सका था, वह ठुमको लिख ही चुका हूँ | जब हम रणीवां आये तो 
हम लोगों का सम्बन्ध मध्यम श्रे णी के परिवारों से हुआ | रणीवां गांव 
के लोगों का सम्बन्ध तो घर के जैसा हो गया था। धीरे-धीरे दूसरे 
गाँवों के लोगों से सम्बन्ध बढ़ता ही गया। मेरे होमियोपैथिक इलाज 
की बाबत काफी दूर तक शोहरत हो गई थी । इलाज के लिए लोग 
आश्रम में भीड़ लगाये रहते थे | प्रति दिन-४० से ७५ तक रोगियों 
की संख्या हो जाती थी। जो लोग हमसे इलाज कराने आते थे, 
उनमें ज्यादातर स्रीओर बाल रोग के रोगी होते थे | जी रोगियों में 
प्रायः सभी उच्च श्रेणी की थीं। इसलिए, इनके इलाज के वास्ते हर 
अकार के लोगों के घरों के अन्दर के हिस्सों में जाना पड़ता था | 


ड्र्ण्ड ह समग्र आम-सेवा की ओर 


इलाज के सिलसिले से ओर फिर बाद को चर्खा विद्यालय के जरिये 
स्त्रियों से हम लोगों का परिचय काफी हो गया । 
टॉँडा के इलाके के कुर्मियों की स्रियों की शारीरिक और नैतिक 
स्फूर्तियों को देखकर, उनकी घर-गहस्थी के मामले में मीतरी और 
बाहरी . दिलचस्पी तथा पुरुषों से प्रत्येक काम में सहयोग की वृत्तियों 
को देखकर देहाती स्त्रियों के प्रति मेरी जो भावना थी, रणीवाँ के 
आस-पास की उच्च श्रेणियों की स्त्रियों से मिलकर उसमें अन्तर जरूर 
पड़ गया | त्री जाति इतनी काहिल' होती है, इसका. अन्दाज मुझको 
'पहिले नहीं था.। इनमें न वो कुर्मियों--जैसी शारीरिक शक्ति है और 
न नैतिक बल ही | इनके घरों में सफाई की कमी दिखलाई देती है। 
अगर किसी घर में एक ही स्रीहे ओर वह स्त्री 
ऊँचे और नीचे काफी उम्र वाली है, तो उसके घर में सफाई भी 
वर्ग को ख्त्रियाँ देखने को मिलती है ओर परिश्रम की भावना भी 
- दिखाई देती है। परन्तु ऐसे घर बहुत कम हैं। जिस 
घर में ज्यादा स्रियाँ हैं ओर खास तौर पर अगर वे कम उम्र वाली हैं 
तो काहिली और गन्दगी का कुछ हिसात्र नहीं। इनका मानसिक 
विकास भी कुछ नहीं के बराबर है | ठाँडा में कुरमियों की स्रियाँ जब 
मुझसे बात करती थीं तो बहुत सी बाहरी बातें पूछा करती थीं | गाँधी 
बाबा कहाँ हैं ओर “त्वराज्य कब होत बा” इत्यादि प्रश्न करती 
थीं.लेकिन ऊँची जातियों में जो लोग पढ़े-लिखें हैं, जो कांग्र स में भी 
हैं उनकी स्लियाँ भी इन. बातों से, विल्कुल शल्य हैं | मैंने देखा कि 
पर्दा के अन्दर एक आँगन के घेरे में. रहकर वे इतनी संक्रीण हो गई हैं 
कि वे समाज का एक अंग हैं, यह भी पता नहीं चलता है। पुरुषों के 
काम-क्राज में तो वे विल्कुल सहायक होती नहीं ओर न पुरुष लोग 
ही-अपने कार्यक्रम के बारे में उनको दिलचस्पी दिलाते है। नतीजा 
यह होता है कि वे सदा. काहिली ओर शौकीनो में ही. डबी रहती हैं । . 
>ंगार और शौकीनी-से इतना प्रेम हो यया है कि अपने बच्चों के 


स्त्री जाति ओर समाज ३०५ 


अति भी विशेष ध्यान नहीं दे पाती | इस श्रेणी में मेंने देखा है कि 
माताएँ सुबह उठ कर छोटे बच्चों को बिना शौचादि कराये बढ़े 
चच्चों के कन्वे पर लाद कर बाहर कर देती हैं। फिर निश्चिन्त होकर 
अपने कमरे में शीशा तेल आदि <ंगार के साधन निकाल कर घरटा 
भर अपने को सजाने में लगेंगी। चाहे बच्चों के नाक और आँख के 
कीचड़ में मक्खियाँ मिन-भिन करती रहें लेकिन 
विलास और माता का साज-बाज पूरा होना जरूरी है। इस 
'पतन की ओर. काहिली ओर विलास के कारण चारों ओर, घर-घर 
अनीति और दुर्नीति फेल गई | इस भीषण दुननींति 
का खास कारण एक ओर है। वह है भयंकर सामाजिक अनमेल 
विवाह | ब्राह्मण ओर ज्ञत्रियों में, खास तौर से ब्राह्मणों में १६-१७ 
और कभी २०-२० साल की लड़कियों से १०, १२, १४ साल के 
लड़कों का विवाह सम्बन्ध कर दिया जाता है। ऐसी हालत में विवाह 
"के बाद लड़कियों के लिए नीति की मर्यादा कायम रखना मुश्किल हो 
जाता है और जब परम्परा से ऐसी प्रथा चलती है तो समाज में इस' 
भयंकर दुर्नाति को आम बात समझ कर लोग कुछ ख्याल भी नहीं 
'करते हैं| धीरे-धीरे आज रोग इतना व्यापक/हो गया है कि यह 
समाज की नस-नस में घुस गया है | हम लोग जब बरावर इसके विरुद्ध 
प्रचार करते हैं तो लोग महसूस करते हैं, गलती भी मानते हैं लेकिन 
व्यवहार में वही करते हैं जो होता रहा है। 
.. इस प्रकार ऊच्च वर्ण के समाज में हर प्रकार (की खराबियाँ पहुँच 
जाने से सारी जनतां में लड़ाई-झगढ़े की प्रवृत्ति घर कर गई है | 
में पहिले पत्रों में लिख चुका हूँ कि देहात में स्रिवाँ ही संसार 
ओर समाज की व्यवस्थापिका होती हैं। जिस घर में स्तियाँ वेकार 
होती हूँ उस घर में चाहे जितनी आमदनी हो बह 
अहलचमी से उजड़ जाता है और जिस घर की जस््री सुगहिणी 
चरिंडका.. होती है वह घर चाहे जितना गरीब हो बन जाता 


3 गे 
हक समग्र ग्राम-सेवा की और 


है। तभी तो हमारे देश में लोगों ने नारी जाति को देवी कंहा है 
 बर को स्त्री को गहलकुंमी कहा है लेकिन आज तो बे देवियाँ और 
उहलद्धिमयाँ घर उजाड़ने वाली भवानी माई हो रही हैं। 
के ज्न्रियों की यह भयावह स्थिति देख कर मैं परीशान होता था 
स्त्रियों में शिक्षा होनी चाहिये, इत्यादि बातों पर हमेशा, जोर देंता 
था | आश्रम में हमारे साथी लोग जब अपनी ख्तियों को लाते ये तो में 
हमेशा कोशिश करता था कि वे कुछ सीख लें, कुछ काम कर सके। 
यह ठीक है कि मैं कमी सफल नहीं हो सका | हमारे साथी इसमें 
सहयोग नहीं देते थे | इसके खिलाफ रहतें -थे | लेकिन में न कभी 
निराश होता. था और न कभी कोशिश से चूकता था। मेरेसाथी 
आज तक इस मामले में मुकसे सहमत नहीं हो सके। बहुत से मित्र 
तो कहते हैं---इस मामले में तुम विलायती ख्याल: रखते हो । हमारा 
भारतीय समाज, विशेषतया हिन्दू समाज, इस बात को नहीं पसन्द कर 
सकता ।” लेकिन भाई, में न कमी विलायत गया, न कभी विलायती 
साहित्य ही पढ़ा | मैं तो जानता हूँ कि हमारे भारंत में स्त्रियों को 
सहरधर्मिणी भी कहते हैं | में तो यही जानता हूँ कि मारत-सूमि में 
“बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं हो सकता | में तो गुरुदेव ने चित्रांगदा की 
जवानी भारतीय स्त्रीका जो आदश्श सुनाया उसी को मानता हूँ। 
'इसी भारत-रमणी ने तो कहा था-- 
“पूजा कर राखीबे माथाव से ओ आमि, 
: नइ; अवहेला करि पूपिया राखिवे 
पीछे, से ओ आमि नइ | यदि पाश्व राखि, 
- मोरे संकटेर पथे दुःसह चिन्तार | 
“यदि आशा दाओ,. यदि अनुमति करो, 
कठिन अतेर- तब सहाय हईते, 
यदि सुखे दुखे मोरें करो सहचरी, 
आमार पाइवे परिचय |? ह 


स्री-जाति और समाज ३०७ 


यह तो भारत-र्मणी का पर्चिय है। लेकिन जब आश्रम-जैसी 
युगावतार की क्रांन्तिवाणी प्रसार करने वाली क्रॉतिकारी संस्था के 
लोगों की स्त्रियों को “कठिन बतेर सहाय हश्ते” योग्य शिक्षा की 
बात करना हास्यास्थद होता हे तो तुम साधारण जनता से क्‍या 
उम्मीद कर सकती हो । आश्रम में में हमेशा स्त्री-सुधार की वात करता 
था, आदर्श का ख्याल करके | लेकिन जब गांव की मध्यम श्रे णी की 
हालत देखी तो स्तम्मित हो गया। भेरी समझ में नहों आया कि 
अगर स्त्री समाज ऐसा ही रहा तो ग्रामोत्थान होगा किघर से १ क्योंकि 
मैं इस बात का कायल था ही कि ब्रिना स्त्रियों के उठे कोई सामाजिक 
जीवन वन नहीं सकता है। अतः में इस बात की चिन्ता में लगा 
रहा कि किस प्रकार इनकी शिक्षा का इन्तजाम किया जाय लेकिन 
तत्काल कोई उपाय न देखकर इस दिशा में साधारण प्रचार से ही 
सन्‍्तोष करना था । 

बाद में जब सेंने आम-सुधार महकमा की जिम्मेदारी ली तो इस 
ओर कुछ व्यावहारिक प्रयोग करने की सुविधा मिल गई थी। ओर 
मैंने एक दम मौका से फायदा उठा कर इस दिशा में व्यापक प्रयोग 
के लिए कदम उठा लिया था । 

आम-सुधार महकमा के जरिये सत्री-सुधार का काम करने में भी 
मित्रों के संस्कार की कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन ईश्वर 
की कृपा से कुछ अमली प्रयोग इस दिशा में हो ही गया । इसकी भी 
कद्दानी काफी लम्बी-चौड़ी ढै।आज शुरू करूगा तो खतम नहीं 
होगी । अतः यह कहानी आज यहाँ ही इति करता हूँ। 





ड्न्द * समग्र आम-सेवा की ओर 


[ ४७ |] 
:. स्री-सुधार की ओर 
टी .. इन-१-+४१ 
.. परसों मैंने एक पत्र स्त्रियों की बावत लिखा था। मैं जब 
उल्नेयों की वात सोचता था और कुछ नहीं कर पाता था तो कमी- 
कमी निराश हो जाता था | इन: दिनों कांग्रेसी सरकार की ओर से 
आमसुधार महकमा खुला लेकिन साल भर तक कुछ निश्चित कार्यक्रम 
नहीं बन सका-। फैजाबाद जिले की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी, इसकी 
चाबत मैं पहिले ही लिख चुका हूँ | साल भर जब प्रान्तीय सरकार 


कार्यक्रम तय करती रही तब तक मैं मी अपने मन में योजना बना - 


रहा था | मैंने उस समय क्या-क्या सोचा और क्‍या क्या करने का 
सौका सुझे मिला, यह मैं बाद में लिखूँगा | आज तो केवल त्ियों की 
यबाबत ही लिखूँगा । 

सन्‌ ३८ के शुरू में मुकको जब ग्रामसुधार का काम मिला तो 
एक दम ख्याल आया कि अब मौका है कि अपनी योजना कां प्रयोग 
झुरू कर दूं । लेकिन व्यावह्रिक रूप क्या होगा, इसकी कल्पना ठीक- 
ठीक नहीं कर सका | एक बार कुछ स्त्री संघटनकत्रियाँ भर्ती करने 
की योजना बनाकर सरकार के पास भेजने की सोची लेकिन मुकको 
“उसमें खतरा ही मालूम हुंआ | एक तो बाहर से कोई अच्छे घर की 
ज्रो अकेली गाँव में जाकर रहने के लिए तैयार नहीं होगी और जो 
तैयार होगी उसकी योग्यता और दृष्टिकोण हमारे मतलब से काम करने 
लायक नहीं होगा | फिर सुकको कोई निश्चित योजना नहीं दिखाई 
दी लेकिन मैं विचार करता गया। इन्हीं दिनों आश्रम में चूत- 
सुधार के लिए जोरों से कत्तिन स्कूल खोला गया। चर्खा संघ ने 
कत्तिनों की मजदूरी बढ़ाकर तीन आने कर दी | अधिक मजदूरी देने 
से यह जरूरी हो गंया कि सत की किस्म सुधरे। फैजाबाद जिले में 


स्री-सुधार को ओर ३०६ 


अकवरपुर में आश्रम का एक वड़ा उत्पत्ति-केन्द्र है। पहले पहल तो 
मुझ को अकवरपुर से द्वी गाँव का परिचय मिला | इस केन्द्र के सूत 
सुधारने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी। मेरे दिमाग में ज्री-सुधार 
आन्दोलन चलाने की चिन्ता थी ही। में इन स्त्रियों से बातें करता था 
जिसमें देश दुनियां कीवातें ही अधिक होंती थीं। मैंने सोचा, जब 
हम तीन आने मजदूरी देते हैँ तो उनका वाकायदा कैम्प क्‍यों न कर 
दें। उनके एक जगह बैठकर कातने पर हम उनको एक साथ बहुत" 
कुछ शिक्षा दे सकेंगे अतः मैंने उनके लिए परिश्रमालय चलाने की: 
योजना बनाई | 
इस जिले की कत्तिनों में तो में सन १६२३ से ही काम करता था 
लेकिन इस दृष्टिकोण से कभी अध्ययन करने की कोशिश मैंने नहीं 
की | उन दिनों इस लायक मुझमें न तो योग्यता ही थी और न इस 
दिशा में सोचने लायक अनुभव ही था। इस बार जो मैंने ६-७ भाह में 
उनसे घनिष्ठता के साथ परिचय किया तो देखा कि पढ़ी-लिखी न होने 
पर भी उनमें धारणा शक्ति बहुत है। वे बहुत जल्दी 
स्त्रियों से असीम यातों को समझ सकती हूँ । वेसे तो लड़कों से लड़- 
ससावनाएँ.. कियाँ अधिक तेज होती हैँ इसका अनुभव मुककी 
पहले ही था। लेकिन बड़ी ख्रियों का वौड्धिक विकास 
बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया | 
कतिनें ठेठ आमीण किसान के घर की होती हैं। अगर उनमें इतनी 
सम्भावनाएँ हैं तो देहात की क्रिती भी श्रेणी की ख्रियों को शिक्षे दी 
जा सकती है । 
मैंने संभावनाओं को तो देख लिया | कत्तिन विद्यालय एक या 
डेढ़ माह तक ही चलता था | यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। इन 
स्कूलों की मा्फत कुछ स्थायी नतीजा निकलने की सुल्लाइश नहीं 
दिखाई देती थी | अतः में ज्ली-सधार आन्दोलन को व्यावह्यरिक रूप 
में लाने के विचार में लगा रहा। तीन आने मजदूरी होने से और कांग्र-स 


शृ१श०... . समग्र ग्राम-लेवा की ओर 


संत्रिमंडल हो जाने से चर्खें का प्रचार और संख्या भी खूब बढ़ने लगी । 
जिन ज्षेत्रों में चर्ता नहीं चलता था उन क्षेत्रों में चर्खा-केन्द्र खोलने 
लगे | अकबरपुर से पूर्व बिड़हड़ परगना की वावत कभी मैंने तुमको 
लिखा था। उस इलाके में भुवारकयुर हमारा सूत-केन्र था | उन दिंनों 
 मैंनये न्षेत्रों में चर्खा प्रचार के लिए दौरा किया करता था | बस्र- 
स्वावलम्बन के विषय में सब जगह चर्चा करता था| साथ ही सूत न 
बैचकर खादी लेने के लिए खूब जोर देंता था | ह 
- एक दिन मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि आप के यहाँ के इतने 
नौजवान वेकार पड़े हैं। आप क्‍यों न इनको बुनाई सिखा दें और 
. उनसे अपना सूत छुनवायें | इस बात से वे सब उत्साहित हुए। और 
'कहने लगे कि आप यहाँ बुनाई विद्यालय खोल दीजिये 'तो हंम अपने 
लड़कों को बुनाई सिखा लेंगे। मैंने उनसे कहा विलायत वाले तो सब 
'इन्तजाम कर ही रहे हैं। आप स्वराज्य के चक्कर में क्यों पड़े | विद्या- 
लय का प्रवन्ध भी तो आप ही को करना है। आज एक विद्यालय के 
'इन्तजाम से घबराते हैं तो सारे मुल्क का इन्तजाम कैसे करोगे | इतनी 
बातें बताकर मैंने बापू जी की स्वावलम्बिनी समाज स्वना का आदर्श 
समझाया | इससे वे कुछ करने के लिए तैयार हो गये। उसी. गांव के 
एक नौजवान साधु होकर : गांव के.जाहर कुंटीर बनाकर रहते थे। 
उन्होंने जिम्मेदारी भी लें ली। बहुत: बहस के बाद यह तय हुआ कि 
वे विद्यालय के मकान आदि बनवायें | तात्यय यह कि सारी व्यवस्था 
वे ही करें । यदि १६ विद्यार्थी हो जायेँ तो हम आ्राश्रम से करधा और 
शिक्षक दे देंगे। इन लोगों ने बहुत उत्साह दिखलाया | एक बहुत 
बड़ा मकान बनवाया ७० फुट लम्बी कोठी, दोनों ओर दो कोठरी और 
सामने उसारा-।. लोगों ने विद्यालय के लिए जमीन “भी काफी छोड़ 
दी । लोग गरीब-ये लेकिन मेहनत करके १००।१४० गांव से सामान 
और अनाज. सांग कर इस इमारत को वनाो डाला। वाद को यह 
ज्यवस्था नहीं चल सकी। वे समभतें थे कि बुनाई जल्दी आ जायगी। 


स्री-सुधार की ओर ३११ 


लेकिन उसमें तो साल भर लगता है | इसलिए, साल भर के बाद 
विद्यालय चल नहीं सका | में गया तो शिक्षक वापस लेने के लिए 
वें इनकार भी कर नहीं सकते थे | लेकिन वहाँ के लोग ऋहने 
लगे---“हम लोगों ने इसकों कायम करने में बहुत प्रयत्न किया है । 
आप कोई ऐसा काम बताइए जिसे हम लोग चला सके और यह 
स्थान भी कायम रहे ।?? 
उन दिनों मेरे दिमाग में सत्री-सुधार आन्दोलन कैसे शुरू किया 
जाय, इसी का विचार चलता था। मेने एकाएक कह दिया कि--- 
“आप यहाँ अगर स्री-सुधार केन्द्र बना दें तो में अपना समय आपको 
दे सकू गा । फिर मैंने उनको देहात की स्त्रियों की वर्तमान और भूत 
कालिक द्ालत बताकर कहा कि बिना इनके सुधरे ओर बिना इनके 
उठे देश उठ नहीं सकता | ह्लियों के विना सामाजिक जीवन नहीं बन 
सकता और सामाजिक जीवन से ही राष्ट्रीय जीवन बनता है | वहां उस 
आम तथा उसके आस-पास गांवों के खास-खास कुछ लोग थे जिनके 
जी लिए पर्दा खतम करना एक महापाप था | उनके गलें 
स्त्रियों के बिना यह वात उतरनी मुश्किल थी लेकिन ध्रीरे-बीरे वे इसके 
सामाजिक जीवन सिद्धान्त को मानने लगे। अब आयबा निश्चित योजना 
स'सव नहीं. का सवाल। मैंने दूसरे द्विन सबेरे खास-खास लोगों से 
सभा करने को कहा ओर सबके साथ विचार करके 
अपना प्रस्ताव राखू गा, ऐसा कहा। क्योंकि में समस्ता था कि 
झ्त्रियों के प्रोग्रम की सफलता के लिए. अधिक लोगों की सम्मति की 
जरूरत है| उस दिन उसी गाँव में दिक गया | रात्रि को इसी चिन्ता 
में रहा कि यह काम कैसे हो सकता है? ल्लियाँ तो पहले आवेंगी 
नहीं | अ्रतः पहले लड़कियों को लेकर ही काम शुरू करना है। तुमको 
याद होगा, मैंने रास्ता में सत्री-शिक्षा के लिए. प्रवत्ष किया था | उस 
समय वहां श्री गुलबदन बहिन रहती थीं । उनसे विद्यालय खुलवा दिया 
था | लेकिन यहां अध्यापिका कहां से आवेगी, इत्यादि बातें रोच रहा 


हेशर्‌ समग्र.आमस-सेवा की ओर 


था। इस प्रकार विचार करते हुए मेरे ख्याल में यह बात आई कि 
यदि गांव की बहुओं में से ऐसी कोई मिल जाय, जो दर्जा ३-४ तक 
यढ़ी हो तो उसी को शिक्षा देकर उसी ग्राम में र्री-सुधार केन्द्र खोला 
जाय तभी यह योजना चल सकती 'है | गांव की बहू घर पर रहने से 
४-७ रुपया मासिक पारितोषिक से संतोप भी करेगी। और घर ही पर 
रहने के कारण उस सख्ती के संरक्षण की चिन्ता हमको नहीं रहेगी | 
फिर क्रमशः उसी सत्री का वौद्धिक विकास करके उस ग्राम के स्त्री सुधार 
आन्दोलन की संचालिका उसे बनाया जा सकेगा । इतने दिनों से जिस 
समस्या के समाधान की चिन्ता से में परीशान रहता था उसका हल 
-एकाएक हो जाने से, ' साथ ही उसके प्रयोग के लिए एक ज्षेत्र भी 
मिल जाने से मुझको बहुत शांति मिली और में सो गया | 
' - सुबह उठकर मैंने स्वामी यम्ुनानन्‍्द से अपना विचार प्रकट किया 
ओर उनसे पूछा कि ऐसी कोई र्नी यहां है या नहीं। स्वामी जी 
ने सोचकर वताने के लिए. कह्य । जब सब लोग इकछा हुए तो 
मैंने उनसे अपना प्रस्ताव किया | इससे सब निराश हो गये ओर 
कहने लगे--“अध्यापिका का इन्तजाम आप कर |? मेने उनसे अपना 
सारा विचार वबताया। स्थानीय स्त्रियों की माफत ही यह काम हो 
सकता है, इस वात पर जोर दिया । गांव की वहुओं को बाहर आने 
की सम्मावना की वावत वे सोच भी नहीं सकते थे | उधर अधिकतर 
उच्च वर्ग के लोग ही रहते हैं. | पद का संस्कार उनमें इतना घुस गया 
था कि उनके लिए, इस प्रकार का विचार करना भी सम्भव नहीं था; 
फिर भी इस पर विचार करने का उन्होंने वादा किया । मैंने यमुनानन्द 
जी से ऐसी स्री की खोज करके मुकको खबर देने को कहां और कहा 
कि अगर स्त्री मिल जाय और इस काम को करे तो में आश्रम से ५) 
मासिक पुरस्कार भजूर कर दू गा। 
१०-१७ दिन में स्वामी जी का पत्र आया कि उस गांव की एक 
बहू दर्जा ४ पास है जो उस काम के लिए, तैयार हैं। उसमें ५) के 


आमसेविका-शिक्षा योजना । ३१३ 


के बजाग्र ७) युरस्कार मंजूर करने की भी प्रार्थना थी। मैंने ७) मंजूर 
करके उस गांव में लड़कियों का विद्यालय खोलकर गांव की स्त्री-सुधार 
योजना के प्रयोग का श्रीगणणेश कर दिया । 

ल्लियों की समस्या के समाधान का एक छोर और उसके प्रयोग 
का भोका मिल जाने से में इस प्रश्न पर जोरों से विचार करने लगा | 
मैंने साचा कि इस तरह लड़कियों से शुरू करके स्त्रियों तक पहुँच 
सकेंगे | गांव के पद की यह हालत थी कि जिस बहिन को हसने काम 
में लगा दिया था वह सुश्किल से अपने का पे में ढक कर विद्यालय 
भं॑ हाजिर हो जाती थी। में जब कभी स्कूल जाता था तो वह घूं बट 
काढ़ कर एक कोने की थार मुँह करके बैठ जाती थी। में लड़कियाँ से 
बात करके ही पाठशाला के काम की प्रगति देख लोट आया करता 
था । धीरे-धीरे वहां की अध्यापिका श्रीमती धर्मराजी बिन विद्यालय 
की वावत मु कसे बातें भी करने लगीं | वाइ को उस गांव की ख्रियों 
में कुछ दिलचस्पी आने लगी | एक वार जब- मैंने उस गांव में ह्लियों 
की सभा की तो बहुत सी स्लियां आ गई' | इस तरह मैंने इस बात 
को देख लिया कि अगर हम लड़क्नियों के स्कूल से अपना कार्यक्रम 
शुरू करें तो धीरे-धीरे पर्द वाली स्लियों तक पहुँच सकेंगे । इसमें 
समय जरूर लगेगा, मगर तरीका यहीं है | इत प्रकार सत्री-सुधार की 
दिशा में मैंने अपना प्रयोग जारी कर दिवा। अब आज ओर नहीं 
लिखूँगा | नमस्कार । 





[ ४८ | 
£र्‌ फ 
ग्राम-सेविका-शिक्षा योजना 
२०---१ १-४१ 
पिछले पत्र में मेने ल्लोी-शिक्षा की बावत लिखा था | आज भी उसी 
विपय पर लिखने बैठा हूँ । अपनी योजना के व्यावद्यरिक प्रयोग के 
१६ 


रै१४ ..._/ समग्र आम-्सेवा की झोर 


साथ-साथ मैं इस बात पर विचार करता रहा कि आम-सु घार महकमा 
का फायदा उठाकर हम देहात में किस प्रकार सत्री-सुधार आन्दोलन 
चला सकेंगे | कैसे और कहां से शुरू करें, किस प्रणाली से आगे बढ़ें, 
गांव की बहुओं- को हम इकट्ठा कर सकेंगे या नहीं, उनकी शिक्षा का 
कैसे प्रबन्ध करेंगे, संगठन का क्‍या रूप होगा, इत्यादि प्रश्नों पर दिन- 
रात विचार करता रहा | आखिर अपने मन में एक कास-चलाऊ 
योजना बना डाली | वह इस प्रकार थी । 
7 १, जिस तरह बहिन धर्मराजी देवी को हमने खोज निकाला उसी 
ह मिन्न-मिन्न ज्षेत्रों के देद्यतों से दर्जा ३-४ पास प्रतिष्ठित घर की 
बहुओ्ों को खोज निकाल कर उनको काम करने को राजी करना | 
२, ज्लियों को ग्रामसुधार महकमा की तरफ से तोन साल/की शिक्षा 
सीचे लिखे अनुसार देना : 
क--पहिले-पहल एक. केन्द्रीय शिक्षण-शिविर खोलकर उनको 
तीन महीने के लिए प्रारम्मिक शिक्षा देना । इन तीन महीनों में उनकी 
पद में रहने की शर्म हट जायगी। बाहरी दुनियां की बावत कुछ 
जानकारी हो जाने से उनके अन्दर हिम्मत ओर आत्म-विश्वास पैदा 
होगा बहुत अर्स से पढ़ना-लिखना छूट जाने के कारण जो भूल 
गई हैं दोहरा लेंगी। कताई घुनाई का साधारण ज्ञान भी हो 
जायगा | यानी तीन महीने में हम उनको एक साधारण रूप से 
' आम-सेविका बनने की ओर उनकी मनोवृत्ति बना लेंगे उसके 
बाद नो महीना अपने यांव के कार्यक्षेत्र में शिक्षा देना | इस नो महीना 
में एक पाठशाला चलाना जिसमें गांव की लड़कियाँ तो पढ़ेंगी ही 
साथ ही जहाँ तक तम्मब हो गाँव की वहुओं को भी शिक्षा दी 
जाय और ग्राम-सेविका को आगे पढ़ाने के लिए एक अध्यापक 
निशुचय कर दिया जाय जिससे जो लोग दर्जा ४ पाव नहीं हैं वे दर्जा 
& पास करके लोअश्रर मिडिल की तैयारी कर सके ओर दर्जा ४ पास 
वालियाँ सीधे तैयारी करें | आम-सेविका के लिए. विद्यालय के साथ 


आमसेविका-शिक्षा योजना .. शरण 


एक छोटा-सा पुस्तकालय तथा एक साप्ताहिक पत्र का इन्तजाम करके 
देश ओर दुनियाँ के विपय में साधारण दृष्टिकोण का विकास किया 
जाय | 

ख--नों महीने के बाद फिर तीन महीने के लिए उनको केन्द्रीय 
शिक्षण-शिविर में बुला लिया जाय जिसमें देश ओर समाज का साधारण 
शान, देद्ात की स्त्रियों में क्या-क्या सुधार करना है, बच्चों को कैसे 
रखा जाय, इत्यादि विपयों की जानकारी कराई जाय | साथ ही 
चर्खा और दूसरी उपयोगी दस्तकारी के साथ देश की सामाजिक, 
आर्थिक ओर राजनैतिक परिस्थितियों का बोध कराया जाय, जिससे 
उनकी मनोमावना स्वमावतः समाज-सेवा की ओर भुक सके | 

ग--पिछुले साल की तरह इस साल भी ६ माह घर पर रहकर 
उसी आम का केन्द्र चलाना | इस साल लड़कियों के साथ-साथ अधिक 
तादाद में बहुओ्रों को लाने की चेपष्टा करना। गाँव के घरों की 
सफाई व चर्खा का कार्यक्रम | साथ-साथ उनमें जो लोश्रर मिडिल 
पास कर गई' उन्‍हें मिडिल की तैयारी और वाकी को लोन मिडिल 
पास कराना | 

घ--तीसरे साल भी ३ माह शिविर की शिक्षा ओर ६ माह 
कार्यक्षेत्र की शिक्षा देकर उनकी योग्यता निम्न प्रकार कर देने का 
भरोसा मुझको था । 

१--मिडिल तक की योग्यता | २--चर्खा और घरेलू जरूरी 

धन्धे जैसे सिलाई, गुंथाई निर्टिंग। ३--देश और दुनियाँ का साधारण 

ज्ञान | ४--आमीण समस्याओं का ज्ञान | ५--त्रच्चों के पालन ओर 
असूति-विज्ञान की जानकारी | 

तीन वर्ष में उनके अपने जीवन ओर दृष्टिकोण में इतना परि- 
बर्तन करना सम्भव है कि हमारी कल्पना के अनुसार उनकी मार्फ॑त 
सत्री-सधार को सेविका जिम्मेदारी उठा सके, इसका मुझे विश्वात्त 
था | इस तीन साल के प्रचार ओर व्यावह्रिक सेवा से उस ज्षेत्र सें 


, शेश्ध्‌ * समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


इतना वायुमण्डल पैदा करना मुश्किल नहीं था, जिससे प्रायः सभी 
ज्लियां हमारे कार्यक्रम में भाग ले सके | उस समय कार्यक्रम की क्या 
रूप-रेखा होगी, इसका निणय करना वेकार था क्योंकि इतनी तैयारी 
ही एक कार्यक्रम था | बाद सें परिस्थिति के अनुसार परिवतंन होता 
त . | वसे तो शिक्षाक्रम के जिस ढाँचे करी हे पर्नी की थी; 
उसमें भी अचुभव से परिवर्तन होता ही रहता है |: 
इस प्रकार अपनी योज़ना,की बाबत मन में साफ-साफ रूप-रेखा 
बनाकर खर्च के लिए ग्राम-सुधार आफिस से मैंने बातें कीं। मेंने 
सोचा था कि श्रयर उधर से कुछ उत्साह सिले तो में अपने महकसा 
के मंत्री श्री टि० एन० कौल आई०, सी० एस० की सलाह से योजना 
को एक निर्दिष्ट साकार रूप देकर सरकार को भेज दूँगा। लेकिन 
सहकमा से कोई थोत्साहन नहीं मिला। ख्लरियों के काम के नाम से 
वे अलग ही रहना चाहते थे। इस खतरे की जिमेम्दारी नहीं लेना 
चाहते थे | वे दूसरे स्थानों में स्लियों को काम कराने के पयत् में 
विफल हो चुके थे इसलिए इसकी सफलता पर उन्हें भरोसा नहीं था ॥ 
अतः महकंमा के प्रांतीय दफ्तर ने कुछ मदद मिलने की मुकककों कई 
आशा नहीं दी । । ह 
जिले में मैंने विभाग के मंत्री और इन्सपेक्टर को अपना विचार 
बताया | उनको यह योजना पसन्द आई। मि० कोल तो बहुत 
ज्यादा उत्साहित हुए। मैंने उनसे कहा किग्रान्त से कोई मदद 
नहीं मिलेगी लेकिन हमारे जिले की शिक्षा के लिए. जो मंजूरी हे 
उसमें स्त्री या पुरुष थोड़े ही लिखा है ? इसलिए जिला-समिति तो 
इसको सिफ ख्री-शिक्षा में ही खच कर सकतीं है | फिर मी सि० चल 
ने एक योजना बनाकर सरकार की भेज दी। में पहले ही: रख देख 
आया था; उधर से कोई आशाजनक जवाब नहीं आया | फिर हम 
लोग शिक्षा कोष से मासिक बृरत्ति देकर शिविर में स्नियों को लाकर पहले 
माह की शिक्षा दें ही सकते हैं, ऐसा विचार किया | शिविर-खचच के 


आमसेजिका-शिक्षा योजना ३१७ 


हे 

लिए शहर में कुछ चन्द्रा लेना भी निश्चय किया और उसके लिए 
समिति भी वना ली | समिति बनने पर और चन्दे का काम शुरू होने 
से जिल्ले भर में योजना की बाबत सब लोग जान गये | इस शिविर 
में शरीक दोने के लिए देहाती माइयों के नाम एक अपील छुपवा कर 
बटवाई भी गई | 

उन दिनों मुकको बहुत मेहनत करनी पड़ी | शहर में मित्रों का 
सममाना, उनकी अलोचनाओों का जवाब देना इत्यादि से लेकर 
देहात में लोगों को समक्ता कर शिविर में उनकी बहू-वेटियों को भेजने 
के लिए राजी करना आदि सभी काम करना पड़ता था | मि० कौल 
ओर इन्सपेक्टर भी इसके लिए कल्पनातीत परिश्रम करने लगे | इन 
दिनों किस प्रकार के एतराजों का सामना करना पड़ा वह भी काफी 
मनोरंजक कहानी है | उसे मैं दूसरे पत्र में लिखँँगा|इस समय अब 
लिखने की तबीयत नहीं करती है | 

आज हमारे बैरक से भी दो आदमी छूटे | इसलिए इस वक्त 
बैस्क की शान्ति भंग हो रही है | बैरक के बुजुर्ग कानपुर के पुराने 
नेता श्री नारायण अरोड़ा आज छूट रहे हैँ । उन्होंने बैरक की शोभा 
बढ़ा रखी थी | रात को गाँवीवाद ओर गाँधी-सिद्धान्त की कितातें 
पढ़कर व्याख्या करते थे । कल से वह काम मुझकी ही करना होगा | 
इसलिए भी उनका छूटना मेरे लिए एक बोक्का होगा । 

इस बार जेल आने पर मेरा श्री मैथिलीशरण गुत और अरोड़ा 
जी से घनिष्ठ परिचय हुआ इसलिए अरोड़ा जी के छूटने से खुशी भी 
ख भी | खैर, यह सब तो होता ही रहेगा | कभी तो हस लोग भी 
तरह छूटेंगे | आना जाना लगा ही रहेगा । 


4 


दठु 
ड्सी 


श्श्द- समग्र आम-सेवा की ओर 
|. 2] 
खतरे की शंका 
पु ॥ र८-११--४ ६ 
कल स्त्री-सुधार योजना के विषय में लिख रहा था | बीच में कुछ 
लोगों के छूटने की खबर से पत्र समात्ष कर दिया था | इधर प्रति-दिन 
छूटना जारी है | आज विचित्र भाई का एक पत्र आया है * वे लोग 
भेरा इन्तजार कर रहे हैं | उन्हें आम रिहाई की उम्मीद है | 

' जो हो अभी एक-डेढ़ माह तो लग. ही जायँगे.। तब तक शायद 

में अपनी आम-सेवा के प्रयोग की कहानी खतम कर डालू गा | 
मेंने जब ५० स्त्री-सुधार केंद्र खोलने का इरादा किया तो मेरे 
मित्र समुदाय में एक बहुत बड़ी हलचल मच गई | अधिकांश लोग 
सिद्धान्त से तो मेरी योजना ठीक समझते थे लेकिन अब इसमें खतरा 
समभते थे | उनका कहना था कि याँव के. लोग भला अपने घर की 
स्त्रियों को कहाँ भेजने लगे ? फिर आप लड़कियों को नहीं बुलाते हैं, 
बहुओं को आप इस योजना. के लिए लेना चाहते हैं, यह तो और मी 
कठिन है | स्त्रियों के शिविर खोलेंगे, उसमें बड़ी बड़ी बदनामियाँ होंगी। 
गाँव के भले घर- से तो कोई भेजेगा ही नहीं। जो लोग आवेंगे उनसे 
' आप क्या काम लेंगे | इत्यादि सबसे अधिक एत- 
आपत्तियाँ. राज लोगों का यही था कि इससे व्यभिचार की 
वृद्धि होगी | गाँव से परदा हट जायगा तो ओर 
अनर्थे हो जायगा | मला पिय्रौल और आग कहीं एक साथ रखना 
चाहिए. । यह तो तुमको मालूम ही है कि जब कभी ख्रियों के संगठन 
के सम्बन्ध में बात की जाती है तो लोग घबरा जाते हैँ। यदि र्त्रियों 
को समाजे में पुरुषों के साथ कार्य-क्षेत्र में माग लेने का अवसर दिया 
जायगा तो उनके विचार में समाज में एक प्रकार का सावजनिक व्यसि- 
चार फैल जायगा | साथ ही वे युरोप्रीय समाज के साथ ठुलना भी 


£ 


खतरे की शंका ३१६ 


करने लग जाते है | मालूम नहीं, युरोपीय समाज की नैतिक स्थिति 
कैसी है। उसका हमें ज्ञान है ही न्रहीं | में, सिफे इतना ही कह सकता 
हूँ कि भेरे जितने मित्रों ने युरोप में भ्रमण किता है ओर युरोपीय समाज 
का अध्ययन किया है, वे कहते हूँ कि युरोपीके समाज के लोग अपने 
यहां के सामाजिक क्रिया-निषेत्नों की मर्यादाश्ों का उतना उल्लंघन 
नहीं करते हैँ जितना हमारे देश में आज के लोग करते हूँ | लेकिन 
हमको युरोप के समाज के बारे में कगड़ा करने से क्‍या फायदा | जिस 
चीज का मेंने प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया है उसके बिपय में कह ही 
क्या सकता हूँ । हाँ, मेंने अवध के देहाती समाज को देखा है | चलो, 
उस समाज की स्थिति का विश्लेषण करके देखा जाय 
आ्रामीण कि हमारे मित्रों की धारणा किस हृद तक सही है 
समाज की तीन ओर समाज में स््री-पुरुष के सम्बन्ध की वास्तविक 
श्रेणियाँ. थ्थिति क्या है। ग्रामीण समाज में तीन श्रेणी के 
लोग रहते हैं (१) ब्राह्मण ज्ञषत्री कायस्थ बनियाँ 
आदि उच्च श्र णी के कहलाने वाले (२) कुरमी अहीर काछी आदि 
किसान जातियाँ जो खेती में मेहनत करके अपना गुजर करती हैं (३) 
चमार केवट पासी आदि मजदूर श्रेणी के लोग जो खेती और दूसरे 
धंधों में औरों के लिए परिश्रम करके गुजारा करते हैं। 
इन तीनों में प्रथम श्रणी के लोगों में स्त्रियों को घेरे में अलग 
रखने का रिवाज है | उनके र्री-पुरुष एकक्षेत्र में काम नहीं करते हैं । 
लेकिन आम ज्त्री पुरुषों के सम्बन्धों में दुर्नीति की खोज की जाय तो 
इन्हीं में इसकी अधिकता देखने को मिलेगी। दरग्रसल अलग-अलग 
रहने से ही उनके चित्त में बिकार पेदा होता है। 
प्रथम श्रेणी. दूसरी ओर तीतरी श्रेणी में निधड़क च्ली-पुरुष एक 
में दुर्नीति साथ कन्धे से कन्धा मिला कर खेत में काम करते 
हैँ । सभी ढोते समय शरीर से सटाकर बोका एकसिर 
से दूसरे पर रखते हैं लेकिन उनमें तो विकार पैदा नहीं होता | टाँडा 


ब्् 5 ह गे 5 पर 
३२० | समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


के देहातों में घूमने के समय चारों को प्रवृत्ति का जो अनुभव मैंते 
चताया था वह भी तो उच्च श्रणी के लोगों के सम्पक के कारण है। 
अन्यथा बाद म॑ मैंने कितने ही चमारों को देखा है कि जो स्वतंत्र 
रूप से खेती करते हैं | उनके यहाँ तो वातावरण निर्मल ही रहता है। 
हमारे यहाँ लोगों मं एक अजीव मनोमावना पैदा हो जाती है । 

जब कभी हम ऐसा समाज देखना चाहते हैँ जिसमें पर्दा नहीं है या 
जहाँ स्री पुरुष सभी साथ ठाथ चलते हैं तो निगाह दूसरी ओर ही 
जाती है। ऐसे लोग थूल जाते हैं कि भारतीय समाज की ८० फीसदी 
आबादी किसान और मजदूरों की है | उनमें पर्दा नहीं है; वे ञरी पुरुष 
हर एक क्षेत्र में साथ-साथ काम करते हैं। यदि उनमें स्वदेशी दृष्टि 
होती, अपने देश की इस ८० फीसदी आबादी की ओर देखते 
ओर फिर उनको मालूम होता कि ऐसे समाजों में, जहाँ ख्त्ियाँ स्वतन्त्र हैं, 
वहाँ नेतिक स्थिति भी ऊँची है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है 
कि इनमें दु्घटनाएँ नहीं होती । ऐसी दुर्घटनाएँ हर समाज और हर देश 
में थोड़ी-बहुत होती हैं ओर होती रहेंगी | लेकिन जब हम इनक़ी स्थिति 
की उस उच्च श्र णी के समाज की स्थिति से, जहाँ ख्री-पुरुष अलग 
. घेरों में हैं ओर चहाँ स्रियाँ बचपन से सहल निषेधों की आड़ में रहती हैं, 
ठुलना करते हैं तो बन्द समाज से खुले समाज को कहीं ऊँचा पाते 
हैं | फिर अगर किसी भी समाज की नैतिक दुघंटनाओं का गहराई से 
निरीक्षण किया जाय तो मालम हो जाबगा कि. उनमें आधी से 
ज्यादा असदहनीय गरीबी के कारण या उच्च श्रेणी के लोगों के सम्पक: 
कारण हैं। हम जब शहर के लोगों को यह परिस्थिति बताते हैं तो 
लोग स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उनके सामने तो किसान और मज- 
दर का आदश शहर के घराँ म॑ काम करने वाले कहार कहारन 
आदि और मंडियों में घूमने वाले मजदूर मजदूरिन ही होते हूं | लेकिन 
में तो आमीण समाज की बात कर रहा था । वहाँ की वास्तविकता 
का-जब हम अध्ययन करते हैं-तो स्री-पुरुष के सम्बन्ध के आदर्श की 


आमसेंविका-शिकज्षा-शिविर ३२१ 


चजावत मित्रों की जो धारणा देखते हैँ असलियत उसकी ठीक उलदी 
पाते है | | 
हाँ, में कहाँ से कहाँ चला गया। अपने कार्यक्रम की कथा वताते 
चताते देहात की बहस में पड़ गया | लेकिन यह-भी देहाती स्थिति 
को बावत अध्ययन था इसलिए यह हमारे विपय के बाहर नहीं 
है| ओर तुम्हाण समय वृथा नहीं खर्च होगा। 
शुभारंभ प्रायः एक-्डेढ़ माह दौड़-धूप करके, मित्रों के 
एतराजों को सम्हाल कर और देहात के लोगों को 
विश्वास दिला कर मैंने ५० बहिनों का एक शिक्षण-शिविर ४ नवम्बर 
सन्‌ १६३६ को फैजाबाद में खोल दिया। में ने कोशिश की थी कि 
सिर्फ गाँव की बहुओं को ही अपनी योजना में लिया जाय पर 
'अविवाहित बहिनों को भी बुला लिया। प्रथम चेष्ठा की दृष्टि से यद्द 
कुछ कम आश्चर्य की वात नहीं थी। देहात के मल्ले घर के लोगों ने 
पुरानी रूढ़ि तोड़ कर १६ से २५ साल उम्र की बहिनों को दमारे 
यहाँ विश्वास करके भेज दिया | यही एक बड़ी क्रान्ति थी। बहुत से 
“मित्र तो इस बात पर ही आश्चर्य करते थे कि लोगों ने मेज कैसे 
दिया | 
इस प्रकार जिस योजना पर पिछले २ साल से विचार हो रहा था 
'डसका सूत्रपात व्यवहार के रूप में हो गया । 





मनी 


[ ५० |] 
ग्राम सेविका-शिक्षा-शिविर 
| २६---१ १---४ १ 
दिसम्बर आ गया । अब जाड़ा वहुत जोरों से पड़ रहा है | जाड़े 
के मारे में रोज सिकुड़ता जा रहा हूँ | आगरा की सर्दों मशहूर है। 
ड्घर जेल में जाड़े के कपड़े के लिए जेल अधिकारियों की रोज मिक- 


रेरर सम्रग्र ग्राम-तेवा की ओर 


मिक लगी रहती है । 
लाकन भरा जुकास, बुखार आदि सब ठीक हो गया। अब खूब' 
स्वस्थ हू | काम में भी अब खूब दिलचस्पी हो रही है। रात को कथा 
बांचने का काम अरोड़ाजी केन होने से मेंने ही ले लिया। एक 
फायदा इसमें भी है| हिन्दी पढ़ने का अभ्यास हो जायगा | 
:- कल के पत्र में मैने महिला-शिविर करे उदबटान की बात बंताई 
थी। पहले दिन जब स्त्रियां आई तो वहाँ मि० कौल ओर दूसरे मित्रः 
मौजूद थे | सामने आई हुई वहिनों के घू घट और उनके साथ बच्ची" 
को देख कर लोग घत्रड्ा गये | मि० कोल तो बड़े ही परीशान हो 
गये। कहने लगे--“भाई जी, वह क्‍या बात है? इन लोगों 
को क्या ट्रेनिंग देंगे? ये बच्चे तो. और भी भयानक हैं | इनको 
हटाइये | नियम कर दीजिए कि बच्चे वाली चली* 
प्रथम दृश्य. जाये |” इत्यादि | लोगों की घतराइट और परीशानी' 
. देख कर मुझको थोड़ा मजा आता था; में मुसकरा 
कर कहता था--/सब ठीक हो जायग |? भला बताओ, स्त्रियों का 
काम करने चले हैं और ममेला भी न हो ? विवाहिता बहुएँ मी हों: 
और बच्चे न हों, यह कैसे चल सकेंगा ? वे बच्चों को कहाँ फेंक 
देंगी ? मान लो, हम एक बार खोज-खोज कर ऐसी स्त्रियां जुटा लें 
जिनके बच्चे नहीं हैँ । फिर क्या ! क्या हमेशा वे बिना वच्चों की रहेंगी | 
स्त्रियों के सुधार के लिए शिक्ष-शिविर खोलना चाहते हों ओर काम की 
योजना कनाना चाहते हों तो बच्चों के साथ ही प्रोग्राम सोचना होगा; : 
बच्चों को अलग कर वह नहीं हो सकता | वे घर जाकर भी अगर कुछ 
करेंगी तो बच्चों को सम्हालते हुए ही न करेंगी; फिर बच्चों को समा-- 
लगा, बच्चों को पालना, छोटी-मोटी बीमारियों में क्या करना चाहिये,. 
जन्म से. ही उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये सब वातें तो स्त्री-- 
शिक्षा. का प्रधान अंग हैं | इन बातों की छोड़ कर स्त्री-शिक्षा की क्या 
कल्पना कर सकते .हैं। में जानता हूँ कि जितनी स्त्रियों की संस्थाएँ 


आमसेविका-शिक्षा-शिविर | 035 


होती हैं उनमें बच्चे वाली स्लियों के लिए. प्रवेश निषेध होता है। 
लेकिन यह प्रवृत्ति विल्‍्कुल गलत है |-मेरी निश्चित राय है कि स््री- 
संस्था की कल्पना के साथ शिशु-विभाग की भी धासणा रखना जरूरी 
है। जो लोग बच्चों का ममेला उठाने से घबड़ाते हैं उनको री- 
संस्था के आयोजन का ख्याल ही छोड़ देना 
बच्चों के विनचा चाहिए। उन्हें कन्या पाठशाला से ही सनन्‍्तोष करना .... 
स्री शिक्षण चाहिए । लेकिन ऐसे सन्तोप से हमारे गाँव की _ 
व्यर्थ है. समस्या हल नहीं होती | इसजिए ज्ञोगों की घबराहट 
होते हुए मी बच्चों का हमने स्वागत ही किया 
और शिक्षा-शिविर के साथ-साथ एक शिशुपालन-शिविर भी खोल 
दिया, जहाँ दिन भर बच्चे रहते थे | तीन ख्रियों की पारी प्रतिदिन 
उनके देखभाल के लिए बाँध दी | मेरी चाची एक सताह आकरट 
उनको दिनचर्या बता गई | शिश-मंगल ओर ग्रसूतिशह के काम सें 
लोग मदद भी करते रहे | इससे माताओं को शिशपालन की व्यावह्यरिक 
शिक्षा भी मिलती रही | शुरू-शुरू से बच्चों को एक घेरे में रखना 
ठीक था लेकिन जल्दी ही बच्चों में काफी अनुशासन आ गया। 
इस इन्तजाम से जो लोग शुरू में परीशान थे उन्हें भी खूब सन्तोप 
हुआ ओर वे दिलचस्पी लेने लगे | 
शिविर खोलने में मेरे सामने एक श्रोर कठिनाई थी। मेरे साथ 
काम करने वाली कोई बहिन नहीं थी । तो फिर काम कैसे चलेगा १ 
जब कोई नहीं थी तो भी में आगे वढ़ा। मेंने सोचा, में खुद दी 
चलाऊँगा | लेकिन ज्री-शिविर बिना स्रीके कैसे चले ! यह सब 
सोच कर कर्ण की ज्री सुशीला को ही वहाँ का इन्चाज बना दिया । 
बाद को प्रान्तीय स्काउट कमिश्नर मिस सुशीला आगा ने ३-४ माह 
का समय हमें दे दिया था। सुचेता ओर आचार्य युयलकिशोर 
की स्रीश्री शान्ति बहिन ने मी एक-एक माह का ससय उससे 
दिया था | इस तरह कमर बाँध कर अगर कोई अच्छा काम शुरु 


5 


श्पं 
रे 
०्<्‌ 


समग्र ग्राम सेवा को ओर 


किया जाय तो ईश्वर सोरा इन्तजाम धीरे-धीरे 

शुभ काम्त को कर देता है। “सारी सुविधा छुटठाकर ही काम 
ईश्वर बढ़ाता है. शरू करेंगे” वाली प्रवृत्ति मेरी समक्त में कभी नहीं 
आई | इस तरह नया क्रान्तिकारी कार्यक्रम तो हो 

ही नहीं सकता । फिर तो “न नो मन तेल होगा न राधा नाचेंगी।” 
सेवकों को अपनी योजना के ओऔचित्व ओर व्यवहा रिकता पर विश्वास 
होना चाहिए | अपने पर भरोसा होना चाहिए । फिर तो शुभ काम 


शुरू ही करना चाहिए; वाकी सामग्री व साधन भीरे-धीरे मिलता 


जाता है। इस सिद्धान्त पर मेरा दृढ़ विश्वास था। छुआ भी वही । 
'ब्रिना किसी स्त्री के होते हुए भी शिविर खोलने का खतरा उठ 
लिया; फिर ह्लियाँ मिलती गई | 

/ ४ माह शिविर में निम्नलिखित विपयों की शिक्षा दी गई। 

).. +हिंन्दी, हिंसाब, इतिहास, भूगोल | २--चर्खा का व्यवहा 
रिंक और औद्योगिक ज्ञान | .३--शिक्षवलन व ग्रचति-विज्ञन। 
४--देश-दुनिया के साधारण ज्ञान | ६--स्काउटिंग | ६--राष्ट्रीय 
शाना | ७--गाँव की सामूली समस्वाएँ | 

४ माह के वाद इन स्त्रियों के जीवन में, दृष्टिकोश में, बुद्धि में 
इतना परिवर्तन हुआ कि अवाक्‌ होना पड़ता था । परिवर्तन तो कल्पना- 
तीत था ((शेढ्ठ उनके लिए एक दृशान्त था जो कहते हैं कि गाँव वाले 

बदलना नहीं चाहते हैं| पर्द की मँप तो तीन दिन में ही खतम हो 
शई थी। जो लोग पहले दिन उनको देख गये थे वे एक-डेढ़ माह 
बाद देख कर विश्वास नहीं करते थे कि ये वही ख्त्रियाँ हैँ | डेढ़ माह 
बाद दादा ( आचार्य कृपलानी ) शिविर में आये थे। उन्होंने लड़- 
कियों को देखा, उनसे बातें कीं, उनसे सवाल पूछ कर जवाब देने को 
क्लास भी लियां । मेने दादा. से पूछा कि आपने कैसा स्टडड पाया ।दादा 
से कह्य बहुत ठीक | “र6ए8 /8 88 709कवाएव7७8076 छ्ादे 
चंपों छु78 88 एं०जएणाती गिंयी कं 5000 8 27079 कै ४0978 


पा 


आमसेविका-शिक्षा-शिविर ३२४ 
(“यहाँ मी उतनी ही चठहुर और उतनी ही बोदी लड़किया हैं जितनी किसी 
भी नगर के ऐसे समूह में मिल सकती हू |”) ख्याल रहे, ये दादा के 
शब्द है। तुमको मालूम है कि इन सामलों में दादा का मान कितना 
ऊँचा हैं। उनका मान इतना ऊँचा हुआ करता है कि हमारे 
समाज की स्थिति को देखते हुए कभी-करमी व्यावह्यस्किता का दायरा 
भी पार हां जाता हूँ | खेर, मेरे कहने का सतलव यह है कि अगर 
हम थीड़ी सी कोशिश करें तो देहात की ख्तरियों के जीवन में' इतना 
परिवर्तन हो सकता है कि उसकी कल्पना करना मुश्किल है। कैम्प 
के नतीजों को देख कर इस दिशा की सम्भावनाओं पर मेरा इतना 
*वश्वास हा गया कि हमारी कत्तिनों मं भी ऐसा होना सम्भव है, 
इसकी भी कल्पना करने लगा। वाद को इस दिशा में मैंने जो कुछ 
प्रयल किया था उसकी कहानी फिर कमी लिखँँगा | 
चार माह शिविर के शिक्षा-क्रम के साथ-साथ एक काम मैंने ओर 
किया । सुचेता ओर शान्ति बहिन ने १ साह का समय मुझे दे दिया 
था। मैंने उनके रहने का फायदा उठा कर देहातों 
अनुकूल वाता- में हमारी योजना के पक्तु में प्रचार करने की वात 
वरण के लिए सोची | इसके लिए. मेंने प्रतिदिन दिन को १ बजे 
प्रचार से ४ बज तक का गाँव का कार्यक्रम रखा। एक 
दिन सुचेता जाती थी और एक दिन शान्ति बहिन | 
जिन ग्रामों की स्लरियाँ कैम्प में आई थीं ओर जहां सुधार-केन्द्र खोलना 
। उन-उन गाँवों में विराद सभा का आयोजन करते थरे। कोशिश 
करते थे कि स्त्री ओर पुरुष दोनों आवे ओर वे काफी तादाद में आंत 
गी थे। सुचेता ओर शान्ति बहिन समाओं में ख्ली-सुधार की बाबत 
परण देती थीं ओर फिर बाद को ख्रियों से बात-चीत करती थीं । 
इस कार्यक्रम से देहाती वायुमंडल काफी हमारे पक्त में होता गया । 
उुचेता तो उसी गाँव की जो बहू हमारे शिविर में भी उसे साथ ले 
जाकर उससे गाना गवाती थी | एक गाँव में उसके ससुर मुझसे कहने 


ज्ेर्द्‌ : समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


“लगे :--“भाई जी, मैंने तो आज ही अ्रपनी बहू की सूरत देखी ।” तुम 

लोगों के लिए यह बहुत॑ बड़ो वात नहीं मालूम होती है क्योंकि तुम 
महाराष्ट्र के वायुमंडल में काम करते हो लेकिन अयोध्या के इलाके के. 

पलिए! यह बहुत. बड़ी क्रान्ति है | ह 
इस तरह ईश्वर की कृपा से चार माह में शिविर का काम समात्त 
'करके बहिनों को घर भेज दिया । शिविर खतम हो जाने पर मेरे एक 
मित्र ने, जो स्कूलों के इंसपेक्टर थे, कहा--'मि० मजूमदार, कैम्प , 
की सफलता की वाबत तो बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कर रहे 
'हैं। लेकिन एक वात के लिए में आप को बधाई देता हूँ । वह यह है 
के चार माह में किसी किस्म की समालोचना का मौका नहीं आया ।” 
बस, आज और नहीं लिखूँगा। 


2 
सेविकाओं की व्यावहारिक शिक्षा 

ह । ३०---६ ६-४१ 

बहिनों को शिविर-की शिक्षा के बाद फिर ६ माह के लिए कार्यक्षेत्र 
की व्यावह्व रिक शिक्षा की योजना के मुताबिक कार्यक्रम बनाने की 
समस्या सामने आ गई । शुरू में तो .गांव के लोगों में हमारे कार्यक्रम 
के प्रति सहानुभूति पैदा करना था। विशेषकर गाँव की स्त्रियों की प्रवृत्ति 
'में कुछ परिवर्तन लाना था। मैंने सुचेता से कहा और वह समय देने को 
राजी हो गई | फिर स्री-सुधार केन्द्रों का उद्घाटन समारोह के साथ 
करने लगे | सुचेता इसके लिए काफी मेहनत करती थी । उद्घाद्न 
के बाद घर-घर जाकर ख्रियों से बातें करती थी। सुचेता के घरों में - 
'घूमने से मुकको मदद मिली ओर ख्रियों में कम से कमर इसके विरुद्ध 
'भावना दूर होती रही | 


सेविकाओं की व्यावहारिक शिक्षा ३२७ 


सुधार-केन्द्र में शुरू में लड़कियों के विद्यालय से ही आरम्म 
करना है, यह में पहले ही वता चुका हूँ । यहाँ पढ़ाई और तकली की 
व्यवस्था की | आम-सेविका के लिए. पहले साल गाँव का कोई काम 
करने का कार्यक्रम नहीं रखा । तीन साल की योजना में प्रथम वर्ष इसकी 
कल्पना भी नहीं थी । इस बार हम सिर्फ इस पर जोर देते थे कि वे 
नियमित जीवन व्यतीत करें | अपने घर साफ रखें ओर अपने बच्चों 
को सफाई से रखें | हाँ, गांव की बहुओं को विद्यालय में लाने की 
कोशिश करें, इसका .ध्यान हमेशा रखता था । ग्राम-सेविकाओं से 
विद्यालय की पढ़ाई और कताई का लेखा रखने ओर मासिक रिपोर्ट 
तैयार करने का भी अभ्यास कराता था | प्रत्येक केन्द्र में १०-१२ 
किताबें, १ मासिक और १ साप्ताहिक पत्र का भी प्रबन्ध हो गया । 
सुधार-केन्द्र की सेविका इधर विद्यालय चलाने का काम करती थी और 
साथ ही अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करती थी। हर एक के लिए, 
एक अध्यापक का इन्तजाम योजना के हिंसाव से किया था | 

जिले में ५० शिक्षा-केन्द्र खोन्नने से और उसके लिए प्रचार करने 
से एक फायदा और हुथ्रा । देहातों में आम तौर से लड़कियों को 
यढ़ाने के प्रति लोगों की रुफान होने लगी। और देखता था कि 
बहुत से गाँवों में लोग अपनी छोटी लड़कियों को जिलाबोड के पराई- 
मरी स्कूलों में अधिक तादाद में भर्ती करते थे |. ह 

इस तरह ६ माद का भी कार्यक्रम-'धूरो होता गया | सब लोगों 
ने कन्षा ४ की परीक्षा भी दे दी और २७ बहिनें लोझर मिडिल की 
परीक्षा की तैयारी करने लगीं | 

बचद्ययि प्रधानतः सुधार-केन्द्र में लड़कियाँ ही शिक्षा लेती थीं फिर 
भी बहुत से केन्द्रों में २-४ बहुएँ भी पढ़ने लगीं। यह ठाकुरों का 
गाँव था | फिर भी उन्होंने पर्दा न रखने का निश्वय कर लिया | पहले 
ही साल के नतीजे को देखकर मुझको विश्वात् दो गया कि तीन साल 
मे जब हम ग्राम-सेविकाओं की तैयारी पूरी कर लेंगे ओर सुधार-केन्द्र 


श्स्द समग्र ग्राम-सेंवा की ओर 


' की सम्पूर्ण योजना का काम शुरू हो जायगा तो गाँव की तमाम ख्ियों 
में इतना मानसिक परिवर्तन हो सकेगा कि वे सब हमारी योजना में 
भाग लेने लगेगी । 

६ माह का कार्यक्रम समाध्ष करके दूसरे साल की शिविर-शिक्षा 
का इन्तजाम कर ही रहा था कि कांग्रेस के आदेशान सार हम लोग ' 
आमस-सुघार महकसा से अलग हो यये | इस साल तो मेरा काम आसान 
हो गया था। नलिले की छ्री-सुधार योजना के पहले साल के नतीजे को- 
.देख कर प्रान्तीय सरकार ने इसको जारी रखना स्वीकार कर लिया ओर 

. तमाम खर्च के लिए मंजूरी दे दी | केवल इतना हीं 
अब सरकार नहीं किया वल्कि इस योजना को ४८ जिलों में धीरे 
भी चेती . धीरे फैलने के लिए आम-सेविका शिक्षा-शिंविर की 
स्थायी भी वना दिया | यह जरूर है कि मेरे अलग 
हों जाने से सरकार ने इस योजना का रूप बदल दिया। मेरी 
योजना उनको समझाना भी सुश्किल था क्योंकि वे ग्रामीण मनोीबृत्ति 
से कुछ नहीं करते | सरकारी महकसों में जिस प्रकार काम होता हैं 
बह तो ठुमको मालूम ही है | लेकिन योजना का ढांचा तो वही रखा। 
योजना स्थायी होने से कुछ फायदा तो हो ही गया । गाँव की स्त्रियां 
मं दृष्टि का विकास तो होगा ही इसलिए मी मुझे संतोष हैं कि मेरा 
भी मतलब कछ तो हल हो जायगा | 

इस तरह गम-सुधार महक्रमा के साधनों का फायदा उठाकर 
: बहुत दिनों के स्वन्न को कुछ साक्तार रूप देने की कोशिश की। इससे 
आगे के लिए मुककी अनुभव भी बहुत मिला । मविष्य में अगर कमी 
स्त्रियों का काम करना होगा तो इस अनुभव से लाभ होगा | 


काजल आज चतत+ 


ज्री-शिक्षा का आधार चर्खा ३२६ 


[ ४रे |] 
स्नी-शिक्षा का आधार--चर्खा 


१---१२--४£ 
कल ग्राम-सुधार स््री-शिक्षा शिविर का नतीजा बताते समय मैंने 
ठुमकी लिखा था कि मुककों ऐसा लगा कि अगर कत्तिनों को किसी 
तरह ज्यादा समय तक शिक्षा दे सके तो उनके जीवन में हम अमूल्य 
परिवर्तन ला सकते हैं | यह ठीक है कि कैम्प में एक तो जो स्त्रियां 
आई' थीं वे सब अच्छे घर की लड़कियां थीं, फिर दर्जा २, ३, ४ तक 
पढ़ी भी थीं। कत्तिनें ठेठ किसान हैं | और वे पढ़ी-लिखी हैं। में 
पहिले ही लिख चुका हूं कि अच्छे घर की स्त्रियां चाहे थोड़ी पढ़ी भी 
दों लेकिन पर्दा के कारण बाहरी साधारण ज्ञान उनमें कम होता है| 
बुद्धि तो उनमें ज्यादा होती है लेकिन अनुभव कम | एक-एक माह के 
लिए जो यूत-उधार विद्यालय खोला गया था उसके द्वारा उनकी समर 
ओर धारणा शक्ति का अन्दाजा मुझको मिल गया था | इसलिए स्त्री 
सुधार केन्द्र का सब अनुष्ठान समाप्त होते ही इसका प्रयोग करने का 
विचार हुआ | इस काम के वास्ते गोसाईगंज से आधे मील को दूरी 
पर एक आम पसन्द किया गया। यह्द सिफ किसानों का ही ग्राम है। 
यहाँ हम लोगों ने पंचायत कायम की थी | वह सफलता के साथ चल 
रही थी इसलिए भी वहाँ प्रयोग करना आसान हो 
आशातीत सफलता गया था | वहाँ एक सेबक को रख दिया | गाँव की 
३०-३५ स्त्रियाँ प्रतिदिन सात घण्टे के लिए स्कूल में 
आती थीं | १ घंटा प्रतिदिन अन्वरज्ञान ओर हिसाव पढ़ाया जाता था; 
ओर समय घुनाई ओर कताई | प्रयोग के वास्ते मेंने तीन साह तक 
विद्यालय चलाया । सप्ताह में एक दिन बौद्धिक क्लास में सावारण विपयों 
की बातें बता दी जाती थीं | वीच-बीच में में भी वहाँ जाकर कत्तिनों 
को इधर-उधर की बातें बतलाता था| कर्ण भाई भी प्रावः जाते थे । 
२७ 





रे३े० ह समग्र आम-सेवा की ओर 


केवल ३ माह में ही उनके दृष्टिकोश में कल्पनातीत परिवतंन दिखाई 
देने लगा। वावा राववदास एक बार हमारे यहाँ झाये थे। उनको 
उस गाँव में. ले गया था। ख्लरियों से बात करके वे पूछने लगे-- 


“वाकई ये अनपढ़ किसान हैं १” एक बार हमारे प्रान्तयति श्री पाली- 


वाल जी उस गाँव में गये थे। उन स्रियों को देखकर वे आश्चर्य 
करने लगे । | 

इसी तरह इल्तफातगंज के पास एक याँव में प्रयोग किया। वहाँ 
दूर होने के कारण में ज्यादा नहीं जा सका। वहाँ के कार्यकर्ता का 
स्टंडड भी अच्छा नहीं था। फिर भी वहाँ का नवीजा अच्छा ही रहा। 
२-४ गाँवों से तीन-तीन माह के प्रयोग से कत्तिनों के जीवन में परिवतन 
की सम्भावनाओं का पता लंग गया | और मैं जिस बात. की कल्पना 


करता था उस पर विश्वास हो गया | यह अप्रेल, मई, जून की बात- 


थी। अ्रगस्त £ में आश्रम की सालाना बैठक होती थी | उसमें ६-७ 
ओस्य कार्यकर्ताओं को फिर से कताई घुनाई की शास्त्रीय शिक्षा देकर 
विशेष रूप से कताई विद्यालय खोलने के लिए तय हुआ । तदनुसार 
<-७ कार्यकर्ताओं को रणीवाँ भेजा गया | उनको ३-४ भाह चर्खे की 
_ व्यावहारिक, यांत्रिक और सैद्धान्तिक शिक्षा देकर अकवरपुर के पास 
१६९ गाँवों में कत्तिन विद्यालय खोल दिया | वहाँ अपनी योजनानुसार 

घंठा बौद्धिक क्लास भी रख दिया गया | दो माह में ही उनमें परिवर्तन 
देखने की मिला | लेकिन मैंने देखा कि कार्यकर्ताओं की तैयारी पूरी 
नहीं हुई और साच॑ का महीना हो जाने से २ माह के लिए कत्तिनों 
को फसल काटने की छुट्टी मी देनी चाहिए थी इसलिए कार्यकर्ताओं 
को फिर स शिक्षा देने के लिए रणीवां बुला लिया | वे रणीवां आये 
और में गिरफ्तार होकर जेल चला आया | जेल में जाकर इस प्रश्न पर 
विचार करता रद्दा | ६ माह विचार करने से मुझको एक निश्चित 
योजना की. रूप-रेखा स्पष्ट होने लगी। कानपुर खादी भंडार के 
व्यवस्थायक्. श्रीरामनाथ टंडन यहाँ मेरे साथ रहते हैँ । उनसे अपनी 


[ 


शक पक अप की जी. अरे, 


खादी-सेवकों की स्रियाँ ३३१ 
योजना की बाबत विचार-विनिसय किया | फिर हम लोगों ने अपनी 
कल्पना को लिख डाला | पूज्य बापू जी को भी इसके बावत एक पत्र 
में लिखा | बापू जी ने उस पत्र को नवम्बर के खादी जगत्‌ में प्रकाशित 
करके सब ग्रान्तों के खादी कार्यकर्ताओं की गय मांगी है। अगर चर्सा 
संघ इस योजना को सान ले और व्यवह्यार में लाये तो आमीण समाज 
में क्रान्ति हो जायगी | स्त्री-सुधार के लिए कोई दूसरी योजना बनाने 
की जरूरत नहीं होगी | तुम लोगों को काम के लिए अनन्त कार्यन्षेत्र 
मिल जायगा | 

इवर आज से फिर लोग छूटने का अनुमान लगा रहे हैं| ४ 
तारीख को वाइसराय की कमेटी में तय होगा। अत सब छूटेंगे। में 
सोचता हूँ कि अभी छूट जारऊँगा तो यह ग्राम-सेवा की कहानी खतम 
नहीं होगी | लेकिन क्या हर्ज है ! जिंतना ही हो जाय उतना ही बहुत 
है। किस तरह ग्राम-सेवक को ग्राम-प्मस्यात्रों को समझ-समक्त कर 
चलना है, उसकी बाबत तो सब कह चुके हैं। जेल से अगर छूट 
तो श्री निकेतन के काम का अध्ययन करना चाहता हूँ । ठुम इन्तजाम 
कर देना | बस, अब श्राज खतम करता हूँ । 


[ ५ | 
खादी-सेवकों की स्वियाँ । 

२--६२---४१ 
कल जो अनुमान छूटने के मुतल्लिक चल रहा था चह आज 
फिर जोर से चलने लगा। यह सब देखकर में श्राज फिर लिखने बैठा। 
अब समय बहुत कम मिलता है। बातों बातों में ही वक्त कद जाता 

है | अतः ज्यादा भूमिका न बांध कर अपने विपय पर आता हूं । 
पहले ही लिख चुका हूँ कि ग्राम-सुधार शिक्षा केन्द्र के पत्तु में 
वायुमंडल पैदा करने के लिए में देहातों में जाकर प्रचार करता था 


हेश्र समग्र आम-सेवा की ओर 


उन लोगों के सामने आजकल की स्त्रियों की हालत और अनमेल 
विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों की तीव्र आलोचना करता था। 
भारत की प्राचीन स्त्रियों के आदर्श की बावत बताता था। कत्तिन- 
स्कूलों में कत्तिनों को भी इसी प्रकार बताता था | लेकिन इस प्रकार 
के प्रचार में मुकको एक बहुत भारी अड़चन. पड़ी । फैजाबाद 
जिले के बहुत नोजवान हमारे आश्रम के कार्यकर्ता हैं | दुर्भाग्य 
से उनकी स्त्रियाँ पिछड़ी हुई हैँ। सुधार-केन्द्र की स्त्रियों, यहां 
तक कि कत्तिन स्कूल की स्त्रियों का दश्कोण भी उनसे उन्नत 
था । कार्यकर्ताओं की स्त्रियों की हालत यहां तक खराब है कि 
वे नियमित चर्खा मी नहीं चलातीं और खादी नहीं पहनती हैं। 
ऐसी हालत में जब कभी में ऐसे गांव में पहुंच जाता था जहाँ हमारे 
कार्यकर्ता का घर ही तो मैं बहुत धर्म-संकट में पड़ जाता था | मैं 
प्रचार करता था कि स्त्रियां पर्दा न रखें, चर्खा चलायें, खादी ही 
पहनें | ओर हमारे अपने साथियों की स्त्रियां घूंब्रट काढ्कर घर में 
फंसी रहें, चर्खा न चलायें, खादी न पहने | ओर हम इन्हीं कांरयकर्ताशरों 

के माफत अपना कार्यक्रम चलाना चाहते हैं; अपने 
यह विषम स्थिति ! सिद्धान्तों को साकार रूप देना चाहते हैं ! किसी- 

किसी गांव में जब लोग इस विषय पर सुमसे सवाल 
भी करते थे तो मुझकी सेपना पड़ता था | इस परिस्थिति कों देखकर 
मेरी आत्मा को बहुत कष्ट होता था। मैं सोचने लगा, ऐसी हालत में 
हम क्या ग्राम-उत्थान का काम करेंगे। अगर हम अपने साथियों में 
ही कोई भावना पैदा नहीं कर सके तो संसार को क्या बता सकते हैं । 
आश्रम के कार्यकर्ताओं की स्त्रियाँ अपने पतियों के साथ कार्यक्रम में 
भाग नहीं लेती, इसकी ग्लानि तो मुझमें थी ही। इसकी बाबत तो 
सनुमको मैं पहले ही लिखा चुका हूँ | लेकिन इस वार के दौरे ने तो 
सुकको परीशान कर दिया । मैंने महसूस किया कि आमसेवकों की 
स्त्रियों की शिक्षा तो पहले होनी चाहिएं। उसके वाद ही कोई कार्य- 


खादी-सेवकों की स्रियाँ ३३३ 


आम गांव में चलाया जा सकता है। लेकिन उस समय मेरे सामने 
कोई रास्ता नहीं था | और न इसके लिए कोई सावन ही था, न 
मौका था | इसलिए इस बात को मन ही मन छोड़ा और रखीवां 
आश्रम में जो बहिने रहती थीं, उनकी व्यवस्था करके मैंने संतोप किया | 
अकवरपुर में भी जिन-जिन कार्यकर्ताओं को राजी कर सका उनकी 
स्त्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। मेरे साथियों की 
राय इस मामले में मेरे साथ न होने से विशेष उत्साह तो नहीं था। 
लेकिन इस ओर कुछ न कुछ चेश मेंने जारी ही रखी । 

ग्राम-सुधार की मार्फत जो स्त्री-सुधार की योजना शुरू की थी 
उसके प्रथम वर्ष के शिविर के खतम होते ही में तुमसे, सुचेता से और 
जिससे भी मुलकात होती थी किसी बहिन को इस काम को उठाने के 
वास्ते कहता था। दूसरे साल के शिविर के लिए एक योग्य बहिन की 
आवश्यकता थी | पहली बार तो प्रयोग मात्र थां। स्वथियों को बुला- 
कर क्रिती तरह काम चालू कर दिया गया। मैं खुद भी वहां बैठ 
गया | ऐसा तो स्थायो रूप से हो नहीं सकता था। इसलिए मुकको 
स्थायी इन्तजाम करना था | तुमको याद होगा; तुमसे क्रितनी दी बार 
कहां होगा । आखिर मिस इटीसा की वषब॒त खबर मिली और सरला 
बहिन की मार्फत उनसे बात करके तय किया | वे राजी भी हो गई । 
उन्होंने लिखा था--नवम्बर के प्रथम सप्ताह में आने की कोशिश 
करेंगी । अक्टूबर में प्रान्तीय सरकार ने शिविर को सीधे अपने निरी- 
क्षण में चलाने का निश्चय किया। वें मेरा असर उन स्त्रियों पर 
नहीं चाहते थे क्योंकि हम लोग तो उनमें राष्ट्रीय भावना ही पैदा 
करेंगे । जब मैं कैम्प की जिम्मेदारी से अलग हो गया तो मिस इठीरा 
को लिख दिया कि अरब न आयें । मुझसे भूल हुई थी कि मैंने तार 
नहीं फेजा | मिस इटीरा मेरा खत पाने से पहले ही वहां से चल दी 
थीं और ४ नवम्बर को आश्रम में हाजिर हो गई' | 

मिस इटीरा जब आ गई' -तो मैंने उनको बहुत दही सादे जीवन 


रे 
ह 


झश्३्४ . . समग्र आम-सेवा की ओर 


वाली पाया और मन में सोचा, आश्रस के कार्यकर्क्ताओं की स्त्रियों के 
लिए शिक्षा विभाग खोल दिया. जाय । मेंने उनसे 


' योग्य व्यवस्था- अपना प्रस्ताव किया। उन्होंने रहकर देखने की 


पिंका का अ्रमभाव कहा | कुछ कार्यकर्ताओं की स्त्रियों को बुलाकर 

मेंने आश्रस में महिला-विभाग खोल दिया। मिस 
इटीरा ज्यादा दिन नहीं रह सकीं; फिर अपनी काकी.(सुचेता की मां) 
को बुलाकर चलाता रहा | सोचा था, ठुम लोग कोई इन्तजाम कर 
दोगी ।'मृदुला बहिन को बुलाकर दिखाया । उन्होंने भी किसी बहिन 


.. को तलाशने की कोशिश करने को कहा । फिर में गिरत्फ़ार हो गया. 


. और ५-६ माह बाद उसे बन्द कर देना पड़ा । अब देखो, कब बाहर 


निकलते हैं ओर कब मौका मिलता हैं। चाहे जो हो मुझको तो ऐसा 


£ लगता हैं कि,जिंव तक कार्यकर्ता खुद अपने आदश्शा की ओर नहीं ' 
- चलेंगे तब तक हम अपना आदशे दूसरों को क्या बता सकते हैं। 
ओर इस वात में हम अशक्य इसलिए हैं कि हमारे साथी अपनी 


स्त्रियों को साथ लेने की चेष्ठा तक नहीं करते | 

बाहर निकल कर फिर ठुम लोगों को तंग करूँगा | यह तो तुम्हारी 
जाति का काम है। लेकिन ठुम लोगों में जो योग्य हैं वे तो पुरुषों के 
समान होने के आन्दोलन में व्याख्यान देकर ओर प्रबन्ध लिखकर 
अपना सारा समय व्यतीत कर देती हैं, चाहे स्त्री समाज अन्धकार 


- में पड़ा रहे | खैर, यह सब मगड़ा तो निकलने पर ही होगा | फिर 


हाल तो मैं जेल में हूँ ओर आश्रम का स्त्री-शिक्षा विभाग बन्द है। 

में जब से आगरा जेल में आया तभी से तुमको पत्र लिखता 
रहा । मैंने आश्रम में शुरू से ग्राम-सम्बन्धी जो कुछ सोचा, देखा 
ओर किया सब कुछ जहां .तक याद कर सका लिख दिया । इसके 
अलावा मैंने सरकारी आम-मुधार का काम दो साल किया । उससे भी 
काफी अनुमव हुआ । उसकी वावत भी लिखने की कोशिश करू गा।: 
स्त्री-सुधार के अनुभव तो बता ही चुका हूँ लेकिन वह तो आश्रम- 


सरकारी ग्राम-सुधार ३३५ 


4 [पे हक रु रे ु ५ मत 
काय के सिलसिले से ही था | केवल सरकारी साधनों का इस्तेमाल 
करके अपनी कल्पना के अनुसार प्रयोग कर लिया । अब में दूसरे पन्नों 
में सीवे सरकारी तरीके से ग्राम-सुधार की कद्दानी लिखने का प्रयत्न 
करूँगा | 


० 
। सरकारी ग्राम-सुधार 


३-- ६१---४६ 


कल के पत्र में आश्रम की आम-सेवा की बात खत्म हो गई थी। 
वादा के मुताबिक आज सरकारी तरीके से सरकारी महकमा की माफत 
ग्राम-सुचार के अनुभव लिखने बैठा हूँ [सरकारी महकमा में एक 
कठिनाई यह है कि उसमें परिस्थिति के अनुसार अपनी कल्पना को 
पूरा करने का मौका नहीं होता | दूसरी बात यह कि उनका कार्यक्रम 
किसी निश्चित आदेशानुसार ग्रामीण समाज को संबटित करने की 
दिशा में नहीं होता है। उनके कार्यक्रम अलग-अलग घुन लिये होते 
हैं | गाँव के लोगों को कुछ सहायता पहुँचाने का ही लक्ष उनके सामने 
गा है |मुझको प्रान्त भर के लिए. बनाये हुए निश्चित कार्यक्रम को 
लेकर चलना पड़ता था। उसे में अपनी धारणा के अनुसार मोड़ने 
का प्रयत्न तो करता था | फिर भी बहुत हृद तक कार्यक्रम अलग- 
अलग ही होता था । 

मुकको जब जिला ग्राम-सुधार संघ्र के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी 
सरकार की ओर से मिली तो सबसे पहले पुरानी सरकार की योजनाओं 
का अध्ययन किया। फैजाबाद में अयोध्या के राजा के कोर्ट आव्‌ 
वाडस की ओर से कुछ आम-सुघार का काम होता था। सरकारी ब्रास- 
सुधार भी उसी के साथ शामिल कर दिया गया था। मैंने देखा, जो 


38३६ समग्र आम-सेवा की ओर 


सुधार हुआ है उसमें अक्तरशः ग्राम-सधार ही हुआ है| न तो ग्राम- 
ववासी-सुधार की कोई चेष्टा की गई थी और न ग्राम-समाज-सुधार की 
कोशिश थी | वहाँ विभाग के सेवकों में ही जाति-मेद था | सुधार 
अफसर, इन्सपेक्टर, आर्गनाइजर आदि जातियां अलग-अलग थीं 
ओर उसी हिसाव से आयस में व्यवहार था । जैसा कि मैं शुरू में ही 
“लिख चुका हूँ पे के लोग ग्राम-सुधार उसी को कहते हैं जिससे गांव 
वालों को वे चरर्ज मित्र जायें जिनके बिना शहर वालों को तकलीफ - 
होती है | यानी पक्की गलियां हो जायँ, ओसारा पक्का हो जाय, 
सीमेन्ट का फरश हो जाय, बड़े-बड़े खिड़कीदार कमरे हों | अगर हो सके 
तो बिजली की रोशनी और रेडियो हो जाय | । 
(“४ मैने ऊपर कहा है कि वे आम-वासियाँ का छुधार नहीं करते । मेरी 
इस क्रिस्म की वातों से कुछ सुधार-थाकोसर नाराज हो जाते थे | “क्या 
आप सममते हैं, हममें इतनी भी अक्ल नहीं क्रि हम यह न जानते 
हों कि उनका अज्ञान ही सारे कष्ट का मूल है | हम उसका भी इन्त- 
जाम करते हैं।” हां, ठीक है वे यह भी करते हैं। वे मैजिक लैंटर्न 
से बताते हैं, मक्खियाँ क्या-क्या बीमारी फेलाती हैं; हैजा से बचने के 
क्या-क्या उपाय हैं इत्यादि और उनका प्रतीकार ऐसा बताते है कि 
आमवासी ग्रामीण साधन से पा नहीं सकते हैं | वे सफाई की बात भी 
करते हैं लेकिन अपने खेमे की सफाई रखने में इतने खच का नमूना 
दिखाते हैं कि देहाती स्वभावतः, यही कहते हैँ कि सफाई रखने के लिए. 
इतना तूल-कलाम अगर करना है तो परमात्मा ने हमको साफ रहने 
के लिए पैदा ही नहीं क्रिया । यह भी अमीरों के अनेक विलासों में 
एक व्रिलास ही है । 
(हाँ, वें समाज-सधार भी करते हैं। व्याड्यान और पर्चो-द्वारा 
बताते हैं कि 'छुम बड़े बेवकूफ हो। टींक से रहना नहीं जानते 
तुममें जात-पांव का भेद है | तुम विदाद श्राद्ध आदि अनुण्टठाना मे 
फिजूल खर्च करते हो; ठुम चमार धोवियों का नाच कराते हो; होली 


सरकारी ग्राम सुधार ह ३३७ 


खेलतें दो; तुम बेकार जेवर बना कर सोना-चाँदी 
डपदेशों की भरमार घर में फेसाकर रखतें हो | इस तरह तुमको महाजन 
के चंगुल में फँसकर कर्जा में डबना पड़ता है । 
नुम्दारे बच्चे भूख रहते ओर गोरू चराते हैं | घास छीलते हैं, पढ़ते नहीं 
इसीलिए तुम बर्बाद हो गये । अतः तुमको चाहिए, घर पर किसी 
किस्म का बेकार आनन्दोत्सव न मनाकर मुँह लटकाकर १२ माह बैठे 
रहो । जितना भी सोने चाँदी के जबर हैं वेचकर रुपया को-आपरेटिव 
चैक में रख दो | जरूरत पर महाजन के पास न जाकर सहकारी समिति 
से उधार लो । बच्चे गोरू न चरावें, मवेशी खूटा में बाँघे रहें | घास 
“बिना उनका काम चल जायगा ). बच्चों को सरकार ने जो हर गाँव में 
निराकार स्कूल खोल रखा है उसमें भर्तों कर दो। इत्यादि उपदेशों की 
भरमार से गाँव वालों का दम घुटने लगता है। अगर कुछ लोगों ने 
सुनने कोशिश की तो वे दूसरे के चंगुल में फँसे जिसका नाम सरकारी 
शोपण है ) 
बानी उनका दृष्टिकोण ऊपर-ऊपर से गाँव में कुछ सजावट लाता 
था। जिससे यह प्रचार हो सके कि सरकार भी आम-पधार कर रहो 
' है| पंरोत्ष रूप से सरकार इन विभागों की माफत ग्रामवासियों को केवल 
अपने हाथ में रखने का. उद्देश्य पूरा. करती है । | 
कांग्रेस सन्त्रिमंडल ने जब ग्राम-सुधार का काम करना शुरू 
फ़िया तो सुधार की नीबत तो उन्होंने बदल दी लेकिन तरीका 
पुराना दी रखा | उनकी नीयत गाँव वालों को वाकई मदद करने की 
थी लेकिन उच्च श्रेणी के सदियों के संस्कार के अनुसार उनमें भी 
“दवा की वृत्ति थी। बेचारे गाँव वालों का कुछ भला करना था) नीयत 
-दोने पर भी अनुभव न होने से समस्या की जड़ पर वे नहीं पहुँच पाये। 
समस्याश्रों का अध्ययन करने का साधन भी तो 
बही पुराने... उनके पास पुराने सरकारी कमीशनों की रिपोर्ट ओर 
त्तरीके युरोप के प्रयोगों का विवरण ही था। अतः जिस 


ड्श्द समग्र ग्राम-सेवा की ओंए 


ग्रकार सतू १६२१ में हमने सारे देश में कांग्र स की ओरे से राष्ट्रीय 
शिक्षा की संस्थाएं खोली थीं जिनमें शिक्षा-पद्धति तो वही पुरानेः तरीके 
की नकल थी, सिफ राष्ट्रीयता की सफेदी कर दी गई थी, उसी प्रकोर 
कांग्र स सरकार ने ग्राम-सुधार के कास में युराने तरीके की नकल करके 
उसमें अपनी शुद्ध नीयत का पोचाड़ा सात लगा दिया | 

शुरू के ७-८ साह तक. तो कोई खास कार्य-क्रम ही नहीं मिला; 
साधारण प्रचार ही चलता था। आखिर प्रचार ठुम कितने दिन चल 
'सकते हो | कुछ. ठोस काम तो चाहिए ही । आखिर जब कार्यक्रम 
आया तो इस प्रकार था :-- 

१--याँव में पंचायत घर बनाना | २--साँव के कुओझों की मरम्मतः 
कराना | ३--गली सड़क ठीक करना | ४--पंचायत कायम करना £ 
४---रात्रि पाठशाला और दूसरी शिक्षा का प्रवन्ध करना । ६---खेतो 
का सुधार करना । ह 

हर एक काम के लिए थीोड़ा-थोड़ा रूपया भी मंजूर हुआ। कासः 
चलाने के लिए प्रत्येक जिला बोर्ड के निर्वाचन ज्षेत्र को क्षेत्र मानकर 
सर्किल खोल दी गई । इस तरह फैजाबाद जिले में २७ सर्किल हो. 
गई थीं। ित 

पहले तो इतने अधिक विस्तृत सर्किल से इतने अधिक प्रकार का 
सुधार देखकर ही मैं घबड़ा गया। फिर जब उसके लिए मंजूर रकम 
देखी तो मैंने समझा कि यह भी ऊपरी-ऊपरी कुछ भला करने का 
कार्य-क्रम है। अतः मैंने इसके लिए बहुत दिमाग खर्चे करने की 
जरूरत नहीं समझी । मैंने केवल यही निश्चय किया जो कुछ मी कार्य- 
क्रम ऊपर से आये उसे जोर से चला दिया जाय जिससे सरकारी साधन: 
गाँव वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा लामदायक हों । 

शुरू में पंचायत घर पर जोर दिंवा गया। मैंने भी उस पर जोर 
देकर करीब .२५-३० पंचायत घर बनवाये | इस काम में हमारे मंत्री श्री 

' महेन्द्र सिंह रनधवा आई० सी० एस बहुत उत्साही थे। जिस वरीकेः 


न्चै 


सरकारी आम-सुधार ड््ह्‌ 


का पंचायत घर बन रहा था उसके साथ में बहुत सहमत नहीं था| 


लेकिन मैंने पहले ही देख लिया था कि कांग्रेस मंत्रिमंडल भी पुराने 
मदहकमों के तरीके से चल रहा हैं और उल्टे रास्ते जा रहा है| अतः 
मैंने अपने मंत्री पर ही ज्यादातर बात छोड़ दी थी। में तो पंचायत 
घर के पक्नु में था ही। में चाहता ही हूँ कि अगर: 

पहले पंच या साधन जुठाया जा सके तो (पल्येक गांव में कोई: 
पंचायत्तथघर ? सावजनिक स्थान हो; नहीं तो सामाजिक जीवन नहीं' 


बन सकता है| लेकिन शुरू में पंचायत घर नहीं 
बनाना चाहिए | पहले पंच बनें, फिर पंचायत ओर उसके बाद ही 


पंचायत घर बने | जंब तक पंच नहीं बनेंगे तब तक पंचायत भी नहीं: 


वन सकती हैं| पंचायत की बाबत्‌ मैं अपना अनुभव और राय बता 
ही चुका हूं | गांव में जो लोग पंच बनने लायक हैं, वे कैसे हों यह 


सब लिख ही चुका हूं (अतः अगर गांव को आगे बढ़ाना है तो पहले 
पंचों को खोज निकालनों होगा और उसके लिए पहले कोई रचना-- 


त्मक ठोस काम शुरू कर देना चाहिए | प्रायः ऐसा देखा जाता है 


कि हरेक गांव में ऐसे कुछ लोग होते हैँ जो अवसर पाने से साव-- 


जनिक काम में दिलचस्पी लेते हूँ | किसी गांव में पाठशाला, पुस्त- 
कालय, औपधालय आदि खोल कर देखो; २-४ आदमी ऐसे निकल 
आते हूँ जो उत्साह से अपना तन, मन, धन उस काम में रूगा देते 

। लेकिन आज के साम्राज्यशाही शोषण के दलाल सत्तात्मक ग्राम- 
समाज में उनके लिए अपने सदूगुणों के विकास का कोई अवसर नहीं 
है | अतः सावजनिक जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है। इसलिए 
सब से पहले जरूरी है कि ऐसे स्वनात्मक कार्य शुरू करना 


हक. 


जिसकी करने से इस तरह का सत्तात्मक लाभ नहीं होता है | 


ऐसा करने से हम “गांव के ईमानदार ओर लोक-हितैपी वृत्ति वालेः 


समूह के व्यक्तित्व को ग्रामीण जनता के सामने प्रतिप्ठित कर सकेंगे | 


ओर इनके प्रधानतः साधारण लोगों में से होने के कारण इन पर- 


६ “क 


स३४० । «समग्र आम-सेवा की ओर 


जनता का विश्वास पैदा होगा | पिछले एक पत्र में हमने लिखा था 
पक्रे हम जब तकंगांव में स्वाभाविक नेतृत्व कायम नहीं कर सकेंगे 
तब तक एकाएक पंचायत कायम करके उसके हाथ में सत्ता छोड़ देने 
से जनता को उन्हीं के हाथ में छोड़ देना होगा जो लोग अब तक 
उसका उत्पीड़न . करके स्वार्थ-लाधन करते थे ओर शोषक वर्ग के 
झर्जेंट के रूप से गांव में फैले हुए हैं| अतः सही पंचायत कायम 
करने के लिए पहले पंचों के व्यक्तित्व का विकास क्रनां हैं। 
स तरह पंचायत की. स्थापना... होने. पर ही. पंचायत घर की 
बात सोचनी. चाहिए. !. फिर पंचायत घर उसी 
शहरी दृष्टिकोण स्थान पर कायम...-करना.... चाहिए इस 
वाले अधिकारी प्रकार _ पंचायत की ..मार्फत_ शिक्षालय, पुस्त- 
कालय आदि किसी किस्म की स्थायी संस्था का संग- 
उन हो गया हो | फिर उसी संस्था का काम. चलाने के लिए ही घर 
बनाना चाहिए जिसकी बनावट इस तरह की, हो कि उसी इमारत से 
“पंचायत घर का भी काम चल जाय लि केन मुश्किल तो यद्द हैं सर- 
कारी अधिकारी, चाहे वे कांग्र सी क्‍यों न हों, शहरी दृष्टिकोण रखते हैं। 
इसलिए कार्य-क्रम भी आमीण समस्या की दृष्टि से उल्टा ही होता है |॥ 
लेकिन ठुमको तो मालूम ही है, में कोई चीज आधे दिल से नहीं 
'करता हूँ । जो काम करना है उसे डटकर करना चाहिए। आखिर 
'पंचायत घर बनने में फायदा ही था | लोगों में जोश होता है | विभाग 
के प्रति कुछ विश्वास भी होता है और पंचायत घर के लिए कुछ 
सामान जुटाना और उसके बनाने की व्यवस्था करने में कुछ त्याग की 
भावना और कार्य-कुशलता तो पैदा होती ही है। इसलिए जब सुधार- 
मंत्री श्री काटजू साहब का आग्रह और हमारे मंत्री श्री रन्‍्धवा के _ 
असीम उत्साह को देखा तो मैंने भी अपनी सारी शक्ति इसको सफल 
बनाने में लगा दी | श्री रन्‍धवा ने इसके लिए इतनी अधिक मेहनत की 
थी कि जो देखता था वही आश्चर्य करता था। पंचायतों घरों के कारण 


कोआऑपरेटिव सोसाइटी ३४१५ 


इस जिले का आम-सुधार का कार्य प्रान्त-भर में मशहूर हो गया । तुमको: 
में यहां पर कद्द देना चाहता हूं कि पंचायत घर तो बनाया और बाद” 
को उन्हें उपयोगी बनाने की कोशिश भी की लेकिन पंचायत घर के: 
मामले में ऊपर-लिखे मुताबिक मेरी राय अभी भी कायम है | अनुभव: 
ने भी इसकी युष्टि की | क्योंकि जहां ठीक-ठीक पंचायत कायम हो 
सकी वहां तो धर कुछ उपयोगी है, वाकी स्थानों पर वेकार पड़ा है| 

पंचायत घर के साथ-साथ दूसरा कार्य-क्रम मी उसी तरह चलता 
रहा जैसा कि महकमे में चलता है। में पहले ही लिख चुका हूँ कि 
कार्य-क्रम के तरीकों को देखकर मुझको वहुत उत्साह नहीं हुआ था। 
ओर रणीवां आश्रम को भी बनाना था इसलिए दफ्तरी ढंग से ही' 
अपना समय साल सर तक महकमा के काम में देता था। क्योंकि में 
समझता था कि इस ओर सर पटकने पर गाँव के जीवन का संगठन 
कायम करने की सम्मावना क्रम है। मुझको यह भी कहा गया था कि 
प्रान्त से जो कार्य-क्रम आता है उसमें हेर-फेर भी नहीं हो सकता है। 
इसलिए भी उसमें कुछ नई बात सोचने की गुजावबश नहीं थी | 

बाद को जब स्त्री-सुधार के लिए. विचार करते-करते उसी सरकारी 
कानून के भीतर से अपने विचार के अनुसार काम चलाने की सम्मा-- 
वना देखी तो उस ओर भी मेंअपना ध्यान देने लगा। आज बस | 
आगे की बात कल लिखँँगा। 


| | 
कोआपरेटिव सोसाइटी 
ह ४--- १ २--४ £ 


कल पंचायत घर और पंचायती संगठन की बाबत कुछ बताया 
था| आज मैं कोशापरेटिब सोसाइटियों (सरकारी समितियों) की बाबत 


2७२ समग्र आम-सेवा की ओर 
'कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ | ग्राम-सुधार काम के वास्ते सरकार 
का अलग सहकमा वना हुआ है | महकमों के साथ सस्बन्ध होने 
से मैंने समका कि इन कामों में दिलचस्पी लेना अच्छा दी है। इ5उ 
महकमों की जिम्मेदारी तो मेरे पर नहीं थी लेकिन में हमेशा इनका 
अध्ययन करता था और जहाँ सम्मव होता था मदद करता था। | 
»/ जब पहले गाँव में काम करता था तो देखता था याँव वालों की 
'तकलीफों में कर्ज की मद ही ज्यादा दुःख देने वाली होती है। २-४ 
आदमी कर्ज देकर सबको बाँवे हुए. हैं| कोई किसान ऐसा नहीं जो . 
महाजन के हाथ में वँवा न हो मह समस्या इतनी व्यापक हे कि 
'गाँव के कर्ज की बाबत कुछ विस्तार से विचार किया जाय तो कोई 
हर्ज न होगा | सबसे पहले यह देखा जाय कि जो कर्ज होता है उसे 
“किसान चाहे तो रोक सकता है या उसकी परिस्थिति ही ऐसी हे कि 
* वह उससे बच नहीं सकता | आजकल अर्थशास्त्र के पंडितों का एक 
-अकार का फैशन हो गया है कि वे किसानों की फिजूलखर्ची की बात | 
“कहकर कज में उनके डूबने के खिलाफ आलोचना करते हैं | विवाह, 
जनेऊ, त्योहार आदि अनुष्ठानों में शक्ति से ज्यादा खर्चा करने पर 
उनको कोसते हैं और उनको उपदेश देते हँ। लेकिन वे चाहतें 
क्या हैं। क्या गाँव के लोग गत्ते में रस्सी बाँध अपने को दरख्तों-से 
-डॉँग लें | दरख्त भी तो गरीबी के मारें खतम हो रहे है । आखिर 
गाँव. वालों की जिन्दगी में है क्या ?! किसान का सारा जीवन नीरस 
और रूखा है| चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी, वही एक ही तरह का सुबह 
उठना, हल-बैल लेकर खेत में जाना। १२ माह वही चर्बन, वही 
मकूनी वाजरा की रोटी दाल | कोई विभिन्नता नहीं, 
“आजीवव कारा- कोई तब्दीली नहीं। आँख मू दकर घानी के बैल 
घास-सा नीरस जैता छोटे से दायरे में जिन्दर्गो मर घूमना ही उनके 
जीवन लिए रह गया है| हम लोग ७-८ माह से यहाँ नजर- 
. ब्रन्द हैं। यहाँ किस्म-क्रिस्म के कार्यक्रम हैं | खेल, 


कोआपरेटिव सोसाइटी ३४३ 


कूद ही जीवन का उद्देश्य है, आदर्श है | फिर भी ७-८ माह में लोग 
'ऊब गये दाखते हूं | छूटने की कहीं से गन्व मात्र आ जाय तो लोग 
बावले हो उठते हूँ मानो आसमान से चांद टूटकर गिर रहा है। 
गांव के किसान तो आजीवन कारावास भोग रहे हूँ, सो भी ची० क्लास 
का | ऐसे दुस्तह ओर नीरस जीवन में कमी एक आध बार कोई 
झुम अवसर आता है तो कुछ खुशी मनाना, कुछ प्रमोद करना, 
स्वजन कुट्ठम्व से मेंट मुलाकात करना उनके लिए. स्वाभाविक और 

अपरिहाय हाता है | गांव भर की नीरसता के बीच वही एक-आध 

मौका होता है जब आवबालवबृद्धवनिता थोड़ा हँस लेते है, थोड़ा 

खुश हो लेते हैँ । अगर अर्थशास्त्र के पंडित समाज-सुधार के लिए. 

इनको भी बन्द कराकर उनको पत्थर की मूर्ति बना देना चाहते हैं, 

उनको मम्मी बनाना चाहते हू तो परमात्मा उनकी बुद्धि उन्हीं तक 
रखे | मेरी समझ में यह वात आती नहीं। भला उन उपदेशकों से 
पूछी ऐसी परिस्थिति में अगर पड़ते तो वे क्या करते। २॥१ दिन के 
लिए, भी अपने आराम के साधन बांविकर ही गांव पहुँचते हैं | फिर 

भी मोनोटोनस! (नीसस) कहकर ग्रामीण वायुमंडल से भाग आते 

हूं | इनकी जबान से यह उपदेश शोभा नहीं देता है |६यूह ठीक हैं, 

उनकी फिजूल खर्च से बच्चाना, चाहिए ।.लेकिन वह काम आलोचना . 
करने से नहीं होगा और न उपदेश देने से ही होगा। उसके लिए 

चाहिए. कि लोग गांव में जाकर बैठ ओर अनुष्ठानों का ऐसा तरीका 

बतावें कि खर्च भी कम हो ओर विनोद भी पूरा हो जाय । 

[यही बात जेवर की भी है।श्रगर जेवर वृत्ति न होती तो २०० 
साल से जिस तरह सबबंतामुखी शोपण चल रहा है उसम अत्र तक 
जो कुछ भी दाइ-मांस इन किसानों के शरीर में कायम दें वह भा 
स्वाहा हो जाता ॥- दि 

किसानों को एक और बात बताकर वे हँसते और नाक 
हैं। मैंने बहुत से उद्धारकों को देखा है । अवध में मीरूती € 


पसिक्रोडते 
का अमान 


२४४ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


पर नहीं है, यह में पहले ही लिख चुका हूँ । बाप 
जीवन की कठोर के मरने के ५ साल वाद, ओर कितने ही पहले से _ 
वास्तविकताएँ किसान को खेती से वेरखल होने पर नजराना 
देकर जमीन लेते हैँ | जो लोग वेदखल भी नहीं 
होते हैं उनके पास खेत इतना कम होता है कि जब कहीं कोई भी 
खेत खाली होता है तो नजराना लेकर टूट पड़ते हैं| इस चढ़ा-ऊपरी 
में उनको वहुत ज्यादा रुपया देना पड़ता है। जिन्दा रहने के एक 
मात्र साधन को प्राप्त करने के लिए चाहे जितना सूद पर चाहे जितना 
पैसा दे देने में न वेवकूफी है ओर न लापरवाही | जिसको आज ही 
जिन्दा रहने की समस्या को हल करना है वह भविष्य-की बात नहीं 
सोच सकता; उससें किसी किस्म की भावना का अवशेष नहीं रह 
जाता है। भीषण दुर्भिक्ष में माता-द्वारा बच्चा भून कर खा जाने की 
कहानी भी तो इतिहास ही बताता है। भूखे और वेकार लोगों द्वारा 
सड़क के कूड़े की टंकी में से पड़ा अखाद्य खाकर मौत का सामना 
करने की कथा भी तो सुनने में आती हे ! हे ह 
(आमीण उद्योग-धन्धों के खिलाफ आलोचना करने वाले पश्चिमी 
अर्थशास्त्र के पंडित जब कहते.हैं,कि .किसान जमीन के वास्ते टूट पड़ते . 
हैं ओर उसे वेबकूफी और लापरवाही कहते हैँ तो समझ में नहीं आता 
उनकी बुद्धि को हम क्या कहें | गाँव का पंचायत समाज टूट जाने से 
लडाई-मफगडा के कारण अदालत में मामला ले जाना पडता है, उसके 
लिए भी कर्जा बढ़ जाता है। सम्मिलित परिवार टूट जाने से छोटा- 
छोटा परिवार हो गया, इस प्रकार उनके साधन कम हो जाते हैं 
इसालए भी वह कज में फँसता है अतः जब में देहातों मं काम करता 
था और किसानों को कर्ज की असम्भव स्थिति में देखता था और . 
उनके कारणों का अध्ययन करता था तो मालूम होता था कि कर्ज . 
का कारण किसानों की वेकसी और वेवसी है ओर .आज- की स्थिति में. 
वह अनिवार्य है | इसलिए. इस समस्या के हल पर मैंने कमी गम्भीर 


फकोझापरेटिव सोसाइटी २४५ 


विचार ही नहीं किया था। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से 

विधायक तरीका एकग्राम-सेवक ग्रामवासी को इस दिशा में कुछ मदद 
नहीं कर सकता [ अपनी शक्ति-भर आननन्‍दोत्सवों में' 

सही ढक्ग पर खर्च करने के नवीन तरीके बताकर, खेती से अधिक 

पैदा करने का तरीका बताकर, गांव सें मेल व सदभाव पैदा करके 

मुकदमेवाजी कम करा कर और सहायक धन्धा से कुछ आमदनी का 

जरिया वताकर भविष्य के लिए किंचित्‌ सहूलियत पैदा करके ही हम 

कर्ज का भार बढ़ने से रोक सकते हैँ | लेकिन इस दिशा में प्रत्यक्ष 
रूप से कुछ संयोजित चेट्टा करना ग्राम-सेवक के लिए. बेकार ही है | ॥ 
मैं समझता हूँ, इस सिलसिले में गांव के महाजनों और दूसरे 
उधार देने वालों के तरीकों को भी देख लें तो अच्छा होगा। महद्दाजनों 
की कर्ज-नीति की बाबत सभी लोग जानते हैं। उसपर अधिक कहना 
वेकार है। वेसे तो किसान के कर्ज का इतिहास अंग्रेजी राज्य के साथ 
ही शुरू हुआ है। लेकिन गीर करने पर मालूम होगा कि पिछली 
लड़ाई के बाद ही ज्यादा कर्ज बढ़ा है ओर मंहा- 
गले का फंदा कैसे जनों ने अधिक व्यापार किया है। मैंने ऊपर कहा 
कसा गया ! कि कर्ज किसानों की वेकसी के कारण ही होता 
गया । लेकिन बहुत-सा कर्ज तो महाजनों के कारण 

हुआ हे।यह तो सबको सालूम है कि पिछली लड़ाई के दिनों . में 
जिनके पास पेंसे थे उन्होंने खब पैता पैश क्िया। लड़ाई खतम हो 
जाने से लड़ाई के सामान की मांग बन्द हो गई तो बहुत सी प्रूजी 
जो लड़ाई के कारण दनी तिग्मरुनी हो गई थी, सब खाली हा 
गई | [इन पूँजीपतियों ने जब रुपया लगाने का बाहर कोई जरिया 

नहीं देखा तोगांव में उधार देने में लगाना झुरू किया। फ़ि 
क्या था, उनके दलाल भी नियुक्त हो गये | इन दिनों अनाज महँगा 
तो था ही इसलिए जमीन से आमदनी भी बहुत थी। जहाँ कहीं 
जमीन खाली हुई कि महाजन के दलाल, लोगों को जमीन लेने का 

र्१्‌ 


समग्र आम-सेवा की ओर 


हि] 


4 


ना 


फायदा बताने के लिए तैयार। ये लोग यांव में बैठकर लोगों को 
उक्साकर जमीन खरीदने को चढ़ा देते थे ओर रुपया दिला देने का 
भी जिम्मा ले लेते थे। वे तो बिल्कुल हितू वन बैठते थे। कहते थे--- 
“भला तुम्हारे परिवार से हमने इतनी मदद पाई हैं| तुम्हारा दादा ने 
होता तो अब तक हम सब भीख मांगते फिरते ओर में इतना भी न 
करूँ कि दौड़-घूप करके इतने रुपये का इन्तजाम कर दूँ |? इसी तरह 
* के शुभाकांच्ी लोग क्रिसान को नजराना देकर जमीन लेने के लिए 
कर्जा का. इन्तजाम करके असीम त्याग और सेवा का प्रदर्शन 
करते रहे, 
किसी के घर कोई अनुष्ठान हो तो फौरन उसके ये हितैषी 
हाजिर | भला उनके रदते हुए परिवार की नाक कट सकती है १ कदापि 
नहीं । इस. प्रकार परिवार की नाक बचाने वाले प्रत्येक गांव में मोजूद 
हूँ । इन पारिवारिक प्रतिष्ठा कायम रखने वालों के मारे कई जगह 
मुमको हार खानी पड़ी है| मैंने तो कम खच करने को राजी करा 
लिया लेकिन उनके हिताकांक्ञी लोग कहां मानने वाले। इस प्रकार 
नाक कटने से बचाने वाले लोग सेकड़ों परिवारों की नाक वचाकर 
लेकिन गला श्ोंट कर अपना व्यापार _ चलाते रहे ।.इस दिशा में प्राम- 
सेवक व्यक्तिगत रूप से उचित सलाह देकर आमवासी को कुछ कर्ज से 
बचा सकते हैं| 
'ये में उन सूद भी कप्त कर लेते हैं| मेंने हिसाव करके देखा तो 
मालूमें हुआ कि अगर महा जन-किसी को २६) कर्ज दे तो १० साल में 
०५००) पावना हो जाता हैं| एक सज्जन, जो समाज भें एंकर जिम्में- 
दारो लिये हुए हं, कहते थे कि मैंने ४०) कर्ज देकर २०००) का दावा 
किया है | और वे इसमें बढ़त गव करते हैं। गांव में लेन-देन के 
सैकड़ों तरीके हूँ) उन सब का वयान करने लगूँ तो पत्र समास ही न 
हो | इतना ही समझ लो कि जब में रणीवां के चारों ओर के गांव के 
कज की वावत अध्वयन करने लगा था तो उसको इतना विशाल 


काआपरेटिव सोसाइटी ३४७ 


पाया ओर मुकको समस्या इतनी अग्रम-अ्रथाह मालूम हुई कि मैंने 
इस दिशा में विचार करना ही छोड़ दिया था; समाधान सोचना तो 
दूर की बात थी । 
जब कांग्रेस मन्न्रिमंडल हुआ और ग्राम-सुधार महकमे की 
जिम्मेदारी ली तो मुझको ऐसा ख्याल हुआ कि शायद कोआपरेटिव 
विभाग की माफ॑त इस दिशा में कुछ सह्ूलियत पैदा की जा सके [| वैसे - ७४८ 
तो मेरा विश्वास हो गया था कि पिछले कर्ज के लिए अ्रगर सरकार 
कुछ कर सकती है तो वह केवल एक ही तरीका है। उसे रद्द कर 
देना और किसानों को कज से बरी कर देना । परिस्थिति इतनी जटिल 
है कि इसका दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है ॥ लेकिन मुकको ऐसा 
लगा कि भविष्य की समस्या का शायद सहकारिता-द्वारा दूसरा हल हो 
सके | अ्रतएव में इस विभाग को कार्यपद्धति और कार्यक्रम को देखने 
लगा | उनके कर्मचारियों से तो परिचय हो दी गया था। उनसे 
विचार-विनिमय करता रहा और गाँव में जो सोसाइटियाँ बनी हैं 
उनका अध्ययन करता रहा । | 
. जब मैंने इसके कार्यक्रम ओर संगठन की रूपरेखा देखी तो मेरी 
सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सहकारी वंक एक केन्द्रीय 
संगठन होता है जो कहने के लिए प्रतिनिधिमूलक है| लेकिन सर- 
कारी विभाग के कर्मचारी ही बैंक वालों पर हावी होते हैं । देहांतों में 
सोसाइटियां खोली जाती हैं; उसकी पंचायतें बनती हैं। वे भी वही 
होते हैं जिनका विवरण में कई पत्रों में लिख चुका हूँ | यूनियन का 
प्रधान सरकारी अफसर होता है ओर तीन सदस्य उसके असर से बाहर 
से लिये जाते हैँ । पंच लोग भी उन्हीं के आदर 
नागनाथ हटे तो होते हैं। जिला बेंक सोसाइटी को कर्ज देता ह। 
सॉपनाथ आये | ओर सोसाइटी मेम्बरों को देती है। बेंक सीधे भी 
कर्ज देता है। बंक ६४ सूद लेता है ओर सोसा- - 
इटी १४५८ तक लेती है । फिर इसको जमानत रूप मे फसल बंधक 


न 


श्ष्८ ु क समग्र ग्राम-सेवां की ओर 


रखनी पड़ती है। फसल हो जाने पर पंचायत कब्जे में कर लेती 
है ओर बेंच कर अपना पैसा लें लेती है | फसल जिसके हाथ बेची 
जाती है वे भी इन्हीं पंच के भाई-बन्द होते हैं। जिसको वे चाहे जिस 
भाव से बँच दें | जो लोग फसल बंधक नहीं रखते और दूसरी चीजों 
की जमानत पर कर्ज लेते हैं उनसे इतने अमानुषिक तरीके से वसूल 
किया जाता है कि लोग त्राहि-त्राहि करते हैं |१ 
मैंने जहाँ तक देखा है कि जिस इलाके में सोसाइटी खुली हुईं है 
वहाँ पहले से ज्यादा कर्ज लोगों पर हो गया है । वसूली के तरीके और 
भँचों के स्वार्थ के कारण लोग बरबाद हो जाते हैं | फिर जिसके पास 
' जमानत के लिए कुछ है नहीं उनको तो कोआपरेटिव से कुछ कर्ज 
मिलता ही नहीं | इसलिए जिस क्षेत्र म॑ कोआपरेटिव हो गई है वहाँ के 
सावनहीन किसान और पिस जाते हैं | स्थानीय महाजनी प्रथा नष्ट 
हो जाने से और बिना जमानत के कोआपरेटिव से कर्जा न मिलने के 
कारण उनकी तो मोत ही है। जहाँ-जहाँ भी सोसाइटी कायम है वहाँ- 
वहाँ लोग इसके खिलाफ हैँ, यह मैंने कई. जिलों में देखा है-। 
अब तुम कहोगी कि सोसाइटी छोड़ क्‍यों नहीं देते | वह भी तो मजबूरी 
है | सोसाइटी के कारण स्थानीय महाजनी - संस्था हूट जाती हैं और 
कानून ऐसा वना है कि जो लोग सोसाइटी से कर्ज लेते हैं उनको महा- 
जन कर्ज देने से घबड़ाता है क्योंकि कानूनन कर्जदार की सम्पत्ति पर 
पहले सोराइटी का हक होता है फिर दूसरे कर्दार का । ऐसी हालत 
में कौन महाजन वेवकूफ होगा कि वहाँ अपनी रकम फेंसांयेगा ! फिर 
बक्ज देने का एक खास।तरीका.हैं उसे “'जिजिराबन्द” कहते हैं । 
यानी अगर १ गाँव के।१० आदमी कर्ज लेना चाहते हैं तो हर एक के 
कर्जा अदा करने के लिए. दसों आदमी सम्मिलित रूप से जिम्मेदार 
होते हूँ | अर्थात्‌ अगर एक ने नहीं अदा किया और उसके पास लेने 
को कुछ वाकी नहीं रहा तो शेप सब से या उनमें से किसी एक से 
बसूल कर ले गे | 


फोआपरेटिव सोसाइटी - ३४६ 


सोसाइटी का सेक्रेटरी ऐसा आदमी होता है कि गाँव वाले दूसरे 
'पचासों तुरीकों से उससे बँघे रहते हैं । वह सबको फँसाये रखता है। 
सप कोआपरेटिव का तरीका और उसके कागजी ढंग अर्थशात्री 
के कान में चाहे जितना मधुर लगें में समझता हूँ जब तक कोआप- 
रेटिव इस किस्म की है तब तक उसके फेर में पड़ना एक महाजन को 
खतम करके दूसरे अधिक ताकतवर और वेरहम महाजन की प्रतीक्षा 
करना है | गाँव के छोटे महाजन व्यक्ति होते हैं | गाँव वालों से उन 
का सम्बन्ध होता है; वे छूट देते हैं, मोहलत देते हैँ; कर्जदार के कष्ट 
को भी देखते हैं.] लेकिन आज की कोआ्रापरेटिव तो एक सरकारी 
सशीन है। अगर उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ न होता तो भी एक बात थी। 
केन्द्रीय बैंक में बड़े-बड़े डाइरेक्टरों का सोलह आना स्वार्थ भरा है । इसे 
गाँव के जुलाहों को तोड़कर मिल खड़ा करने की बात जैसी ही समझो [3 
अतएव मेंने देखा कि कोआपरेटिव के जरिये कज की समस्या हल 
करना उसको और जठिल बनाना है; साथ ही साम्राज्यशाही सरकार 
होने से ग्रामवासी को अपने घर के महाजन के हाथ से निकल कर बड़े 
शोपण की मशीन की ओर ढकेल देना है | मैंने यह भी देखा कि हमारी 
गुलामी को कस के जकड़ने के लिए जैसे ताल्लुकेदार, बड़े जमींदार, 
सरकारी पंचायत आदि जरिया हैं उसी तरह यह भी दूसरा जरिया बना 
है | यह तो ओर भी मजबूरी पैदा करने वाली है क्योंकि इसके जरिये 
किसानों की आर्थिक लगाम अपने हाथ में रखते हैं| जनता की राय 
के खिलाफ इन सोसाइटियों को धमकाकर लड़ाई का चन्दा इक करते 
हुए मैंने अपनी आँखों देखा है । 
कांग्रेसी सरकार कोआपरेटिव विभाग की मार्फत किसान का 
गलल्‍ला आदि बेचने का प्रवन्ध करना चाहती थी। कुछ काम शुरू भो 
किया लेकिन वह भी वही बड़े-बड़े महाजनों द्वारा, जो कोआपरेटिव 
जैक के डाइरेक्टर हैं | इसमें मी उसी गुट की स्वार्थ-सिद्धि होती रही । 
अगर सचमुच ग्रामीण जनता को कोई भी सरकार सही फायदा 


३५० समग्र ग्राम-सेवा की ओर: 


पहुँचाना चाहती- है तो मैंने पिछले पत्र में जिस क्रम से पंचायतों का 
' संगठन करने ' की बात कही है उसी प्रकार पंचायतें 
ख़ही तरीका कायम करके उनको मजबूत बनाकर स्वावलम्बी 
व्यवस्था की ओर चलाना चाहिए । फिर सब काम 
चायतों की माफत.हो सकेगा और ऐसी पंचायत ही सही कोआपरेटिव 
हो सकती है । तव तक यह सब विभाग बन्द कर देना चाहिए | क्या 
हज है, अगर देहातों के सावंजनिक वृत्ति वाले व्यक्तियों को खोजकर 
पंचायतों को कायम करके उनको व्यवस्थित करने में ५-७ साल लग 
जोयँ ! राष्ट्र-निर्माण का काम तो छू मन्तर जादू नहीं है कि रात भर 
में हो जायगा | फिर गांव के महाजनों को अनुशासन में लाकर भी 
कर्ज की समस्या आसानी से हल हो सकती है। उस समय पंचायत 
उचित सलाह देकर एक ओर खर्च कम करने की कोशिश करेगी, 
दूसरी ओर खेती-सधार और सहायक धन्धों से आमदनी बढ़ाने की 
कोशिश करके गांव वालों के कज का बोक कम करने का प्रयत्न 
करेगी | * 

१ वस्तुतः महाजन भी इतने विगंड़ गये हैं ओर सूद ज्यादा लेते हूँ 
इसलिए कि वे देखते हैँ कज लेने वाले इतने गजमन्द हैँ कि वे जो: 
भी शर्ते रखेंगे कक मारकर मानना पड़ेगा | फिर पंचायत का संगठन 
मजबूत होने से महाजन की रक्रम डुबने का अन्देशा कम होने पर वे 
खुद ही सूद कम लेंगे | आज तो जो रकम डूब जाती है उसको भी 
जोड़कर सूद का हिसाव होता है| मुझको वहुत से महाजन कहते हैं 
आप कोआपरेटिव जेसी वसूली कीं गारंटी करा दीजिए हम 5४ 
सूद पर अपना काम चला लेंगे। उनका कहना - सही है । क्योंकि 
बहुत से बड़े किसान हें जिनको महाजन से कम सूद पर कर्जा मिल 





को 


सरकार की ओर से पंचायतों के मार्ग-प्रद्शन के लिए विशेषज्ञों 
' का इन्तजाम करना काफी है। | 


खेती का मदकमा > ३५६ 


जाता है। उनकी इसलिए मिलता है कि समय पर वसूली की गारंटी 
रहती है। लोग कहते हैं ऐसे सार्वजनिक बृत्ति वाले व्यक्ति कहाँ 
मिलेंगे । यह भय बेकार है। जैसा कि में पहले ही लिख चुका हूँ ऐसे 
आदमी देहातों में फेले हुए हैं। लेकिन प्रोत्ताइन और अवसर के 
बिना वे दबे पड़े हैं | सही तरीके से अग्रसर होने से उन्हें खोज निका- 
लना मुश्किल नहीं है [9 

गांव के कर्ज और सरकारी कोआपरेटिव की बावत मैंने जो कुछ 
देखा है सब इस पत्र में लिख दिया | मुमकिन है, साहित्य में अंकों की 
कहानी दूसरी हो | लेकिन आंख की देखी हुई स्थिति ते। ऐसी ही है। 

आज बहुत लिखा | आ्राज सरकार की ओर से राजनैतिक कैदियों 
को छोड़ने का एलान हो गया | मुकको डर लगा कि कहीं फट से छोड़ 
न दिये जाये | इसलिए अपना अनुभव सारा बताने की जल्दी के मारे 
इतना लिख डाला । 


आज *ब्_् 


[ ४६ ] 
खेती का महकमा 
५--१२---४ १ 
कल गाँव के कर्ज की हालत ओर सरकारी महकमा से उसके हल 
की जो चेष्टा है, उसकी बाबत लिख ही चुका हूँ। श्राज कुछ खेती-सुधार 
के मुतल्लिक लिखेंगा | इस दिशा में तो मुककी भी कुछ करने का अवब- 
सर मिला था। सच पूछो तो खेती की द्वालत से ही गांववालों की स्थिति 
जानी जा सकती है। शुरू में जब मेने ग्राम-सुधार का काम हाथ म॑ लिया 
तो पहले खेती की हालत का अध्ययन किया। को-आपरेटिव की तरह 
खेती के लिए भी सरकार की ओर से खेती महकमा अलग था। लाकिन 
यह महकमा केवल सरकारी ही ह। क्ो-आपरेटिव बक की तरह किसी 


छः 


झ्पर्‌ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


पैसे वाली श्रेणी के स्वार्थ से जुड़ा हुआ नहीं है | इसलिए, इस विमाग 
से मेरा सहयोग अधिक था। में जब कोआपरेटिव में दिलचस्पी लेने 
लगा तो देखता था कि वहाँ के कर्मचारी कोशिश करते थे किं में 
उसमें घुस न सकूँ। उनमें ढंग से मालूम पड़ता था कि अपनी बातों 
को मुझसे छिपाना चाहते हैं | लेकिन खेती महकमा में ऐसी बात नहीं 
थी | उसमें केवल महकमावाला दोष था | वे अपने को किसान का 
सेवक नहीं समझते वल्कि अफसर के रूप में रहते हैं | दूसरी वात वह 
है कि वे बहुत ही सुस्त ओर लाल फीता वाली मनोवृत्ति रख्ते हैं। 
खेती के काम के लिए. जब तक आमीण सनोवृत्ति न हो तब तब उनकी 
सारी सलाह किसानों के लिए अरव्यावह्यरिक हो जाती है। फिर भी में 
सवभाग से कुछ लाभ उठा सका था। 
आयनायकम जब रणीवां आये थे तो यहाँ की खेती को देखकर 
बहुत खुश हो रहे थे कि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है| सचमुच 
अवध की जमीन इतनी अच्छी है कि यहाँ वैसे ही अच्छी खेती हो 
याती है | फिर भी लोग भूखे हैं । इसका कारण जमीन अच्छी होते 
हुए. भी पैदावार ठीक से न होना है | | 
पहले जमाने के सम्मिलित परिवार खतम हो जाने से रोज-रोज 
खेतों का ठुकड़ा होता जा रहा है | -नतीजां यह हो गया है कि खेती 
इतने छोटे-छोटे ढुकड़ों में फैली हुईं है कि किसान अपने मौजूदा साधनों 
. से पूरा पैदा नहीं कर सकता है। कुछ इतने छोटे ठुकड़े हमने देखे हैं 
जनकी नाप २० % ३० इंच वल्कि इससे भी कम है। बहुत से डुकड़े 
इतने छोटे हैं कि बैल हल चलाते समय घूम भी नहीं सकते हैं| फिर 
एक कितान की जमीन १०-१५ ठुकड़े में इतनी दूर है कि हल और 
बैल लेकर एक टुकड़े से दूसरे ठुकड़े घूमने में ही सारा दिन कट जाता 
। कमी-कभी तो एक आध टुकड़े १ या २ मील 
जमीन के अस्त ख्य दरी पर भी होते हैं । इस तरह किसानों के पास जो 
डुकड़े जमीन हे उसको जोतने में शक्ति और सामर्थ्य घटता 


हि 


7 ६ 


खेती का महकरमा ३५३ 


डी चला जाता है। इस प्रकार ठीक रूप से सेवा न होने से जमीन 
भी दिन ब दिन खराब होती जाती है। 
हमारे गाँवों में जंगल खतम हो जाने से गोबर जलाने का रिवाज 
'है और इस कारण खाद कम होने की बात सभी जानते हैं | लेकिन 
अवध के इलाके की हालत 'मोटेईमा राधे ना तप्त और पांता ।? अवध 
की जमीन इतनी अधिक जुत गई है. कि इधर गाँव में मवेशी नहीं 
मिलते हैं। जो २--४ गायें हैं भी, वकरी जैसी छोटो-छोटी होती हैं । 
सो भी बिरले ही मिलेंगी | बैल भी बहुत कम मिलते हैं। बहुत से 
लोगों के खेत छोटे डुकड़ों में चारों ओर इस्र प्रकार बैंटे हूँ कि बैल 
रखने की जरूरत भी नहीं होती। मवेशी कम होने से नतो खेत की 
जुताई ठीक से होती है ओर न गोबर ही मिलता है 
खाद का अभाव इसलिए मैंते कहा था कि यहाँ तो गोबर होता ही 
नहीं, फिर जलाने न जलाने की वात भी क्या सोचें । 
फिर भी जितना द्ोता है वह जला ही डालतें हैं। जिस ज्षेत्र में चरा- 
गाह हैं वहाँ अगर गोबर जला भी देते हैँ तो भी जून से सितम्बर तक 
चार माह में कुछ तो खाद हो ही जाती है | लेकिन यहाँ चार माह 
मे क्‍या मिलेगा जिससे जमीन को खूराक पहुँच सके । 
इस जिले के किसानों की तीसरी कठिनाई पानी की है। जहाँ 
१० हाथ दूर पानी निकलता है, जहाँ दो-दो तीन तीन फर्ला ग पर 
"तालाब हो वहां पानी का कष्ट हो, यह वाकई आश्वय की वात ह | 
लेकिन जिस देश में भगवान रामचन्द्र जी खुद राज कर रहे थे वहाँ 
-सभी बातें आश्चर्य की होनी चाहिएँ । मैंने देखा इस जिले में 
"पहले जमाने में तालाबों की भरमार थी। लेकिन सब के सब सदियों 
की लापरवाही के कारण बिल्कुल भठ गये हैं। वरसात में उनमें थोड़ा 
पानी हो जाता है। लेकिन अक्तूबर खतम होते होते 
स्िचाई की सब पानी खतम हो जाता है | कुशों से पानी भरना 
कठिनाई. जिले में काफी आसान है क्योंकि यहाँ पानी 


३४७४ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


नजदीक मिलेता है | देखने में आता है;कि यहाँ सिंचाई के कुएँ 
भी बहुत थे | लेकिन गरीबी और जहालत के कारण आधे से 
ज्यादा मंरम्मत बिना वेकार हो गये हैं | गरीबी के कारण साधन न 
जुटने से कुओं की मरम्मत नहीं हो पाती है। लेकिन जब खेत. बैंटता 
जाता है और एक ही कुएं से कई पद्टीदार सींचते हैँ तो कौन मरम्मत 
करेगा, तय नहीं हो पाता है। इस तरह असंख्य कुर खतम हो गये है ।. 

इसी तरह कुछ गरीबी के कारण और कछु ग्राम-व्यवस्थां के अमाव: 

लापरवाही के कारण सदियों से जिले में तालाब व कए होते हुए. 

भी आज किसान पानी बिना तरसते रहते हैं। ; 

ऊपर की वातों से तुम देख सकती हो कि किसानों को खेती केः 
काम में तीन महासंकट पड़े 

१--थोड़ी जमीन का भी छोटे-छोटे डुकड़ों में दूर-दूर वेटा रहना |: 

-२--खाद का सम्पूर्ण अभाव । 

-+-पानी की विल्कल कमी | 

में जहाँ तक देख सका और विचार कर सका उसके अनुसार मैं 
समझता हूँ कि कोई भी राष्ट्रीय सरकार खेती की दिशा में सबसे पहले 
इन तीन समस्याओं को हल करे. बाकी बातें फिर होंगी | कल के पत्र 
में मेंने तुमको लिखा था कि सरकारी महकमा में ऊपरी ओर दिखावटी 
काम बहुत होता हैं। और हरेक समस्या को हल करने के लिए: 
युरोप और अमेरिका के तरीकों की नकल करने की प्रवृत्ति होती है । 
मैंने एक पत्र में यह भी लिखा था कि कांग्रे सी सरकार भी उश्ली तरीके 
से चलना पसन्द करती थी; नीयत की शुद्धता की पालिश अवश्य 
लगा देती थी; अतः पहले सरकारी योजनाएँ कागज पर ही होती थीं: 
ओऔर अब उनका अमल कछ॑ और होता दिखाई देने लगा। ग्राम- - 
बासी के लिए. सरकारी महकमे पहले निराकार परब्रह्म के रूप म॑ थे 
आज उनकों साकोर रूप दिखाई: देने लगा । लेक्किन रूप-रेखा बहीः 
पुरानी ही थीं। हे 





खेती का महकमा 8 4 


मैंने देखा कि महकमा वाले दो चीजों पर मुख्य रूप से जोर देते 
थे; सुधरे हुए बीज और खेती के लिए. सुधरे हुए औजार का इस्ते-: 
माल | सुधरा हुआ वीज कुछ अंश तक फायदा पहुँचा सकता है। गेहूँ 
के बीज तो फायदा देते थे लेकिन अधिकांश बीज तो स्थानीय रूप से 
खरीद कर सवाई पर देने की प्रवृत्ति थी । इस पर कुछ मतभेद होते हुए 
भी हम थोड़ी देर के लिए यह मानने को तैयार हैं 
सुधरे बीज और कि सुधरे हुए बीज से किसान का फायदा है और 
सुधरे श्रौजार वाकई मैं मानता हूँ कि फरल की नस्ल सुधारने की : 
जरूरत है| लेकिन आज समस्या इस बात की नहीं 

कि हमारे क्रिसान की फसल घटिया दर्ज की है | आज की समस्या तो 
ऊपर बताये हुए. तीन संकट की ही है | सरकार की सारी शक्ति उसी 
में लगनी चाहिए. | अपने साधन फुटकर बातों में, पश्चिमी नकल में, 
खर्च कर अपव्यय नहीं करना चाहिए । लेकिन जैसा क्रि मैंने बताया 
है ऊपरी बातों पर विचार करके बीज और ओऔजार को ही-प्राधान्य 

दिया जाता है | 

उक्त औजार भी गोर से देखा जाय तो बेकार ही हैँ | अव्वल तो 

बे इतनी कीमत के हाते हैँ कि साधारण किसान शहस्थ उन्हें इस्तेमाल 
नहीं कर पाते | कुछ खुशहाल ग्रहस्थ कमी-क्रमी महकमा के प्रचार 
से २--१ चीजें खरीद लेते हैँ | लेकिन मैंने देखा है कि उनके यहां 
इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर ये उन्नत ओऔजार हमारे 
लिए क्रिस हृद तक मुफीद हैं, इसका भी विचार होना चाहिए । 
इस पर भी खेती महकमा के विशेषज्ञों में मतभेद हैं | लेकिन में उस 
पर नहीं जाना चाहता हूँ । हमारे य्रान्त में हर साल करीब सब शहरों 
में नुमाइश छुआ करती है। उनमें खेती वाले उन्नत ओऔजार 
की दिखाते हैं और किसानों को सममझाते हैं, इनका इस्तेमाल करो। 
लेकिन किसानों को विशेषज्ञों की बातें समझ में नहीं आतीं। में 
ससकार के कृषि के डिप्टी डाइरेक्टर से आलोचना कर रहा था| मे 


हद ह ; . समग्र ग्राम-सेंवा की ओर 


कहते हैं कि इस जिले के किसानों के पास इतनी जमीन नहीं कि वे 
उनको आर्थिक दृष्टि से लाभदायक (“इकानोमिक होल्डिंग”?) कह सके | 
दूसरी वात यह कि उनके पास खाद-पानी काफी नहीं हैं। साथ ही 
यह भी कह डालते हैँ कि किसान इतने सुस्त हैँ कि किसी किस्म की 
उन्नति करना ही नहीं _चाहते हैं | कहते हैं कि उन्नत औजार इनको 
इस्तेमाल करना चाहिए। चलो, इन्हीं बातों की परीक्षा की जाय | 
अगर गांव वालों के पास इतनी जमीन नहीं है जिससे परिवार को 
पखिला सके और १ हल और १ जोड़ा बैल का पूरा काम देख सकें; 
अगर इतनी जमीन नहीं हे कि जमीन की आमदनी से सारे परिवार 
को खाने को हो जाय तो उन्नत औजार के लिए 
हवाई बातें. और उसको चलाने लायक उन्नत बैल के लिए, 
ह साधन कहाँ से लावेंगे। मान लो, खेती के महकमे 
"के लोग कहीं से कुबेर का धन-भंडार पा जावेँ और सब को उन्नत 
आओजार ओर बैल मुफ्त दे दें। फिर जब छोटे हल-बैल के लिए ही 
जमीन काफी नहीं है तो बड़े वैल और उन्नत औजार को पूरा काम 
देने के लिए. कहां से लावें ओर जब उनकी खेती परिवार भर की. ही 
खराक पेदा नहीं कर सकती तो बड़े वैल की बढ़ती ,खराक कहां से 
लावेंगे। 

: दसरी वात खाद पानी काफी नहीं है। यह भी खेती के विशेषज्ञ 
जताते हैं कि गहरी जोताई होने से नीचें की मिद्टों ऊपर आ जाती है 
आर जमीन की नमी भी जल्दी सूख जाती है| यह सव लोग समस्त 
सकते हैं कि गहरी जुताई में जब नीचें तक जमीन उल्टी पुल्टी होती 
रहेगी तो जितनी गहराई तक खाद पहुँचें उतनी खाद चाहिए और 
नमी सूख जाने से सिंचाई भी ज्यादा होनी चाहिए | ओर इन्हीं दो 
चातों के संकट का खास तौर पर इस जिले के किसानों को सामना 
करना पड़ता है। अतः जमीन को ऊपर ऊपर जोत कर, जमीन की 
स्वाभाविक नमी का फायदा उठा कर और थोड़ी खाद डाल कर 


खेती का महकमा ३५७- 


अपनी जो कुछ भी फसल पैदा कर लेते हैं, गहरी जुताई करके खाद- 
पानी-विना उससे भी हाथ धोना पड़ेगा | 
लोग बढस में कहते हैँ कि हम तो सस्ते से सस्ते हल देते हैँ |. 
यह टीक है कि वे जो मेस्टन इल देते हैं, उसका वृसरे वेशनिक हलों: 
से कम दाम है। लेकिन एक तो उसका दास (८-१० रुपया) भी' 
अवध के किसानों के लिए ज्यादा है | फिर मेस्टन हल सिर्फ बरसात 
की पोली जमीन पर ही चल सकता है| इसलिए, 

किसान झपने मेस्टन हल हो जाने से देशी हल्ल से छुट्टी नहीं 

लाभ को खूब. मिलती । उनको दोनों हल रखना पडता है। इसका 

समझता है! मतलब है ओर खर्चा। मेंने देखा है कि ये हल जल्द 

दृट जाते हैँ और हटने पर मामूली लोहार बना भी 
नहीं सकते | ऊपर की बातों से तुम्हारी समझ में आ जायेगा कि 
किसान जो इन ओऔजारों को नहीं इस्तेमाल करना चाहते, इसका 
मतलब यह नहीं है कि वे बड़े दकियानूसी हैं। मैंने खूब देखा है कि 
क्रिसान चाहे जितना वेवकूफ हो खेती के मुतल्लिक अपने फायदे की 
बातें कूट समझ जाता है | वे इन चीजों से उदासीन इसलिए है कि 
वे ठीक समझ जाते. हैं कि इन ओजारों को इस्तेमाल करने के लिए. 
योग्य परिस्थिति नहीं है । इसी तरह कुछ उन्नत बीज भी फायदा कर 
सकता है | लेकिन वह आज की समस्या नहीं है। 
मेरे कहने का मतलब यह न समसना कि मैं इन चीजों को 

बेकार समझता हूँ । इनसे अच्छी खेती हो सकती है, इससे कौन 
इनकार कर सकता है ? लेकिन जिन बातों की सब से पहले आब- 
श्यकता है उनको पहले करना चाहिए । तात्कालिका समस्या को, 
जिसके बिना मौजूदा तराके से भी ठीक-ठीक पैदावार नहीं होती है, 
हल करके उन्नति के लिए परिस्थिति पैदा करने के बाद इन बातों की 
सोचना चाहिए. | इस तरह पश्चिमी देशों की नकल से शक्ति व 

साधन का अपव्यय होगा | 


झ््पूप्र समग्र आम-सेवा की ओर 


मैं जब ये वातें महकमा वालों से कहता हूँ तो-वे नाराज हो 
जाते हैं| वे कहते हैं कि आप लोग ऊपर-ऊपर से देख कर इसी तरह 
राब कायम कर के सारी उन्नति पर पानी फेर देते अपने अंकों 
'से सावित करते हैं कि पिछले तीन ताल में किस प्रकार इन ओजारों 
“की विक्री वढ़ी हैं। अगर किसान इसमें फायदा न देखते तो पैसा 
खर्च करके क्‍यों लेते ? इसकी भी रामकहानी सुनो। गाँव में इन 
ओजारों को ऊँ वे किसान और जमींदार ही लेते हैं| वे दो कारणों से 
' इनको खरीदते हैं | १---कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी कमेचारियों से 
'मेल-मिलाप पैदा करके नाना प्रकार का फायदा उठाते हैं। वे 
सरकारी कर्मचारी की नजर में पड़ने का एक साधन समझ कर 
खरीदते हैं ताकि उनका नाम नोट हो जावे | २--क्ृपि वाले 
“शांव में अपने आदमी-द्वारा इन ओजारों के इस्तेमाल का प्रदर्शन 
'करते हैं | पहले साल न जमीन की नमी खतम होती हे, न 
स्वाभाविक उपजाऊपन सूखता है| इससे नतीजा अच्छा ही दीखता 
'है। फिर औजार टूट जाने पर महकमा वाले उस गाँव के लोहार पर 
तो भरोसा करते नहीं | सिफ इस नतीजा को देखकर भी बहुत से 
खुशहाल किसान इसे खरीद लेते हैं | लेकिन मैंने देहातों में सेकड़ों 
घरों में देखा है कि इस किस्म के ओजार कूड़ाखाने या भूसा घर के 
कोने या ऐसे ही स्थानों में पड़े रहते हैं ओर उनमें जंग लगता रहता 
हैं। कुछ तो इस्तेमाल बिना ओर टूट जान पर मरम्मत बिना | इस- 
“लिए इनके अंकों पर मुकको कोई मरोसा नहीं होता | में तो अपनी 
आँख-देखी ओर अनुभव पर ज्यादा मरोसा करता हूँ । ये औआँकड़े भी 
बड़ी खतरनाथ वस्तु हैं। आजकल हम लोग इन आँकड़ों के गुलाम 
चनते जा रहे हैं| दादा को मैंने कई जगह व्याख्यानों में शब्दों 

शुलामी का वाबत कहते छुना हैं। उसा तरह यह अक का गुलाम! - 
भी आधुनिक शिक्षित लोगों को अन्धा बना रही हें। ठुम लोग बुदि- 
यादी तालीम में अंकों पर वह्ुत ज्यादा जोर देते हो। देखना, इसकी 


| 


7 "४ (6 


१ 


'खेंती की समस्याएँ है४६ 


अति न हो जाव। नहीं तो फार्म के खानों को देखते देखते खाली 
आंख से परिस्थिति को देखने की दृष्टि-शक्ति ही खतम हो जायगी | 
फिर तो लिखा को घॉँवली? ही दिमागी ढुनियाँ पर राज करती रहेगी। 
इस तरह जब सेने देखा कि इन बातों से कुछ तात्कालिक समस्या 
हल नहीं होती है तो में फिर ऊपर बताई तीन संकट की समस्या पर 
विचार करने ओर उनको हल करने की कोशिश करने लगा । 
इस प्रयत्ञ में मुझको क्या-क्या अनुभव हुए, कहां कुछ कर सके 
कहाँ-कहाँ बिल्कुल असफल हुए इत्यादि बातों पर कल लिखेँगा | आज 
कुछ देर भी हो गई और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है | इसलिए 
यहीं खतम करता हूँ । 2. 


ड्ू 
५ 


[ ५४७ ] 


खेती की समस्याएं 

७--१२--४ १ 
कल में इस सम्बन्ध में कोई पत्र नहीं लिख सका क्‍योंकि एक तो 
कल ओर दा पत्र लिखने पड़े | फिर घर से मेरे बड़े भाई साहब का 
मत्यु-संबाद आ जाने से मी तवीयत कुछ. सुस्त थी। लेकिन अब 
रोज न लिखने पर भी कोई हज न होगा। लोग इतने धीरे-धीरे छोड़े 
जा रहे हैं कि छूटने में महीनों लग जायेंगे | फिर धीरे-धीरे लिखने पर 

भी मेरी यह कद्दानी खतम हो ही जावगी | 
में परतों खेती महकमा के काम-सम्बन्धी अपना अनुमतर 
लिख रह्य था। सरकारी महकमों का काम ऐसा होता ही हे; वे 
ग्रामीण बृत्ति से किसी चीज को नहीं देखते हैं । इसलिए हमेशा उल्टे 
रास्तें चलते हूँ | ग्रामवासियों के शरीर की युदि के लिए जब ये सुधार 
करना चाहते हैं तो “ब्रिद्यमिन चार्ट! छुपवा कर बांटते हैं.। भूल 


के 


इ6७... समग्र आम-सेवा की ओर 


जाते है कि आज विटामिन की समस्या नहीं है। समस्या तो पत्थर 
से ही सही, किसी तरह पेट का. गड़ढा भरने की 
राधा के नाचने के है| अतएव अगर कोई सरकार वाकई खेती का 
लिए नौ सन तेल सुधार करना चाहती है तो पहले इस बात का पता 
का इन्तजार लगाना चाहिंए कि गाँव के किसान जिस तरीके से 
. अब तक खेती करते थे उस तरीके से ही पूरा पूरा 
. ढग से करने में परिस्थिति के कारण क्या-क्या कठिनाई है या किन- 
किन बातों की कमी है | सरकार उन्हीं को पूरा कर दें। आज भी 
हमारे किसान खेती के तरीकों को अच्छी तरह जानते हैं। इस 
असम्भव परिस्थिति में भी वे जितना पैदा कर लेते हैं, मैं दावे से कह 
सकता हूँ आधुनिक खेती-विशेषज्ञ उस परिस्थिति में हरगिज उतना 
नहीं पैदा कर सकते | फिर तुम किसको ज्यादा कुशल खेतिहर कहोगी १ 
साधनहीन दशा में पेदावार में जो लोग दुनियाँ के बहुत से उन्नत 
मुल्कों का मुकावला कर लेते हैं उनको या जो लोग राधा के नाचने 
के लिए ६ मन तेल के इन्तजार में बैठे रहते हैं उनको ! फिर इसका 
भी कोई निश्चय नहीं कि राधा नाचकर जितना अधिक पैदा करेगी 
उसकी कीमत ६ मंन तेल की कीमत के वराबर हो सकेगी या नहीं | 
इस पकार मैं विचार कर ही रहा था कि कांग्र सी सरकार ने 
“चकवन्दी” का कानून पास किया। मैंने समझा अब उसकी जड़ पर 
जाना सम्भव होगा | स्थानीय अधिकारी की मदद से मैंने यह काम 
करने की कोशिश की । कानून ऐसा था कि किसानों को राजी करके 
चकबन्दी की जाय | अतः में जदाँ-जहाँ जाता था इस वात की कोशिश 
: करता रहा कि किसान सैवार हो जायें तो मैं अधिकारी' से मिल- 
कर इसे कराने का यज्ञ करूँ] लेकिन मैंने देखा कि यह काम एक 
प्रकार से असम्भव है। मुक्तको इस वात सें पूरी असफलता 
मिली | दरत्सल आज की परिस्थिति में चकबन्दी होंही नहीं 
सकती | 


खेती की समस्याएं ३६१ 


मैंने पिछले पत्र में लिखा था कि प्राचीन-पम्मिलित परिवार के बैंट 
जाने से खेती ठुकड़ा-टुकड़ा होकर वँट गई है| इस बटवारे में तुम 
एक तरफ से आधा हिस्सा एक भाई को और दूसरी तरफ से आधा 
हिस्सा दूसरे भाई को नहीं दे सकती हो | उसमें हर प्रकार की जमीन 
को बांदना होगा कुछ ऊँची जमीन है तो कुछ नीची । फिर कुछ 
जमीन इतनी नीची है कि सिर्फ जड़हन धान ही हो सकता है। कुछ 
जमीन मटियार होती है, कुछ दूमट जिसमें अलग फसलें अच्छी पैदा 
हो सकती हैँ | कुछ जमीन गांव के वूर और कुछ नजदीक । इस दृष्टि 
से भी जमीन की कीमत में फक पड़ जाता है | फिर'यह भी देखा जाता 
है कौन जमीन पानी के पास है, जंगली जानवर की पहुंच पर है या 
पेड़ों के छाँह में है; इत्यादि | इन्हीं बातों का ध्यान रखकर बँटवारा 
होता है | क्रितान जो लगान पर जमीन लेता है 

बेंटवारा के पीछे वह भी इसी किस्म की हर तरह की जमीन से थोड़ा- 
भो एक तत्व है थोड़ा लेता है | अतः जो हकडा-ढकड़ा। जमीन दूर 
दूर फैली हुईं है वह खामखाद गाँव वालों की वेव- 

कूफी के कारण हो गई है, सिफ ऐसी बात नहीं है । इसके पीछे एक 
निश्चित तत्व है; एक नियम है जो कम वेज्ञानिक नहीं है। हमारे यहाँ 
खेती बरसात के भरोसे होती है ओर यद्द प्रकृति देवी की खामख्याली 
पर निर्भर है। कभी अतिदृष्टि, कभी अनादर््टि | कभी कम बारिश, कमी 
कुछ ज्यादा । यह तो हमेशा लगा ही रहता है | हर किस्म की जमीन 
ओर हर किस्म की खेती होने के कारण ही इस किस्म की देवी दुर्घट- 
नाओं का सामना हमारे किसान कर लेते हैं| क्योंकि ये दु्घटनाए 
हमेशा एक ही किस्म की नहीं होती हैँ | इसलिए कभी कुछ जमीन 
फेल करती है, तो दूसरी जमीन कुछ दे देती है | इस तरह उनको हर 
परित्थिति में कुछ औसत पैदावार मिल जाती है | हरेक किसान को दर 
किस्म की खेती से एक और फयदा है | यहाँ किसानों के पास इतनी 
जमीन नहीं कि वे काफी परती छोड़कर जमीन बनाते रहें | इसलिए 

श्र 


इ्६२ | समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


वे हर साल हेर-फेर करके अपना खेत बोते हैं । इसके लिए हर प्रकार 
की कुछ कुछ जमीन उनके पास होना जरूरी है। 
में जब इस ठिशा में कोशिश करता था तो ठुकड़ा खेती के नुक- 
सान की बाबत लोग मुझसे सहमत होते थे | उनको मालूम है कि , 
एक चक की खेती कम ख़र्चे से हो सकती है। लेकिन ऊपर बताये 
कारणों से वे चकबन्दी करने में असमर्थ थे। मैंने भी देखा कि जब- 
«५ तक एक आदमी का थोड़ा खेत है जो कि “विशेषज्ञों' की भाषा में 
आशिक दृष्टि से लामदायक' (इकानोमिक होल्डिंग”) नहीं है तब 
तक वे इस तरह थोड़ी-बहुत जमीन हर किस्म के खेत से लेकर अपने 
देहाती विज्ञान से थोड़ा-बहुत लामदायक बना लेते हैं। इसे विज्ञान 
के विशेषज्ञ लोग समर नहीं सकते हैं । 
. जमीन की चकबनन्‍्दी की दिशा में मेने जो कुछ प्रयज्ञ किया उस 
से मैंने देखा कि इसके लिए समय ओर शक्ति ख्च करना वेकार है। 
इस जिले में एक चक की खेती तभी हो सकेगी जब 
दो-ही उपाय. प्राचीन सम्मिलित परिवार प्रथा चल सके या गाँव 
: के कुछ परिवार मिलकर खेती करें यानी खेतों के 
मामले में वे एक परिवार हो जाये | इस समस्या के हल करने का कोई 
दूसरा रास्ता मेरी समर में नहीं आया। ः 
किसानों के जिन तीन संकटों के बारे में मैंने लिखा था उसमें से एक 
संकट का हाल तो में ऊपर लिख ही -चुका । अब खाद की बात आती 
है| खाद बढ़ाने के लिए महकमा वाले जो तरीका वताते हैं बह मोजूदा 
शाज़त में भी व्यावहारिक मालूम छहुआ। मैंने पहले ही कहा था कि 
आशिक परिस्थिति के कारण ओर चारा के लिए काफी जमीन न होने से 
इधर लोग मवेशी रख नहीं सकते हैं। इसलिए गोबर बहुत कस होता 
है| तित पर भी लोग गोबर जला देते हैं शग्रतः जो कुछ खाद के लिए 
बचता हैं वह नहीं के बरावर ही है। लेकिन जब कि सारा जंगल कट- 
कर खतम हो चुका है तो यह कहना कि “गोबर न जलाओ” 


खेती की समस्याएं ३६३ 


बिल्कुल वेकार है | आखिर जब लकड़ी है है नहीं तो वे क्या करें | 
इस विकट समस्या को हल करने के लिए महकमा वाले दो बातों पर 
जोर देते हैँ और ठीक ही करते हैं | एक जितना गोबर वे खाद के 
- लिए छोड़ते हूँ उसको वैज्ञानिक रूप से गडढा खोदकर व्यवस्था के साथ 
सड़ायें। इधर खाद फे लिए जो घूर खोदते हैँ उससे खाद का हिस्सा 
/ खराब हो जाता है; कभी-कभी ते खेत के पास वैसे 

खाद की समस्या ही ढेर लगा देते हैँ । खाद का गड़ढा बहुत बड़ा 
नहीं खोदना चाहिए। छोटे गड़ढे खोदकुर जल्दी मर 

जाने के बाद उसे मिट्टी से - बन्द कर देना चाहिए। फिर उसके चारों 
ओर एक भेड़ होनी चाहिए कि उसमें वर्षा का पानी बहकर न जा सके। 
वे लोग मवेशी का पेशाब भी इकछा करके घर में डालने की हिदायत 
करते हैं| ये सब तरीके ऐसे हूँ कि ग्राम-समस्या पर विचार करने 
वाले सबों को मालूम हैं ओर ठुम भी जानती हो इसलिए इस 
पर अधिक लिखना बेकार है। में जब देहातों में जाता था तो इन 
चीजों के लिए. लोगों पर जोर देता था । मुझे ज्यादा दिलचस्पी उन 
चीजों से थी जिनकी महकमा वाले “कम्पोस्ट” कहते हैँ । इसको 
वनस्पति खाद भी कह सकते हैँ | हरे ओर सूखे पत्ते और गाँव के * 
जंगल, गन्दगी, झाड़ू का कूड़ा सब इसमें काम आ जाता है| इन 
चीजों का ढेर लगाकर सड़ाया जाता है और बीच-सब्रीच में उन्हें उल्टा- 
पुल्टा कर देना पड़ता है ताकि सब समान रूप से सड़ जाय | इस चीज 
के लिए में खास तौर से कोशिश करता रहा | ओर काफी कामयाब 
भी रहा | इस काम में सुकको दिलचस्पी इसलिए भी रही कि इसमें 
“एक पंथ दो काज” हो जाता है। जो कहावत हैं “आम के आम 
गुठली के दाम” उसी के अनुरूप यह भी खाद की खाद और गांव की 
सफाई है। गांव वालों को अगर हम कहेंगे कि गांव की सफाई करो तो 
वें नहीं करेंगे | चाहे हम खुद उनके गांव साक करते रहें तो भी वे नहीं 
करेंगे। गांव में बहुत से अच्छे संस्कार खतम हो चुके हैं लेकिन 


टी 


है 


इंद४ समग्र आम-सेवा की ओर 


दूसरी बांतों की कुछ न कुछ दबी हुईं सोर पकड़ने को मिल जाती है 
जिसकी माफत आज वढ़ सकते हैं। लेकिन सफाई के मामले में 
कहीं कुछ मग्नावशेष' की गन्ध भी नहीं मिलती है । यानी हमारे गांव 
में सफाई की बृत्ति या-तो कभी-थी ही नहीं या इस संस्कार का इस 
तरह खातमा हो गया है कि किसान के दिल में आज किसी तरह का 
सुर निकालना सम्भव नहीं | वह तार ही नहीं तो स्वर क्या निकलेगा । 
इसलिए, सफाई का संस्कार डालने के लिए किसी दूसरे रास्ते से ही 
घुसना पड़ेगा | हम लोग जब शुरू में रणीवां आये थे तो सफाई की 
बाबत अपना अनुभव क्या था, लिख चुका हूँ | उस समय मैंने वाहरी 
सफाई त्यौहार, अनुष्ठान आदि की मार्फत ही करने की बात कही थी । 
साबुन का उद्योग चला कर सफाई की समस्या हल करने का जो प्रयत् 
करते थे उसकी वाबत्‌ भी में लिख चुका हूं। उसी प्रकार जब मेंने.. 
देखा कि हम खाद बढ़ाने के लिए, 'कम्पोस्ट” की बाते करते है और 
यह किसानों को कट समझ में आ जाती हैं तो इस काम को गांव की. . 
सफाई की संमंस्या हल करने का .एक.बहुत-मारी साधन:समम, कर मे 
/ इस पर जुट गया |आधारणतया ग्राम-सेवा के काम में सफाई का काम 
बहुत महत्व का है लेकिन ग्रांम-सेवक के प्रति भेरा नम्न निवेदन है कि 
गांव में पहुँचते ही गांव की सफाई के लिए तूल-कलाम न झुरू कर दें 
बल्कि अपने आप सफाई से रह कर अध्ययन करें कि कोन सा कार्य- 
क्रम गांव वालों को तात्कालिक लाभ देने वाला ऐसा है जिसकी माफ॑त 
सफाई हो सकती है | उसी को करने-लग जाये | हां; में अपने विषय से 
बहक रहा हूं लेकिन वनस्पति खाद बनाने के सिलसित्ते में इतनी सफाई 
की वात आरा ही जाती है। वनस्पति की खाद का रिवाज चल जाने से 
एक फायदा और हो सकता है। देहातों में आदमी की टट्टी को गड़ढें 
में डालकर खाद बनाने के प्रयोग की वात भी मेंने सोची थी । पहले 
मैंने आश्रम में ही प्रयोग करने को कोशिश की | लेकिन दुर्भाग्व से 
कोशिश करने पर भी में आश्रमचासियों द्वारा इसे करा न सका। 





खेती की समस्याएं . ४ ३६५, 


जब आश्रमवासियों के साथ ही में असफल रहा तो गाँव के लोगों से 
क्या करा सकेंगे | इसलिए इसको शुरू ही नहीं किया | इस बात से 
मुझको बहुत शर्म और दुःख है | लेकिन हमारा चरित्र ही ऐसा है ! 
पता नहीं कब ठीक होगा | 
सब से ज्यादा तकलीफ पानी की हैं | में पहले ही लिख चुका हूँ 
कि जितने तालाव थे वे सब के सब भट गये हैं ओर कुओों में से अधि- 
काश खतम हो चुके हैं | अब सवाल यह था कि इस समस्या का हल 
कैसे किया जाय | सरकार की ओर से इस मद में हमको जो खर्च 
करने को मिला था वह भी इतना अपर्यात्त था कि उससे एक कुएं भर 
की मदद नहीं हो सकती थी । संसार में सभी चिन्ताशील लोगों का 
एकमात्र कथन है कि नहर से ही पानी की समस्या हल हो सकती है | 
यह बात टीक है लेकिन यह सर्वकाल ओर सर्वदेश के लिए सही है 
या नहीं, इस पर विचार होना चाहिए | इत्तफाक से जब हम लोग आम- 
सुधार-सम्बन्धी समस्यात्रों का श्रध्यवन करते 
पानी की समस्या रहे उसी समय हमारे जिले में नहर का सहकमा 
खुल गया और उससे किसानों को खूब पानी मिलने 
लगा | मुझे भी नहर की बातों को देखने का मौका मिल गया | 
में महकमा के लोगों से परिच्रय करके इसके बारे में जानकारी 
हासिल करने लगा। नहर जिले के बहुत थोड़े ही हिस्से में आई हुई 
है | लेकिन उतने इलाके के किसानों को पानी का फायदा खूब मिला | 
पानी की इफरात देख कर किसान नाच रहे थे। में जब उन देहातों 
में घूमता था तो खेतों को बिल्कुल हरा पाता था | लेकिन साल भर 
बाद ही लोगों में असंतोप दिखाई देने लगा। एक तो लोगों को 
समय से पानी नहीं मिलता था | फिर जैसा कि स्वामावेक था जो 
लोग बड़े किसान थे, बड़े जमींदार थे ओर सरकारी कर्मचारियों से 
सेल-जोल रखते थे उनके यहां पानी पहले जाता था | यह शिकायत 
तो शुरू से ही थी । और महकमा की व्यवस्था ठीक करके दूर की जा 


द्व्द समग्र आम-सेवा की ओर 


हर ता 


सकती थी ।:लेकिन इफरात पानी होने से खूब पानी खेती में भर रखते * 
थे इससे खेंत बहुत ठण्डे हो गये | फनी काफी होने से फसल देखने 
में काफी ताजी मालूम होने लगी | इससे गोड़ाई के प्रति लोग उदा- 
सीन रहने लगे। जो लोग खेती के बारे में जरा भी ज्ञान रखते हैं 
वे जानते हैं कि अगर ठिकाने से गोड़ाई करके पपड़ी फोड़ नदी 
जाय तो जमीन के नीचे की सतह पर न हवा पहुँच सकती है ओर न 
रोशनी । इससे नीचे की सतह खरातब्र हो जाती है | जमीन के नीचे हवा 
ओर रोशनी न पहुँचने से फतल की जड़ नीचे नहीं जाती है क्योंकि 
उसको तो जिधर आसानी पड़ेगी उधर जायगी। जड़ ऊपर ऊपर 
होने से एक्र नुकसान यह होता है कि जब ऊपर की सतह सूख जाय 
तो फिर से पानी से तर न करो तो पौधा जिन्दा नहीं रहता है | फिर 
वह पानी जरूरत से ज्यादा माँगता है ओर जमीन अधिक ठंडी. हो 
जाती है | नतीजा यह होता है कि जमीन से गर्मी निकल जाने से 
अन्त में रवी की फसल खराब हो जाती है। रुस्कार पानी का दाम 
प्रति बीघा के हिसाव से लेती है; पानी की तादाद पर लगान नहीं 
लेती है इसलिए भी किसान पानी लेने में अन्धाघलु धी करते हैं । 
पानी की इफरात के कारण एक ओर नुकसान होता है | पानी खेत 
से कट कर या बाहर फूट कर इधर-उधर ;फैल जाने पर किसान परवाह 
नहीं करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि 
पानी के इफरात जितनी जगह इधर-उधर नीची है सव भर जाती 
सेहानि है और सड़ती रहती है। वेसे तो सभी नीची जगह 
नहर की वजह से हमेशा नम रहती हैं ओर उनमें 
काई जमती रहती है क्योंकि नहर के पानी की सतह उन जमीनों से 
ऊँची होने के कारण पानी का सोता नीची जमीन पर खामखाह पहुँचता 
है| इस तरह नहर के पानी के सोते के कारण और खेंत ओर बाहर 
के पानी के फैलने से नहर के पास के देहातों के आस-पास तमाम 


मिल प 


उ.गह सड़ती रहती है और गाँव का स्वास्थ्य खराब होता हे | 


खेती की समस्याएं ३६७ 


नहर की वजह से देहातों का स्वास्थ्य खराब होने का एक दूसरा 
कारण भी है। नहर के हो जात्ने से वर्षा के पानी को जो निकास के 
स्वाभाविक रास्ते होते हैं, रुक जाते हैं। यह ठीक 
पानी की निकासी है, नहरवालों ने जहाँ तक सम्भव हो सका पानी के 
रुकने से हानि निकास की नालियाँ बना दी हैं, लेकिन फिर भी तो 
. पहले-जैसी स्वतंत्रता से पानी नहीं निकल पाता 
है | इससे भी वर्षा का पानी जहां-तहां रुक कर जमीम खराब करता 
है और स्वास्थ्य का भी नाश होता है | जहाँ वर्षा बहुत कम होती है. 
आव-हवा काफी खुश्क है, वहाँ यह पानी तो सूख भी जा सकता है 
लेकिन वर्षा-प्रधान देश में तो यह समस्या काफी गम्भीर होती है । 
क्योंकि वर्षा जहाँ ज्यादा होगी वहाँ पानी के निकास की स्वतन्त्रता 
अधिक चाहिए | वैसे रेलवे आदि से पानी का निकास झरुकता ही था 
लेकिन नहर हो जाने से स्थिति और भयंकर हो गई | 
में जब महकमा वालों से बात करता हूँ तो वे इन बातों को 
मानते हैं। वे तो इससे भी ज्यादा नकसान की बात करते हैँ | उनका 
कहना है कि जिस इलाके में रेह ज्यादा है उस 
एक और खत्तरा इलाके में नहर के पानी में घुलकर बह तमास जमीन 
में फैल जाती है। जिन इलाकों में अधिक दिन से 
नहर चल रही है उन क्षेत्रों में इसका दुष्परिणाम दिखाई देने लगा 
है, यह तो थोड़ी जानकारी रखने वाला भी जानता है| इस तरह 
फेजाबाद जिले में भी जब कुछ दिन नहर रह जायगी तो कहीं सारी 
जमीन चावल ही चावल के लिए न रह जाय | क्योंकि चारों ओर से 
नमी ही नमी इकट्ठा होने से खेत में गर्मी रह ही न जायगी और इस 
कारण गेहूँ के लिए खेंत खरात्र हो जायेगा | फिर रेह वाली जमीन हो 
जाने से, धान के अलावा और कौन फसल रह जायगी। ओर यह 
सबको मालूम है कि श्रवध में बहुत अधिक रेह 
पानी की बावत भी मैंने सैकड़ों किसानों से पूछा है | वें सब कहते 


ड६८ समग्र ग्राम-सेवा की और 


हैं कि नहर से कुएं का पानी खेती के लिए. ज्यादा फायदे का है। 
तालाब का पानी कुएँ के मुकावले में उतना अच्छा नहीं होता है 
लेकिन नहर से वह भी अच्छा है, ऐसा सभी किसान कहते' हैं| में 
जब पूछता हूँ कि फिर आप लोग कुए से क्यों नहीं सींचते हैं तो 
जवाब में वे कहते हैं एक तो नहर उनके सिर पर आ पड़ी है। दूसरे 
इतने कुएं और तालाब अब रह भी तो नहीं गये | 
यह कहा जाता है कि.नहंर सस्ती पड़ती है। आदमी कुआँ से 
या तालाब से सींचेंगे तो वह मँहगा पड़ेगा । यह बात मेरी समझ में 
नहीं आती है। मेंने पहले ही कहा था कि प्रत्येक 
क्या नहर सस्ती परिवार में इतने आदमी हैं और जमीन इतनी कम 
है! है कि सब के लिए पूरा काम नहीं मिलता है। यह 
बात मैंने उस हालत में कही थी जब लोग कुएँ या 
तालाब के पांनी से खेती करतें हैं। यानी नहर से सिंचाई होने पर 
ओर लोग खाली हो जायँगे | वे लोग भी तो घर बैठे खायँगे | इस- 
लिए सस्ता और मँहगा जाँच करने के लिए, पानी के लगान को ही 
सिर्फ थोड़े देखना है; उस लगान में उनकी खुराक भी जोड़ दो, जो . 
लोग नहर की वजह से वेकार हो जाते हैं। फिर तो नहर सस्ती भी. 
'नहीं पड़ेगी । खासकर उस जिले में जहाँ ८-१० हाथ पर पानी 
मिलता हो | 
मैंने जहाँ तक नहरी इलाके में दौरा करके, किसानों से बात 
करके और नहर के विज्ञान की जानकारी रखने वालों से आलोचना 
करके देखा है उससे तो यही समझा कि नहर उन स्थानों के लिए 
मुफीद हो सकती है जहाँ पानी की सतह बहुत नीची हो, वायुमंडल 
खूब सूखा हो जिससे स्वास्थ्य खराब न हो सके, जमीन इतनी हो कि 
आधवादी को जमीन में काफी काम हो ओर जहाँ वर्षा कम होती हो | 
लेकिन फैजाबाद जैसे जिले में, जहाँ पानी इतना नजदीक है, जहाँ 
आबादी इतनी है कि अगर वाल्टी भर भरकर सिंचाई करे तो भी 


_ 


खेती की समस्याएँ ३६६ 


सबको काम न मिलें, जहां वर्षा इतनी अधिक हो कि पानी के 
स्वृतन्श्ता के साथ निकास की पूरी गुजाइश लाजमी हो ओर जहां 
रेह बाला ऊसर इतना हो, नहर फेलाना वेकार है | इससे तो सरकार 
अगर पुराने तालाब और कुओं का पुनरुद्धार करने में किसानों की 
मदद कर दे, कुओं की खुदाई में इमदाद दे दे तो ज्यादा फायदा 
पहुँच सकेगा | 
इन बातों को सोचकर में अपने ग्राम-सुधार महकमा में कुछ थोड़ा 
सा जो साधन था उसी के द्वारा तालाबों और कुओं के पुनरुद्धार के 
अयोग में लग गया । 
प्रान्तीय सरकार ने जिले में ३०-४० कुओ्रों की बोरिंग” करने का 
साधन दिया था | उनका तरीका यह था कि प्रत्येक सर्किल में २-१ 
कुआं बनवा दिया जाय | पानी के लिए कुछ और खर्च करने की 
पंजूरी थी जो गांव के कुओं की जगत बनाने की मदद देने के काम में 
आती थी | इतने कम साधन से किसी किस्म के प्रयोग करने की 
गुजाइश नहीं थी | में चाहता था एक छोटे से क्षेत्र में १००-१५० 
कुओों में धबोरिंग” करने की मदद दे सके और उस इलाके में जितने 
तालाब हों उन्हें खोदवाने का इन्तजाम हो सके। उस समय काँग्रेस का 
मन्त्रि-मंडल पद त्याग कर चुका था। इसलिए मन्त्रियों से कहकर कुछ 
मदद लेने की भी आशा नहीं थी। बेसे तो पिछले 
कुओं की बोरिंग” साल से ही में इसका प्रयोग करने की सोच रहा 
था | लेकिन पिछले साल तो स््री-खुधार योजना को 
सफल बनाने की घुन थीं। इसलिए इस दिशा में न कोई निश्चित 
योजना ही बना सका और न कोई काम ही शुरू कर सका | लेक्नि 
मैं समझता था कि यह काम काफी खच्चे का है इसलिए साल भर 
पहले से ही हमको जिले का जो पैसा मिलता था उसमें से बचाना 
जुरू किया था | इस साल भी मेंने कुएँ की जगत्‌ का और थोरिंग! 
का सब रुपया इस प्रयोग में लगा देने क्री सोची । में इस बारे में कु छ 


ड्र७० समग्र ग्राम-सेवा की और 


प्रयोग करने की सोच ही रह्य था कि मि० माश, जो धान्तीय सरकार 
के आम सुधार. महकमा के- अर्गनाइजर थे, फैजाबाद ,सत्री-शिक्षा का 
काम देखने आये | उनको मैंने अपने प्रयोग की बाबत कहा [वे 
सहमत हो गये | लेकिन साल का आखिरी समय आ जाने से कोई 
खास मदद नहीं कर सके । फिर भी दूसरे जिलों से, जहां का बोरिंग”... 
का काम ठीक से नहीं हो रहा था, श्रांठ का पैसा फेजाबाद के लिए 
दे देने का आदेश दे दिया। मैंने २० गांव घूम कर करीब ८०-६० 
कुओं की बोरिंग” की। “बोरिंग हो जाने से उधर किसान बहुतः 
खुश हुए । वे कहने लगे कि नहर वालों से वे अच्छे रहे ॥ 
में चाहता था कि पूस-माघर के महीनों में, जब किसान खाली रहते हैं, 
गांव वालों की माफ॑त तालाबों कर पुनरुद्धार का सकूँ | लेकिन वह होः 
नहीं सका | २-१ जगह कोशिश की लेकिन एक तो अभी पंचायतों काः 
संगठन इतना व्यवस्थित नहीं हो सका था फिर तालाब खास व्यक्ति. 
को सम्पत्ति होने से लोग उसके लिए. मेहनत करने को तैयार 
नहीं थे । 
कुश्रों के काम में चोड़े ज्षेत्र भें सफलता देखकर मैंने दूसरे साल के. 
लिए उसी क्षेत्र में १०० कुएँ “ोरिंग” करने की योजना बनाई | उस 
साल के प्रयोग के लिए प्रान्त से मदद मिल जाने से साल भर पहले 
जो रुपया मेंने बचा रखा था वह बच गया। उस साल का सारा 
रुपया भी बच गया ओर नये साल में बोरिंग? के ग्रयोग के लिए, 
हमारे जिले को-विशेष रकम मिली थी ओर कुओं की जयत्‌ वाला 
रुपया तो नये साल में मी मिला | इस तरह १५००० हमारे पास 
हो गया | 
' जिस इलाके में पिछले साल कुओों में बोरिंग का काम किया गया 
था उस इलाके में लोगों से बातचीत करने पर मालूम हुआ कि वें सब 
इसको बहुत उत्साह के साथ करना चाहते हैं | वे तो यहाँ तक तैयार 
हैं कि अगर सरकारी तकावी मिल जाय तो सामान और मजदूरी अपनी: 


खेती की समस्याएं १७१ 


ओर से दे सकते हैँ | वैसी हालत में हमारे पात जो साधन था उससे 
५.०० कृए ठीक हो सकते थे। इसकी योजना भी मैंने अपने कर्मचा- 
रियों को समझता दी | दिसम्बर से काम शुरू होना था लेकिन नवम्बर 
में दी कांग्रेस के लोगों ने आम-सुधार से इस्तीफा दे दिया। फिर तो 
यह काम जिला भजिस्ट्रं ८ के हाथ में वही पुराने अधिकारी ढंग से' 
गांव में कुछ लोगों की कुछ मदद करने वाली नीति से चलने लगा । 
थोड़े समय में पानी-सम्बन्धी समस्या पर में जितना गौर कर 
सका उससे मेरी राय में अगर सरकार वाकई किसानों की मदद करना ' 
चाइती है तो उन ज्षेत्रों में, जहां नहर बिना काम नहीं चल सकता 
है, नहर बनाये लेकिन मैंने जैसी स्थिति फैजाबाद के लिए पहले' 
बताई है वेसी स्थिति वाले इलाकों में तो अगर 
एक योजना. विस्तृत रूप से नीचे-लिखे मुताबिक मदद किसानों 
को कर दे तो नहर की अपेक्षा उनको अधिक 
फायदा होगा | 
१ जितने कुएं खराब हो गये हों उनको ठीक करने ओर 
जुरूरत पड़े तो उनमें वोरिंग करने में क्रिसानों की मदद करना | 
२, पंचायतों को व्यवस्थित करके उनके जरिये जितने तालाब हैं 
उनका पुनरुद्धार करना | इसके लिए. सरकारी इमदाद देना । 
३, वहुत-सी छिछली नीची जमीन देहातों में पड़ी रहती है जिसमें 
भ खेती हो सकती है ओर न वह इतनी गदरी है कि पानी कुछ दिन 
ठहर सके | हमारे जिले में इसे ताल कहते हैं | इस किस्म कौ जमीन 
बहुत विस्तृत होती है। कभी कमी ४०० से १००० बीघे तक होती 
है | इनको सरकार को मुआवजा देकर ले लेना चाहिए | उनके बीच 
में खोद कर बढ़े बड़े तालाब बना दे ओर चारों ओर जो जमीन 
निकल शआआावे उसे चरागारह बना दे | सरकार चाहे तो ऐसे पब्लिक 
चरायाह में मबवेशी चसने की फीस ले ने का अधिकार रखे ओर उसके' 
जरिए. चरागाह ओर तालाब का इन्तजाम करे। इसमें पानी का 


डि७र समग्र आ्राम-सेवा की और 


“और मवेशी चराने कां दोनों काम हो सकता है | अ्रभी ये जमीनें 
चेकार पड़ी रहती हैं | 

आज मैंने बहुत लिखा | कल की न लिखने की कसर पूरी कर 
दी | आज मैंने वहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो चालू बातों के 
खिलाफ हैं | मुमकिन है, विशेषज्ञ के लिए ये बातें बिल्कुल वेवकूफी 
'की हों। लेकिन मैंने जो कुछ देखा ओर उस पर से जो कुछ राय 
/कायम'की उसी को लिख दिया | आज दिन भर लिखता ही रहा | 
अतः अब थक गया हूँ | 


[ धश्द ] 
सुधार महकमा का कास ह 
६--१२--४१ 


कल फिर कुछ नहीं लिख सका | कल के अखबार में जापानी 
' 'क्लड़ाई शुरू होने की खबर निकली थी | इससे जेल भर में तूफान था | 
“इधर जेल में जोरों की अफवाह उड़ रही थी कि देवली के साम्यवादी 
लोगों ने लड़ाई में सरकार की मदद करने का निश्चय किया है । 
हां के साम्बवादियों में भी हलचल रही | चारों ओर आलोचना ही 
अल रही है | अब कांग्रेस क्या करेगी | कोई कुछ कोई कुछ कहता हे। 
“इस तरह जेल भी आज कल विवाद समा हो रहा है | अ्रच्छा है, सतताह 
'भर ऐसा ही रहेगा । समय करेगा, पता हो नहीं लगेगा। में भी 
उसी गोल में पड़ गया इससे कल कुछ नहीं लिख सका | 

इधर के कुछ पत्रों में सहकारिता और खेती-महकमा के सम्बन्ध 
में मैंने क्या-क्या अनुभव किया था उसे बताने की कोशिश की। आज 
आम-सुधार महकमा खास के जरिये क्या-क्या काम कर सका उसका 
चावत कुछ लिखने की चेश करूँगा। मैंने पहले ही लिखा था कि 


सुधार महकमा का काम ३२७३- 


महकमा में अपने मतलबं की ज्यादा नहीं कर सकते । प्रोग्राम ऊपर से 
आता है फिर भी कुछ अपने मतलब की बातें तो निकाल ही लेता: 
था | आमसुधार के महकमा से केवल पांच ही बातें कर सकते थे। 

१ पंचायत घर | २ कआआँ आदि की मरम्मत | ३ गली कूचा तथा 
गाँव में जाने का रास्ता ठीक करना । ४ शिक्षा | ५ स्काउर्टिंग | 

पंचायत घर के और कञ्नों की वाबत जो कुछ किया या सोचा 
सब पिछले पत्र में कह दिया | गाँव के कुओं की जगत और रास्ता 
वगैरह बनाने के काम में में अपना समय या शक्ति नहीं लगाता था। 
वह काम सेक्रेटरी और इन्सपेक्टर पर छोड़ झिया था। मैं सिर्फ 
शिक्षा पर ही विचार करता रहा | अपने साथी काम करने वालों से 
में कद्दा करता था--“श्रगर आदमी वन जायेंगे तो कश्नाँ सड़क वे 
खुद बना लेंगे । लेकिन आदमी न बनेंगे तो तुम लोग जो कुआँ बन- 
वाओगे वे उसकी ई'ट निकाल कर चूल्हा या नाबदान बना लेंगे। 
और सड़क जो बना दोगे उसे खोद डालेंगे ।”? 

तुमको पहले ही लिखा था क्रि ग्रामसुधार के लिए स्त्रियों का 
सुधार पहले होना चाहिए, ऐसा में समझता हूँ | इसलिए, किस तरह 
शिक्षा का पैसा स्त्री सुधार-शिक्षा में लगा दिया था ओर ५४० सुधार 
केन्द्र खोल दिये थे इसका विस्तृत विवरण भी लिख चुका हूँ | स्त्री- 
सुधार व शिक्षा-केन्द्रों को स्थापित करके मैंने अपना ध्यान पुरुषों की. 
शिक्षा और स्काउटिंग पर लगाया | 

प्रोढ़ शिक्षा का जो सरकारी कार्यक्रम था उसके अनुसार प्रत्येक 
सर्किल के कुछ पढ़े-लिखे नौजवानों को ३) से ५) मासिक देकर रात्रि 
पाठशाला खुलवाना था। मेंने पहले ही तुमको लिखा था कि स्त्री 
शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए इन सवको बन्द करा दया था। अब 
प्रान्तीय सरकार के स्त्री-सुधार का काम मजूर कर लेने से ग्रौढ़ शिक्षा 
वाला साधन खाली हो गया था। इधर महकमे की ओर से ग्रामीण 
स्काउटों का संगठन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक स्काउट 


ह७छड समग्र आ्रम-सेवा की ओर 


अर्गनाइजर मिल गया । यह तो ठमको मालूम ही है कि सरकारी काम 
दिखावी होते हैं। एक स्काउट अर्गनाइजर जिद 
झोढ़ शिक्षा ओर भर धूम कर कुछ कवायद करा दे इतना काफी था। 
स्कांडटिंग... मैंने सोचा प्रोढ़ शिक्षा और स्काउटिंग को मिलाकर 
- अगर हम योजना बनाते हैँ तभी तो यह काम स्थायी 
रूप से चल सकेगा | गाँव के लोग इतने लापरवाह हो गये हैं कि बिना 
स्थायी केन्द्र बनाये उनके जीवन में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं आवेगा. 
अतः मेंने तव किया कि कुछ लड़कों को ३४ रुपया मदद -करके गांव 
में सिफ रात्रि पाठशाला चलाने के बजाय एके सर्किल में एक योग्य 
कार्यकर्ता पूरे समय के लिए ले लिया जाय और वह रात को प्रोढ़ 
पाठशाला चलावे और दिन को स्काउट-संगठन करे| जो जिला - 
अग्गनाइजर सरकार की ओर से मिला है वह इनके काम का _ 
निरीक्षण करे | 
इस प्रकार पूरे समय के लिए कार्यकर्ता का इन्तजाम हो जाने से 
मैने २३ केन्द्र के लिए २१ नौजवान भर्ती कर लिये ओर रणीवां 
में ढाई माह के लिए आ्राम-सेवक् शिक्षा-शिंविर खोल दिया। इसका 
कार्यक्रम वही था जो आश्रम की ओर से प्रोढ़-शिक्षक-शिविर में था। 
उनको चर्खा, ग्राम-समस्या ओर स्काउटिंग की शिक्षा भी दी जाती 
थी | उनसे सिर्फ़ तीन काम लेने का विचार था :-- 
,. १ चर्खें का प्रचार | २पग्रौढ़ शिक्षा । ३ याँव की सफाई | इसके 
अलावा परिस्थिति को देखकर दूसरा काम देने का विचार किया था । 
इसी इष्टि से शिक्षा दी गई । | 
इन २३ शिक्षकों ने अपने-अपने सर्किल में जाकर ठीक उसी - 
किस्म का एक-एक स्काउठ-शिक्षा-शिविर खोला | इन शिविरों के लिए 
कोई सरकारी मदद नहीं मिली थीं। सारे खर्च का भार स्थायी पंचायत 
से उठाया। इन शिविरों में ११ शिक्षक प्रति शिविर के दिसाव से शिक्षकों 
'की शिक्षा हुई। इस प्रकार २३ सर्किलों में १५३ शिक्षा-केन्द्र खुल 


छुधार महकमा का काम श्छ्प 


सके | इन केन्द्रों से गाँव की जनता के सुधार-क्राम में बहुत उत्साह 
दिखाई देने लगा | 

प्रान्त के आस-सुघार अफसर जब जिले में आये तो स्काउटों की 
भरमार देखकर कहने लगे कि इतने स्काउट कहां से आये ! मैंने उन्हें 
अपनी योजना समभाई | उन्होंने पूछा इतनी वर्दी कहां से आवेगी। 
मैंने कहा कि में तो सबको चर्खा सिखा रहा हैँ और ३ गु'डी प्रति 
सप्ताह कातने की प्रतिज्ञा लेना ,नियम में रखा है | इसी से वर्दी हो 
जायगी। उन्होंने इसको बहुत पसन्द किया और सारे प्रान्त के लिए 
इसे चला दिया । जब प्रान्त भर के लिए शिक्षा शिविरों का इन्तजाम 
हुआ तो मैंने इसका फायदा उठाकर दुबारा केन्द्रीय शिविर खोल 
करके सांकल्ल शिक्षकों को फिर से बुला लिया। इससे उनकी शिक्षा 
और अच्छी हो गई 

इस पार शिविर में एक और बात का प्रयोग करने की कोशिश 
की । मुकको मोजूदा स्काउटिंग का तरीका पसन्द नहीं था | यह सब 
दिखावटीपन से भरा था। इससे गांव के किसानों की सस्ती तो थोड़ी 
जरूर हयती है, लेकिन उनके जीवन में बहुत लाभ नहीं होता था | 
इसलिए कवायद में खेती की जितनी क्रियाएँ होती हैं, उनकी शिक्षा 
कवायद रूप में देने की विधि निकालना शुरू क्रिया । शत तरह फावड्ा- 
ड्रिल, खुरपा ड्रिल, चर्सा ड्रिल आदि की शिक्षा देकर ग्रामीण स्काउ- 
टिंग को क्रिसान-लायक बनाने का प्रयोग करता रहा | 

मेरा बिचार था कि इसी योजना की मार्फत गांव के किसानों के 
जीवन की संगठित करने की कोशिश करूँगा | लेकिन इसी समय हम 
लोग महऊमा से अलग हो गये | 
आश्रम, सरकारी महकमा ओर ग्राम-सेवा की माफेत जो कुछ प्रयोग 
में अनुमव हुआ सब कुछ इतने दिनों में कह डाला | मुमकिन है, 
इसमें कुछ नतीजा देश के ओर हिस्सों के लिद्दान से गलत हो। 
मेरी राय भों शाबद दोपपूण हो क्योंकि मेरा अनुभव प्रायः एक ही. 


इ७६... समग्र आम-सेवा की ओर 


जिले का है। मैंने सिफफे गांव में जो कुछ देखा, सोचा और किया उसी 
को लिखकर अपना वादा पूरा किया | फिर जेल से वाहर जाकर अगर 
कुछ काम करने को मिला तो और ज्यादा अनुभव होगा | तब तो 
जवानी भी बता सकू गा | 

अब यहीं खतम करता हूँ । नमस्कार | 


किन 24. बनी कमनननमननझम 


ह यो आर 
ग्राम-सेवा की द्त्ति और सेवक की जिन्दगी 
६०---१२---४ ९ 
'कल के पत्र में मेरी आम-सेवा की कहानी खतम हुईं। तुमने देखा 
होगा, शुरू से ही गांव के काम में मेरी रुचि थी। रणीवाँ में जिस 
- प्रकार योजना का सूत्रपाव हुआ उसकी कुछ कल्पना १६२६ में हुई । 
फिर कुछ रास्ना में प्रयोग करने का प्रयास हुआ | बाद में सन्‌ १६३५ 
से १६४१ यानी ६ साल तक लगातार इस दिशा में प्रयोग करते रहे। 
सरकारी - साधन की भी सहायता मिली; तब जाकर योजना का 
साकार रूप दिखाई देने लगा | इससे समझ सकती हो, गाँव में कुछ 
करने के लिए कितने घैय्य॑ की जरूरत है। प्रायः आम-सेवक . इसी 
से घवड़ा कर भागते हैं। सरकारी आम-छुघार मी दो साल तक करने 
को मिला । पहले तो में कुछ उदासीन था इसलिए कि उसमें हो ही 
क्या सकेगा, फिर उघर ध्यान दिया। ज्री शिक्षा, प्री शिक्षा 
स्काउटिंग की मा्फत सुधार करने की कल्पना का ग्रयोग व आयो- 
जन कर रहा था| कुछ खेती की व कर्ज की समस्या पर भी अध्ययन 
कर रहा था । २-३ साल तो अध्ययन, विचार, प्रयोग और आयो- 
जन में ही लगता है, फिर कुछ ठोस काम का रूप मालूम होता है 


. आभसेवा की वृत्ति और सेवक की जिन्दगी ३७७ 


लेकिन उद्योग पूरा नहीं होने पाया कि यवनिका पतन हो गया और 
महकमा का इष्टिकोश ही वदल गया | इसलिए मेहनत तो बहुत की 
लेकिन किसी किस्म के स्थायी रूप का सूत्रपात ही नहीं हो सका। 
लेकिन महकमा के काम से मुकको निजी फायदा बहुत हुआ । ग्रामोण' 
समस्या का अध्ययन ओर अनुमव जितना इन दो सालों में हो सका 
उतना कोई भी किताब पढने से न होता । 

अब तो ८ माह हो गये; जेल में बैठा हूँ । इससे भी फायदा हुआ । 
एकान्त में बैठकर विचार करने का मौका मिला | पिछले २० साल 
की कहानी ठुमको लिखने के बहाने उनको स्मरण करना पड़ा । 
पिछली गलतियों पर भी गौर कर सका; इससे भविष्य में फायदा ही 
होगा । देहातों की वास्तविक समस्या पर जितना भी विचार किया 
जाय उतना थोड़ा है । यह समस्या इतनी जटिल है कि कमी-कमी 
दिमाग खराब हो जाता है। ग्राम-समस्या हल करने का काम कितने 
महत्व का है, इसको कहना ही क्‍या है। सरकारी, गेर-सरकारी सभी 
दल वाले इस बात पर जोर देते हैँ कि ग्राम में जाकर ग्रामीण 
जनता को उठाओओं | आ्राज इसके सिवाय देश में कोई दूसरी आवाज 
सुनने को नहीं मिलती है। 

जब से में जेल आया हूँ और नये-नये लोगों से परिचय हुआ है, 
तो प्रायः सभी लोग पूछते हैँ कि गांव में काम करने के लिए कोई 
स्कीम बताइए | दरअसल यह बताना मुश्किल ही है। प्रत्येक देश, 
प्रत्येक काल के लिए. तो आम-सेवक को खुद ही परिस्थिति देख कर 
स्कीम तय करनी होगी | हमको सिफ़ इतना.देखना है कि हमें किस 
वृत्ति से काम,करना है और ग्राम-सेवक की तैयारी कैसी होनी चाहिए । 

अब तक सरकारी, गैर-सतरकारी जितना भी ग्राम-सुधार का काम 
हुआ है उसको देखा जाय तो उसमें प्रधानतः तीन दृत्तियाँ पाई 
जाती हैं +--- 

१--दया-वूत्ति | २--उपदेशक वृत्ति | ३--सेवा-दत्ति 

श्रे 


गा 


_ट 


श्७्प्र ह समग्र आम-सेवा की ओर 


१--आजकल जहाँ कहीं आमन-मुधार का काम होता है अधिक 
तर, आम-सेवकों की प्रथम प्रकार की वृत्ति होती है.। हम अपनी 
परिस्थिति को देखते हैं ओर गाँव वालों की परिस्थिति से तुलना करते 
हैं । फिर देखते हैं कि गाँव के लोग बहुत गरीब हैं | उनके पास रहने 
का घर नहीं है; जो है वह टूटा-फूटा है । उनके पास पहिनने का 
कपड़ा नहीं है | गाँव सें जाने के लिए कीचड़ पर से चलना पड़ता है; 
वे उसे बनवा नहीं सकते | उनके. कुएँ टूटे हुए हैं । बेचारे गाँव वाले 
नंगे, भूखे, गन्दे और रावनहीन हैं | अतः इनकी कुछ सदद करनी 
ही चाहिए | उनमें कुछ सेवा वॉय्नी चाहिए | कुछ सदद उनकी सड़क 
बनाकर -करनी चाहिए | कुछ कुओं की मरम्मत द्वारा करनी चाहिए।. 
ये गन्दे रहते हैं उनकी कुछ साबुन देना चाहिए। उनके बंच्चों को 
कुछ कपड़े देना चाहिए | कहीं से पैसा लाकर स्कूल खोलना चाहिए । 
इसके पीछे उदास्वेता लोगों की करुणा व दया: की 
दयादृत्ति . भावना है। दान देना दया की वृत्ति है | दान देने 
से सेवा वाल्ले उनको छोटे, दीन व हीन समझते हैं ओर 
" उन पर दया करते है । शहर के पढ़ें-लिखें मध्यम 
अंगशी के लोग, संभ्रान्त श्रेणी के लोग, जिनके. हृदय कुछ कोमल है, 
उच्च श्रेणी से निकले हुए राष्ट्रीय सेवक और सरकारी महकमा के 
कुछ कर्मचारियों में इस किस्म की वृत्ति पाई जाती है | लेकिन ऐसी दया 
ओर करुणा बृत्ति को पूरा करने के लिए ये लोग साधन लाते कहाँ से 
हूँ ? जो लोग अपने को शिक्षित भद्र श्रेणी के कहते हैं उनके पास जो 
कऊछ साधन है वह मिला है डाक्टरी की आमदनी से, वकालत से, 
सरकारी नौकरी से, या तिजारत से। यह आमदनी अपती है उसी 
गाँव के बेचारे लोगों से, जमींदार की आमदनी है उन्हीं की लगान 
से | राष्ट्रीय कार्यकर्ता के पास है. उसी पब्लिक के चन्दे से और सर- 
कारी मुहृकसा का धन सी उन्हीं से है। फिर मेहरवानी “किस पर .! 


इकेसका धन किसको करुणापूर्वक दान - देना है ? १०००) की हैसियत 


आम सेवा की वृत्ति ओर सेवक की जिन्दगी ३७६ 


के आदमी से पूरा हजार रुपया छीन लेने के बाद जब वह भूखों मरे 
तो ४) मदद करने की उदारता कैती ? अगर कोई किसी को खूब बेंत 
मार कर सारे शरीर में घाव पैदा कर दें, फिर उसको ठेले पर लाद 
कर अस्पताल भेज दे और यह कह कर अपने को सन्तोष दे कि हमने 
उस छुखी शरीर पर मलहम पट्टी का इन्तजाम कर दिया है तो उसकी 
इस उदारता को तुम क्‍या कहोगी ! हमारे ग्राम-सेवकों को इस प्रकार 
' के दंभ से अपने को बचाना है ओर अपना दृष्टिकोण साफ रखना 
है। आम-सेवक को समझना चादिए कि गांव के लोग दीन हो सकते 
हैं, हीन नहीं | यह सही है कि वे इतने वेबस हो गये हैं कि इस अप- 
मान को महसूस नहीं करते | तुम्हारा दान पाकर तुमको आशीर्वाद 
करते हैं | कुछ अर्से पहले सड़क, रेलगाड़ी ओर अस्पताल पाकर 
अंग्र जी सरकार को भी 'माई बाप” कहते थे। लेकिन यह आशीर्वाद 
यह माई-बापपना तभी तक है जब तक वे इस अपमान को महसूस न 
करें | इस बृत्ति से देने वाले ओर लेने वाले दोनों का नैतिक पतन 
होता है | देने वालों का बड़प्पन के दम्म से और लेने वालों का 
बेबसी-की हीनता से | हमारे राष्ट्रीय सेवकों में अधिकतर लोग इसी 
क्षत्ति के असर में रहते हूँ क्योंकि वे उच्च श्र णी-प्रधान समाज के 
संस्कार के अथीन रहते हैं| ऐसे समाज में भी अपना स्थान, मर्बादा 
की मोह, छोड़ नहीं पाते हैं। मैंने यद् भी देखा है बहुत से खास 
आम-सेंबक, जिन्होंने अपना जीवन सेवा के लिए अर्पण कर दिया है, 
अपने पूर्व पुरुष के उच्चकुलीन बड़प्पन के संस्कार के वशीभूत होकर 
अनजान में इस कृपा-बृत्ति के असर में आ जाते हैँ । 

ग्राम-सुधार की समस्याओ्रों को सोचने वाले कुछ बुद्धिजीबी लोग 
होते हैं । वे समझते हैं, गांव वाले जाहिल अपद़ तो हूँ ही, उनके 
पास बुद्धि कहां से हो। वे वेवकूफ हैं ओर नासमझी के कारण तक 
लीफ मोगते हैँ। अतः उनको अच्छी जिन्दगी का शान कराना 
चाहिए। उनके घरों में रोशनदान नहीं होता है; रोशनदान का 


इ्८० ह समग्र आम-सेवा की ओर 


फायदा बताना चाहिए | संठुलित भोजन किसे कहते हैं, उन्हें मालूम 
नहीं | सफाई किसे कहते हैं, गन्दा रहने से क्या-क्या नुकसान होता 
: ४ - है, मक्खियाँ कितनी भयानक चीज हैं, रोग के 
_“उपदेशक बत्ति जीवारु कैसे फेलते हैं, रोगों का प्रतीकार क्रिस 
. बाली सेवा -तरह हो सकता है, बच्चों को कैसे रखना चाहिए, 
प्रसूता को किस तरह रहना चाहिए; गांव वालों को 
इन. बातों. की जानकारी कराने के लिए बड़े-बड़े पोस्टर बनाना 
चाहिए; ५चें छुपवा कर वँटवाना चाहिए; मैजिक लेंटन का-खेल 
दिखाना चाहिए; सिनेमा बनवाना चाहिए और गाँव-गाँव प्रचार करना 
चाहिए | वे . भूल जाते हैं कि गांव वाले साधनहीनता के कारण 
कितने मजबूर हैं| इसी प्रकार की वृत्ति वाली वहुत सी समितियां हैं । 
ऐसी बृत्ति को मैं उपदेशक वृत्ति कहता हूँ । ह 
तीसरी वृत्ति हे गांव में ग्रामवासी जैसा बसना, उनकी सेवा करना, 
उनकी शक्ति का परिचय करना, अपने आचरण से बताना कि परिश्रम से 
क्या-क्या हो सकता है| हनुमान जी के अन्दर ताकत थी; वे भूल गये 
थे | उनको याद दिला कर ही उनसे विराट काम लिया गया था, अपने 
कन्धे पर चढ़ाकर नहीं | फिर हनुमान जी को कोन कन्धे १२ चढ़ाता ? अगर 
कोई चड़ाने का हसस्‍्साहस भी करता तो कन्धा टूट जाता उसी तरह 
आप-वासी. की अन्तर्निहित शक्ति सुप्र है। उसी को जाश॒त करके उनके 
, विस्तृत सामथ्यं की वाद दिला कर ही योग्य सामग्री 
वास्तविक्तर . का उत्जादन करना हैं। उनको उनके अधिकार 
सेवा-बरत्ति ,सममाकर, उत्साह की वाहर जाने न देकर अपने 
भोग में लाने का साहस दिलाना है। बाहरी साधनों 
पर भरोसा न कर स्वावलम्बी भावना पैदा करनी . हैं। कोई चाहे कि 
याहरों साधन से यानी कन्धे पर चढ़ाकर ग्रामीण समस्या की दरिया पार 
करा देंगे तो वह उस विराट बोक को सह नहीं सकेया, कन्धा द्ूट 
जायगा। इस प्रकार आम-वासी के साथ मिल कर उसकी शक्ति का 


क 


आम सेवा की वृत्ति और सेवक की जिन्दगी ३८१ 


परिचय करा कर उन्हें स्वावलम्बी बनाने स॑ मदद करने की प्रवृत्ति 
होनी चाहिये | 
इस प॒रकार की सेवा करने वालों को अपना जीवन भी नियमित 
करना होगा । उनको अपना चरित्र हंमेशां ही माँजते रहना होगा । 
वा भी तो एंक कला ही हैं। कुशल कलाकार हमेशा अपना औजार 
प्िस कर तेज रखेगा, उसे शुद्ध रखेगा और सजावट ठीक रखेगा | 
सेवक का जीवन ही अपनी कला का ओजार है; उसे तेज रखना 
. होगा, साफ रखना होगा, व्यवस्थित रखना होगा। 
सेचक का जीवन दूसरी बात यह देखनी होगी कि उस पर कोई दूसरे 


« ही उसकी कल्ला रंगें का शेष तो नहीं रह गया है। लंलितें केला 


की तूलिका है कोरीगर अपने चित्र-पट को जिंस रंग से रंगना चाइता 
है बह अपनी तूलिका सिफ उसी रंग से रंगता है | 

अगर उसके ब्रश में दूसरा रंग रह जाता है तो चित्रपट ही बदरंग हो 
जायगा | सेवक समाज को जिस आदश से रंगना चाहते हैं अपने 
जीवन भर भी सिर्फ उसी रंग को चढ़ाना होगा | नहीं तो वह जो कुछ 
करेगा बदरंग होगा । साथ ही उनको दारिद्रथ बत भी अहण करना 
गा) अपने निजी खर्च और सावजनिक धन का खच करने में 
बहुत ही मितब्ययी होना है। हमारे नवीन राष्ट्रीय सेवक इस वृत्ति 
को पसंन्‍्द नहीं करते | वे कुछ ठाठ-वाट की सजावट ग्रसन्द करते हैं । 
अगर वे ठाट-बाट से न रहें तो आजकल सजावट-पसन्द समाज में 
लोग उनको पीछे ढकेल देंगे, उनको ऐसा डर हमेशा लगा रहता है| 
सावजनिक घन को भी उदारता से खच करते हूँ | उसका कारण कुछ 
अपनी पैतृक उच्च श्रेणी वाली दया का संस्कार है जो परोक्ष रूप से 
उनके आचरण पर असर डालता है। दूसका कारण लोक-प्रियता का 
मोह है | उनके तमाम व्यवहारों को देखकर यद्द मालूम होता दे कि वे 
किसी रईस के कर्मचारी हैं, गरीब जनता के नौकर नहीं | सेवा वृत्ति 
से आम-सेवा करने वालों को समझना चाहिए, कि हम कंगाल वेंक के 


इ्दर ह जम समग्र आम सेवा-को ओर 


मैनेजर हैं | उनके मालिक भूखे, नंगे जन हैं । वे उनके नौकर होकर 
उनसे शान से कैसे रहें ? यह तो सभी जानते हैं कि 
आप एक कंगाल जिनका नोकर मालिक से ऊँची हैसियत से रहता है. 
मालिक के. वह मालिक का दिवाला जरूर निकाल देगा | अतः _ 
सेवक हैं. ..- अगर सेवक पैतृक संस्कार के कारण, शारीरिक 
असंमर्थता के कारंण कुछ विषय में सममोतां करंता 
है तो उसे मंजबूंरी और कमजोरी सेमसें | कमजोरी से संममोता तो 
जहाँ तक सम्भव है कम से कम होना चाहिंए। आम-सेवक को गाँव 
बालों को वेवकूफ, गन्दे कहकर नाक नहीं सिकोड़नी चाहिए। अ्रेद्धां से 
उनकी सेवा करनों चाहिए ) जिसे हम बड़ा समझ कर श्रद्धा नहीं केर 
सकते हूँ उनकी सेवा कैसे करेंगे | ग्राम-सेवक सदियों की सड़ी हुई नमी 
के कारण बदवूदार कमरों को अपना कमरा समझता है। तेल पसीना 
ओर मिट्टी के लेप वाली बदवूदार चारपाई पर अपना समझ कर 
बैठता है। नाक से सदों वहती हुई आंख में कीचड़ चपके हुए मुख- 
संडल पर मंक्खी मिनमिनाती हुई, ऐसे बच्चों को अपने वच्चे समझ 
कर प्यार करना होगा । घृणा का कोई स्थान नहीं | 
« आम-सेवक को इसी तरह सेवा-वृत्ति से ओर चारित्रिक तैयारी. के 
साथ गाँव में ज़ाना. चाहिए । उनके लिए कोई बनी-बनाई स्कीम नहीं 
है। वह तो आम में जाकर ही मालूम होगी. ठुमको विहार भूकम्प का 
हाल मालूम ही है | आरियन दा और ठुम जाने वाले थे; शायद ठुम 
नहीं जा सकीं। लेकिन बातें तो मालूम ही हैं। भूकम्प से जब सारा 
प्रान्त विध्वंस हो गया था तो चारों ओर कर्मी लोग दौड़ पड़े थे | 
उन्होंने कोई प्लान नहीं सोचा, स्कीम नहीं सोची; वे सिफ दौड़ पड़े । 
वहां जाकर विशाल विध्वंस को देखकर लोग किंकत्तव्ब-विमूढ़ हो गये 
थे। क्‍या करें, कहाँ से ओर कैसे शुरू करें, समझ नहीं पा रहे थे | 
उसी समय सौके पर पं० जवाहरलाल जी आये और फौरन फावड़ा 
लेकर खोदने लगे | “सोचना क्या १ खोदो १” की आवाज ग्रतिध्वनित 


ग्राम-सेवा की वृत्ति ओर सेवक की जिन्दगी श्प्रे 


हुई | सह खन्‍्ती, सहस फावड़े चलने लगे | कया करना है, पहले से 
कैसे सोचते ! किसको मालूम बस स्तूप के नीचे कौन सम्पत्ति, कौन 
ग्राणी दबा पड़ा है | घुनगंठन तो तभी हो सकता था जब मलवा हृट 
जाता और दवी हुई सम्पत्ति बाहर निकलती । 
सदियों की अ्रवहेलना से, लूद ओर शोपण _के अहार से हमारे 
आमीण समाज की प्राचीन विधि-व्यवस्थाएं ओर आधिक, धामिक नैतिक 
प्र व्यावहारिक संस्कारों की इमारत का चकनाचूर 
कुसंस्कारों के सलवे हो गया । ओर उस थ्वंसावशेप के ढेरों के नीचे 
. के नीचे मानवता मालूम नहीं कौन, सी सम्पत्ति, कौन-सी मानवता 
दबी पड़ी है दबी पड़ी है। अगर आज ग्रामीण समाज का ध्यंस 
उद्धार करना है; समाज की पुनस्थपिना करनी है 
ते सेवकों को दौड़ पड़ना होगा ओर जवाहरलाल की वह आवाज 
“सोचना क्या ? खोदो !” के अनुसार . खोदना शुरू करना होगा और 
जब प्राचीन व्यवस्था का ध्वंसावशेष और कुसंस्कारों का मलवा हृट 
जायगा, भीतर. से प्राचीन व्यवस्था और संस्कृति की सम्पत्ति निकल 
आवेगी, तभी आम-समाज का पुनर्गठन व रचना हो सकेगी। 
ग्रामीण जीवन की प्राचीन अ्रग्नि, प्राचीन चरित्र की ज्योति 
सदियों से राख और धूल के नीचे दव जाने पर आज चारों ओर 
अन्धकार ही अन्धकार दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्राम-तेबक- को 
निराश नहीं होना है | भीतर की आग की गर्मी राख ओर धूल भेद 
करके आज भी ऊपर दिखाई देती है| सेवक को इस अन्घकार में 
प्रकाश डालना है | वह बाहर से ठाच ले जाकर, 
यहीं की आग से बिजली की बत्ती ले जाकर नहीं, बड़प्पन और शिक्षा 
' भ्रहाँ के दीप के दम्भ से ध्वंस स्तूप पर पैर रखकर नहीं होगा; 
जलाशो.. उस पर पैर रखने से जल जाना पड़ेगा, वल्कि 
नम्नता से कुककर, धीरे से सम्हाल कर फूतकार से 
राख उड़ाकर, नीचे की आग जगाना हैं। राख उड़ने से सेवक का 


। 


झ्पड ह समग्र आम-सेवा की ओर 


सारा शरीर ग़न्दा हो जायगा, आंखें भर उठंंगी | उससे घबड़ाना नहीं 
है। उसी ढेर के नीचे से जो आग निकलेगीं उसके सहारे उसी भूमि 
की 'मिद्ठी का दीप जलाकर सम्राज के आगे-पीछे कोने-कोने में 
दीपावली करनी है। देखना है कि वह रोशनी कला की व्यवस्था के 
साथ रखी गई है या नहीं | जिससे सुन्दर मालूम हो, इसे चैर्य और 
सावधानी से आड़ में सजाकर यों रखना है कि आज की. पश्चिसी 
अंव्यवंस्थित ओर तीत्र वायु से बुक न जाय | 
ग्राम-सेवा के प्रयोय में जो कुछ देखा, मन में जो कुछ कल्पना 
थी, धारणा थी सब ठुमको सुना दी | मालूम नहीं यह करुण कहानी 
ठुमको कैसी लगेगी। शायद इससे कुछ मतलब निकल आये | आज 
आखिरी पत्र है। इसके बाद फिर मुलाकात पर ही बात होगी। वहां 
जितने भाई-बहिन हैं सबको मेरा प्रेमपू्ण नमस्कार कहना | मीतू का 
क्या हाल है। उसे बहुत-बहुत प्यार कहना | 
तुम्हारा 


घीरेन्द्र | 


सइका- न 


समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


श्री धीरेन्रनाथ मजूमदार 


भाग २ 
( विवेचन, निष्कर्ष और योजनाएँ || 


[5] 
चीन का ग्रामोद्योग आन्दोलन और गांधीजी की 
विचारधारा 
नेनी सेंट्रल जेल 
२६ अक्टूबर १६४३ 
न जाने कितने दिन बाद आज तुम्हें फिर पत्र लिखने वैठा हूँ । 
मार्च सन्‌ १६४३ के शुरू में पटना में आखिरी मुलाकात हुई थी । 
उसके वाद हलाँकि डेढ़ साल ही बीता है किन्तु मालूम होता है कि 
एक युग बीत गया | इस बीच न मालूम कितनी बातें हो गई | क्या 
क्या बवंडर मुल्क में उठे, उनका कोई हिसाव नहीं | चंपारन से पटना 
तक रास्ते में न जाने कितनी योजनाएँ हम लोगों ने बनाई थीं। स्त्री 
शिक्षा-योजना की वात सुनकर तो तुम कितनी खुश हुई थीं ओर अपना 
समय देने के लिए भी तैयार हो गई थीं। तुमने ऐसी आशा भी 
दिखाई थी कि वासन्ती देवी आकर उसकी जिम्मेदारी ले लेंगी | राम- 
देव भाई भी कितने उत्साहित थे | सारा इन्तजाम करने के लिए तैयार 
हो गये थे | उसके वाद डेढ़ साल तक न तो ठुमसे मुलाकात ही हो 
सकी और न कोई पत्र-व्यवह्ार ही हुआ। इसके लिए! समय कहाँ मिला ! 
मैं भी वृहत्‌ कार्यक्रम में फेस गया ओर ठ॒ुम भी नई- 
“अपने मन कछु नई योजनाओं में मशगूल रहीं | मैं चाहता था कि मैंने 
और है कर्ता के जो योजनाएँ आगरा सेंट्रलजेल में बैठकर बनाई 
कछु और ।? थों, उनका प्रयोग जल्दी से हो सके | साल भर जेल 
में रहने से काम में जो कमी आ गई थी उसको पूरा 
करना था | देश में वस्त्र-समस्या जटिल हो जाने के कारण आश्रम पर 
भी काफी बोक पड़ गया था। इन कास्णों से ठुमसे संपक न रख सका | 


- स्च्द . समग्र आस-सेवा की ओर 


फिर आमोउ्द्योग-संघ की १४ अगस्त की बैठक में शामिल होने के 
लिए में वर्धा आने ही वाला था और सोचा था कि उक्त अवसर पर 
दो-चार दिन तुम लोगों के स्नेहपूर्ण आतिथ्य का झुयोग मिलेगा | 
'उस समय के लिए वहुत सी वातें सोच रक्खी थीं; किन्तु “मेरे मन 
'कछु और है, कं्ता के कछु और ।” इस बीच में ६ अगस्त के 
सरकारी अमल ने देश मर मे क्रांति मचा दी। फिर कीन किससे 
मिलता १ उस समय पता नहीं चल रहा था कि कौन कहाँ है ! कौन 
- पकड़ा गया और कौन बचा १६ अगस्त को रखीवां आश्रम पर पुलिस 
ने छापा-सारा | सारा आश्रम जब्त करके कर्ण तथा ३० अन्य साथी 
'नजरबन्द कर दिये गये | में उस समय मेरठ में था इसलिए उस दिन 
'गिरफ़्तार नहीं हुआ । फिर में केन्द्र में दौरा करता रहा। बलिया, 
गाजीपुर आदि जिलों में दमन की पराकाष्ठा थी। फिर भी मैंने कुछ 
काम करने की चेष्टा की । जब तक बाहर रहा तब तक यह कोशिश 
'करता रहा कि इस प्रान्त फे लिवरल नेता एक रिल्ीफ कमेटी बनावे | 
मेरी धारणा थी कि मनुष्यता के नाते राजनीनि से कोई सम्बन्ध रक्खे 
बिना भी यह कास हो सकता है | इसी उद्दे श्य से मैं सेवा समिति के 
संचालकों से मिला [हरि जी(श्री हृदयनाथ कु जरू) से भी मिला । 
लेकिन उन्हें राजी न कर सका | फिर अपने से जो थोड़ा-बहुत हो 
सके वही करने की चेष्टा करने लगा | लेकिन कुछे खास काम कर 
सकने के पहले ही १७ अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया । इलाहा- 
बाद से दिल्‍ली जा रहा था; स्टेशन पर ही पकड़ लिया गया | तब से 
नैनी सेंट्रल जेल में हूँ । शुरू के ६ महीने तो वाहर से कोई सम्प्क रखने 
की ही इजाजत नहीं थी | लिखने का सामान भी नहीं रख सकता था| 
वहुत इन्त जारी के वाद महीने में एक पत्र लिखने की इजाजत मिली । 
पहले तो घर पर आश्रम वालों को और दादा को जरूरी पत्र लिखने 
ये। उन्हीं में ४-६ पत्रों की वारी खतम हो गई | अब इस मास यह 
'खत वुम्हें लिख रहा हूँ । 


चीन का आमोद्योग आन्दोलन श्प्ह्‌ 


यहाँ का जीवन अ्रच्छा ही है। पढ़ने का वायुमंडल खूब है।. 
अधिक समय पढ़ने में ही वीतता है| में भी पढ़ने में काफी समय लगा 
रहा हूँ | लेकिंन मनचाहे विपय पर क्िताबें नहीं मिलतीं | अमिग्राय 
यह कि सुझे आम-समस्या पर किताब चाहिए थीं सो मिल नहीं रही: 
हूँ | अतः साधारण राजनीतिक किताबें ही पढ़ रहा हूँ | इससे समय 
का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन अपने काम की दृष्टि से सदुप-- 
योग भी नहीं हो रहा है| मेरठ की लिखा था; लेकिन वहाँ भी कोई 
ऐसा आदमी नहीं है जो पुस्तकें भेज सके | विचित्र भाई, रामघारी आदि 
सभी तो नजरबन्द हैँ । क्‍या इस मामले में तुम कुछ मदद कर सकोगी ! 
कम से कमर शिक्षा-सम्बन्धी कुछ किताबें तो भेज सकती हो। ओर 
सुल्कों में इस पर क्या-क्या प्रयोग हुए हैं, इस विपय पर किताबें मिल" 
सके तो बहुत लाभ होगा । सब जगहों. का हाल मालूम होने से, उस 
पर कुछ विचार करके कम से कम तुम लोगों की कुछ थीड़ी-बहुत मदद 
ही कर सकेँगा | इस दिशा में थोड़ी चेश करना | | 
अब तक जितनी कितात्रं पढ़ी हैँ, उनमें एक किताब अवश्य मेरे 
काम की थी । वह चीन के ओ्रौद्योगिक सहयोग के. 
चीन की उद्योग सम्बन्ध में थी) उसे पढ़ते समय मुझे ऐसा मालूम 
समितियाँ और होता था जैसे कोई हमारी द्वी परिस्थिति में वह सब 
हमारी दशा. काम कर रहा है | हमारे सासने जो समस्था है, वही 
चीन वालों के सामने भी है | वही पूँ जी का अभाव; 
आबादी की अधिकता ओर उस पर लड़ाई की परिस्थितियों से उत्तन्र 
कठिनाइयाँ | 
वास्तव में चीन के लोग कमाल कर रहे हैँ । ऐसी परिस्थिति रें 
युरोप का कोई भी मुल्क्र हताश हो जाता । छोटे-छोटे शह-उद्यो्ग 
से आवश्यक सामान उपलब्ध हो सकेगा, ऐसा विचार-मात्र द्वी उन 
असंभव मालूम पड़ता ! चीन के लिए बढ़े पैमाने में यह-उद्योग चलान 
कोई नई वात नहीं थी। वहाँ दस्तकारी का काम प्राचीन काल से चर 


३६० समग्र आम-सेवा की ओर 


ही रहा था.। कारीगर भी मोजूद थे | केवल संघटन की आवश्यकता 
थी। लड़ाई के जोश में वह संघटन भी संभव हो गया । फिर भी इतने 
कस समय ,में ओर. इतने बड़े पैमाने पर संघ्रटन कर लेना आसान काम 
नहीं था | क्योंकि जहाँ एक तरफ उनके यहाँ प्राचीन काल से दस्तकारी 
का संस्कार रहा; विभिन्न दस्तकारियों के कारीगर मौजूद रहे और लड़ाई 
के कारण माल की आवश्यकता तरढ़ी वहाँ जनता में आत्म-संघटन का 
कोई परंपरागत भाव नहीं था-। सेकड़ों वर्षों से होते आने वाले गह- 
विवाद के कारण समाज में किसी प्रकार का संघयन नहीं .रह यया 
था । देहाती जनता स्वार्थी तथा ईर्ष्याल हो गई थी | ऐसी जनता में 
जितना भी संघटन हुआ, वह आश्चर्य की ही बात है जब मैं वहाँ 
'की योजनाओं और संघटन के सम्बन्ध में पढ़ रहा था तो ऐसा लगता 
थो;कि अपने यहाँ. भी लोग उसी प्रकार का संघटन क्‍यों नहीं करते 
हैं ! जो परिस्थिति चीन की. है वही तो हमारी भी है। हाँ, इतना फर्क 
जरूर है कि वहाँ अपनी सरकार है; यहाँ विदेशी | लेकिन वहाँ भी 
जो सहयोग-समितियाँ संघरटित हुई हैं वे सरकार की ओर -से नहीं हुई 
हैं; गैर-सरकारी लोगों ने ही उन्हें स्थापित क्रिया | सरकारी मदद बाद 
में मिली | फिर अपने यहां इस किस्म का काम क्‍यों - नहीं हो पाता 
है ?! अगर हम चाहते हैँ कि हम भी इस प्रकार का कुछ कास. कर 
सके तो हमंकी इस न कर सकने: का कारण हू ढ़ निकालना होगा। 
जवाहरलाल जी भी चीन से लोटने के वाद ग्राम-उद्योग तथा गह- 
उद्योग के लिए काफी जोर दे रहे हैं | जवदरलाल॑ के इस ओर ध्यान 
देने के बाद जो लोग पहले इन बातों को महज पागलपन सममभते थे, 
अब इनके पक्ष में सोचने लगे हैं । फिर भो अपने यहां यह विचार तक 
ही सीमित रहा | तुम तो अपने काम से विभिन्न प्रान्तों में दौरा करती 
हो; सरकारी तथा गैरसरकारी:. सभी लोगों के संपक में आती हो; क्या 
उुम बता सकती हो कि इसका कारण क्या है ? लोग कहेंगे कि हमारे 


है] 


यहां गुलामी है इसलिए, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। यद सही है कि 


नचीन का आ्रामोद्रोग आन्दोलन ३६१ 


हमारे सभी कष्टों की जड़ गुलामी है, लेकिन केवल यह कह देने से 
ही तो हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती । इस तरह तो हम 
'गुलामी हटाने की चेष्टा भी नहीं कर सकेंगे । | डर 
गहराई से विचार करने पर और अपने अनुभव से मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है. कि हमारी असमर्थता का प्रधान कारण कार्यकर्ताओं 
की कमी है | दो साल पहले आगरा सेंट्रल जेल से मेंने तुम्हें लिखा 
था कि हमारे यहां के पढ़े-लिखे नौजवान देहात में जाना और रहना 
पसन्द नहीं करते। मैंने उसका कारण -भी बताया 
कार्यकर्ताओं का था | हम अपने यहां जब कोई स्थायी काम करना 
अभाव हमारी चाहते हैं तो योग्य कार्यकर्ताओं के - अभाव से उसे 
हुदंशा का नहीं कर पाते | चीन के ओ्रौद्योगिक ' सहयोग के 
कारण है . इतिहास और उसके कार्यक्रम को देखों तो मालूम 
होगा कि किस तरह सैकड़ों विज्ञान के विशेषज्ञ अपने 
आराम तथा अपनी आर्थिक सुविधाओं को त्थाग कर, गरीबी का जीवन 
अपना कर औद्योगिक सहयोग-समितियों की स्थापना करने और उनका 
संचालन करने में अपना अमूल्य जीवन उत्सग किये हुए हैं| अपने 
यहां इस प्रकार से दारिद्रय-अत ग्रहण कर जीवन को स्थायी कार्यक्रम 
'में उत्सग कर देने की रुचि लोगों में नहीं है। कदाचित्‌ हमारे नौजवान 
चीनी नौजवानों की तरह राष्ट्रोत्यान के लिए व्याकुल नहीं हैं। 
लड़ाई ने उनकी आशावादिता को इतना ऊँचा उठा दिया है कि इस 
अनिवार्य आवश्यकता से हट कर उनका ध्यान और आगे की 
बातों पर चला गया है । इस तरह अपने यहां लोगों को इसका अ्रव- 
सर ही नहीं मिलता | ठुम कहोगी, और यह सच भी है कि गत बीस- 
सालों में हमारे यहां बहुत अधिक राष्ट्रीय चेतना पैदा हुईं है | इस बीस 
साल के असे में बापू के नेतृत्व में नौजवानों ने तीन बार देशमाता 
'के चरणों पर अपने जीवन उत्सर्ग किये। थ्रभी, इसी आन्दोलन में 
डी, ६ अगस्त को भारत के नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही देश 


ड६२ ;॒ 'समग्र ्राम-सेवा की ओर 


के नौजवान विद्रोही हो गये। सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहा- 
दुर नौजवानों ने खड़े होकर छाती -पर गोलियां खाई” | हजारों नौज- 
वानों ने लंबे असे तक सड़ने -के लिए जेल जाना स्वीकार किया। 
इस किस्म के आत्म-बलिदान का यह उदाहरण भारत की शुलासी के 
इतिहास में अभूतपूर्व था। यह सब सही है। और - आन्दोलन-काल 
में दो ढाई माह वक बाहर रह कर मेंने इन बातों को अपनी श्राँखों: 
देखा है | फिर भी भारतवर्ष के इस विस्तृत क्षेत्र में आम-उद्योग और 
आम-उत्थान-सम्बन्धी काम के लिए कार्यकर्ताओं की समस्या जहाँ की 
तहाँ ही रद “जाती है | क्षणिक जोश में नीजवान 
गोली से शहीद आग में कूद पड़ते हैं, बंदूकों के प्तामने सीना तान 
होने- वाले हैं पर देते ढं। सालों जेलों में हँसत-हँसते सड़ते हैं। 
जिंदा शहीद नह्टी' लेकिन किसी स्थायी काम में आजीवन कष्ट सहने को 
ह - तैयार नहीं होते। गोली के सामने आत्म-बलिदान 
करके शहीद हो जाते हैँ लेकिन बापू की भाषा में जिंदा शहीद नहीं 
बन पाते | यदि कुछ नोजवानों के दिल' में इस प्रकार जिंदा शहीद 
बनने की उमंग . उठती भी है तो वे अपने शहरी संस्कार तथा रहन- 
सहन के तर्ज को नहीं छोड़ पाते | इसके अलावा हमारे पढ़े-लिखें 
नौजवानों में अपनी तथा कथित आधुनिक सभ्यता और संस्कृति में कमी 
आ जाने का भय कूट-कूटकर भरा हुआ है | वे जल्दी ही देहाती जीवन 
से ऊब जाते हैं | अतः चीन की शह-उद्योग-समितियों के विवरण पढ़ते 
समय सुझे कुछ तकलीफ भी महसूस होती थी । पढ़ते समय मैं यह 
सोचता रहता था कि हाय ! हम ऐसा क्‍यों नहीं कर पाते १ 
मेरी इन बातों से शायद तुम्हें बुर लग रहा होगा । ठुम सोचती 
होगी कि यह कैसा आदमी है ! इतने वलिदान से भी यह संदठुष्ट नहीं 
है | किन्तु ऐसी वात नहीं । जब में देखता था कि हजारों की तादाद 
में विश्व-विद्यालय के नौजवान गोलियों की परवाह न करके जुलूस में 
चढ़े जाते हैं तो मैं सिर्फ अवाकू दी नहीं रह जाता था वल्कि श्नके 


चीन का ग्रामोद्योग आन्दोलन ३६३ 


ग्रति मेरे मन में असीम श्रद्धा उत्पन्न होती थी | सोचता या कि शायद 
मैं ऐसा नहीं कर सकता | मेरा कहना तो केव्रल इतना ही है कि 
भारत के साढ़े छः लाख गाँवों को पुनर्गठित करने के लिए जिस 
प्रकार के बलिदान की आवश्यकता है उसका हमारे यहाँ अभाव है| 
इस प्रकार के साधन में हम आज चीन से कोसों पीछे हैं । 

इन बातों को सोचकर मुझे परीशानी होती है; लेकिन तुम्हें 
मालूम ही है कि में जन्म से ही आशावादी हू | जहाँ अपने पिछले 
अनुभव से योग्य और मावनाशील कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण 
परीशानी रहती है वहाँ यह सोचकर कि इस वार के राष्ट्रीय आन्‍न्दोज्नन 
में नीजवानों ने जिस अदमुत जोश तथा आत्म-बलिदान का परिचय 
दिया है उसके कारण स्थिर और स्थायी तरीके से राष्ट्रोत्थान के कार्य 
में लगने के लिए कम से कम भविष्य में नोजवानों की कमी न रहेगी, 
दिल को तसल्ली होती है | इतना विराद्‌ वलिदान व्यर्थ तो जाह्दी नहीं 
सकता । अगर मेरी यह आशा, जिसके लिए शक की गुज्लाइश कम 
है, ठीक निकली, तो भविष्य में हम देहात में जिन उद्योग-समितियों 
आदि का संघदन कर सकेंगे, उनकी बुनियाद कदाचित्‌ चीन से 
अधिक मजबूत और टिकाऊ होगी, क्योंकि जहां कुछ मामलों में चीन 
हमसे कोसों आगे है, वहां कुछ और विषयों में हमारा दृष्टिकोण 
चीनियों से बहुत अधिक साफ है | 

चीन की उद्योग-सहयोग-समितियों के विस्तार तथा सफलता को 
देख कर हमें आरचर्य होता है | वहां के नौजवानों का जोश देखकर 
कदाचित्‌ हमें थोड़ी ईर्ष्या मी होती है; लेकिन जब हम उनकी कार्य- 
शैली वथा कार्यक्रम के घुनियादी सिद्धान्तों को देखते हूँ तो उनके सारे 
कार्यक्रम के लिए कुछ डर भी लगता है। 

जब से डाक्टर सनवातसेन के नेतृत्व में राष्ट्रीय चेतना'का 
आविर्माव हुआ, तभी से चीन में उद्योगों का विकास होने लगा 
लेकिन उस विकास का स्वरूप युरोप ओर अमेरिका के अनुसार ही 

र्‌४ड 


श्६४ समग्र आम-सेवा की ओर 


रहा है। चीन के लिए ऐसा करना स्वाभाविक था । उसके पड़ोस में 
ही जापान ने युरोप की नकल करके इतनी उन्नति कर ली थी कि 
उसके लिए दूसरी बात सोचना आसान न था। चीन को अमेरिका से 
काफी सदद मिलने के कारण उस पर अमेरिकन असर पड़ना भी 
स्वाभाविक.ही था। न 
अतः जब चीन की राष्ट्र-्चेतना, ने उसे सवतोमुखी विकास को 

ओर बढ़ाना आरंभ किया तो आर्थिक स्वावलंबन की ओर सब से 

पहले ध्यान जाना स्वाभाविक ही था | नवीजा यह हुआ कि चीन में 
थोड़े. ही दिनों में काफी कल-कारखाने बन गये | इसी बीच चीन पर 
जाप्रान का हमला हुआ । फिर तो लड़ाई के कारण चीन को तेजी से 
स्वावलंबन की ओर वढ़ना पड़ा और -चार-पांच साल में इस दिशा में 
जितनी अश्नोकिक उन्नति हुईं, उसका हाल मैं ठुम लोगों को क्या 
बताऊँ ? इसका तुमने मुकसे अधिक अध्ययन किया है | लड़ाई के 
कारण क्रिस तरह उनके कारखाने जापानी बसों का. निशाना बनते 
. रहे ओर किस तरह ध्वंस के कारण उन कारखानों को अनेक कठि- 
नाइयों के बावजूद असाधारण तेजी से सदर पश्चिमी प्रान्तों में हटना 
यड़ा, इसकी कहानी किंसे मालूम नहीं ? ऐसे आपत्तिकाल में चीन को 
अपने पुराने ग्रामोद्योग की बात यांद आई। उसने देखा कि अगर 
इस समय गांव-गांव में सहयोग-समितियों-द्वारा णह-उद्योगों का 
संघटन किया जाय तो बेकार जनता को काम में लगाया जा सकता 
है और हवाई हमले से वचा कर, छोटी-छोटी कोपड़ियों में बांट कर 
युद्ध के संकट-काल के लिए इतने विस्तृत क्षेत्र में उत्पत्ति का काम 
हो सकता है कि जनता के पोपण के साथ ही जरूरत पड़ने पर इन 
छोटे बाएखानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हटाया 
भी जा सकता है। इन वातों का द्वाल भी तुम्हें मु कसे अधिक मालूम 
होगा, अतः इत पत्र में उसका जिक्र करना निरथक हैं हमारे देश 
में जो लोग चर्ख ओर ग्रामोद्रोग की खिल्ली उड़ाते हैं, उनसे कहो 


सीन का आमोद्योग आन्दोलन ह रेध्प्‌ 


कि वे चीन की ओर नजर डालें | यदि ग्रामोद्रोग न होता तो आज 
के समरकालीन महां-संकट के समय उनकी क्‍या दशा होती ? यह 
आम-उद्योग ही आज उनका सहारा-हो रहा है। इस घटना से सानव- 
समाज समर ले कि ग्रामोद्योग से उसका क्‍या सम्बन्ध है। समय पर 
काम आनेवाला ही रुच्चा मित्र होता है। आज की परवशप्ती में उन्हीं 
छोटे-छोटे उद्योगों ने साथ दिया । 

चीन के ग्रामोद्योग की सफलता का हमारे देश के लोगों पर जो 
असर पढ़ा, चीन से लोटकर जिस तरह जदाहरलाल जी ग्रामोश्रोगों के 
असार के पक्षपाती हो गये, वह. तुम्हें मालूम ही है। ठ्म्हं आश्चर्य भी 
होता होगा कि जब में जानता ही हूँ कि तुम्हें ये सब बातें 
मालूम हैँ तो फिर वेकार इतना लिख कर समय, कागज और दिमाग 
क्यों खर्च कर रहा हूँ ! बात यह है कि जेल में समय की क्या कमी ! 
कागज लगता ही कितना हैं ? और दिमाग ? वह अपने पास कोई 
उत्तम कोटि का होता तो बचाने का भी प्रयल्ल करता। जब इतने 
असे के वाद लिखने बैठा हूँ ता सम्दाल कर कहाँ तक लिखेँ ! जो 
भी वात दिमाग सें आती हैं लिख डालता हूँ । ठुम लोग हो काम 
काजी; लंबे पत्र से शायद उकता जाती होगी । लेकिन यहाँ जेल में 
पत्र जितना ही लम्बा लिखा जाय उतना ही अच्छा क्योंकि उतना ही 
समय कठता है | खैर । 

यह ठीक है कि चीन में जा कुछ हो रहा है, उसका हाल हम सब 
को मालूम है ओर भारत के लिए वर्तमान चीन एक महान शिक्षा-भूमि 
वन गया है| फिर भी में कह रहा था कि मुछे वहाँ के इस कार्यक्रम के 
अविष्य के सम्बन्ध में आशंका हो रही है । कारण यह है कि चीन की 
इन सारी चेष्टाओं के पीछे जो प्रेरणा हे वह है लड़ाई को मजबूरी, 
साधनहीनवा के साथ चरम अभाव की व्याकुलता और उस व्याकुलता 
से उद्भूत ग्राम-उद्योग की व्यवस्था | उस प्र रणा पीछे ग्राम-उद्याम 
की बुनियाद पर भावी ससाज-व्यवस्था की कोई निश्चित विचार- 


३८६. | समग्र आम-सेवा की ओर 


घारा नहीं मालूम पड़ती । अतः मुझे इन आम-उद्योग संघटनों के 
स्थायित्व में काफी शक कालूम होता है। मुझे ऐसा 
चीनी प्रामोद्योंगों: लगता है कि जिस तरह. अततायी के हवाई हमलों 
के पीछे किसी से बड़े-बड़े केन्द्रित कारखाने ध्वस्त हो जाते हैं, 
निश्चित विंचार- उसी तरह जब यह लड़ाई का जमाना समाप्त हो 
धारा का अभाव जायगा और फिर पश्चिमी केन्द्रीय उद्योगवाद 
का हमला चीन की जनता की बुद्धि और मन पर 
होगा तो यह मजबूरी से संभूत आम-व्यवस्था उसके सामने टिक 
न सकेगी। जब आज़ का सारा संगठन विशेषतया इंग्लेंड और 
अमेरिका की मदद से चल रहा है तो शान्ति के बाद के संगठन 
में भी चीन पर उनका असर पड़ना अवश्यंभावी है। अगर वाद 
को चीन के विचार में युरोप का केन्द्रीव उद्योगवाद घर कर गया; : 
जिसकी मुझे पूरी आशंका है, तो फिर चीन के सामने दूसरी समस्या भी 
खड़ी हो सकती है। | 
केन्द्रित उद्योग के आधार पर आर्थिक योजना की सफलता के 
लिए चीन को शुरू में ही अधिक घन की आयश्यकता होगी । यह 
धन आज चीन के पास मोजूद नहीं हैं, अतः स्वभावतः चीन 
मित्रता के नाते अमेरिका और इंग्लैंड से कर्ज लेने के लिए. विवश 
हो जायगा | इंग्लैंड और अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी देश ऐसे 
अवसर पर कब चूकने वाले हैं। वें तो चीन के राष्ट्र-निर्माण के 
काम में तन-मन-धन से लग ही जायँगे ओर चीन ने जहाँ एक 
बार पश्चिमी मित्रों के कर्ज की पूँजी से मशीनों-द्वारा आर्थिक 
संघटन आरम्म किया वहीं उसको उस कर्ज के दलदल में इतना 
फूँस जाना पड़ेया कि फिर उससे अपने को सुक्त करना आसान 
न रद जायगा। अमेरिका और इंग्लैर्ड आदि पूँजीपति देशों को 
भविष्य में सेंनिक साम्राज्य के वजाय इस प्रकार का आशिक-साम्राज्य 
ही अधिक इष्ट होगा, क्योंकि अब सैनिक साम्राज्यवाद पुराना और 


्त 
८] 
० 


| 


व 


चीन का आमोद्योग आन्दोलन ३६७ 


आर्थिक साप्राज्यवाद से अधिक संकट की चीज हो गया है। सैनिक 
साम्राज्यवाद में जहाँ लाभ के साथ-साथ राज़्य-व्यवस्था की जिम्मेदारी 
उठानी पड़ती थी वहां नये किस्म के आर्थिक साम्राज्यवाद में केवल 
लाभ ही लाम रहेगा | मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह पुराने 
जमाने में जब इंग्लैंड को गुलाम मजदूर से आजाद मजदूर सस्ता 
मालूम होने लगा, तो उसने बड़े-ऊ चे-ऊँचे सिद्धान्तों के नाम पर 
गुलाम-प्रथा हटानी शुरू की, उसी प्रकार भविष्य में सैनिक साम्राज्य 
से आर्थिक साम्राज्य सस्ता पड़ने पर आत्म-निर्णय! का नारा इंग्लेंड 
ओर अमेरिका की जुबान पर सदा विशजमान रहेगा। चीन के भी 
इसी नारे के साया-जाल में फसने का सुभे डर है। इसलिए जहां 
चीन के जोश, उप्तके सैंकड़ों नौजवानों के व्यक्तिगत त्याग, उसकी 
कार्य-पद्धति ओर उद्यमशीलता आदि बातों को देखकर हम भारत- 
वासियों को .लाम उठाना चाहिए, वहां उसके खतरों पर भी गौर 
करना चाहिए | 
तुम कहोगी कि भारत भी ठो बही ग्राम-उद्योग चलाने की चेशा 
कर रहा है; यहां भी तो लड़ाई के वाइ वही परिस्थिति आ सकती है 
'जो चीन में - आयेगी फिर भारत में और चीम में 
खापू की विचार- फक क्या है ? वह फक यह है कि भारत सें ग्रामो- 
धारा. द्योग का जो क्रम चला उसकी बुनियादी प्रस्णा 
लड़ाई की मजबूरी नहीं थी | उसका सूत्रपात लड़ाई 
के-बहुत पहले बापू जी ने इस देश में किया | उनके चर्खे और आमो- 
ओग के पीछे एक विशिष्ट विचार-धारा है। उसके पीछे आम-स्वावलम्बन 
के आधार पर भावी समाज-उज्यवस्था की निश्चित योजना है। हमारे 
उन देशवासियों से, जिनमें चीन की ओद्योगिक सहयोग-ज्यवस्था से 
- हमारी चख्े ओर ग्रामोद्योग की चेश की तुलना करने का आ्राजकल 
रिवाज सा हो गया है, मेरा नम्न-निवेदन है कि वे जरा गहराई से इस 
अन्तर पर भो विचार करें | और हमारे चर |ओर ग्राम-उद्योगों की 


 श्ध्य्र . समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


मूलभूत वापू जी की विचार-धारा को शान्ति-पूवंक सममने की 
काशिश कर | 
बापू जी ने तो अपने विचारों का स्पष्टीकरण उसी समय कर दिया 
था, जब उन्हंने “हिंन्द-त्वगज्य” नाम की पुस्तक लिखी थी। फिर 
उन्होंने भारत में “हिन्द-स्वराज्य” - का व्यावहारिक रूप प्रकट किया । 
भारत की आजादी के लिए अहिसात्मक असहयोग आन्दोलन चलाया। 
उस आन्दोलन का केन्द्र-बिन्दु चर्खा रक्खा | तव से २५८ वर्ष हो गये, 
चर्खे की रठ लगाते वे कभी नहीं थकते; क्योंकि वापू के लिए स्व॒राज्य 
की चेष्टा संसार में सत्य ओर अहिंसा की राज्य-व्यवस्था कायम करने 
की चेष्टा मात्र है । येन केन प्रकारेण अंग्र ज चले जाये ओर हम आजाद 
हो जायें, यह उनका ध्येय नहीं है| वे तो देश को गुलामी के वंधन 
से मुक्त करके भारत में और भारत के द्वारा संसार भर में उस शान्ति- 
मय तथा अहिसात्मक समाज की स्थायना करना चाहते हूं जिसका 
वे स्वप्न देखते हैं ओर उप्तको स्थायना वे च्ें और आमोश्योग के 
द्वारा ही करना चाहते हैं | फलतः उनके लिए. चर्खा ओर त्रामोद्योग 
जहाँ आज जन-साधारण को स्त्रराज्य आन्दोलन के लिए जागत्रत और 
संघटित करने के मूल सावन हैं, वहाँ वे उस समाज की स्थापना के 
भी साधन हैं जो हिंसा ओर शोपण से मुक्त होकर मानवता के 
वास्तविक कल्याण और उसकी सच्ची स्वतंत्रता का प्रवर्तक और 
परिपोपक हो | इसी कारण ओर इसी उद्देश्य को सम्मुख रखकर 
उनकी प्र रणा के फलस्वरूप भारतीय राश्र-ध्वज पर चर्खे का चित्र 
अंकित किया गया है, जो इस बात का प्रदशक है कि भारत उस 
नई समाज-व्यवस्था को स्थापना के प्रवल में संलग्न है । 
संसार आज जिस पूंजावाद का आग में जल रहा है बापू का चर्खा 
उत्ती के विदद्ध मौलिक विद्रोह का प्रतीक हैं। छुरोप में मानव की 
स्वतंत्रता, समानता और बन्युत्व का सिद्धान्त उदीयमान हुआ है | ओर 
उनके आधार पर लोकतंत्र की कल्पना की गई। लोकतंत्र में व्यक्ति 





चीन का ग्रासोद्योग आन्दोलन ... ६६ 


मात्र की स्वतंत्रता और समानता स्वीकार की गई और केन्द्रीय गुट, 
दल या वर्ग की प्रभुता, शासन तथा हित के स्थान पर समाज के अधिक 
से अधिक लोगों के द्ित को नैतिक आदश्श के रूप में प्रतिष्ठित किया 
गया | लोकतंत्र के सिद्धान्त का यह उदय अहिंसा-परक बृत्ति का ही 
प्रदर्शन था। मानव-सम्यता के इतिहास को देखने से यह मालूम - 
होता हैं कि मनुप्य समाज आरम्भ से ही हिंसा और अशान्ति के स्थान 
पर शान्ति ओर संठुल्लन की प्रतिष्ठा की चेश करता रहा है | इस चेश 
' के सिलसिले में मिन्न-मिन्न देशों ने अपनी भोगो- 

मानव प्रगति के लिक स्थिति, काल और परिस्थिति के अनुसार 
मूल में अहि'सा है विभिन्न प्रकार के प्रयोग किये। उन्हीं प्रयोगों के फल- 
स्वरूप समाज से शासन-सत्ता की कल्पना जन- 

तंत्र के रूप में की और जीवन-सम्बन्धी समस्त ग्रश्नों के निबयारे के 
लिए सिर फोड़ने में नहीं बल्कि सिर गिनने ओर पारस्परिक हित- 
सामंजस्य में मानवता की प्रगति समझती क्योंकि सम्यता के इतिहास में 
हिंसा और पशुबल के स्थान पर मनुष्य के नैतिक और नैसर्गिक 

अधिकारों की स्थापना को न्याय्य माना गया है| 

मानव-इतिहास के आदि काल में जब सनुष्य-जीवन में कोई 
संगठन या व्यवस्था नहीं थी और संसार में मत्त्य-न्याय का ही बोज- 
बाला था तब स्वभावतः हिंसा तथा बर्बरता के कारण मनुष्य-जीवन 
की अनिश्चितता से परेशान होकर सरदार प्रथा? तथा राज-संस्था 
की स्थापना की गई होगी । यह व्यवस्था भी शांतिमय समाज-व्यवस्था 
के प्रयास रूप में ही रही होगी । इससे मनुष्य को कुछ शान्ति भी मिली 
होगी | फिर समाज ने व्यवस्था के नाम पर शासन 

शासन सत्ता का किसी केन्द्रीय तंत्र या व्यक्ति' के द्ाथ म॑ सांप 
केन्द्रीकीण और दिया होगा | इस प्रकार संसार में केन्द्र-बाद की 
विकेन्द्रीकरण . सृष्टि हुई। मनुष्य स्वभावतः ही शान्तिप्रिय जीव 
है। केन्द्र-ब्यवस्था की <ंखला को देख कर वह 


४०० समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


निश्चिन्त हुआ । शासक वर्ग इस निश्चिन्चता का फायदा उठाने लगे ' 
और क्रमशः यह केन्द्रवाद, शासन-्तेत्र की पुजीभूत शक्ति के द्वारा 
आगे बढ़ कर आशिक क्षेत्र में भी फैल गया और आर्थिक नेत्र में 
पू जीवाद की सृष्टि हुई | फिर तो केन्ध-बाद ने पूं जीवाद- के रूप में 
मनुष्य को सारी आवश्यकताओं के लिएं मानव समाज को केन्द्रीय 
वर्ग का मुहृताज कर दिया । नतीजा यह हुआ कि मनुष्य स्वतन्त्र नहीं 
-रह गया | फलतः मनुष्य ने हिंसा, अशान्ति और अनिश्चितता से 
बचाने के लिए जिस केन्द्र-ब्यवस्था की रचना की थी | वही व्यवस्था 
वर्ग-शासन और पूजीवाद के रूप में मनुष्य को फिर से हिंसा और 
शोपणु का शिकार बनाने का साधन हो गई | मानव समाज ने -इस 
बात को देखा ओर. तब उसने लोकतन्‍्त्र के आविप्कार से शातन-सत्ता 
को विकेन्द्रित करके व्यवस्थित स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित करने की चेश्ा - 
की । शासन-सत्ता के विकेन्द्रत होने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में 
स्वावलम्बन तथा स्वतंत्रता का कायम होना सहज तथा स्वाभाविक ही 
था; लेकिन दुर्भाग्य-चश ऐसा नहीं हो सका | 
जिस समय जनतंत्र के रूप में अहिसात्मक वृत्ति का क्रमिक-विकास 
हो रहा था, उसी समय मोतिक विज्ञान की कृपा से वाप्य-यंत्र का 
आविष्कार हुआ | इस आविष्कार ने उत्पत्ति के तरीके और साधनों में 
अकल्पित परिवर्तन कर दिया | युरोप में ओद्योगिक क्रान्ति हुई और 
पूं जीवाद ने अपनी नींव मजबूत कर ली | अब तक केन्द्रवाद ने जिस 
पू'जीवाद की सृष्टि की .थी उसकी सत्ता केवल व्यवस्था पर ही सीमित 
थी; उत्पादन के साधन फिर भी बहुत-कुछ उत्पादक के हाथ में थे । 
अगर वहीं उत्तत्ति का तरीका उसी तरह बना रहता तो जनतंत्र के वायु- 
ह मंडल के विकास के साथ-साथ उत्यादक वर्ग अपने- 
उत्पादन के साधनों अपने खाधन ओर कला के द्वारा स्वावलम्बन 
पर पूनीवाद का. के आधार पर स्वतंत्र हा जाता | लेकिन वाप्स-बत्र 
प्रभुत्व आविष्कार के साथ-साथ पूँजीवाद को उलत्ति 


चीन का ग्रामोद्योग आन्दोलन ० है 


के साधनों को इस प्रकार केन्द्रीमूत करने का मौका मिला 
कि क्रशः उसने उलत्मादकों को उतद्यादन साधन के और कला 
के स्वामित्व से वंचित कर दिया और जिस प्रकार शासन-मत्ता-द्वारा 
जनता का निःशस्रोकरण हो जाने से जन-समूह को सत्ता के चंगुल 
में बुरी तरह फेस जाना पड़ता है उसी तरह साधन ओर कला के 
अधिकार से वंचित होकर जनता के लिए, केन्द्रित सत्ता से छुटकारा 
पाना कठिन हो गया । फिर तो सारी व्यवस्था जोरों से उस केन्द्रीकरण 
की ओर बढ़ने लगी और जनतंत्र की कल्पना कल्पना-मात्र ही रह 
गई | उद्मादन के केन्द्रीकरण ने यह आवश्यक कर दिया कि समाज 
'की सारी शक्ति केन्द्रित की जाय; क्योंकि जब समस्त जन-समूह अपने 
जीवन-धारण की आवश्यकताशों के लिए किसी केन्द्रित व्यवस्था के 
मुद्ृताज होते हैं तो स्व्रमावतः समाज उसी केन्द्र का पूर्ण रूप से 
आश्रित हो जाता है। परिणाम यह हुआ कि लोकतंत्र के रूप में 
जिस मानव स्वतंत्रता ने जन्म ग्रहण किया था उसकी प्रगति क्ुठित 
दो गई | वर्ग क्री प्रसुता बग-शासन और वर्ग-हिंत मुख्य हो गया जिस 
की स्थापना और रक्षा के लिए पशुबल्ल आवश्यक हो गया | सारी 
शक्ति, सारे वैभव और उनकी प्राप्ति के साधनों का एक वर्ग के हाथ 
में केन्द्रित होना, सार्वजनिक ओर सामूहिक स्वतंत्रता ओर अधिकार 
'के नि्दलन में ही संभव था 

वस्तुतः मनुष्य-ससाज की सम्बता के विक्रास का इतिहास बहुत 
कुछ उत्पादन के तरीके का इतिहास है। उद्मादन की पद्धतियों में होने 
वाले परिवर्तनों के साथ-साथ समाज के संध्ठन में परिवततेन होता रहा । 
यही कारण है कि जैसे-जैसे समाज की उत्पादन की प्रणाली में केन्द्री- 
करण होता गया वेैसे-वैसे शासन की व्यवस्था में भी केन्द्रीकरण 
होता गया ओर क्रमशः सारे समाजतन्त्र के केन्द्रित हो जाने से आज 
संसार भर में तानाशाही का बोलबाला हो गया है | बापू जी.-ने 
मानव-समाज की इस गति को देखा, उन्होंने देखा कि शासन-तंत्र 

4५९ 


4०९२ '. समग्र ग्रोम-सेवा की ओर. 

- जितना ही केन्द्रित हो रहा है उतना ही समाज का जीवन नी केदी- 

भूत होता: जाँ रह्य 'है और मनुष्य की स्वतंत्रता का यद्द लोप तथा 
उसके निर्दलन एवं शोपण कीयह मात्रा-इृद्धि उसी केंद्रीकरणकांग्रतिफल 

' है। ऐसी स्थिति प्रकृति-विरुद्ध होने के कारण उसे स्थायी बनाये रखने 
में अधिकाधिक हिंसा और पशुवल का आश्रय लिया जाने लगा | इस... 
दशा से मनुष्य का उद्धार करने के लिए वापू जी ने यही उपाय सोचा 
कि जिस मूल से यह अनर्थ का सिलसिला जारी छुआ है ओर इसमें 
वृद्धि होती गई है उसी का सर्वथा निराकरण कर दिया जाय । जिस 
दानव ने आकर जनतंत्र' को शैशवावस्था मेंही गला घोंट कर मार 
दिया उस दानव का नाश हुए बिना स्वतंत्रता की स्थापना होना 
असंभव है | वाष्य-पंत्र की उत्मादन-प्रणाली से उद्मूत केन्द्रीकरण . 
विश्रटित किये विना शासन-तंत्र की केन्द्रीमूत शक्ति न हृठेगी ओर जब 
तक ऐसा नहीं होता तब तक न॑ हिंसा का लोप होगां, न मनुष्य शोषण 
तथा पराधीनता से सुक्त होगा | फलतः वह आवश्यक है कि उत्पादन 
की पद्धति का विकेन्द्रीकरण किया जाय ओर उसके आधार पर ऐसे 
स्वावलम्बी समाज की रचना की जाय जिससे उत्पादन के साधन 
उत्पादक के हाथ में रहें ओर उत्पन्न पदार्थ उत्पादक की संपत्ति हों । 
न प्रणात्री केन्द्रित हो और न॑ सारी संपत्ति थोड़े से लोगों के हाथ में 
पड्ट कर पूंजीवादी शोषण जारी रखे |” मनुष्य अपने जीवन की 
आवश्यक वस्तुओं के लिए बथासंभव किसी के परवश न होकर स्वतंत्र . 
रहे | ऐसे विकेन्द्रित आर्थिक समाज में वर्यों के हित परिवर्तित हो 
जायँगे | फलतः ,न केन्द्रीमूत शासन-तंत्र की आवश्यकता रहेगी न 
हिंसा की | केद्धतंत्र के विकेन्द्रीकरण के बिना मनुष्य की स्वतंत्रता का 
अज्लुरण रूना और उसकी प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि उत्तादन और 
उसके साथ शासन केन्द्रित होने का मतलब शक्ति को केन्द्रित करना 
है | शक्ति को केम्द्रित करते के बाद अगर किसी किस्म के वैधानिक 
आधार पर कानूनी हक से संपत्ति पर जनसाधारण का स्वामित्व स्थापित ' 


हि 


चीन का आसोशद्योग आन्दोलन - ४०४ 


भी किया जाय तो चैसा स्वामित्व सांकेतिक होगा, वास्तविक नहीं |... 
मनुष्य स्वमाव में अनुकूल परिस्थिति पर पहुंचते ही प्रभुत्य करने की 
इच्छा बलवती होती है | इसी प्रवृत्ति के कारण उत्पादन के साधन 
के वैधानिक मालिक जब अपनी केन्द्रित संपत्ति के इन्तजाम के खिए 
व्यवस्थापक वर्ग को कायम करेंगे तव वही वर्ग अपने मालिक प्रजा 
वर्ग पर अमुत्व करने लग़ेगा | इस प्रकार जीवन-वापन के लिए झाव- 
श्यक पदार्थों के उत्मादन के तरीकों को केन्द्रित रखकर सिंलकियत 
की धारणा में सुधार करने पर उत्पादन के साधनों पर एूँजीपति के 
कब्जा के स्थान पर व्यवस्थापक वर्ग का कब्जा हो जायगा | फिर 
' साधनों पर कब्जा पाने की स्थिति पर आकर वह अपने स्वभाव के 
कारण प्रजा पर प्रभुत्व जमाना झुरू कर ढेगा। तक किया जा सकता 
है कि जिस प्रकार मनुष्य में प्रशुत्य करने की बृत्ति वलवती होती दे 
उसी प्रकार उसमें स्वतन्त्र रइने की बृत्ति भी तो बलवती होती है,. 
ओर जिस समय व्यवस्थापक वर्ग प्रभुत्त करने लगेगा उस समय प्रजा 
स्वलन्त्र रूसे के लिए उनसे संधर्ष करेगी। में इस बात को मानता 
हूँ । लेकिन प्रभुत्व करने की वृत्ति, स्वतन्त्र रहने की बृत्ति आदि सभी 
वृत्तियों से बलबती बृत्ति जिन्दा रहने की होती हैं | जब जिन्दा रहने 
के साधन केन्द्रीय व्यवस्थापक वर्ग के कब्जे में होंगे तो प्रजा की मज- 
बूर होकर प्रशुत्व से समझोता करके किसी किस्म की मनवहलाव की 
स्वतन्त्रा सान कर जिन्दा रहने के साधनों को प्रात्त करना पड़ेगा 
ओर इत प्रकार की वैधानिक स्वतन्त्रता नास मात्र ही रह जायगी। 
इसीलिए जब तक उत्पादन के तरीकों में मौलिक परिवर्तन नहीं होगा 
तब तक लोकतंत्र, प्रजा की स्वतन्त्रता आदि बातें कल्पना मात्र ही 
रह जायँँगी। फिर जब उत्पादन के साधन और उसका तरीका 
विकेन्द्रित कर दिये जायँगे और इस प्रकार जब उत्पादित सम्पत्ति 
का वास्तविक मालिक स्वभावतः उत्पादक खुद होगा तो पूँजी का भी 
उचित बँटवारा अपने-आप हो जावगा । इसीलिए वापू जी का कहना 


"७४०४ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


है कि “भारतवर्ष जिस साम्यवाद को :पचा सकता है वह साम्बवाद तो 
नचख की गज में गज रहा है।/  [/. - 
आज हम चर्खे और ग्रामोद्योग :का. जो कार्य-क्रम चला. रहे हैं, वह 
'कार्य-क्रम वापू जी की इंसी कल्पना का प्रतिनिधित्व कर रहा है-| वह 
आज के आथिक, सामाजिक ओर . राजनैतिक केन्द्रवादं के विरुद् 
“विद्रोह की सजीव मूर्ति है, जो न केवल उत्पादन और शासन-तंत्र का 
“विकेन्द्रीकरण करके नये आधारों पर नये समाज की रचना की ओर 
संकेत करता है बल्कि उंसके मार्ग की प्रशस्त करता है | हमारे चेखेंऔर 
“आमोद्योग के पीछे .वापू.जी की. यहं-:सारी -विचार-धारा. दौड़ती है। 
( चीन के.आज के कार्य-क्रम के पीछे इस प्रकार की कोई निश्चित 
' सामाजिक. तथा आर्थिक विचार-धारा की. बुनियाद नहीं हैः । इसलिए 
मैं कह रहा थां कि चीन के. ग्राम-उद्योष्त का कार्यक्रम अपूर्व और 
प्रशंसनीय होते हुए भी, उसके उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्ध में मुझे 
आशंका है |:) हममें से /जो लोग आमउद्योग के पक्तपाती हैं, उनको 
बापू जी की उपयुक्त ;रविंचार-धारा को समझ कर सारे कार्यक्रम और 
योजना की-चुनियादी प्र रणा उसी विचार-धारों से लेनी होगी अपनी 
कार्य-पद्धति तथा दृश्टिकोशं को उसी सामाजिक सिद्धान्त की पूर्ति के 
अनुकूल बनाना होगा | भविष्य में हमको समूची ग्राम-सुधार योजना 
भी इसी आधार पर बनानी होगी। अगर ग्राम-उद्योग का काम केन्द्रीय 
उद्योग के साथ मिश्रित करके सजबूरी की परिस्थिति में केवल उत्पादन 
का परिमाण बढ़ाने की नीयत से कियां जायगा तो न केवल यह कारये- 
क्रम व्यर्थ ही होगा वल्कि राष्ट्र की शक्ति और सामथ्य का अपव्यय 
: भी होगा; क्योंकि जब एक ही वस्तु के उत्पादन के लिए दोनों तरीकों 
से काम चलता रहेगा तो प्रथमतः जन-साधारण के सामने कोई 
निश्चित सामाजिक और आर्थिक सिद्धान्त नहीं रह पायेगा और दोनों 
तरीकों से उत्पादित माल के बँय्वारे में निरर्थक चढ़ा-ऊपरी होती 
रहेगी । अतः भारत के लिए यही श्र यस्कार होगा कि हम इधर-उधर 


रणीवाँ के आम-सुधार का अनुभव ४०३. 


. की अस्थायी कल्पनाओं को छोड़कर बापू जी के विचारों को सामने 
रखकर ही अपनी योजनाएं बनायें और उधी के अनुसार काम करें|, 
लेकिन मैं तो जेल में अपने दैनिक कार्यक्रम की चर्चा कर रहा 
था; किताबों की वात कर रहा था ।- बीच में वहक कर व्याख्यान देने 
लगा | तुम इन बातों पर हँसना नहीं | जेल में रहने से लोग शायद 
कुछ भावक हो जाते हैं। इसलिए में मी शायद उसत्तीमनोत्ति का शिकार 
बन गया होऊँ | 
जब से हमारे समस्त राष्ट्रीय जीवन पर एकाएक सरकारी हमला 
' हुआ, तब से तुम्हारा हाल कुछ भी मालूम नहीं हुआ। छुना था, विनोवा' 
जी का नालंवाड़ी जब्त है। कौन-कीन काम चल रहा है और कौन 
कौन बन्द है ! लिखना, महिलाश्रम का क्या हाल है ! कृष्णदास भाई: 
का खादी-विद्यालय चल रहा है या बन्द है ? मगनवाड़ी ओर गोशाला 
आदि सबका हाल देना । तुम लोगों का- बुनियादी तालीम का कुछ. 
प्रयोग चल रहा है या बन्द है ? सुना था, श्री आर्यनायकम्‌ बीमार थे, 
उनका क्या हाल हे ! बच्ची मीतू की क्या खबर है १ वह तो बहुत 
बड़ी हो गई होगी । 
मेरा स्वास्थ्य ठीक है। आशा है वहाँ आनन्द है। सब भाई- 
बहिनों को मेरा नमस्कार | बच्चों को प्यार । 


(5 ॥ 
रणीवाँ के ग्राम-सुधार का अनुभव 
१७ नवम्बर, १६४३ 
तुम्हारा पत्र मिला | वहाँ का समाचार मालूम हुआ | श्री आबे- 
नायकम्‌ अ्रभी तक अच्छे नहीं हुए, यह जान कर चिन्ता हुई | आशा 
है कि होशंगाबाद के मित्र की सुश्॒ पा से वे जल्द, अच्छे होकर, कास 
करने लगेंगे | तम लोग तालोमी-संघ की ओर से प्रयोगार्थ एक आदश 


० समग्र आम-सेवा की ओर 


विद्यालय भी चला रहे हो, यह जांन कर बहुत खुशी हुई | इस विषय 
में मेरी राय ठ॒म्हें मालूम ही है | पहले पहल सन्‌ ३६ में पूना में जब 
प्रथम बुनियादी-शिक्षा परिषद की बैठक हो रही थी, उसी समय मुझे 
ऐसा लगा कि यह जो सरकारी महकमे की मार्फत काम चल रहा- है, 
वह न तो स्थायी होने वाला है ओर न संध्र के सिद्धान्त के अनुसार 
पूर्ण-रूप से प्रयोग में आने वाला ही है। तुम्हें याद होगा कि उस 
समय मैंने वहाँ उपस्थित राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक 
औैठक करने के लिए कितना जोर दिया था | ठुम लोगों की कृपा से 
जब बैठक घुलाई गई तो में इसी बांत पर जोर दे रहा था कि संघकी 
ओर से एक बुनियादी विद्यालय और एक शिक्षक ट्रे निंग-स्कूल आदश 
तरीके से चलाया जाय | क्योंकि मेरा विश्वास था कि कोई भी नवीन 
और क्रांतिकारी प्रयोग न सरकारी महकमों की मा्फत चल सकता है 
और न उसे पंडितों-द्वारा.ही चलाया जा सकता है। उसे तो क्रांति- 
कारी व्यक्ति ही, जिन्हें कार्यक्रम तथा उसके बुनियादी सिद्धान्त पर 
विश्वास हो चला सकते हैं । चाहे उनकी बोद्धिक योग्यता कुछ कम 
ही क्‍यों न हो । दादा (आचार्य कृपलानी) ने उस सभा के आखिरी 
व्याख्यान में जो यह कहा था कि अवतारी युरुष-द्वारा बताये आदर्श 
और सिद्धान्तों को तो विश्वास करने वाले मोची, मल्लाह आदि 
साधारण लोग ही फैलाते हैं, वह अक्षरशः सत्य है | उस बैठक में श्री 
आर्यनायकम्‌, काका साहब कालेलकर, आदि तालीमी संब के सदस्य 
गण जब ठुसको इस काम के लिए अवकाश देने को तैयार हो गये तो 
मुझको बहुत खुशी हुई थी | लेकिन खेद की दात यह हुईं कि उस 
दिन का प्रस्ताव कार्य-रूप में परिणित नहीं हुआ ।! अतः ठम्हारे पत्र 
से यह जान कर कि अब तुम लोग अपने संघ की ओर से विद्यालय 
चला रहे हो, मेरी खुशी की सीमा न रहना स्वाभाविक ही है। लेकिन ' 
मराठी भाषा में जो प्रयोग कर रहे हो उससे सबको फायदा न 
मिलेगा | अतः हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए युक्तप्रान्त या विहार में 


रखीवां के ग्राम-सुधार का अनुमव ४०७ 


'कहीं तुम लोगों को अपना काम करना होगा। आरा है, धीरे-धीरे 
यह काम भी हो ही जायगा | 

तुम मेरे पिछले लंबे पत्र से परीशान न होकर खुश हुई, यह 
जाना | तुम चाहती हो कि ग्राम-सुधार-सम्बन्धी अपनी विचारधारा 
सु॒म्हें बराबर लिखता रहूँ । लेकिन दो साल पहले आगरा जेल से जो 
पिधियाँ लिखी गईं थीं, उनमें आम-तेवा के सम्बन्ध में में अपना अनु- 
भव करीब-करीव लिख ही चुका: हूँ | उसके बाद मुझे बहुत कम समय 
अयोग करने के लिए मिला | रिहाई के ६ माह वाद ही तो फिर पकड़ 
लिया गया | यहाँ से उस ६ माह का अनुभव, तथा उस अनुभव और 
कल्पना के अनुसार भावी योजना की रूपरेखा के सम्बन्ध में कुछ लिख 
तो सकता हूँ; लेकिन उस बार की तरह इस बार सहूसियते प्रात्त नहीं 
हैं | उस बार सस्ताह में दो पत्र लिख सकता था तो इस यार महीने 
में एक ही पत्र लिखने की इजाजत है| फिर भी जहाँ तक मुझसे वन 
पड़ेगा इस विप्य में ठुम्द्ारा अनुतपेध मान कर लिखने की कोशिश 

करूँगा | जितना भेज सकेगा उतना भेज दूंगा; बाकी कभी बाहर 

आकर एक साथ ही दे देगा। उसमें से तुम लोग अगर काम के 
लायक कुछ मसाला पा सको तो बहुत अच्छी बात हैं । 

में पहले ही लिख चुका हूँ. कि फिस तरह में फैजाबाद जिले में 
आंभ्रम के द्वारा तथा सरकारी ग्राम-सुधार-विभाग द्वारा ग्राम-सुधार 
योजनाओं का प्रयोग॑ करता रह्या ओर उस ओर जब कुछ खाउ तरीके 
के काम का सूत्रपात करने जा ही रहा था कि नजखन्द करके जेल 
मेज दिया गया लेकिन जेल जाना बुरा न हुआ । पिछले बीत साल में 
मेने ग्राम-समस्या के सम्बन्ध मे जो कछु देखा, किया था समक्ता, उ 
पर गौर करने का मौका तो पहले पहल वहीं मिला | विचार करने पर 
बहुत सी बातें, जो अब तक धूमिल थीं, साफ होती गई और भर्विष्य 
के लिए. निश्चित सिद्धान्त के आधार पर योजनाओं की कल्पना करना 
आसान हो गया | चर्खे-द्वारा. कत्तिनों की सर्वांगीण उन्नति करक 


छ०प् | समग्र आम-सेवा की ओर 


उन्हीं की माफत ग्राम-उत्थान की सूक उसी ससय हो सकी थी | उसका 
आमास मैंने उसी समय “हम आठ आना कैसे दें? शीषक योजन 
साथ बापू जी को भेजा था | वह सूचना तुमने 'खादी-जगत? में देखी 
होगी | वहीं व्रैठ कर ठुमको पत्र लिखने के बहाने अपने पिछले अनु- 
भवों का सिंहावलोकन . भी कर सका था। यह सब - भी फायदे में ही - 
रहा । इस प्रकार जेलों में दस माह बिताने के बाद जनवरी १६४२ में 
रिहा होकर रणीवाँ आ गया । पहिले दो-तीन महीने इधर-उधर जाने 
में और परिस्थिति को समझने में लग गये | फिर मैं सब से पहले: 
रणीवाँ के पुगर्स घटन के काम में लग गया | वहाँ रणीवाँ आमोद्योग 
विद्यालय तथा उसके द्वारा आस-णस देहातों में ग्रह-उद्योग के प्रसार 
के सम्बन्ध में तीन साल के सक्रिय अनुभव के बारे में कुछ बता देना, 
मेरी समझ में अप्रासंगिक न होगा | ; 
रणीवाँ आश्रम की नींव किस तरह पड़ी ओर अनुकूल परिस्थितियां 


 ' पाकर उसने किस तरह आज का रुप ले लिया, इसका विवरण 


में काफी दे चुका हूँ । वहाँ विभिन्न. उद्योगों की स्थापना करते .समय 
मैंने स्थानीय साधन तथा परिस्थितियों की छान-त्रीन नहीं की थी | 
शायद उस समय उस प्रकार की छान-बीन करने का अनुभव भी 
मुकको नहीं था| अतः दूसरी बातों का.ख्याल न करके अपने 
सामने हर प्रकार का प्रयोग करने की नीयत से 

हर तरह के जितने तरह के उद्योगों .की स्थापना का अवसर 
. आमोद्योगों की मिला उन्हें स्थापित किया | इस प्रकार वहाँ खादी 
स्थापना . विद्यालय में (१) घनाई, .कताई तथा बुनाई | (२) 
तेल-पानी । (३) कागज बनाना (४) बेंत, बाँस तथा 

मूंज आदि का काम (५) दरी, कालीन तथा कंबल बनाने का काम (६) 
हारी (७) चमड़ा पकाना- तथा (८) जूता चप्पल बनाना आदि चर्म- 
कला के विभागों को संघटित किया : गया | आरंभ से ही रणीवाँ की 
आम-उद्योग-योजना बनाने में मेंने उसीः ध्येय को सामने रखा था 


रणीवां के आम-सुधार का अनुभव ४०६ 


जो बापू की बिचार-धारा के अनुसार देहातों को ग्राम-स्वाचलंबन के 
आवार पर संघटित करने का था। में चाहता था कि दो-चार या 
पाँच-सात गांवों में आमीण जनता की आवश्यकता पूरी करने वाले 
हर प्रकार के उद्योग की स्थापना हो जय, और उन्हीं की सहयोग- 
समितियों के द्वारा आम-संघटन की योजना बनाई जाय | अतः 
जहां प्रान्त के ब्रिभिन्न जिलों के नोजवान विद्यालय में विभिन्न उद्योगों 
की शिक्षा पा रहे थे, वहां अधिक से अधिक नौजवानों को उन 
उद्योगों में शिक्षित करके आश्रम की मदद से ऐसी व्यवस्था 
कराई जाती थी कि वे अपने घर पर उत्पादन का काम कर सकें | 
इस विषय में बहुत से मित्र एतराज करते थेक्कि जिन उद्योगों 
में कारीगरों की कमो नहीं है, उनके किए. भी नये नौजवान तैयार 
करने से कया लाभ ! हजारों बुनकर काम के बिना तरस रहे हूँ उस- 
पर भी उनकी तादाद बढ़ाने से लाभ के स्थान पर हानि की संभा- 
वना अधिक है | देश में इतने चमार भूखों मर रहे हैं, उस पर चमड़े 
के कारीगर बढ़ाने से क्या फायदा ! इत्यादि | तुर्म्ह भी इस प्रकार 
का एतराज हो सकता है। संक्षेप में इसका कारण बता देना 
अच्छा होगा | मेने पिछले पत्र में लिखा हैं कि जब समाज में केन्द्र- 
बाद की स॒प्टि हुई तो आशिक क्षेत्र में पूंजीवाद की भी सष्टि हुई 
क्योंकि केन्द्रवाद के साथ केन्द्रीय वर्ग की सृष्टि हुई और उस वर्ग 
के हितों के संघटित करने की भी आवश्यकता पड़ी। अतः उत्पादन 
के क्षेत्र में कारीगरों को एकत्र कर व्यवस्था की सहूलियत की ओर 
लोग आगे बढ़ते रहे | इस तरह बुनकर चर्मकार आदि की केन्द्रित 
बस्तियां बनती रहीं | आज जो हजायों कारीगरों का उल्लेख किया 

जाता है वे सब इन्हीं बस्तियों में बसते हैं । जनता 
एक आपत्ति और में स्वावलम्बन की दृष्टि न होने के कारण उनका 
उसका निराकरण फेलकर गांव-गांव में बसना संभव नहीं था, क्योंकि 

चसा करने से केन्द्रित व्यावसायिक संसार में उनका 

र्‌प 


ढत ह समग्र आस-सेवा की ओर 


टिकना असंभव था | लेकिन जन-साथारण के स्वावलम्बन तथा स्व- 
तंच्रवा के आधार पर आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना 
के विचार से अगर ग्राम उद्योग का कार्यक्रम चलाना है तो वह जरूरी 
है कि हमें आवादी की आवश्यकता के अनुसार प्रत्वेक त्षेत्र में प्रत्येक 
प्रकार के कारीगरों की जरूरत पड़ेगी और हमको समस्त ज्षेत्र में उनका 
संयोजित संब्रदन करना पड़ेगा । आज एक ही कास करनेवाले जो 
कारीगर एक जगह वस्ती वनाकर रह रहे हैं, उनको या वो फैलाकर 
गांव-गांव में जाकर वसाना होगा या उनका पेशा बदलवाना पड़ेगा। 
समाज-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए इन कठिनाइयों 
ओर तकलीफों से घवराने से काम नहीं चलेगा | आज की परिस्थिति 
में रणीवाँ-जैसे छोटी प्रयोगशाला के लिए कारीगरों की बस्तियों को 
विकेन्द्रिठ करना संभव नहीं था अतः प्रारंभ में हजारों कठिनाइयाँ 
होते हुए भी स्थानीय कारीगर तैयार करना, जरूरी था | अतः हमको 
बुनाई, धुनाई, चर्मकला और वद़्ईगीरी आदि चभी पेशों के लिए 
किसानों के वेक्रार नोंजदानों को सिखा कर कारीगर बनाने और गाँव 
में प्रतिण्ठित करने की योजना बनानी पड़ी | 

, श्रव विभिन्न उद्योगों के बारे में क्या-क्या अनुभव हुए ओर 
अनुभवों के आधार पर आम-उद्योगों तथा उसके द्वारा आम-सुधार-कार्य 
के सम्बन्ध से मेरी राय किस प्रकार कावम हुई, यह वतला कर आज 
का पत्र समात्त करूगा | 

कताई के सम्बन्ध में,मैंने जो कुछ प्रयोग किया और उसके द्वारा 

था आम-सुधार की उंसाउनाएँ मुझे दिखाई दीं, उनका जिक में 
दो साल पहले आगरा जेल से ठुमको लिखे पन्नों; में कर चुका हूँ | उसे. 
फ्रिर से दोहराना व्यर्थ होगा | अतः आज अन्य उद्योगों का ही जिक्र 
करूँगा | कदसे पहले कागज-शिभाग का वन करना ठीक होगा। 
क्योंकि यही वह विभाग है कि जिसमें हम अपनी योजना के अनुसार 
कुछ आगे बढ़ उके हैं। कागज बनाने में स्थानीय युवकों की शिक्षित 


रणीवां के आम-सुधघार को अनुमव ४११ 


करके किस तरह गाँव में यह विभाग स्थापित किया गया उसका वर्णन 
भी में आगरा जेल से भेजे गये पत्रों में कर चुका हूँ । मैं जिस समय 
गिरफ्तार हुआ उसके तीन ही मास पहले इन कारखानों की स्थापना 
की गई थी, ओर मेरे जेल जांते-जाते दस-बारद कारखाने कायम हो 
गये थे | में यह भो लिख चुका हूँ कि क्रिस प्रकार उनका संत्रदन कर 
उसके द्वारा ग्राम-सुधार का काम चलाना होगा, इसकी कल्पना में 
उन्हीं दिनों करता था, लेकिन इस दिशा में कुछ काम शुरू करने से 
पहले ही पकड़ लिया गया । भेरे पीछे विचित्र भाई खुद रणीयाँ की 
देख-भाल करते थे । मैंने जेल से उनको इस दिशा में आगे बढ़ने के 
लिए लिखा था। लेकिन उन पर आश्रम की बहुमुखी जिम्मेदारी थी; 
अतः मेरे छूटने से पहले तक वह इस दिशा में कुछ कर नहीं सके । 
कागज का उद्योग--इस महीने वाद मैं जेल से लौठकर 
(“आया और देखा कि अब तक २१ कारखाने कायम हो चुके हैं। 
केवल इतने कारखाने ही नहीं कायम हुए थे बल्कि उन नौजवानों 
की सफलता देखकर आस-पास की जनता में आशा और विश्वास 
का संचार दिखाई दे रहा था ) वे यह महसूस करने लगे थे कि कोशिश 
करने पर मौजूदा सीमित साथनों से ही अ्रपनी हालत वे बहुत कुछ 
पुधार सकते हैं। किसी भी. योजना को सफ़लता. के. लिए जरूरी है कि. 
जनता में उत्साह हो। ऐसा उत्साह आशा और विश्वास से ही पैदा 
होता है | अतः जेल से लौबकर ही मेने अपनी कल्पना के अनुसार 
काम शुरू कर दिया | कागज बनाने वाले नोजवानों को बुलाया 
ओर उन्हें बताया क्लि भविष्य में सारा आम-उत्थान काय उनके ही 
द्वारा कराने की कल्पना में क्रिस तरह करता हूँ। उन्हें बताया कि 
आम-उद्योग का सिद्धान्त क्‍या है, भविष्य में किस तरद इन उद्योगों के 
साथ ही ग्रामीण समाज अनुवन्धित रहेगा क्योंकि आवश्यक सामान 
की ग्राप्ति की चेश में ही मानव-समाज का संबठन सन्निहित हे तथा 
उस चेश की रूपरेखा के अनुसार ही समाज-जीवन की झुप-रेखा 


४१२ समग्र आम-सेवा की ओोर 


वनती है ओर किस तरह ग्रामीण नौजवानों पर यह निर्भर करता है 
कि अगर वे चाहें. तो आज की शहर में केन्द्रित सभ्यता को बदल 
कर आम-मुखी बना. सकते हैं | उनसे मेंने कक्ष कि आज बापू जी जो 
सामाजिक क्रान्ति करना चाहते हैं, उसके वे अग्नदूत बनें | मेरी बात 
कुछ-कुछ उनकी समझ में आई और बहुत कुछ नहीं भी आई । 
लेकिन आर्थिक सफलता के कारण हमारे कार्यक्रम पर उनका विश्वास 
: और उत्साह था। और कम से कम वे इस बात को तो समम ही 
सकते थे कि आमोद्योग .के पीछे जो व्यापक योजना है उसका ध्यान 
न रख कर और उसके साथ न चलकर अगर हाथ से कागज बना कर 
सिफ उसे गुजारे का व्यवसाय मात्र बनाये रखें तो वह गुजारे का 
व्यवसाय भी उनके हाथ से निकल जायगा; क्योंकि सिफे वाणिज्य- 
वृत्ति से मिल के साथ चढ़ा-ऊपरी में कैसे ठहर सकेंगे १ मेरे कहने के 
अनुसार उन सब ने कागज संब के नाम से एक समिति संघटित की । 
विचार यह थी कि थोड़ी-थोड़ी पूँजी: आश्रम में कण कर आश्रम के 
कागज विमाग की जिम्मेदारी यह समिति अपने हाथ में ले ल्ेगी। 
उन्होंने कागज के उद्योग के साथ ग्राम-उत्थान का काम भी अपने 
उद्देश्य सें रखा । उसमें उन्‍होंने कुछ विभिन्न विभाग भी बना लिये, 
जो इस प्रकार थे। (१) कच्चा माल (२) उत्पादन कला (३) बिक्री 
(४) शिक्षा (५) अन्य आम-सुधार | 

(१) कच्चामाल के विभाग का काम यह था कि वह इस बात की 
खोज करे कि स्थानीय सामानों में से कौन-कौन से सामान ऐसे हैं, जो 
दूसरे आवश्यक काम में न. आते हों और जो कागज बनाने के काम में 
अच्छी तरह आ सके | प्रारम्भ में यह जरूरी था कि वे अपने कारखाने 
कागज की कतरन से ही चलावें क्‍योंकि पहले-पहल उनको उसी में 
सहूलियत हो सकतो थी लेकिन वह स्थिति अधिक दिन नहीं चल 
सकती थी । क्योंकि कतरन के लिए. फिर वहीं शहर तथा मिल का 
सह्ाप जरूरी था। अतः यह आवश्यक था कि वे इस बात की खोज 


हर 


रखीवां के ग्राम-सुधार का अनुभव ४१३ 


करें कि किन-किन देहाती सामानों के द्वारा नये सीखने वाले कारीगर 
भी श्रच्छी किस्म का कागज बना सकते हैं। पहले-पहल वे कागज की 
कतरन के साथ केले के रेशे, धान का पयाल, टाट की कतरन तथा 
सन के रेशे मिला कर बनाने लगे और क्रमशः कतरन का अनुपात 
घटाते गये ) 


.. (२) उद्मादन कला-विभाग का कास कागज की किस्म में सुधार 


' करने का था| जिन लोगों ने कायज बनाने की अ्रच्छी कारीगरी सीख 
ली थी, उन्होंने अपने कम सीखे हुए भाइयों को सिखाने का काम 
करना तय किया | इस विषय में प्रधानतः थआाश्रम के शिक्षक से ही 
मदद मिलती रही। उनका यह विचार था कि साधन काफी होने पर 
उनके प्रतिनिधि विभिन्न कागज-केन्द्रों से अमुभव ले | 


' » (३) यद्यपि उस समय सारे कागज की बिक्री की व्यवस्था आश्रम 


करता था, फिर भी उन्होंने विक्री-विभाग इसलिए कायम किया था कि 
क्रमशः उन्हें स्वतंत्र व्यबस्था करनी थी | में चाहता था कि आरम्भ से 
ही कुछ कागज स्थानीय ब्रिक्री में खपता रहे । इसका संघटन उन्हीं 
को करना था | उसके अनुभव पाकर वे सारी बिक्री की जिम्मेदारी ले 
सकते थे | 
... (४) सबसे अधिक काम शिक्षा-विमाग-के सामने था। उसके लिए 
नआम-सुधार कार्य में शिक्षण-कार्य ही मुख्य रखा गया था। प्रत्येक 
कारीगर अपने गाँव में एक रात्रि-पाठशाला चलाता था | विभाग की 
ओर से उन पाठशालाओं का निरीक्षण होता था। शिक्षा के काम 
में कागज बनाने वालों का विशेष सम्बन्ध होना स्वाभाविक भी था। 
उनके द्वारा उत्पादित बागज का बाजार भी तो वही विभाग था। इस- 
लिए इस विभाग में खास ध्यान देने के लिए बे प्र रित दो गये । 
आश्रम ने पिछले दिनों गाँवों में राजि-पाठशालाञओं के द्वारा प्रौढ़- 
शिक्षा का प्रसार करने की किस तरह चेश् की, उसका वर्णन में पहल 
कर चुका हूँ । यहाँ इस विपय्र सें अपने अनुमव लिखना शायद अग्रा- 


४१४ ह .. समग्र आम-सेवा की ओर 


संगिक न होगा | दो-तीन साल में रणीवां के आसं-पास हमने करीब 
१५०० प्रौढ़ों को प्रौढ़-शिक्षा की परीक्षा पास कराई | इस काम में 
रुके बहुत उत्साह था। इस कार्यक्रम से न केवल साक्षरता का 
. अ्सार होता था वल्कि उन विद्यालयों के सशम्बालन के कारण 
जनता में जो शिक्षा के प्रति उदासीनता उत्तन्न हो गई है वह दर 
होती थी। नतीजा यह हुआ कि लोग अधिक तादाद में बच्चों 
को पढ़ने के लिए. विद्यालयों में स्वतः भेजने लगे ।- लेकिन जेल से 
लौट कर जब मैं देहातों में घूमने लगा तो देखा कि हम जो; 
साक्षरता योजना चला रहे थे, उससे शिक्षा का वायुमंडल' तो पैदा 
हुआ लेकिन साक्षरता की दृष्टि से विशेष लाभ नहीं हुआ । जो लोग 
साक्षरता की परीक्षा पास कर चुके थे, वे क्रमशः जो कुछ सीख सके ' 
थे वह सब भूलते जाते थे। सारी स्थिति को देख कर मुझे ऐसा लगा 
कि अब तक हम जितना अक्षुर-श्ञान उनको कराते रहे, वह स्थायी 
साक्षरता के लिए काफी नहीं है । अदः अगर जनता कोवास्तविक 
साक्षर बनाना हो तो हमको चाहिए कि उसे कम से कम दर्जी ४ तक 
की तालीम जरूर दें । लेकिन प्रोढ़ लोग साधारणतः इस उम्र में 
उतनी शिक्षा लेने का घैर्य नहीं रखते | अतः मैंने सोचा कि अगर 
गांव-गांव में बच्चों के लिए ही दर्जा ४ तक की शिक्षा की व्यवस्था की 
जाय और उसका समय ऐसा रखा जाय कि किसान अपनी फ़ुरसत के 
समय उससें पढ़ सके तो क्रमशः कुछ ग्रीद् भी उन पाठशालाओं में 
पूरी तालीम लेने की ओर अग्रसर होंगे। मेरी समझ में कम से कम अगर 
१५-१६ साल के युवक मी पाठशालाशों में भर्ती हो सके तो काफी 
है | अधिक उम्र के लोगों को छोड़ देने में कोई हानि न होगी | इस 
तरह ६-७ साल में तो प्रायः सभी नौजवान साझ्षर हो जायेंगे | इस- 
लिए. जब कायज संघ के लोगों ने रात्रि-पाठशालाओं की योजना 
बनाई तो मैंने उनको दर्जा २ तक की स्थायी पाठशाला कायम करने 
की सलाह दी | फिलहाल दर्जा २ तक के विद्यालय चल जाने पर 


रखीवां के ग्राम-सुधार का अनुमव धश्पू 


क्रमशः उन्हीं को दर्जा ४ तक का वनाया जा सकेगा । इन पाठशा- 
लाओं में कागज-कारीगर ही अवेतनिक शिक्षक का काम करते ये | 
. (४) अन्य गस-सुधार-विभाग के द्वारा फिलहाल गाँव की सफाई 
का काम रखा गया, क्‍योंकि शुरू में इससे अधिक संभव नहीं था | 
वल्कि मैंने उनको यह सलाह दी कि शुरू में वे गाँव की सफाई के 
चक्कर में न पड़ कर सिर्फ अपने घर और पड़ोस को साफ रखें। 
इससे क्रमशः दूसरे भी अपने घर साफ रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे। 
गाँवों के सांस्कृतिक सुधार से पहले सफाई की चेश के सम्बन्ध में 
अपनी राय में तुमको पिछल्ले पत्रों में लिख चुका हूँ । अ्रतः उसे दोह- 
राना बेकार होगा | 

कागज संत्र के संचालन के ख्े का कार्य चलाने के लिए सदस्यों 
से उनके उत्पादन की आय से १) चन्दा लेने का निश्चय किया गया 
और प्रस्येक सदस्य के लिए, निम्न-लिखित शर्तें रखी गई--- 

(१) सदस्य खुद और उनके आश्रित जन सब खादी का दी 
व्यवहार करेंगे ओर जल्दी से जल्दी ऐसा प्रवन्ध॒करेंगे कि वह खादी 
अपने घर के कते हुए सूत की हो | 

(२) सदस्य अपने घर तथा उसके आस पास क्वी जमीन सर्देव 
साफ रखेंगे | 

(३) सदस्य अपने पढ़ने लायक सभी बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था 
करंगे। 

(४) सदस्य संघ के निर्देशानुसार प्रतिदिन दो घंटे का समय 
आम-सेवा में ख्च करेंगे | 

(५) सदस्य एक साताहिक पत्र मँगायेंगे ओर उत्ताह में एक दिन 
रात को गाँव भर के लोगों को पढ़ कर सुनायेंगे | 

(६) सदस्य सप्ताह में एक बार आश्रम में साधारण ज्ञान के क्लास 
में आयेंगे, जिसमें विभिन्न समस्याओं पुर विचार-विनिमय होगा | 

इन तमाम वातों की व्यवस्था करने भे॑ दो-तीन मा का समय 


१६ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


लग गया। मैं चाहता था कि थोड़े दिन बाद जब क्रमशः संघ के 
लोग अपना काम व्यवस्थित रूप से चलाने लगें तो सहयोग-समिति 
कानून के अनुसार संब्र की रजिस्ट्री करा दी जाय | उन नौजवानों में 
काफी उत्साह था, यह में ऊपर लिख चुका हूँ। उनमें से दो तीन 
भाइयों ने तो अपने गाँव के आस-पास तेल वानी आदि दूसरे उद्योगों 
का ग्रसार करने की चेष्टा करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इस 
प्रकार कार्यक्रम की प्रगति अधिक न हो पाई क्योंकि इसकी शुरू- 
आत के दो-तीन माह के ही अन्दर ६ अगस्त की क्रान्ति मच गई | 
आश्रम जब्त हो गया | आश्रम से कर्ण के सा4 ३० भाइयों को ६ ता० 
को ही गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी दमन ने, हमारे द्वारा 
जितना भी रचनात्मक कार्य हुआ था, सब को 
बयालीस के. समूल नष्ट करने का घोर प्रयत्न किया | पुलिस के 
दमन में . आदमियों ने इन नौजवानों को भी काफी तंग किया। 
. नतीजा यह हुआ कि जो कुछ थोंड़ी-बहुत प्रगति 
संघ की ओर हुईं थी, सब नष्ट हो गई । प्रारंभ में तो वे कारखाने भी 
बन्द से हो गये | लेकिन मुककी मालूम हुआ कि कुछ महीनों के वाद 
धीरे-धीरे वे नौजवान अपना काम फिर से चलाने लगे और क्रमशः 
अपनी चेंश से बाजार भी प्राप्त करने लगे। अभी दो मास हुए रणीवाँ 
के रामलाल भाई के पत्र से मालूम हुआ कि अब उनका काम खूब 
ठिकाने से चल रहा है और उन्हीं के यहां सीख कर नौजवानों ने 
, तीन-चार कारखाने ओर कायम किये हैं | यह खबर पाकर मुझे बहुत 
सनन्‍्तोष हुआ । शुरू से ही स्वावलंबन की ओर दृष्टि रखने के कारण 
आश्रम जब्त होने पर भी उनमें आत्म-विश्वास की कभी नहीं होने पाई 
बल्कि आश्रम के न होने से उनमें आत्म-निभरता की बृत्ति बढ़ी । 
अब -तक जेल: से लौटने के बाद कागज उद्योग के द्वारा आम- 
सधार कार्य चलाने की मेरी जो योजना थी, उसकी सफलता की वाबत 
बताया | इस काम में सुके कठिनाइयां भी हुईं, जिन्हें जाने बिना सारा 


. रणीवां के ग्राम-सुघार का अनुभव ४१७ 


स्थिति को समझना सम्मव नहीं होगा। प्रारम्भ में जब मैंने गांव के 
नौजवानों को कागज का काम सीख कर अपने घर पर उद्योग चलाने 
के लिए निमंत्रित किया था तो साधारणतः पढ़ें-लिखे नौजवान 

इधर आक्ृष्ट नहीं हुए। पढ़े-लिखे नौजवानों से 
हमारी कठिनाइयाँ मेरा क्या मतलब है, इसका अन्दाजा शायद तुम्हें 

न होगा । तुम्हारी दृष्टि से पढ़े-लिखे नोजवान का 
अर्थ विश्वविद्यालय की शिक्षा पाये हुए, लोगों से होगा या कम से 
कम हाई-स्कूल पास से | लेकिन मैं जिस इलाके में काम करता हूँ 
वहाँ अगर पांच-छः गांवों के बीच कोई मिडिल पास करले तो 
उसे लोग बहुत बड़ा पंडित समझते हैं | ऐसी स्थिति में मिडिल पास 
नहीं बल्कि दर्जा ४ पास किये हुए लोग भी पढ़ें-लिखों में गिने 
जाते हैँ | अतएव आश्रम की योजना में शामिल होने के लिए जो 
लड़के आये वें न तो मिडिल पास थेन तो दर्जा चार ही 
पास ऐसे लड़के थे जो कुछ होनहार भी हों | हमारे यहाँ तो वे 
ही आये जो दूसरा कुछ काम न कर सकते थे। और जीवन से 
निराश ये | काम शुरू करने के लिए. मैंने उन्हीं को ले लिया और 
शुरू-शुरु में अधिकतर उन्होंने ही कारखाने चलाये। बाद को 
जब मैंने अपने ध्येय के अनुसार कार्यक्रम चलाने की कोशिश की 
तो इन लड़कों में योग्यता की कमी के कारण हमारे काम में बाधा 
पड़ने लगी | नतीजा यह हुआ कि उसमें काफी उत्साह होने पर भी 
जितनी सफलता की आशा करता था, उत्तनी न हो सकी हाँ, में 
अपने उद्देश्य के सम्बन्ध में जेल से बार-बार लिखता रहा | उससे, 
और इन लड़कों की सफलता को देख कर बाद को कुछ अच्छे और 
शिक्षित अर्थात्‌ मिडिज्ञ पास नीजवान इस ओर झुके । और फिर जो 
थोड़े दिन कागज संत्र के संचालन की चेप्टा हुई, वह भी इन्हीं दो-चार 
नौजवानों के नेतृत्व में हुई | इस सिलसिले में एक दूसरी कठिनाई की 
बाबत बताना भी बहुत आवश्यक है। देहात में ही आम-उद्योग की 


श्र ॥ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 
॥ 


कारीयरी सिखा कर गांवों में उद्योग-कार्य कायम करने की मेरी राय 
से मेरे साथी और मित्र बहुत कुछ सहमत नहीं हो सके थे | अक्सर 
उनसे मेरा मतभेद होता था | यह सच है कि पढ़ेलिखे नौजवानों को 
भर्ती करके यदि कारीगर वबनावा जाब तो वे पेशेवर कारीगरों के 
मुकाबिले अच्छा माल नहीं वना सकते| अतः उनका बनाया माल 
खपाना कठिन हो जाता है | यह भी सही है कि उनका माल शुरू में 
तो नहीं बल्कि काफी दिनों तक वाझार के अन्य कारीगरों के भुकाविले 
खराब होगा | लेकिन अगर हमको कुछ निश्चित सिद्धान्तों और 
गा निश्चित योजना को ध्यान में रख कर ग्रामउद्योग 
»आदशॉन्मुख का काम चलाना है तो निस्सन्देह ऐसे नौजवानों 
“ क्वारीगर पेदा को ही इन उत्पत्ति-कार्यों म॑ लगाना होगा जिन्हें 
करने होंगे... हम अपना आदर्श तथा अपना दृफष्टिकोण समा 
सकें और जो समाज की मावी व्यवस्था के अग्रवूत 
वनने-की कल्पना कर सके | हम चाहे जिंतने छोटे पैमाने पर काम 
चअलावें, हमको आरम्म से ही अपनी सारी व्यवस्था अपने सिद्धान्त के 
दृष्टिकोण से ही करनी होगी | सन्‌ १६२१ से ही हमने चर्खा ओर 
... खादी का कास चलाया | उछ काम के चलाने में हमारा एक निश्चित 
सामाजिक तथा राजनीतिक उद्देश्य रहा | हमने जनता में उस उद्देश्य 
का प्रचार किया | जनता ने भी उसे समझा और चाहे जितना मोटा, 
खुरखुरा तथा कम जोर खद्दर बना उसे खरीदा ओर व्यवहार किया | 
नंतीजा यह हुआ कि आज खादी, कपड़े की दृप्टि से भी, मुकाविले में 
टिक रही है | इसी प्रकार अगर ग्राम-उद्योग के बुनियादी उद्देश्य को 
सफल करना है, तो हमें देहातों के ऐसे नौजवानों को शिक्षित करना 
होगा जो हमारे उद्देश्य को समझ कर उसी के साधक वन सके | तैयार 
माल खराव होगा तो शुरू में उसे उसी रूप में जनता को देना होगा 
जिस तरह हमने शुरू में खादी दी थी। फिर खादी को तरह क्रमशः 
इनकी भी तरक्की करनी पड़ेगी | यह सही हैं कि आज भी आमोद्रोग 


रणीवां के आम-सुधार का अनुभव च्र्श्ह्‌ 


के करीब-करीब सभी कामों के लिए. पेशेवर कारीगर मिल सकते ई 
लेकिन अगर हम बाजार की सहूलियत के मोह में पड़ कर उन्हीं के 
दारा माल बनवा कर बेचते रहें तो देश की समस्या को हम अपने 
ढंग से हल करने की ओर न बढ़ कर सासान्य व्यापार चलाने लग 
जायेंगे | | | 

यद्रपि खादी तथा ग्राम-उद्योग का बुनियादी उद्देश्य ग्राम-स्थाब- 
लम्बन है तथापि शुरुआत का साल तो दम शहरों में हीं खपाना 
होगा | क्रशः उद्योग की प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण आशिक 
परिस्थिति जैसे-जैसे उन्नति करती जायगी, वेसे-वेसे गाँव का उत्पादन 
अधिकाधिक गाँवों में ही खपने लगेगा | अतएथ उस समय तक तो 
हमें संघ-द्वारा बना हुआ अपना माल बेचने के लिए बाहर का बाजार 
देखना ही पड़ता था तथा इस काम में अपने साथियों का दही भरोसा 
था ओर मेरे इष्टिकोश से उनके सहमत न होने के कारण कुछ 
कठिनाइयाँ थीं। हाँ, कागज के काम में इस कठिनाई का असर अधिक 
नहीं पड़ा क्योंकि शुरू में जितना कागज बनता था वह अधिकांश 
आश्रम के खादी-विभाग के केन्द्रों में खप जाता था । भेरे साथियों के 
ओर मेरे इृश्टिकोश में पूर्णतया मतैक्य न होने पर भी ग्राम-उद्योग की 
साधारण कठिनाइयों के सम्बन्ध में तो दो राय नहीं हो सकती थीं। 
अतः माल की किस्म में कुछ खराबी होने पर भी वें उसे सहृर्प इस्ते- 
माल कर लेते थे | दूसरे एक बात यद भो थी कि कागज का उद्योग 
ऐसा था कि वह प्रायः मर दी चुका था और इसके लिए शायद पेशे- 
बर कारीगर थे ही नहीं। सभी जगह नये लोग ही सीख कर बनाते 
थे | अतः मुकाविले में सब जगहों के उत्मादकों का प्रायः एक ही दाल 
था | माल में भी विशेष फर्क नहीं था।अतणएब इस सम्बन्ध में 
श्रापत्ति की गुज्ञाइश कम थी । फलतः दृष्टिकोण में फक होने के करण 
विशेष कठिनाई दूसरे उद्योगों के चलाने में द्वी पड़ी | उसका वर्णन 
उन्हीं उद्योगों के वर्णन के सिलसिले में करूँगा | 


' ७२० समग्र आम-सेवा की ओर 


ही बुनाई--दूसरा उद्योग बुनाई का था । तुम्हें मालूम ही है कि जब 
“मैं शुरू में रणीवां आया था और दूसरे उद्योगों के सम्बन्ध में कल्पना 
भी नहीं करता था उस समय तो बुनाई को ही मैंने अपनी ग्राम- 
सुधार-योजना का साधन बनाने की चेष्टा की थी और प्रारम्भ में बुनाई 
विभाग का काम ही जारी किया था। लेकिन मैं लिख ही चुका हूँ 
कि आश्रम के खादी-विभाग से मदद न मिलने से मुझको बुनाई के 
द्वारा सुधार-योजना की चेश छोड़नी पड़ी थी | फिर भी बुनाई-विभाग 
मैंने जारी रखा था और सरकारी मदद से चलने के कारण किसी को 
विशेष एतराज न रहा | खादी-विमाग की मदद के त्रिना इस विभाग 
की प्रगति सम्भव न थी, अतएव इस विभाग में विशेष उन्नति नहीं हो 
सकी | आस-पास के गाँवों के ७-८ नौजवानों ने बुनाई सीखी ओर 
लड़ाई के वच्न-सक्लूट के दिनों में गाँव का सूत बुन कर वस्त्र-स्वावलंबन 
में मदद कर सके। अ्रकबरपुर के कुछ बुनकर ती विभिन्न डिजाइनों 
'की खादी बुनना सीख गये थे | यद्यपि इस विभाग में नतीजा कम 
बनकला फिर भो आम-स्वावलंबन के प्रयोग में सुझे काफी अनुभव 
मिला | इस विभाग के द्वारा गाँव-गाँव में बुनकर पैदा करके ग्राम- 
स्वावलंबन योजना चलाने की सम्भावनाओं के प्रति मेरा विश्वास 
पहिले से भी बढ़ गया | इस समय मुझे सूचना मिली है कि आश्रम 
बन्द होने पर ये नौजवान स्थानीय कत्तिनों का सूत बुन कर यथाशक्ति 
निज की आर्थिक तथा देहात की वस्त्र-समस्या हल करने में मदद कर 
रहे हैं | मुझे अब भी विश्वास है कि चर्खा-संघर चाहे तो बुनाई के 
द्वारा ग्राम-सुधार का बहुत बड़ा काम कर सकता है। वशर्ते वह 
अपने तरीकों को तब्दील करे ओर सारे काम को विकेन्द्रित करके 
आम-स्वावलम्बन की ओर बढ़े। 
लोहारी और चढ़ईगीरी--तीसरा विभाग बढ़ईगीरी और 
लोहारी के काम का था | सन्‌ १६३५ में पहले पहल जब मैं रणीवां 
गया था और चर्खें का प्रचार शुरू किया था, उत्ती समय से चर्खा- 


रणीवां के आम-सुधार का अनुभव ४२१ 


सरजाम की कठिनाई महसूस करता था । मेने देखा कि वाहर से चर्खा 
आदि सामान मेँगाने से काम नहीं चलेगा | उस समय मैंने स्थानीय 
बढ़इयों के अमाव से कत्तिनों के गाँव में ही सामान निर्माण करने में कटि- 
नाई अनुभव की थी | उसका विवरण पहले भी कुछ लिख चुका हूँ । 
नगीना, सहारनपुर तथा बरेली आदि लोहार-बढ़इयों की केन्द्रित बस्तियों. 
से आसानी से चर्खा सरंजाम बन सकता था और आश्रम नगीना से ही 
चर्खा आदि सामान बनवा कर विभिन्न केन्द्रों में मेजता भी था 4 लेकिन 
इस तरह हमारा काम नहीं चल सकता था । इसलिए ग्राम-उद्योग 
विद्यालय स्थापित होते ही मैंने स्थानीय किसान युवकों को लकड़ी और 
लोहे का काम इसी उद्देश्य से सिखाना शुरू क्रिया । लेकिन इस विभाग 
में हमारी समस्या कागज-विभाग जैसी आसान नहीं थी । पहले तो 
लकड़ी का काम ठीक तरह से सीखने के लिए काफी दिन लग जाते 
हैं । दूसरे लोदे ओर लकड़ी का काम करने 'के लिए, पेशेवर बढ़ई ओर 
लोद्ार एक से एक बढ़ कर मौजूद हँ। वे चाहे केन्द्रित वस्तियों में हों, 
चाहे बड़े शहरों में) उनका बना सरंजाम तो हर जगह पहुँच दी 
सकता है | ऐसी स्थिति में उन लड़कों को बाजार के सुकाबिले में 
आना पड़ा | पहले में अपने सिद्धान्त के अनुसार चलना चाहता था 
लेकिन श्राश्रम की आवश्यकता तथा साथियों के विचारानुसार मुझे 
बाहर से बढ़ई और लोहार बुलवाने पड़े | यह स्थिति अरत्वामाविक थी 
तो भी में उसे चलाता रहा क्‍योंकि में उम्मीद करता था कि उसी के 
साथ क्रमशः में लड़कों को सिखाकर उनके घर पर उत्यादन की व्यव- 
स्था कर सकू गा | फिर उनका संघ बना कर कत्तिनों से सीधा सम्बन्ध 
बनाने में सफलता मिल सकेगी । इस विभाग में मुझे शुरू में अनपढ़ 
लड़के लेने पड़े | फिर धीरे-धीरे पढ़े-लिखें लड़के इस ओर आकर्षित 
होने लगे | आश्रम जब्त होने से पहले ये लड॒के घर पर स्वतंत्र कार- 
खाने तो नहीं खोल सके थे लेकिन इन्होंने आश्रम में स्वतंत्र रूप से 
अपना-अपना माल वना कर आश्रम को ही बेंचना शुरू कर दिया 


डर२ .... समग्रग्ामन्सेवा की ओर 
था विचार यह था कि कुछ दिन आश्रम के अन्दर ही स्वतंत्र काम - 
करके जब पूरा विश्वास हो जायगा क्रि वे घर पर भी ठीक काम कर 
लेंगे ती उन्हें अपना केन्द्र खोलने म॑ मदद की जा सकेगी 4 हाल में 
उन लड़कों ने- बरवदाचक्र! आदि वना कर आश्रम के भण्डारों में 
'सेजना शुरू कर दिया था। आश्रम जब्त. होने के वबाद.वे लड़के 
. साधन के अभाव से अपने आप कोई .कारखाना तो खोल नहीं सके, 
लेकिन जिन देहातों में अच्छे वद़्इयों की कमी थी वहाँ उनका हो 
जाना भी एक लाम ही है। 

तेलधानी--तेल-बानी विभाग के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात 
नहीं है कि जो में त॒म्हें लिखूँ। केवल इतना कहना काफी है कि जेल 
से लौटकर इसका प्रसार कुछ अधिक हो सका | इसमें एक सहूलियत 
यह थी कि गांव में लोग तेल का इस्तेमाल करते ही हैं । पुरानी किस्म 
की घानी के बदले सगनवाड़ी बानी का प्रयोग करने लगे | इससे 
उनकी आसानी यह रही कि जहां पुरानी घानी से ढाई सेर सरतों ४ 
खंटे में पेरी जाती थी वहां इस थानी से ८ सेर सरसों डेढ़ घंटे में पेरी 
जाने लगी | लेकिन मगनवाड़ी थानी में इतनी सहूलियत. होने पर 
भी आज की परिस्थिति में घानी चलाने वालों को कठिनाइयों का 
सासना - करना पड्ठा। पहलेन्यहल जब तक आश्रम की ओर से ही 
'कामः द्वोता था. तब तक तो कोई बात नहीं थी |, आश्रम के पास 
सरसों का स्टाक होता था। आश्रम उसको पेरवा कर बिक्री की व्य- 
वस्था करता था | लेकिन जब दूर-दूर इस धानी का प्रचार हो गया 
ओर फैजाबाद जिले के बाहर मी जाने लगी, तब घानी चलाने वालों 
को स्थानीय परिस्थिति के ही अनुसार उसे चलाना था | गांव में घानी 
चलाने के लिए दो ही वरीके काम में लायेंजा सकते हैं। (१) किसानों 
की सरसों पेर कर उनसे पेराई का. खर्च -ले लेना | (२) अपनी सरसों 
पेर कर खली तथा तेल की ब्रिक्री करना.। गरीबी के कारण उनके 
पलिए सरतों का स्टाक रखना आसान न था । अतः उन्हें किसानों का 


रखणीवां के ग्राम-सुधार का अनुमव ४२३ 


ही काम करने में लाम था। ऐसी दशा में पेरने वालों के लिए एक 
समस्या यह हो जाती है कि प्रायः किसान ८ सेर सरसों एक साथ नहीं 
पेरवा सकते | वे तो अपने धाथन और आवश्यकता के अनुसार ही 
काम ले सकते है| ऐसी दशा म॑ पेरने वालों के लिए मुश्किल हो 
जाती है | यह ठीक है कि कई किसानों की सरसों एक साथ पेरी जा 
सकती है, ओर तेन्न घानी वाले वैसा करते भी थे | लेकिन अधिकतर 
फिसान अपनी ही सरसों पेरवाना चाहते हैं।इत प्रकार उनके यहाँ 
आहकों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पातों 
थी | फिर किसान सरसों के मौसम में ही काम ले सकते ये | अतः 
साल भर लगातार उनको काम नहीं मिल सकता । पेरने के लिए प्रायः 
उनकी चैत से जेठ तक और फिर जहाँ थोड़ा-बहुत तीसी का रिवाज 
है, भादों के बाद काम मिल जाता है | बाकी दिन उनके लिए अपनी 
सरसों पेर कर उसका बाजार द्वढ़ना जरूरी है | यह काम उनके लिए 
य्रायः असंभव ही है| ग्रथमतः उनके पास इतनी पूँजी नहीं है कि थे 
इतने दिन के लिए रोज (पांच घानी) एक मन सरसों के हिसाव से 
जितनी सरसों की आवश्यकता होगी, उतनी सरसों का स्टाक रख सके। 
फिर एक आधघ तेली कहीं पू जी की व्यवस्था कर भी लें तो उनके 
लिए. व्यक्तिगत रूप से वाजार की व्यवस्था करना करीब-करीब असं- 
भव है | आजकल “ता मिश्रित तेल बेचने का रिवाज इतना चल 
गया है कि शुद्ध तेल पूरी कीमत पर तबतक नहीं बिक सकता जब 
तक जनता की विश्वास-पात्र किसी संस्था की मार्फत न ब्रिफे । ऐसी 
दशा में थानी का प्रसार तमी संभव हैं, जब ग्राम-उद्योग-संघ्र जैसा 
संस्था खुद काम शुरू करके क्रमशः उनकी सदहयोग-समितियाँ कायन 
कर दे। भविष्य में हमका ऐसा ही करना पड़ेगा वर्ना यह काम चल 
नहीं सकेगा | अगर भविष्य में हमको ग्राम-सुधार का संयोजित काम 
करना होगा तो समस्त उद्योगों के लिए पहले-उहल संस्थाएँ बनानी 
होंगी । फिर भी हमारा अनुभव वह रहा कि थानी का उद्योग दूसरे 


४२४ हे समग्र आम-सेवा की ओर 


उद्योगों के मुकाबिले आज की परिस्थिति में भी लोग स्वतन्त्र रूप से 
चला सकते है। हमें मी ऐसा ही अनुमव हुआ। श्राश्रम जब्त हो 
जाने पर जितने उद्योग गाँव में स्व॒तन्त्र रूप से चल रहे हैं उनमें घानी 
चलाने वालों को सब से कम कठिनाई हो रही है। उनकी हालत आज 
भी उसी प्रकार है जैसी आश्रम के होते हुए थी | वल्कि कुछ किसान 
मिलकर ८ सेर के घान की समस्या भी हल कर रहे हैं, ऐसी सूचना भी 
मुझको मिली है। डे 

बे त, बाँस, मूँज--बेंत, वाँस और मूँज आदि का काम शुरू 
तो किया था, लेकिन उसे साल मर में ही बन्द करना पड़ा | कोई भी 
विभाग दो ही उद्देश्यों से चल सकता है। (१) प्रान्त में उद्योग-कार्य 
चलाने के लिए कार्यकर्ताओं की शिक्षा ओर (२) गाँव में उद्योग-कार्य 
तथा ग्राम-सुधार के लिए कारीगरों को तैयार करके उनकी कारीगरी 
की स्थापना करना | प्रथम उद्देश्य से नौजवान इस काम की सीखना 
इसलिए नहीं पसन्द करते थे कि आज कल इस उद्योग के लिए ऐसी 
संस्थाओं की कमी थी, जिनकी मसार्फत वे अपना काम चलाते | आम- 
उद्योग की स्थापना के लिए जरूरी था कि उन्हें उसी क्षेत्र में/स्थापित 
किया जाय जहाँ से शहर निकट हो, क्योंकि जैसा पहले कहा है कि 
यद्यपि हमारा मुख्य ध्येय ग्राम-स्वावलम्बन ही है, फिर भी गाँवों की 
आज-कल की परिस्थिति में हमको तैयार सामान प्रधानतः शहरों में ही 
वेंचना होगा और वेंत-बाँस का सामान दूर लेजा कर बेचना 
आसान नहीं है | इसलिए. शहर के आस-पास के गाँवों के लोग ही 
उसे सफलता-पूवंक कर सकते हूँ | अतः हमने देखा कि रखीवाँ-जैसे 
दूर के गाँव में इस उद्योग को चलाना फिलहाल संभव नहीं है | 

दरी-कालीन--दरी-कालीन का काम हमने बुनाई विभाग के 
साथ शुरू किया, लेकिन उसे स्थानीय उद्योग के उपयुक्त न बना 
सके | जहाँ गरीबी इतनी अधिक हे कि लोग बिना विछावन के ही 
गुजर करते हैं, वहाँ दरी-कालीन का इस्तेमाल क्या हो सकता हैं ! 


रणीवां के ग्राम-सुधार का अनुभव ४२५ 


अतः गांव में खपत के लिए. इसका उत्पादन करना संभव नहीं था। 
शहरों में भी इनकी खपत इतनी कम है. की गांय-गांव इस उद्योग का 
प्रसार करना बेकार है। अतः इस उद्योग को सिखाने के लिए योजना 
स्वतन्त्र रूप से नहीं रखी गई | हां, इस विभाग में जो पुराने फटे 
चीथड़ों की दरी बनाने का प्रयोग किया गया वह ग्रह-उद्योग की दृष्टि 
से भी दाहतों में चलाने लायाक़ था और आस-पास के गांव के एक दो 
नौजवान स्वतंत्र रूप से इस उद्योग को चला भी रहे थे, क्योंकि गांव 
वालों को इससे रद्दी चीजों के इस्तेमाल का नया तरीका मालूम ह 
गया था। चौथड़ों की दरी का प्रचार इतना हुआ कि दूर-दूर के लोग 
इसमें दिलचस्पी लेने लगे, यहाँ तक कि एक वार शान्ति-निकेतन की 
श्री नन्दिता देवी ने भी अपने यहां से पुराने कपड़े दरी बनाने के लिए 
भेज दिये थे | ४ 

चमड़े का काम--अब चमड़ा पकाने का ओर उससे तैयार 
माल बनाने का विभाग रह गया। भारत-जैसे क्ृपिप्रधान देश में 
चमड़े के काम का कितना महत्व है यह में पहले के पत्रों में लिखां चुका 
हूँ | मुझे उसे यहां दोहराना नहीं है । रणीवां के आस-पास चसड़ा 
पकाने वालों की कभी के कारण दूसरों को यह काम सिखाने की चेश 
का भी विवरण दे छुका हूँ। वस्तुतः इसी उद्योग में कठिनाइयां 
अधिक थीं | रणीवां के कार्यक्रम के द्वारा आस-पास की देहाती जनता 
में छूव-छाव आदि की कद्वर्ता तो बहुत कुछ कम हो गई थी। दो- 
चार स्थानीय नौजवान सामाजिक प्रथाओं के बावजूद भी चमड़े 
का काम सीखने लगे थे | ओर जनता उसे वरदाश्त भी करने लगी थी | 
स्थानीय जनता में कटरपन्थियों की इस प्रकार की शिथिलता के बारे 
में भी में काफी लिख चुका हूँ । फिर भी अ्रव तक वे इतना अग्रसर 
नहीं हो पाये थे कि घर में पेशे के रूप में चमड़े का काम चलाये । हां, 
जेल से लौटकर एक परिवतेन मैंने अवश्य देखा। पहले चमार जाति 
के लोगों में अपने जातीय निषेध के कारण चमाड़े के काम करने मे जो 

२६ 


४२३ समग्र ग्रम-सेवा की ओर 


एतराज था, वह अरब कुछ-कुछ शिथिल हो गया था| ६-७ चमारों ने 
इस बीच हमारे यहां काम करना शुरू किया था । लेक़िन वे भी यहां 
तक आगे नहीं वढ़ सके थे क्वि. अपने घर पर काम. चलावें इसलिए 
बावजूद अपनी कोशिश के हम एक भी कारखाना नहीं खुलबा सके | 
लेकिन चमड़ा पकाने का काम ब्राम की आशथिक समस्या में इतना 
महत्व रखता है कि मैं उसे चलाता रहा | मुझे आशा भो थी कि वाद 
को इस दिशा में कुछ कामयावी अवश्य होगी । समाज-बन्धन इतनी 
कठिन चीज है कि उसकी शिथिलता की ओर लोग जितना भी आगे 
बड़े थे वह कम बात नहीं थी और अगर उसी तरह प्रगति होती रहती 
तो इस दिशा में पूर्ण सफलता मिलने की आशा को में असंभव नहीं 
समझता ; लेकिन यह सब होते हुए भी यह सच है कि अब्र तक हम 
अपने ध्येय में सफल नहीं हो सके | अ्रतः चमड़ा पकाने का काम 
देहातों में कहाँ तकक॒ सफल हो सकता है ओर किसानों की स्थिति 
सुधारने में किस हृद तक मदद पहुँचा सकता है हमारा अब तक को यह 
प्रयोग इन बातों की संभावनाशओ्रों का प्रयोग-मात्र था। लेकिन यह 
अनुभव भी भविष्य के लिए कम पूँजी नहीं है । 

यही हाल जूता चप्पल आदि माल तैयार करने के सम्बन्ध में रहा . 
लेकिन भेरे ख्याल से इस काम को जारी करना ज्यादा आसान था। 
पकाने के कास को जितनी घृणा की दृश्टि से देखा जाता है, उतना 
इस काम को नहीं | दो-तीन नौजवान अपने यह काम चलाने की दृष्टि 
से काम. सीख भी रहे थे | में समझ्तता हूँ कि अगर इस काम में भी 
दो-चार लड़कों को लगाया जा सके तो भविष्य में लोगों की प्रूणा दूर 
करना आसान होगा । लेकिन, उनकी शिक्षा पूरी होने से पहले ही सर- 
कारी हसला हो गया । 

कचल का उद्योग--हाँ, कंबल बनाने के विभाग की वाबत ती 
लिखना भूल ही गया | सन्‌ ४१ के शुरू में पकड़े जाने से पहले कुछ 
नौजवानों की अपना काम चलाने के लिए तैयार करने का आयोजन- 


रणीवां के ग्राम-सुधार का अनुभव - २७ 


मात्र ही कर पाया था | लेकिन लीट कर देखा कि इस दिशा में लड़के 
बहुत आगे बढ़ गये थे। करीब दस-बारह घर इस काम में जोरों से 
लग गये थे । और वहाँ के लोग उन्नत ढग का कंबल लेना पसन्द 
करने लगे थे | वास्तव में उनके काम के लिए इस देश में संभावनाएँ 
बहुत हैं। अगर हम अपने यहाँ के ऊन की स्थिति की संसार की ऊन 
की स्थिति से तुलना करें तो देखेंगे कि हमारी स्थिति परम शोचनीय 
है । हम काश्मीर के शाहतूश, शाल आदि जगत्‌-प्रसिद्ध चीजों की 
बाबत सोचकर खुश होते हैँ और सममते हैँ कि इस दिशा में हमे दुनिया 
के अग्रणी हैँ | कश्मीर का काम हमारी कला की प्रशंसा की वात हो 
सकती है, लेकिन यह ऊनी संसार के अनुपात से नगण्य है। हमारी 
ऊन की स्थिति की कोई तारीफ नहीं की जा सकती। यह सही है कि 
संसार के शीत-प्रधान देशों के मुकाबिले मारत-जैसे गरम देश के लिए 
ऊन के उद्योगों के प्रति ध्यान देने की प्रेस्णा कम होनी स्वाभाविक 
थी | फिर भी इस दिशा में यहाँ की स्थिति ऐसी शोचनीय है कि इसकी 
उन्नति की बहुत अधिक गुंजाइश है। जहाँ संसार की भेड़ों के ऊन 
की औसत उत्पत्ति ग्रतिभेड़ £ पाउण्ड या साढ़े चार सेर सालाना के 
करीब है, वहाँ मारत की औसत उत्पत्ति प्रति वर्ष प्रति मेंड़ १.६ पाउएड 
(लगभग पन्द्रह छुटाँक) मुश्किल से होती है | इतना कम ऊन भी अच्छे 
किस्म की होती तो कोई बात थी । हमारे यहाँ की ऊन संसार भर में 
सबसे घटिया किस्म को होती है | जहाँ आरस्ट्रलिया न्‍्यूजीलैएड और 
अरजेंटाइना आदि देश सुदूर स्पेन आदि देशों के मेरीनों जैसी अच्छी 
नस्ल की भेड़ों से अपने यहां की नस्ल सुधार कर ऊनी दुनिया में 
कमाल हासिल कर रहे हैं, यहाँ एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में भेड़ों को 
ले जाकर नस्ल सुधारने का भी प्रयोग नहीं हो रहा है । भेड़ों की नस्ल 
का सुधार तो दूर की बात है उनके विभिन्न अंगों से निकलने वाली 
विभिन्न किस्म की ऊन अलग अलग रखने को चेटष्टा भी नहीं द्वोती दे 
ओर ऐसा हो भी कैसे ? भेड् पालन का काम तो गड़रिवा कौम के हाथ 


ध्र्प कक समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


में ही पड़ा है । वे अशिक्षित हैँ, समाज में प्रायः अछूत हैं और उनकी 
गरीबी का जिक्र ही क्या करें | सरकार अ्रपनी है नहीं | विदेशी सर- : 
कार के.लिए. इस दिशा में उन्नति करना अपने स्वार्थ में धक्का पहुँ- 
चाना है। अत: सरकारी महकमों से बड़ी-बड़ी रिपोट तो तैयार होती 
हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता | अपने तुच्छु साधनों से हम कर ही 
क्या सकते थे। केवल ग्रग्नोग मात्र हो सकता था। अतः उतनी ही 
सफलता मेरे संतोष के लिए काफी थी। इससे इस काम की संमा- 
बनाएँ तो मालूम ही हो गई | क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय आदि घरों में 
यह काम होने से इसकी मात अप्रत्यक्ष रूप से समाज-सुधार का 
काम होना भी संभव था। लड़ाई की वजह से उत्पादन बढ़ाने का 
मौका भी था | अतः मैंने इस दिशा. में कुछ अधिक काम करने की 
योजना बनाई और आश्रम ने मी उसे स्वीकार किया | मैं चाहता था 
कि उत्पादन के साथ-साथ ऊन की किस्म का सुधार तथा मौका लगे 
तो भेड़ों. नस्ल-सुधार का भी प्रयोग किया जाव। गांव के शिक्षित 
नीजदानों को ऊन के उद्योग-कार्य में लगा कर उनके द्वारा शिक्षा 
आदि कार्यक्रम चलाने के अलावा ऊन के काम की, जो समाज में 
छोटा काम समझा जाता था, सब-देशीय बनाया जाय । इस उद्योग 
को फेलाबा हमारे लिए आसाने भी था क्योंकि एक तो खादी मंडारों, 
के द्वारा चहुत बड़ी तादाद मे कंबल बेचे जा सकते थे, दूसरे गरीब 
- जनता की आवश्यकता का सामान होने के कारण क्रमशः गाँव में ही 
अधिकांश साल खप्ने की गुजाइश भी थी। इस विभाग से मुझे जो 
कुछ थोड़ा-बहुत अनुभव हुआ उससे मेरी यह निश्चित राय हो गई 
कि भविष्य में हमें खादी के काम के साथ-ताथ ऊन का काम चलाना 
हितकर होगा । इस उद्योग में उन्नति का सोका बेहद हैँ | दिशेष कर 
किसानों के लिए भेड़ें पालने का काम लाभदायक है क्योंकि ऊन के 
उद्योग के अलावा इससे उनको कीमती खाद तथा छात्र भी मिलता 


रहता €। 


रणीवाँ के ग्राम-सुधघार का अनुभव ४२६ 


सावुन का कास---पहले पत्रों में मेंने तुम्हें साबुन के उद्योग के 
सम्बन्ध में लिखा था कि किस तरह मैं गांव की सफाई की समस्या के 
साथ साथुन के उद्योग की बात शुरू से ही सोचता रहा | इस विपय 
सें मैने क्या-क्या किया और कठिनाइयों के कारण कैसे असफल रहा, 
इसका व्योरा लिख चुका हूँ। लेकिन ग्राम-सुधार कार्य के लिए में 
साधुन उद्योग को इताना जरूरी समझता था कि सारी कठिनाइयों और 
सारी असफलताशों के बावजूद इसकी खेप्ण को छोड़ना मेरे लिए 
संभव नहीं था | अतः जेल से छूटते ही मैंने आश्रम के सामने देद्याती 
साधनों से सावुन बनाने का प्रस्ताव पेश किया | पहले आश्रम के 
साथी जिस तरह इस मामले में सहमत नहदींहो पाते थे, अब वैसी 
परिस्थिति नहीं रही थी | अब लड़!ई के कारण साबुन के लिए, कास्टिक 
सोडा भी सुलभ नहीं था। अगर मिलता भी था तो इतना मँँदगा कि 
कास्टिक सोडे बाला साबुन बहुत मँहगा पड़ने लगा | अतः मेरे प्रत्ताव 
को मानना अब उनके लिए आसान हो गया था| अकवरपुर में पुराने 
तरीके से साथुन बनाने के स्थान पर नये देहाती साघुन बनाने के 
लिए प्रयोग करने की अनुमति मिल गई | अकबरपुर में इस काम के 
विशेषज्ञ भी थे | अतः थोड़े ही दिन में रेंह और चूना के द्वारा अच्छे 
क्रिस्म के साचुन बनने लगे। मैंने देखा कि बहुत छोटे परिमाण में 
धर-धर यह साबुन बन सकता है अतः दूसरे उद्योग की तरह इस 
काम के लिए भी स्थानीय नोजवानों को भरती करने का आयोजन 
करने लगा | लेकिन उसका अवसर सरकारी हमले के कारण नहीं 
मिल सका ओर नौजवान भर्ती हो नहीं सके | एक लड़के ने कुछ काम 
सीख लिया था | आश्रम जब्त होने के वाद उसने अपने घर पर काम 
शुरू किया था | अब मुझे खबर मिली है कि उसका काम अच्छा 
चल रहा है | इस थोड़े दिन के प्रयोग से मुझे मालूम दो गया कि गत 
४-५ सालों से में जिस बात की चिन्ता में था, वह आसानी से पूरी हो 
सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि दरें के समान यह उद्योग भी 


४३० समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


घर घर. चलाया जा सकता है। 4. 5 
शिक्षा का प्रयोग--अब तस थोड़े में यह जानना पसन्द 
करोगी कि इस बीच शिक्षा सम्बन्धी क्या-क्या काम किया जा सका ! 
यह बात तो खास तोर से ठम्हारी ही है | अतः तुमको इस विषय में 
दिलचस्पी होना स्वाभाविक ही है। छूटने के बाद मैं थोड़े दिनों के 
लिए दरमंगा जिले में अपने घर गया था | वहीं से मैं मधुबनी के लक्ष्मी 
वाबूं और रामदेव ब्रावू के कहने से मधुबनी गया । उन लोगों ने मुभ्े 
इसलिए बुलाया था कि मैं वहाँ कत्तिनों को आठ आने मजदूरी देने 
की अपनी सुधार-योजना का अध्ययन करूँ | वहाँ के लोगों से बात- 
चीत करके मैं सेमरी के देहाती क्षेत्रों को देखने चला गया ओर 
लक्ष्मी बाबू चंपारन जिले के सरकारी वेसिक शिक्षा केन्द्रों का निरीदुण 
करने गये। गाँव से तीन चार दिन बाद जिस दिन में . मधुबनी 
' लौगा, उसीदिन लक्ष्मी वाबू भी चंपारन. से लोग आये और बताया 
कि तुम वहाँ आई हो और मुझे और रामदेव बाबू को तुमने 
बुलाया है। उसी दिन रात की गाड़ी से चल कर हम दोनों तुम्हारे 
पास पहुँच गये और तुम्हारे साथ वहां के प्रयोग का अध्ययन किया। 
पचंपारन जाना और वहां की वेसिक-शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना 
मेरे कार्य-क्रम में नहीं था | लेकिन. वहां जाने से लाभ ही हुआ । इस- 
लिए. मैं मन में तुम्हें धन्यवाद देता रहा | फिर रात को भीड़ में तुम्हारे 
साथ मैं पटना वेसिक-ट्र निज्ञ कालेज देखने गया। तब से अब तक - 
प्रायः ३ साल बीत चुके हें लेकिन मालम होता है कि सब कल की 
बातें हैं | रात भर में कई जगह गाड़ी बदलने के लिए इन्तजार ओर 
शिक्षा-सम्बन्धी योजनाओं की बाबत हमारी आलोचनाए तुम्हें याद 
नंगी | मेरी योजनाओं के लिए तम्हारा उत्साह, उनके लिए म 
का तम्हारा वादा आदि वातें मानों अ्रभी हुई हैं। मेरे सामने एक बड़ी 
कठिनाई थी मेरे . पास प्रयोग करने के लिए कोई अपना साथी नहीं 
था; तुमने श्रीगोविन्द भाई की वाब्रत कहा । वे उस दिन पटना में ह्दी 


रणीवां के आम-सुधार का अनुभव ४३१ 


थे, लेकिन शायद कहीं गये हुए थे | अतः मुझसे मुलाकात न हो सकी 
और मैं जरूरी काम से उसी दिन पटना से वापस चला आया | 

बाद को तुम्हारे कहने से गोविन्द भाई रणीवां आये और मेरी 
योजना की बाबत मुझसे समझना चाहा | पिछले दो साल तक मैंने 
किस तरह प्रोढ़-शिक्षा का कोम चलाया था, उसके अनुभव और उस 
विपय पर अपनी राय दे चुका हूँ । किस प्रकार उद्योग केन्द्र के साथ- 
साथ निम्न प्राथमिक राजि-पाठशालाओं का संघटन करने की चेश्ा की 
थी उसे भी लिख चुका हूँ । में चाहता था कि उन शिक्षा-य्रोजनाशरों 
के साथ-साथ कोई ऐसी योजना चलाई जाय जिससे क्रमशः बेसिक शिक्षा 
के प्रयोग की ओर बढ़ सकू | आरंभ से ही पूर्ण रूप से वेतिक-पद्धति 
से प्रयोग करने की हिम्मत मुझे नहीं हुईं। उसके लिए न मुझे अनुभव 
था, न साथन ही थे | ग्राश्रम भी उस समय किसी' नये प्रयोग के लिए 
मंजूरी देने को तैयार नहीं था | तुम्हें मालूम हैं कि में कोई काम शुरू 
करने से पहले उसके लिए. अनुकूल वातावरण पैदा करने की चेश 
करता हूँ अतः मैंने यह निश्चय किया कि अभी कताई-दारा न कर 
के कताई के साथ शिक्षा की व्यवस्था की जाय | वेसिक-पद्धति अ्रभी 
तक तुम्हीं लोगों के लिए प्रयोग की दशा में थी। जनता के सामने 
यह पद्धति एक तरह से अ्निश्चित पद्धति ही थी। अश्रतएणत्र फिलहाल 
मैंने उसे साव॑जनिक रूप से चलाना उचित नहीं समझता | मेने सोचा 
कि तुम लोगों की सफलता तक्र इन्तजार न कर के अगर पुराने पाव्य- 
क्रम को ही उद्योग के साथ संयुक्त कर के विस्तृत ज्षेत्र में शिक्षा का 
कार्य आरम्म किया जाय तो दस्तकारी के द्वारा वायुमंडल में उचित 
परिवर्तन हो कर वर्तमान-पद्धतिं का दोष बहुत कुछ दूर हो जावगा 
ओर तुम्हारी वेसिक पद्धति के लिए आधार तैयार द्वोता रहेगा। 
अतएव पाव्य-क्रम तो यद्यपि पुराना ही रक़्खा गया तथापि कताई 
का समय और क्रम तालीमी संत्र के निर्देशानुसार ही मिलाया गया । 
गोविन्द भाई से मैंने कहा कि सेरी यह योजना 'एसिक शिक्षा? है; 


३२ समग्र आमस-सेवा की शोर 


“वेसिक-शिक्षाः इसके बाद आयेगी | गोविन्द भाई को मेरी योजना 
पसन्द आई और इसके प्रयोग के जिए रखीवां में रह गये | 
से चाहता था कि इस प्रकार की योजना गांव वालों की चेष्टा तथा 
साधन से ही चलाई जाय अतः मेने अपनी योजना जनता के सामने 
साफ कर देने के लिए तीन चार सौ गांवों के मित्रों का एक शिक्षा- 
सम्मेलन संघटित किया और उसी में अपनी योजना रक्खी | जनता 
में शिक्षा के लिए उत्साह था ही, अतः उन्होंने इस योजना का हृदय 
से स्वागत किया । उन्हीं मित्रों में से कुछ लोगों की एक छोटी समिति 
” पर संबंटदन का भार साँपा गया। स्थानीय दो-तीन नौजवान अपने- 
अपने गांव में प्रयोग करने को और गांव के लोग साधन प्रस्तुत करने 
को तैयार हो गये। इन साधनों को संब्रदित करके गोविन्द भाई ने 
अयोग के ज्िए दो उच्च ग्राथंमिक विद्यालयों का कार्य प्रारंभ कर 
दिया | दो-तीन मास में ही उन्होंने देख लिया कि इस प्रकार की 
शिक्षा-बोजना देहात में सफलता के साथ चल सकती है और यह 
विचार हुआ कि कागज के कारखाने वालों में जो लोग कुछ पढ़-लिखे 
हूं, उन्हें भी इसी प्रकार पाठशाला चलाने की शिक्षा दी जाय | बर- 
सात में कागज के कारखाने का काम, सूखने की दिक्कत के कारण, 
लगभग बन्द-सा ही रहता है | इस कारण जुलाई, अगस्त ओर सितबर 
के महीने इसके लिए अनुकूल भी थे | मैंने कागज वालों के सामने 
अपना प्रस्ताव रक्खा; उनमें जो योग्य व्यक्ति थे वे सहर्ष तैयार हो 
गये | उनके लिए घुनाई कताई की शाज्जीय शिक्षा की व्यवस्था 
क्री गई | | 
इसके उपरान्त यह विचार हुआ कि गांव के साधन तथा चेशओं 
का संघटन करके उपर्युक्त योजना के साथ, वेसिक शिक्षा के पूर्ण प्रयोग 
के लिए आश्रम में एक विद्यालय खोला जाय जिसमें हम लोगों 
को अनुभव भी हो सके ओर हमारी देहाती पाठशाला के शिक्षकों 
क्रो भी वेसिक शिक्षा की रूपरेखा मालूम होती रहे । आश्रम 


रणौवां के ग्राम-सुधार का: अनुभव ४३३ 


की प्रवन्धक समिति तथा साधारण सभा की बैठक अगस्त में होने 
बाली थी | उसमें पेश करने के लिए मैने एक योजना ओर एक बजट 
बनाया लेकिन उससे पहले ही ६ अ्रगस्त का दिन आ गया और सब 
स्वाह्य हो गया | उसके बाद अब डेढ़ साल हो गये | मालूम नहीं 
ओर कितने वर्ष इसी तरह जेल में ही बीतेंगे | जब हम सब बाहर 
होंगे, तो उम्मीद है कि तुम लोगों का प्रयोग काफी प्रगति कर चुका 
डोगा ओर फिर हमें बीच का रास्ता नहीं हँढ़ना पड़ेगा | लेकिन मेरा 
अभी भी ख्याल यह है कि मुझे स््री-शिक्षा कार्य-क्रम चलाने का मौका - 
मिलेगा तो पहले अपनी 'एसिक! चला कर वायुमंडल बनाने के बाद 
नुम्हारी बेसिक! चलाने का प्रवन्ध करूँगा। हाँ, इतना जरूर होगा 
कि पहले वाले कार्यक्रम की अ्रवधि अब थोड़ी होगी। क्योंकि भविष्य 
में तुम लोगों का निश्चित निदेश भी मिलेगा और गाँव में अच्छे 
“किस्म के कार्यकर्ता भी मिलेंगे, ऐसी आशा मुझे हो गई है । 
रणीवाँ के उपंयुक्त कार्यक्रम के अलावा श्राश्रम के खादी कार्य- 
कम में अपनी कल्पना के अनुसार कुछ प्रयोग करने का भी मौका इस 
बीच मिला | ये प्रयोग उन्हीं प्रयोगों की परंपरा में थे जिन्हें में पहले 
अकबरपुर के क्षेत्र में करने की चेश् करता रहता था, लेकिन उन्हें 
यहाँ बयान करने में यह पत्र बहुत बड़ा हो जायगा | श्रतः आगे फिर 
कभी उन्हें लिखूँगा | आज केवल रणीवाँ के अनुभव के थआाधार पर 
आम-उद्योग का कार्यक्रम शुरू करने के लिए किन बातों पर ध्यान 
देना चाहिए, केवल इसी का जिक्र करके पत्र समाप्त करूँगा | 
. कायक्षेत्र का चुनाव--वन्‌ १६३१८ के दिसम्बर में कांग्रेस सर- 
कार की मदद से रणीवाँ में ग्रामोद्योग विद्यालय की स्थापना की गई 
थी जो सन्‌ १६४२ के अगस्त के आन्दोलन में समाप्त हो गया [विद्या- 
लय सिर्फ साढ़े तीन साल ही चल पाया | इस साढ़े तीन साल में दस 
मास के लिए जेल चला गया था | इस थोड़े दिन के काम से नतीजा 


न हि. 


<_ी क्‍या निकल सकता था ओर निकला भी नहीं | इस दृष्टि से लोग 


डे३४ समग्र ग्राम-लेवा की ओर 


कह सकते ह कि रणीववाँ का प्रयोग सफल नहीं हुआ । लेकिन इतने 
दिन में ही हमने करीब ८०० छात्रों को शिक्षा दो | सात-आठ उद्योगों 
का प्रयोग किया और किस प्रकार उन्हें देहातों में प्रसारित किया जा 
सकता है, इसका अनुमव प्राप्त किया | यहाँ के अनुभव के कारण हम 
भावी योजनाएँ आरंभ से ही उचित रीति से चला सकेंगे | पहली बात 
क्षेत्र चुनने की होगी जिसके लिए; निम्न-लिखित बातें दृष्टि में रखनी 


. जरूरी हैं | 


“352, 


| 


१--जहाँ काम शुरू किया जाय वहाँ के लिए यातायात की सुविधा 
हो | ठमने देखा होगा कि रणीवाँ आने जाने और माल ढोने में 
किंतनी मु कल होती थी । यह सत्य है कि अगर सुदूर देहाती इलाकों 
में यह काम नहीं शुरू करेंगे तो हम जनता को इतना अधिक आकृष्ट 
नहीं कर सकते | क्योंकि बाजार और कस्वा आदि स्थानों में लोग 
कुछ नीरस होते हैं | उनकी समस्या भी देहात के समान जटिल नहीं 
होती । इसलिए उन्हें अपने देनिक कार्यक्रम से बाहर किसी वस्तु से 
दिलचस्पी नहीं होती | वहाँ लोगों मं आपस का व्यवह्यर शुष्क होता 
है | अतएव अगर हमको ग्राम-सु धार की दृष्टि से ग्पनी योजना चलानी 
है तो देहात के अन्दर काम शुरू करना होगा | यह मी सच है कि 
हमारे देश में देहातो इलाकों में यातायात की सुविधा है ही नहीं। 
कच्ची सड़के सी तो नहीं के बराबर हैं और जो हैं भी वे बरसात में 
काम के योग्य नहीं रह जाती | लेकिन प्रथम प्रयोग की अवस्था में 
हमको विरतृत क्षेत्र तो चाहिए नहीं ओर कुछ देहाती क्षेत्र तो यातायात 
की सुविधानुसार भी मिल ही सकता है। हमें क्षेत्र चुनते समय ऐसे 
ही स्थान की खोज करनी चाहिए | 

२---जिस क्षेत्र में काम शुरू करना है वहां की जनता में कुछ 
उत्साह हो तथा हमारे काम से थोड़ी स्वाभाविक दिलचस्पी हो | यह 
सच है किं.- परंपरागत गरीबी के कारण देहाती जन-समूह में इतनी 
निराशा आ गई है कि उनके अन्दर सहज में किसी वस्तु के लिए. 


रणीवां के आम-सुधार का अनुमव ४३५. 


दिलचस्पी नहीं पैदा होती | लेकिन इस निराशा का भी प्रकार और 
भात्रा-भेद तो है ही | हाँ, इस दृष्टि कोण से क्षेत्र चुनना कुछ आसान 
नहीं है। इसमें भूल की गुंजाइश काफी है। जब कभी ठुम कोई भी: 
योजना बना कर उसे देहाती जनता के सामने पेश करोगी और कहोगी 
कि मैं उन्हीं के यहाँ प्रयोग करूँगी जिन्हें दिलचस्पी है, तो करीब-- 
करीब सभी स्थानों के लोग इस प्रकार आग्रह दिखायेंगे कि मानों 
तुम्हारी मदद करने में ओर अपने यहाँ तुम्हारी योजना को सफल 
बनाने के लिए सब के सब जान दे देने को तैयार हैं। फिर जब तुम 
अपना आसन जमा दोगी तो वे दिखाई भी न देंगे | इस विपय में मुझे 
त्रहुत कुछ अनुभव हो चुका है। अतः में सबको इस सम्बन्ध में सचेत 
किये देता हूँ | इस पर बहुत विचार करने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा 
हूँ कि अपना काम शुरू करने से पहले काम की कुछ शर्त स्थानीय 
जनता पर लगा देनी चाहिए उसके पूरा हो जाने पर इसका अन्दाजा 
लग जायगा क्रि उनमें कितनी दिलचस्पी है। मेरे ख्याल से हम जहाँ 
काम करें वहाँ के लोग कम से कम हमारे लिए तथा हमारे कार्यक्रम 
के लिए स्थान की व्यवस्था करें | इसके अलावा परिस्थिति के अनुसार 
दूसरी शर्त भी लगाई जा सकती हैं । 

३--जिन उद्योगों को आरम्म करना हो उनके लिए कच्चा माल 
ओर विशेष कर कारीगरों की सुविधा हो। वैसे तो देहाती क्षेत्र में 
अच्छे कारीगर मिल ही नहीं सकते फिर भी कुछ पेशेवाले कारीगर 
होने पर प्रारम्म में सहूलियत होगी | तुम समझती होगी कि में यह 
राय अपनी राय के खिलाफ दे रहा हूँ | यह बात नहीं है | अभी मैंने 
कहा है कि हमें जन-समाज की आवश्यकताओं के लिए स्वावलम्बन 
की दृष्टि से ही ग्राम-उद्योगों को विकेन्द्रित करके गाँव-गाँव फैला देना 
चाहिए, ओर जिस क्षेत्र में कारीगर नहीं हैं वहाँ उन्हें पेदा करना 
चाहिए. । मेने यद भी कहा है कि हमें आज ऐसे पढ़े-लिखे नीजवानों 
को, जो भावना-शील हों, विभिन्न उद्योगों का कारीगर बनाकर उनके 


“हरे ह हि डे - समग्र आम-सेवा की ओर 


आज कल यहां का वातावरण कुंछ शान्त है। जिनको छूटना 
'था छूट गये | अब जो रह गये वे शायद लड़ाई की समाप्ति तक 
यहीं पड़े रहेंगे | मालूम हुआ कि विचित्र भाई और मेरठ के दूसरे 
'भाई छूट गये हैं । यह भी मालूम हुआ कि रणीवाँ के साथियों को भी 
“छोड़ दिया गया है, केवल कर्ण को रोक लिया गया है ) मुझे प्रसन्नता 
है कि मैं छूटने से बच गया | आज कन्न छूट कर भी कुछ फायदा 
- नहीं । सरकार कोई काम करने नहीं देगी। खास तौर से देहातों में तो 
-हम लोगों का घुसना संभव ही नहीं होगा | आश्रम के उत्पादन और - 
बिक्री का जो काम बच गया है उसके लिए जितने लोग बाहर हैं वे ही 
काफी हैं | अतः इस समय जेल में बैठ कर शान्ति से अ्रध्ययन करने 
में ही ज्यादा फायदा है| इधर कान की तकलीफ के कारण काफी कमजोर 
हो गया हूँ | अब कुछ समय और आराम कर लेने से स्वास्थ्य मी 
ठीक हो जायगा -। 
मैं अपने पिछले पत्र में सन्‌ ४२ में जेल से छूटने के बाद के ६ माह 
के अनुभवों का वर्णन कर रहा था-। उसमें कताई-सम्बन्धी कार्य को 
जान-बूककर छोड़ दिया था क्योंकि यह काम रणीवाँ के कार्यक्रम के 
अलावा आश्रम के मुख्य खादी-विभाग से सम्बन्ध रखता है | जेल से 
लौटने पर देखा कि कत्तिनों के सुधार की दृष्टि से जो कुछ प्रयोग शुरू 
किया था, वह सब बन्द हो गया है। अकवरपुर के मातहत निनाये 
'क्षेत्र का काम भी बन्द था। मेरे चले जाने से आश्रम में उस दाश्टिकोण 
से प्रयोग करने वाला दूसरा कोई नहीं रह गया था | अतः उसे बन्द 
कर देना ही उचित था नहीं तो वेकार घन तथा समय का अपव्यय 
होता | जितना प्रयोग पहले कर पाया था उसका अनुभव और 
उसके आधार पर जेल में जो कुछ विचार करता रहा, लिख चुका 
हैँ | उसके अनुसार आठ आना मजदूरी दाली योजना का भी कुछ 
व्यावहारिक अनुभव क्रिवात्मक प्रयोग के आवार पर करना था | उस 
-संमय रामघारी भाई अकवरपुर तथा पूर्वी जिलों के उत्तादन केद्धों 


कताई-द्वारा सर्वा गीण ग्राम सेवा की ओर ड्३६्‌ 


के व्यवस्थापक थे । उनसे मेंने अपना विचार प्रकट किया । अपनी 
कल्पना का कुछ अन्दाज दिया । मैंने उनसे कहा कि निनाये के ज्षेत्र 
को फिर से लिया जाय या दूसरे क्िसी ज्षेत्र में 
नूतन प्रयोग के प्रयोग आरंभ किया जाय। साथ ही मैंने यह भी कहा 
लिए क्षेत्रका कि अगर मेरी कल्पना के अनुसार काम करना है 
चुनाव वो अकवरपुर के समस्त क्षेत्र के इष्टिकोण तथा वायु 
मंडल में परिवर्तन लाना होगा क्यों क्र अगर बाकी 
त्लेत्र के कार्यकर्ता पुराने इशिकोण से काम करेंगे तो केवल एक जगह 
पर थोड़ा काम करने से हमको सफलता नहीं मिल सकती। अब तक 
जो कुछ क्रिया वह सब केवल' कताई के द्वारा हम कितना काम कर 
सकते हूं, इसी संभावनाओं को समझने के लिए किया | अतः वह 
काम मौजूदा वायु मंडल में ही एक-दो याँतों में प्रयोग करने से मेरे 
उद्देश्य के अनुसार पूरा हो सकता है | लेकिन अब हमें तो सारा कार्य- 
कम ही नये ढक्ध से चलाना है। अतः अकवरपुर के सारे त्षेत्र के 
लोगों में दृष्टिकोण का परित्र्तन करना ही होगा । इसके लिए नये कार्य- 
कर्ताश्ों को नये सिरे से शिक्षा देकर उन्हीं के द्वारा धीरे-बीरे कार्य- 
संचालन किया जाय। रामघारी भाई को मेरी बात पसन्द तो आई 
लेकिन अकबरपुर के क्षेत्र के बारे में उन्हें आशा नहीं थी। उन्होंने 
कहा “अकबरपुर अब म्यूनिसिपलिटी की मेंसा गाड़ी हो गया है, वह 
अपनी ही चाल से चलेगा | आप किसी नग्रे केन्द्र को लीजिए |” उन 
का कहना ठीक ही था। नये क्षेत्र में सफलता पाने के बाद ही पुराने 
क्षेत्र में काम आसान होगा | थोड़े ही दिन हुए बस्ती जिले में मगहर 
केन्द्र खोला गया था और वहाँ काम बढ़ाने के लिए आश्रम ने तय 
कर लिया था | अतः मगहर के ्षेत्र में अपना प्रयोग करने की बातत 
सोची गई | 
उन्हीं दिनों बापू जी काशी विश्वविद्यालय के उतसव के लिए 
बनारस आये हुए थे। श्राक्षम के अधिकतर लोग और विद्वार के 


चछड० समग्र ग्राम-सेवा की ओर. 


लक्ष्मी बावू आदि मी वहाँ उपस्थित थे। आठ आना वाली योजनाः 
खादी जगत में प्रकाशित हो चुकी थी और उसकी चर्चा भी थी । मैंने 
देखा कि आश्रम के बड़े भाई लोग मेरे विचार को पागलपन समंभते हैं 
अतः मैंने अपनी योजना उस समय आश्रम की प्रबन्धक समिति के 
सामने पेश नहीं की | हाँ, विहार चर्खा संघ के लोगों को मेरे विचार. 
पसन्द आये और लंक्ष्मी वावू ने कह्--“आप एक बार आइये और 
वहाँ की परिस्थिति के अनुसार योजना बनाइये तो हम लोग प्रयोग 
करने को तैयार हैं ।? रामदेव भाई तो काफी उत्साहित मालूम पड़ते 
थे | प्रवन्धक रुमिति के सामने तो मैंने अपना विचार प्रकट नहीं किया _ 
लेकिन जो योजना आश्रम ने सगहर केन्द्र के द्वारा गोरखपुर जिले में 
सूत बढ़ाने तथा सुधारने की रक्खी उसी में मुझे काफी दूर तक सुध 
करने की गु मालूम पड़ी | मेने सोचा कि आरम्भ से ही अगर 
से मगहर में अपने दृष्टिकोण से काम चला सकू ओर इस बीच विहार 
में कुछ सफलता मिले तो अगस्त की सालाना बैठक में अपनी पूर्ण 
योजना पेश कर सकू गा सगहर केन्द्र को व्यवस्था रामघारी भाई हूं 
कर रहे थे ओर वे नये ढद्भ से काम करना पसन्द ही करते थे अतः 
मैने उस समय उतने में ही सन्‍्तोष किया । 

उसके बाद में विहार गया और वहाँ की परिस्थिति के अनुसार 
आठ आने मजदूरी के द्वारा कत्तिनों की सुधार-बोजना बनाई । सस्त्रीक 
' कार्यकर्ताओं की शिक्षा-ब्यवस्था रामदेव वावु ने अपने हाथ में ली | 
पहले-पहल सो कत्तिनों से काम शुरू करने-का निश्चय हुआ। इसकी 
' सूचना में तुम्हें चंपारन में मुलाकात होने पर दे ही चुका हूँ ।.. 

चंपारन और पटना से लोय्कर मैं सीधा मगहर गया और स्थानीय 
सूत-सुधार कार्यकर्ताओं को बुलाकर १० दिन के लिए शिक्षा कैम्प 
खोला | उसमें मेंने अपनी योजना और उस योजना के द्वारा हम 
देहाती स्वावलम्बन तभा स्वतंत्रता का संगठन कर सकेंगे, इत्यादि बाते 
समकाई ओर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों म॑ मेज दिया। मगहर के मातहत्त 


कंताई-द्वारा सवा गीण आम सेवा की ओर ४४१ 


मत 


गोरखपुर आर बस्ती के जिलों के लिए उस समय जो योजना बनाई 
उसका रूपरखा जानने का उत्छुक्रता होना ठुम्हारें लिए स्वाभाविक 
हैं | अतः उसके बारे में दो-चार बातें कहना अच्छा होगा | 

उस समय लड़ाई के कारण देश भर में बच्नन-समस्वा वहत उद्र 
रूप धारण किये थी। प्रत्येक प्रान्त के चर्खा संघ के सामने जल्दी 
उद्मादन बढ़ाने की समस्या थी। आश्रम भी जल्दी चखें का प्रचार 
करना चाहता था | लेक्रिन खादी जगत्‌ की बतंमान परित्थिति में 
किसी भी प्रकार के चर्ख की तादाद बढ़ा देने से काम नहीं चल 
सकता था | इतने दिन में खादी बहुत तरक्की कर चुकी थी। पहले 
जैसी रद्दी और कमजोर यत की खादी बनाना अब संमद्र नहीं था। 













अब तो भंडारों में खादी की कित्म इतनी एकसार ओर मजबूत हो 
गई है कि नई कत्तिनों के कमजोर ओर असमान चूत का माल लोग 

पसन्द ही नहीं कर सकते | अतः 5 सामने जल्‍दी से उत्पादन 
बढ़ाने के साथ-ताश् प्रारंम से | समस्दा थी 
जो पुराने केन्द्रों की खादी के मुकाव आर बद तमों 
संभन्न था जब दम प्रत्येक्त कक्ति ैबेदस से 
ऋताई की विभिन्न परक्रिवाओं की  ग्तल्लव यह 
कि दस को इज्ारों दी दद्ाद'में 

थे, उसके खिए आवश्यक 


सन अल्‍धद्टा 


:आाखलिब से अदाकऋर 


बटर रे 


न 
५ + 


तर 





ही सि ५ 
[चुका 
० दा 4$7:5::-:: ९ 32% अं * लचल बज उल्‍प5ा 
कद्पनाए झार शच्था के दु ७ इन राई 
552 ५०३४३ ० न 
कठिनाइय कामों के लिए जितना धन खा करदा धावश्यकऋ 


दाता उतना धन आस्रस के दास ऋर्दों था ? ऋत्तिनों 


का शिक्षा-कन्स अलान के लिए रच अकवरपुर ने सथानाबव शन-शकछुका 


२: 
है 


'डड२ . चर समग्र आम-सेवा की ओर 


का संधटन पहले किया. था, जिसका विवरण तुम्हें में पहले ही लिख 
चुका हूँ | वह प्रयोग .काफी कम खच् का था | लेकिन उस प्रकार के 
आम-शिक्षुकों को भी थोड़ी बृत्ति तो देनी ही होती थी। इसलिए 
बड़ी तादाद में उनको सिखाना आश्रम के साधनों से बाहर की 
बात थी। श्रतः आश्रम ने यह तय किया कि कम से कम ग्रास- 
'शिक्षक की बृत्ति गाँव वाले खुद दें। में पहले कह चुका हूँ कि बापू 
जी खादी तथा आम-उद्योग के द्वारा सहज ओर स्वाभाविक लोकतंत्र 
की स्थापना करना चाहते हैं ओर यह तभी हो सकता है जब ग्राम- 
चासी अपना काम खुद संचालन कर सके। हमारे संघटन की प्रगति 
ऐसी होनी चाहिए. कि हम उत्पादन करने वालों के स्वतंत्र ओर 
सुब्यवस्थित संघटनों की क्रमशः स्थापना करके उन पर सारा काम 
'सौंप सके । कागज के उद्योग के सिलसिले में मेंने इस दिशा में कुछ 
'प्रगति भी कर रखी थी। लेकिन मुझे अब तक कोई ऐसा सूत्र नहीं 
मिल रहा था जिसके-जरिये में उस प्रकार के स्वावलंबी संघटन की 
नींव डाल सकता | आराम उद्योग के समस्त कार्यक्रम की बुनियाद तो 
चर्खा ही है | इसीलिए. वापू जी बार-बार च्खें की सौर मंडल के 
सूर्य से और बाकी उद्योगों की ग्रह-उपग्रह से तुलना करते हैं| बात 
: भी ऐसी ही है | चर्खा मनुष्य की तीन मोलिक आवश्यकताओं---अन्न, 
वस््र तथा आश्रय--का प्रधान साधन है | इस उद्योग में गाँव का 
अत्येक परिवार शामिल होता है; अतएव चर्खा चलाने वालों के स्वाव- 
लम्बी संघटन का अर्थ समस्त आरम-पमाज-का लोकतंत्र के आधार पर 
संबदटित होना है; क्योंकि च्े के द्वारा आबादी के समस्त परिवार 
उस संघटन में शामिल होते हैं| इसलिए आश्रम के इस निश्चय से 
कि ग्राम-शिक्षक का वेतन ग्रामवासी ही दें मैं बहुत उत्साहित हुआ | 
मैंने देखा कि इस निश्चय की कामयाबी की चेष्टा से इस वात की 
परीक्षा हो जायगी कि अमुक गाँव के लोगों में चर्खा योजना में वाकई 
“दिलचस्पी है या नहों ओर ग्राम-शिक्षक के पुरस्कार की इस रकम का 


क्रताई-द्वारा सर्वा गीय ग्राम सेवा की ओर ४४३ 


चन्दा वसूल करने में आम-वासियों को थोड़े-बहुत संघटन की आवश्य- 
- कता होगी | उसी का विकास करके हम उनको पूर्ण रूप से संवद्त 
करेंगे तथा भावी व्यवस्था की इकाई बना सकेंगे | 
में मगहर गया ओर इन्हीं बातों को सोचकर वहाँ का कार्यक्रम 
बनाया | जनता में वस्त्र-संकट था ही | हमारे वहाँ पहुँचने पर चारों 
तरफ से इस बात की माँग आने लगी कि उनके क्षेत्र में केन्द्र खोला 
जाय। मैंने उनको अपनी योजना बताई और इसका वादा किया कि 
जो कोई भी उस योजना के अनुसार अपने यहाँ काम शुरू कर सकेगा, 
डसके यहाँ केन्द्र खोल्ला जायगा | योजना इस प्रकार थीः-- 
>> प्रथम तीन मास तक ग्राम-शिक्षकों को शिक्षा देना | इसके लिए 
छः क्षेत्रों मं शिक्षण-शिविर खोले गये। उन क्षेत्रों में मिडिल पास से 
खेकर प्रवेशिका तक की योग्यता वाले नौजवानों से अपील की गई 
कि आज को वस्य-समस्या हल करने के लिए ओर आगे के आम-सुधार 
काय के संचालन में सहायक होने के लिए उनको स्वयंसेवक का काम 
करना चाहिए | उनके लिए यह नियम रखा गया कि वे आश्रम के 
शिविर में तीन माह तक की शिक्षा लें | इसके लिए वें प्रतिदिन घर 
से आकर काम सीखें | चर्खा रु आदि सामान आश्रम उनको उधार 
दे देगा | ओर वे उसी तीन मास के शिक्षा-काल के उत्पादन से उसका 
दाम पूरा कर दे | उद्देश्य यह था कि आरम्भ से ही व्यावहारिक रूप 
से अगर वे स्वावलम्बी वन सकेंगे तो उनमें स्वावलम्बन के सिद्धान्त 
पर विश्वास पैदा हो सकेगा । तभी तो वे आम-वासियों को इसकी संभा- 
बनाएँ बता सकेंगे ओर उनका असर मी पड़ेगा। साथ ही भविष्य 
के लिए उन्हें चर्तखा आदि सामान बिना अतिरिक्त दाम खर्च मिल 
जायगा | तीन माह की शज्षा के बाद जो लोग 
योजना. परीक्षा में पास होंगे, उन्हें आम-शिक्षुक का प्रमाण- 
पत्र दिया जायगा, ताके आ्रम-वासी ऐसे प्रमाणित 
शिक्षकों से ही सिखाने का काम ले सकें। छः शिविरों में करीब 


१44 ह | : समग्र ग्राम-सेवा की ओर, 


१५० नोजवांने शिक्षा पाने लगे। शिविरों का काम पहली मार्च से 
शुरू हुआ था | ३० मई की परीक्षा में करीब ८० नौजवान-पास हुए. 
आर जून के प्रथम संत्तांह में ही वे काम में लगा दिये गये | ह 
आम-शिक्षुँके कीं काम येह स्थिर किया गया कि वे अपने गाँव से _ 
तीन मील तंक दूर के किसी गाँव में सात सप्ताह का शिक्षा-शिविर 
स्थानीय स्रियाँ के लिए चलायेंगे। एक सप्ताह प्रारम्मिक व्यवस्था का 
संमय लेकर .उन्हें दो मास का सेसय एक गाँव में देना था। इस 
काम के लिए शिक्षकों को गाँव वालों से दस रुपया फीस पाने का 
नियंम॒ रक्‍्खा गया | इसके लिए आश्रम की ओर से देहातों में श्रपनी, 
योजना का प्रचार किया गया ।उनसे कहा गया कि जो गाँव इस 
योजना म॑ शामिल होनां- चांहते हूँ वे हमारे पास आवेदन पत्र भेजें | 
आपवेदन-पनत्र के साथ उन्हें दस रुपया फीस आम-शिक्षुक के लिए, ओर 
दो रुपये आश्रम के निरीक्षण के सफर खर्च के लिए जमा करनी 
होगी । हमारे प्रचार का आशातीत फल हुआ ओर सो से ज्यादा 
गाँवों से आवेदन-पत्र आ गये | उन्हीं गाँवों म॑ हमारे यहाँ शिक्षा पाये 
हुए शिक्षकों को लगा दिया गया। शिक्षकों को वेकार न वैठना पड़े, 
इसलिए यह निश्चय किया गया कि प्रथम शिक्षा-शिविरों का शिक्षण 
समाप्त होने से पहले नये शिक्षा-शिविरों को व्यवस्था कर ली जाय | 
. गाँव से दो मास का कान शिक्षण-शांवर चलाने के लिए हमारे 
सुधार कार्यकता को निरीक्षण के लिए वोच-ब्ींच में जाना पड़ता था | 


जय 


शिक्षक तो दो सास, के लिए सारे ससय॑ उस गाँव से काम करता हा 
था | दो-एक उत्सोही सज्जन उसयाँव में होते ही-थ, जिनके उद्योग 
स हमारी शत पूरी हराकर वहाँ केन्द्र खुलने की नोबत आती थी। 
इससे दो मास की कीशिश से उस याँव में स्थायी और व्यवस्थित 
चर्खा सम्रिति कायस करना मुश्किल न होता था। अतः मैंने आरम्भ 
ते ही ऐसा संबटन करना चाहा जिससे उन्हीं तमितियों के छारा सार 
सत्र का संघगन किया जा सके | मेरा विचार था कि शुरू में समिति 


कताई द्वारा सर्वागीण आम सेवा की ओर डछ्ड्पू 


के द्वारा कत्तिनों की कताई में सुधार, आश्रम के सूतकेद्ध और 
कत्तिनों के बीच के व्यवह्दार और रात्रि-पाठशालाओं के संघटन का 
काम किया जाय | फिर परिस्थिति के अनुसार दूसरे कार्यक्रम भी 
शामिल हो सकेंगे | * - 
इन सारे कामों के लिए मुझे प्रायः मगहर जाना पड़ता था। 
अपने दृष्टिकोश से काम की नींव मजबूत करने के लिए शुरू में मेरा 
वहाँ रहना भी आवश्यक था | लेकिन वह नहीं हो सका | उन दिनों 
मुझे अधिक समय. रणीवाँ में लगाना था क्‍योंकि वहाँ के काम को 
घुनः संघटित करना था | अतः मगहर के भाइयों से अपनी शक्ति भर 
ओर सिद्धान्त के अनुसार काम करने को कहकर ओऔर यह वादा 
करके कि नवम्बर से दो-तीन मास तक वहीं अयना प्रधान अडडा 
बना कट काम करूँगा, चला आया | 
बस्र-स्वावलंबन की दृष्टि से हमें एक दूसरी समस्या भी हल करनी 
थी । इस ग्रान्त के पूर्वी इलाके में कपास की खेती नहीं होती; परन्तु 
कताई के लिए. स्थानीय कपास की व्यवस्था होना जरूरी है। जब 
दूसरी अच्छी कपास पैदा ही नहीं हो सकती है तो सहज ही मेरा ध्यान 
देव कपास की ओर गया | जाँच करने से मालूम हुआ कि दोनों 
जिलों में पहले देव कपास काफी होती थी और आजकल भी तिथि- 
स्यौहार, पूजा तथा यज्ञोपवीत के लिए, लोगों के घर में एक-आराघ 
पेड़ मौजूद रहता है । कताई का अ्रव तक विशेष महत्व नहीं रहा। 
विहार में मस्लिन आदि बारीक सूत के लिए और 
बूर्वी युक्तप्रान्त में कहीं-कहीं बहुत थोड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल 
कपास की कमी होता था। अतः मेरे लिए इसी के द्वारा वहाँ की 
की समस्या कपास-समस्या हल करने का विचार दुस्साहस दी 
समझा जाता था। मेंने देखा कि देव-कपास सें 
नीचे के नंबर का सूत भी ठीक कत जाता है, बल्कि रेशे अ्रच्छे होने 
से उस सूत का कपड़ा मजबूत होने की ज्यादा संभावना थी । फिर भी 


२ ' “समग्र ग्रासं-सेवा को ओर 


शो 


इस कपास का विस्तृत अचारं नहीं हो सका | इसका कारण संमवतः 
घुनाई की कठिनाई थी क्योंकि इसके रेशे बहुत मुल्लायम होते के कारण 
घुनते समय घुनकी में लिपट जाते हैं । बारीक कातने वालों को बहुत 
कम रुई की आवश्यकता होती है अतः वे हाथ से तुन कर पूनी 
बना सकते थे। मोटा सूत कातने वालों के लिए वैसा करना कहाँ 
संभव था ? 

. उन्हीं दिनों विनोवा जी की नई तुनाई पद्धति से पनी बनाने का 
अयोग चल रहा था। जेल से लोट कर वर्धा में उस- ग्रयोग की प्रगति 
को में देख भी आया था | ठुनाई . की पद्धति का जितना भी अनुभव 
कर सका था उससे मालूम हुआ कि- लंबे रेशे की ठनाई अधिक 
आसानी और यति से हो सकेगी । पूनी बनाने के इस नये ढंग की 
प्रगति को देख कर देव कपास की भावी सफलता पर मेरा विश्वास 
ओर भी हृढ़ हो गया। अतः देव कपास के प्रचार के साथ-साथ मैंने 
तुनाई का भी प्रयोग करना शुरू किया। रखीवाँ के विद्यालय में और 
मगहर के सुधार कार्य-कर्ताओं के द्वारा ही में प्रयोग करता रहा | यह 

प्रयोग अधिक दिन नहीं करं पाया था और एकाएक 
देव कपास की ६ अगस्त 'सिर पर आ पड़ा | यहाँ जेल में ठुनाई 
सभावनाएँ का अभ्यास कुछ दिन मैंने खुद किया | इससे मुझे 
एक वात मालूम हुई । तुनाई की पूनी से रुई के 
रेशे समानान्तर ह॒ जाते हैं | उससे सूत मजबूत' तो अवश्य ही होगा; 
ठुनाई की गति भी अच्छी हो जायगी, लेकिन तुनाई में समानता 
लाना सब लोगों के लिए सम्भव नहीं है | यह खास कला की चीज 
है | अतएव ठुनाई से अच्छी पूनी वही वना सकते हैं जिनमें स्वभावतः 
कला की प्रवृत्ति हो | अतएव अगर देव कपास को सार्वजनिक बनाना 
है तो उसकी तु नाई के लिए हमें प्रयोग करनां होगा । फिर भी देव 
कपास की भावी सफलता पर मेरा विश्वातल अभी तक कायस हैं। 
इसका कारण यह है कि -पुरुषों से छवियों में कला की दृत्ति अधिक है 


कताई-द्वारा सर्वा गीय आम सेवा की ओर डघ७ 


ओर कुछ दिन प्रयोग करने से त्तरियों-दारा ठुनाई की समस्या हल 
होना सम्भव है |# 

देव कपास के प्रचार से एक दूसरा फायदा होता है। स्थायी पेड़ 
होने से आवादी के अन्दर घरों के आगे पीछे जो खाली जमीन रहती 
है वहाँ भी इसे लगाया जा सकता है। औसतन एक चर्ख के लिए, 
पाँच-सात पेड़ काफी होते हैं | इतने पेड़ लगाने के लिए, बेसी वेकार 
जगह करीब-करीब सभी गांवों में मिलेगी | इससे कृषि के लायक खेत 
अन्न पैदा करने के लिए खाली रहते हूँ । वैसे ही इस अमभागे देश की 
आबादी के लिद्दज से खेत इतने कम हैं कि भर पेट खाने के लिए 
अन्न की पैदावार काफी नहीं होती। अ्रतः बच्र के लिए. इसमें से 
जितनी कम जमीन ली जाय, उतनी ही उदर देवता पर कृपा होगी। 
इन बातों को सोच कर में देव कपास का प्रचार जोरों से करने लगा | 
जून-जुलाई मे वहां हजारों की तादाद में लोगों ने पेड़ लगाये भी || 
मालूम नहीं कि अब उनका क्या हाल है ११ 

देहातों म॑ं स्वावलम्बन की दृष्टि से चर्खे के (प्रसार के साथ-साथ 
उसी क्षेत्र में में दूसरे प्रयोग भी करना चाहता था। सन्‌ १६४१ में 
जेल जाने से पहले अकवरपुर में आश्रम के सुधार-विभाग की मात्तहत * 
जो कततिन-विद्यालयों का प्रयोग कर रहा था, उसका हाल मेंने आगरा 
जेल से लिखा था | आखिरी दिनों किस प्रकार ६ मास का परिश्रमा-; 
लब चलाने की कल्पना कर दो गाँवों में उसका प्रारंभ करने का, 
आयोजन कर रहा था और गिरफ्तार होने के कारण किस प्रकार 
कल्पना कार्यान्वित. न हो सकी, सो मैंने तुम्हें पूर-पूरा लिखा 

#% अब धनुष ठुनाई की पद्धति निकल जाने पर यह कठिनाई भी 
दूर हो गई | पुरानी तुनाई से यह तरीका अधिक गति वाला भी है। 
प---९ १---४० 

श्ञव चर्खा संघ की ओर से इसके व्यापक अ्योग से मालूस 


हक 
द्राट््जा + | 


हुआ कि इसमें ही समस्या का हल हे 


डीडप ' समग्र आम-सेवा की ओर 


. परिश्रसालय की था। अब मगहर में उन्हीं प्रयोगों के कुछ व्या- 
ह योजना. वहारिक कार्यक्रम चलाने: के विचार से कम से 
कम एक स्थायी परिश्रमालय चलाने . का निश्चय 
किया | विचार यंह था कि एक ऐसा परिश्रमालय चलाया जाय-जिसमें 
स्त्रियों को केताई की व्यावहारिक तथा बोद्धिक शिक्षा के साथ-साथ 
दर्जा४ तक की तांलीम दी जाय । परिश्रमालय का समय ४ घंटा 
कंताई तथा ३ घंटा पढ़ाई का रखने का विचार किया | इस योजना. को 
मगहंर की बहिनों को समझाने के लिए उनकी एक सभा बुलाई | इस 
समा में तीन चार सो बहिनें मोजूद थीं। उनमें बहुत सी ऐसी बहुएँ 
थीं जो हंमेशा परदे में रहती थीं | उस सभा में बहिनों. के उत्साह को 
देख कर मुकको स्वयं थोड़ा आश्चर्य हुआ । वहाँ मेने अपनी योजना, 
बापू जी की कल्पना, वहिनों का संमाज सें स्थान, समाज-रचना में 
उंनका मंहत्व आदि बातें बताई और कहा कि मेरे कल्पनानुसार परि- 
अमालय का उद्देश उनको इन तमाम बातों की शिक्षा देना है। उनके 
ढंग से मालम हुआ कि वे उस योजना को पसन्द करती हैं। बाद को 
करीब वीस-बाइस बहिनें मुकसे मिलीं और योजना - के सम्बन्ध में पूछ- 
ताछ की और उनमें से १३ परिश्रमालय में भर्तों होने के लिए; तैयार 
हो गई' | बाद को उनकी तादाद बढ़कर सत्रद्ध हो गई थी। मेंने उन्हें 
साफं-सांफ समका दिया था कि इस प्रकार का परिश्रमालय चलाने के 
लिए उन्हें स्वावलंबी होना पड़ेगा | इसलिए यह तय किया गया कि 
वे अपने कते हुए सूत में से चार गुडी झत मासिक परिश्रमालय के 
खर्च के लिए देंगी। वाद को जब मैं रणीवां चला आया था तो उन 
बहिनों ने मुझे लिखा कि वे चाहती हैं कि प्रारंभ में फीस दो गुण्डी 
रक्‍खी जाय | जब कताई की गति बढ़ जाय तो चार ग्युडी कर दी 
जाय | बस्ती जिले के देहातों-जैसे पिछड़े इलाके में सत्रह ख्रियाँ परदे 
से बाहर निकलकर परिश्रमालय में मतों हो गई थीं यही बड़ी बात थी । 
फिर वे वहाँ पढ़ने के लिए, फीस देना भी स्वीकार कर रही हैं, इतना 


“कताई-द्वारा सर्वा गीण ग्राम-सेवा की ओर छड६ 


डी मेरे संतोष के लिए काफी था | अतः मैंने उसकी स्वीकृति दे दी । 
इस परिश्रमालय के द्वारा में दो बातों की जाँच करना चाहता था। 
इसके द्वारा किस प्रकार की और कितनी शिक्षा गाँव की ज्तियों को दी 
जा सकती है और आठ आना मजदुरी बाली योजना में कत्तनों को 
'परिश्रमालय द्वाए जिस गति, समानता, तथा मजबूती तक पहुँचाने 
की कल्पना की थी वह कहाँ तक व्यावहारिक है। यह परिश्रमालय 
& अगस्त के तूफान से पहले केवल दो माह चल पाया था। अतः इस 
अथोग का नतीजा मालूम न हो सका । इस तरह इस प्रकार के प्रयोगों 
का सिलसिला दूसरी वार दूटा | आशा है कि अब जेल से निकल कर 
जो चेष्ट करूँगा उसमें सफल ही हो कर रहूँगा। अब उस पर और 
गहराई से विचार करने को समय भी मिल गया | आजकल मैं इस 
दिशा में पिछले अनुभवों के आधार पर निश्चित योजनाशथों पर विचार 
कर रहा हूँ | बाहर जाकर उन्हें चर्खा संघ की कौंसिल के सामने पेश 
करने का विचार है | संभव हुआ तो आगे के पत्रों में उसकी कुछ रूप- 
रेखा बताने की कोशिश करूँगा | 
इस प्रकार पिछली बार सन्‌ ४० में जितने कार्यक्रम का प्रयोग 
करते हुए जेल चला आया था उन सब को जेल से लौट कर इन चार- 
पाँच भद्दीनों में फिर से जारो करने ओर उनक “5 प्रगति करने की चेश 
'करते हुए पुनः १६४२ में जेल चला आया | यों वे काम छूट गये 
लेकिन श्रच्छा हुआ कि मैं नैनी जेल आया। इलाहाबाद के कार्य- 
कर्ताओं से मेरा विशेष परिचय नहीं था | उनसे परिचय हुआ | इस 
जेल में रहने से ए क खास लाभ और हुआ; बह यह कि जिस बस्ती 
ओर गोरखपुर के जिलों में मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था उनके 
तमाम कार्यकर्ता इसी जेल में आ गये | उनसे घनिष्टता हुई । 
चाहर हमारे प्रयोग को वे उतना नहीं सनमते थे जितना यहाँ । इन 
प्रयोगों की तमाम रूपरेखा ओर इससे पीछे जो कुछ भी मेरी कल्पना 
है, उसका पूरा पूरा नक्शा इनके सामने आ गया । अधिकांश कार्य 


४५४० ' ह समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


कर्ता सहमत भी हैं अतः मविष्य में यदि क्षेत्र में प्रयोग: करना हुआः 
तो उनका संयोजित और सचेष्ट सहयोग मिलेगा ही । 

अब में अपने अनुभवों की कहानी समाप्त कर चुका हूं। मालूमः 
नहीं कि कब तक जेल में ही रहना पड़ेगा ओर निकलने के बाद क्या 
स्थिति होगी । राष्ट्रीय जीवन का अब दूसरा अध्याय - शुरू होने वाला 
है | हमारा राष्ट्रीय जीवन भी संसोर - की स्थिति में-आमूल.परिवर्तन 
होने के साथ-साथ परिवर्तित होने वाला है।- आज सर्व-ग्रासी विनाश 
के बाद संसार की समूची व्यवस्था में उथल-पुथल होगी | विश्व- 
व्यांपी खेँडहर के पुनर्गठन की समस्या उठेगी। उस समय तुम्हारा- 
हमारा क्या स्थान होगा, . क्या कर्तव्य होगा, कोन जाने | आज सभी 
बातें, सभी चीजें, भविष्य के गर्म में पड़ी हुई हैं | हाँ एक बात निश्चित 
है कि हिंसा, है प्‌ और गुलामी के इस मनमाने -तांडव-से लोग इतना 
जर्जरित हो गये हैं कि संसार को आज बापू जी की क्रांति और समता 
के संदेश की जितनी आवश्यकता है उतनी और कभी नहीं थी अतः 
हमारी जिम्मेदारी अब हजार गरुनी वढ़ जायगी। भगवान ही जानता 
है कि उस दिन हम खोटे उतरेंगे यां खरे । . न्‍ 

अब इतना कह कर आज विदा लेता हूं। सबको मेरी शुभा- 
कांज्ञा और नमस्कार | 

[ ४ | 


ग्राम-सेवा की विंधि 
| १० जनवरी, सन्‌ ४४ 
एक मास से ऊपर हुआ, तुम्हें पत्न लिखा था | अब : सनू ४ रे 

बीत गया । इस बीच तम्हारा एक पत्र मिला | तसने लिखा हे कि यह 
सब आम-सुधार कार्य के प्रयोगों का विवरण तो सालम हुआ लेकिन 
असली सवाल तो आम-सुंधार कार्य के लिए. निश्चित और सिलसिले- 
वार योजनाओं का है। अगर कोई म्राम-सेवा का कास करना चाहे वो 
उसे करना क्‍या होगा ! अभी दादा का भी एक पत्र आया थां | 
उन्होंने भी लिखा है| कि मैं अपने अनुभवों के आधार परआम-उद्योग ' 


आम-सेवा की विधि ४५१ 


ओर ग्राम-उत्थान पर कुछ लिखेँ जिससे दूसरे कार्यकर्ताओं को मदद 
मिले। भने उन्हें लिखा था कि में तो सिर्फ मिस्री या दस्तकार आदमी' 
हूँ; लिखने पढ़ने से मुके कया मतलब । उन्होंने फिर लिखा कि मेरी 
जिम्मेदारी अपनी दस्तकारी की रूप-रेखा बताने की भी है | यहां भी 
कुछ लोग ग्राम-सुधार योज॑ना माँग रहे हैँ | लेकिन मेरी समझ में नहीं 
आता कि निश्चित योजना क्या बताऊँ १ असल में गाँव तो आदमियों 
की वस्ती है। संसार में दो आदमियों का भी दिमाग एक सा नहीं 
होता | हर एक गाँव की, हर एक क्षेत्र की समसस्‍्याएँ प्ृथकू-प्रथक्‌ है; 
परिस्थितियां अलग अलग हैं। जीवन के हर महकमे में मिन्नता है। 
आर्थिक परिस्थिति अलग, सामाजिक रूप-रेखा अलग, मानसिक वूत्ति 
ओर प्रदृत्तिअलग तथा जीवन की आवश्यकताञ्रों की पूर्ति के लिए प्रकृति 
की देन तथा साधन अलग | अतएव हर कार्यकर्ता को अपने-अपने 
क्षेत्र के लिए अलग-अलग योजना बनानी होगी मैंने जो कुछ देखा- 
सोचा या किया सब कुछ लिख दिया । कदाँ क्‍या कठिनाइयाँ हुई 
आर उन्हें हल करने के लिए क्या क्‍या कोशिशें को, उनका पूरा-पूरा 
विवरण तो लिख ही दिया । इन्हीं अनुभवों का फायदा उठा कर लोग 
अपनी समस्याओं के अनुकूल याजना बना सकते हैँ | अगर में आम तौर 
पर कामचलाऊ कोई योजना वनाऊँ भी ते वह काम की नहीं होगी। 
हाँ, एक बात में जरूर कर सकता हूँ । अब तक के अनुभवों के आधार 
पर यह जरूर बता सकता हूँ कि हमें ग्राम-सुधार कार्य के लिए किस 
तराके से, किस आधार तथा किस सिलसिले से काम करना होगा। वह 
भी मेरी दो कल्पनानुसार होगा; उसे मी दूसरे भाइयों को अपनी प्रकृति 
ओर प्रवृत्ति के अनुसार परिवर्तित करके काम में लाना होगा | 

४# सेवक का जीवन--मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ग्राम-सेवा का 
सबसे प्रथम और महत्व का साधन सेवक खुद है | उसकी निजी 
तैयारी ही सबसे जरूरी चीज है। किस तरह हमारे पढ़े-लिखे नौजवान 
अपनी सम्यता और संस्कृति में कमी आ जाने के भव से गांव में 


बा डी 8 
“छुपू २ ः समग्र आम-सेवा की ओर 


“टिक नहीं सकते हैं, किस प्रकार उनकी नाक हमेशा सिकुड़ी ही रहती 
है, किस तरह गांव वालों से घुल-मिलकर ग्राम-जीवन बिताने में 
'सफल नहीं होते हैं, आदि बातें भी मैं लिख चुका हूँ | अपने जीवन 
के तरीके और अपनी योजनाओं का सामंजस्य रख संकने के सम्बन्ध 
"में भी पहले लिखा है |.वस्तुतः इन्हीं बातों के कारण प्रायः हम सुधार 
“कार्य में असफल: होते हैं ओर - अपनी असफलता का कारण गाँव वालों 
'क्वी अनुदारता और उनका दकियानूसीपन समझते हैं। भलां बताओ 
“तो, यह कैसे संभव हो सकता है कि तुम प्रचार तो करो कि लोग घर 
“भर खादी पहनें, अपना बचा समय कातने में लगावें, लेकिन खुद न 
'कातो । दूसरों की स्लरियाँ, जो खेती का काम करतीं हैं, चक्की चलाती 
हैं, धान कूठती हैं, मवेशियों की सेवा करती हैं, घर-णहस्थी के अनाज 
'पानी की व्यवस्था करती हैं, खाना पकाती हैं, वतन साफ करती हैं, 
और घर परिवार का सम्पूर्ण काम करती हैं, तो चर्खा चलाने के 
लिए फुरसत पा जाती है; लेकिन अपनी स्त्रियों को, जिन्हें सिर्फ 
“खाना पकाना ही होता है फुरसत कतई नहीं होती | हम हरिजन- 
'सेवा का काम करना चाहते हैं, छुआछूत की अनुदार नीति मिटाने 
"का प्रचार करते हैं लेकिन जब अपने घर पर जाते हैं तो सोचते हैं--- 
“बाप रे बाप ! घर वाले देख लेंगे कि भंगी को छू लिया तो आफत 
नआ जायगी |” हम शारदा ऐक्ट का प्रचार करते हैं; बाल विवाह, _ 
-अनमेल विवाह का विरोध करते हैं; विवाह शादी में फिजूलखर्ची के 
“विरोध में सभाएँ और भाषण करते हैं। लेकिन अपने यहाँ और मित्र 
क्ुड्ठड बी जनों के यहाँ, उन्हीं सामाजिक कुप्रथाओं में केवल शरीक 
होते हैं बल्कि उन अनुष्ानों के लिए सक्रिय व्यवस्था और मदद 
. करते हैं | दूसरों की स्त्रियों का पर्दा तुड़वाते हैं, “उनसे हिल-मिल कर 
काम करते हैं, लेकिन अपनी सत्री को परदे में रखते हैं। इस प्रकार 
की बातों के करण ही हमारे सेवक अधिकांश असफल होते हैं, गाँव- 
-  चालों की दकियानूसी मनोबृत्ति के कारण नहीं। पहले किसी पत्र मे 


आम-सेदा की विधि ४५४ हे. 

मेंने विस्तार से लिखा है कि मेरा तोअमनुव यह है कि दक्षियानूसी बृत्तिः 

पर गाँव वालों का ही एकाधिकार नहीं है ।वे तो श्रपना तरीका छोड़ भी 

देते हैं, लेकिन शहर के पढ़े-लिखे लोग अपनी आदत और संस्कार 
८. [» हम अतः ग्राम-स . म ९ र्क 

आदि बदल नहीं पाते | अ्रतः ग्राम-सुधार कार्य की पहली आवश्यकता 


जीवन को रंग डाले अन्यथा उसका सारा काम बद्रंग हो जायगा. 
:£/ सेवा की बच्ति--दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि हमारी 
बृत्ति सही हो। आगरा जेल से आखिरी पत्र में विभिन्न प्रकार की 
बृत्ति की रूप-रेखाएँ बताई थीं 8 मैंने बताया था कि ग्राम-सुधार कार्य 
प्रधानतः तीन वृत्तियों से किया जाता है । (१) दया या करुणावृत्ति 
(२) उपदेश और प्रचार दृत्ति और (३) सेवा-बृत्ति /मक्के इन दत्तियों 
की परिभाषा दोहरानी नहीं हे । सुधार की श्रव तक जितनी चेप्टा 
सरकारी तथा गैर-सरकारी तरीके से की गई, वह प्रायः प्रथम दो 
प्रकार की वृत्ति से की गई है। ग्रामवाती गरीब हैँ, सावन-हीन हं, 
अतः उन्हें कुछ दान कर दो; बीमार हूँ तो कुछ दवा दे दो | एक- 
आध छुआ बनवा दो। वेअ्रनपढ़ हैं तो दो-चार को बजीफा देकर 
किसी विद्याह्यय में भेज दा। इस प्रकार की दान या दया वृत्ति के प्रति 
ही अविकतर ध्यान रहता है | उपदेश-बूत्ति की भी कसी नहीं हैं | 
गाँव वाले जाहिल हैं, अपना हित नहीं उमझते। उन्हें उनका द्वित 
समझाओं | वे गंदे हैं अतः गंदगी से हानि और सफाई के लाम का 
प्रचार करो । पंच छुपवा कर बाँटों; प्लेग, कालश, मलेरिया आदि 
से घचने के उपायों की तस्वीरें मेजिय लालटेन के जरिये दिखाओ। 
इत्यादि | ऐसे प्रचारक यह भूल जाते हैँ कि प्रचार के बताये तरीक 


3 अय॥, अकई.. 


के [लए जन चावना का क्िफारश का जाता ह उन जाधना का सवन 


देखने के लिए भी आम-बासी वेचारे असमर्थ हैं| 
इन वृत्तियों के उम्बन्ध में पूरी तौर से समक्नने के लिए आज 


शम-सुधार का जा कुछ काम हुझा ह॒ सपर एक. नजर डा व 


हा 


ि 
फैनजर भार 


पड ; | ह समग्र आम-सेवा की ओर 


कर बिचार कर लें तो अच्छा होगा। वेसे तो आम-सुधार की चेष्टा 
चहुत पुरानी है। गुड़गाँव जिले की सरकारी चेष्टा, बोलपुर की 
विश्वभारती की चेष्टा, कहीं-कहीं ईसाई पादरियों (सालवेशन्न आर्मी) 
“आदि सावजनिक चेष्टाओं के सम्बन्ध में तुम्हें मालूम ही है। लेकिन 
- 'ये सब व्यक्तिगत या स्थानीय रूप से हुई हैं। सामूहिक और विस्तृत 
“रूप से आम-सुधार योजना की ओर वापू जी ने ही मुल्क का ध्यान 
'पहले-पहल सन्‌ १६३४ ई० में बंबई कांग्रेस के अवसर पर आकर्षित 
“किया और स्वयं राजनीतिक क्षेत्र से अलग होकर ग्राम-उद्योग-संघ के 
द्वारा ग्राम-उत्थान के कार्य में अपनी शक्ति लगा दी | फिर वर्धा मगन- 
वाड़ी में वैठकर उन्होंने - किस प्रकार से इस कार्य को प्रतिष्ठित किया, 
उसे तुमने देखा ही है। उन्होंने आम-उद्योग संघ की स्थापना इसी- 
लिंए की कि मुल्क भर में इस कार्य की. नींव पड़ जाय | उनकी इस. 
"नीति का ग्रभाव भी हुआ और ग्राम-सुधार की ओर सारे देश की 
रुचि पैदा हुईं । सभी प्रान्तों में समी कार्य-कर्ता आम-सुधार कार्य की 
ओर आक्ृप्ट हुए. ओर ग्रामीण जनता को संटणित करने को प्रवत 
जोरों से आरंभ हुआ | गांधी जी की इस नई योजना का असर सर- 
कार पर भी पड़ा | उसे कदाचित्‌ यह भय हुआ कि कहीं कांग्र स वाले 
आम-उद्योग तथा सुधार यीजना के द्वारा आमीण जनता को संगठित 
'नकर दें। उनसे धनिष्ठता स्थापित करके इस महती जन-शक्ति 
'के अधिकारी न बन जायें। इसका परिहार करने के लिए. उसने भी 
इसका विभाग खोल दिया ओर उसके लिए एक करोड़ रुपये का बजट 
भी वना डाला | यह सब बातें हो गई | अतः मैं इनकी जड़ में अधिक 
न जाकर इतना ही कहँँगा कि यद्यपि कांग्रेस और. ...सरकार दोनों की 
ओर से इस कार्य, के. लिए कदम उठाया गया पर सही रास्ता दो में . 
से एक को भी: नहीं...मिल-सका | राष्ट्रीय कार्यकर्ता देहातों में जाते 
हैं, गाँव वालों की कमियाँ बयान करते हैं और कहीं-कहीं भाड़ 
लेकर गाँव की गलियों के कूड़ा-करकट की सफाई करने की चेष्टा 


आम-सेवा की विधि ४३३४, 


करते हैं। यह सत्र तो किया गया लेकिन गाँव की असली समस्याओं 


के मूल को नहीं देखा गया। यही कारण है कि ग्राम-सुधार कार्य में 
अधिक सफलता नहीं मिली | आम-सुधार के कारय को गाँव वालों की 
आशिक समस्या से अल्लग करके देखना मूल-पग्रश्न की उपेक्षा करना 
है ।वबस्‍्तुतः लोग बांपू जी को दृष्टिकोण न समझ सके | बापू जी ने 
आम-ऊत्थीन का कार्यक्रम चलाने के लिए आ्राम-उद्योग संघ की स्था- 
पना क्‍यों की ! गाँव-बालों की थार्थिक उन्नति ओर आशिक स्वतंत्रता 
के बिना उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास संभव ही नहीं है । 
आधश्थिक हृष्टि से यदि वे अपने पैरों पर खड़े हों जायें तो दूसरे विकारों 
का परिदह्दर आसान हो जायगा | फल्नतः वाप्‌ जी की दृष्टि में आम- 
उत्थान व सुधार, खादी ओर ग्राम-उद्योग का सहज और स्वाभाविक 
नतीजा है | राष्ट्रीय कार्यकर्ता यद्यपि प्रचार-करार्य करते रहे पर गाँव 
की मौलिक आशिक समस्याओं को हल करने के लिए स्थायी रूप से 
गंभीर प्रयत्न न कर सके । इसका प्रधान कारण यह है कि वें सेवा कार्य 
'के लिए सही बृत्ति को ही धारण न कर पाये || 

दसरी ओर सरकारी ग्राम-संधार.महकमा गाँव के लोगों को आशिक 
मदद देकर कहीं सड़क और कहीं घरों में रोशनदार नाबदान आदि 
बनाने के लिए उभारता आ रहा था| मीलिक समस्या की ओर उसका 
ध्यान जरा भी नहीं था। वह देहातों में प्रचार का काम भी करता रहा। 
उसका सारा काम प्रधानतः दान तथा उपदेश बृत्ति से ही होता रदा.। 
कांग्रेस सरकार भी ग्राम-सुधार के कार्य को प्रायः इस इष्टि से चलाती 
रही । ऐसा लगता था कि हमारे शहरी भाई गाँव की मौलिक 
समस्याञ्रों को समझते ही नहीं है | शायद गांव में जाने में उन्हें जो 
असुविधाएँ होती थीं, ओर ये असुविधाएँ उनके विचार से जिन 
कारणों से होती थीं उन्हीं को वे आमीणों के दुःख का कारण समझ 
लेतेथे और सोचते थे कि कुएं ओर नाव्दान तथा आने जाने के लिए 
सड़कों का निर्माण करा देने से ही उनका सारा कष्ट दूर हो जावगा | 


न 
 भ 


छपदे समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


फल यह हुआ कि ग्राम-उद्धार विभाग उद्धार विभाग न हो कर गाँव 
की ऊपरी सफाई के लिए दान-विभाग हो गया और वास्तविक आम- 
सुधार न होकर उसका नाटक होने लगा । | 
4 (फिर जिस पद्धति से काम किया गया उसमें दया ओर करुणा का 
भाव भल्ते ही रहा हों उससे ग्राम-वासियों की उस. अन्तःशक्ति का 
उद्वोध नहीं हो सकता था जो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर सकती । | 
में यह कद ही चुका हैं कि गाँव बालों का उद्धार उनकी अपनी अन्त- 
निहित शक्ति से ही होगा और जब वें स्वावलबंन के महत्व को समसेंगे 
तभी उस स्थिति को पत्नट सकेंगे जो उनके पतन का कारण हो रही है। 
उपदेश देकर और करुणा दिखाकर उनको असहाय.ही वनांया गया | 
सदा की माँति वे यही समझते रह गये कि कोई बाहर से आकर उमेंकें 
कष्ट दूर कर देगा और वें स्वयं निकम्मे तथा निर्वल्ल हैं। इस प्रकार 
गाँव का उद्धार होने वाला नहीं है | पंचायत का सहज ओर स्वाभा- 
विकास हुए बिना पंचायत घर किस काम का ? श्राम-वासियों का 
शिक्षा, संस्कृति और चरित्र का विकास हुए बिना कुए की जगत, पुल 
झोर पक्की गली एक वार वन जाने पर भी टिक न सकेगी । ऐसी 
दशा में पुलों ओर कुवों की ईंट निकाल कर वे अपना चूल्हा या नाश 
बना लेंगे | यह ठीक दे कि उन्हें आराम का सामान चाहिए। लेकिन 
इस उन्‍हें दान देकर तो उसे पूरा नहीं कर सकते । हमको ऐसी परि: 


थति पैदा करनी है कि वे. चास्ान वे खुद झपनी शक्ति से ही जुदा 


हो 


सके | केबल भारत के लिए ही नहीं, संसार के उन देशों के लिए मी 
जहाँ दिन-दिन राष्ट्र के सर्वागीण जीवन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार 
हारा करने की चेंड्रा हो रही डे, वहाँ 
वा प्रचार करते है| श्री वनाड शा 

आराम ही सामग्री की प्राति के सम्बर 
8790ग्रांवे छछ 777८8 ई$00व4, 700"७ छऐै09772, 766087 ॥0- 
एघ888, 77078 8360777॥09, ॥7078 87%, 37076 एगीफाउ8, 
७ एणचे ऋठातव एा०छ्रणणींए,. औैपज  क शाएँ 


चिन्ताशील लोग इसी लिद्ध 
कल | #% 


वा सभी जानते हैं. ।.लागा क 
में वे कहते हैं: 34॥679 


दल 

था 

२2 
[. 
हद 


आम-सेवा की विधि ४५७ 


$0 860078 6 9७ ७007७ ४086प6 ७७ 800799860, 8७! 
तांए8%69 88]7-007०666 2गवते 80[+-०००7०]०6,” शअर्थात्‌ 
....जनता को अधिक अन्न, अधिक कपड़ा, अधिक अच्छे घर, अधिक 
शान्ति, अधिक स्वास्थ्य, अधिक सदगुण अथवा एक शब्द में अधिक 
खुशहाली चाहिए, | उक्त स्थिति पाने की जो भी चेथ्टा हो वह आत्म- 


निदिशर, आत्म-संचालित, आत्म-परीक्षित और स्वतंत्र होनी चाहिए |” 


>>  फलतः आवश्यकता है उनसें उस भावना के विकास की जो उर्न्ह 
अपने कुएँ, अपनी नली और अपने घरों के रोशनदान स्वयं बना 
लेने और उनकी रक्षा करने की प्रेरणा करे | आन्तरिक, आर्थिक, और 
सांस्कृतिक विकास से ही वह संभव है, ओर तभी उनका वास्तविक 
उद्धार भी हो सकेगा बाहर से आथिक मदद करके ग्रामीण जनता 
के अथाह अभाव का पार पाना सम्भव ही कहाँ है?! गाँव वालों 
से ही कर के रूप में उनकी आमदनी का अंश वसूल किया जाता 
है और फिर उसका बहुत थोड़ा सा अंश यदि उन्हें दान के रूप में 
प्रदान भी किया जाय तो वे उसे अपनी रकम सममने में समर्थ नहीं 
होते | और फिर कर की रकम वसूल करके उसमें से अधिक दिस्सा 
बसल करने के एक महकमे ओर इमदाद करने के दूसरे महकमे का 
खच काटने के बाद सुधार कार्य के लिए जो बचता है वह मी नहीं के 
बराबर होता है। इन तमाम बातों को देखते हुए सही रास्ता यही 
मालम होता है कि यदि सचमुच ग्राम-उद्धार का काम करना दे तो 
बात की चेश करनी होगी कि गाँव, वाले यह अनमव करे कि अपना 


उद्धार उन्हें स्वयं करना है और उनमें यह शक्ति है किये चार्द तो. 


अपने को उठा सके उन्हें यह भी ज्ञात हो जाना चाहिए कि उनकी 
आज की दशा किन कारणों का परिणाम है और उन कास्यों को 
उन्हें स्वयं ही दूर करना है। आज तो उन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि वे 
दारिद्रय-पीड़ित ओर अभावग्रस्त हैं| सदियों से होने वाली लूट आर 
शोपण के कारण वे इतने गिर गये हैं कि वे वेदोशी की हालत पर 


र्प 


च्य््द । >>क « समग्र आम-सेवा की ओर 


पहुंच चुके हैं, जिसमें उन्हें अपनी पीड़ा का भी अनभव नहीं होता है | 
“ आवश्यकता इस बात की है कि वे पहले अपने होश में लाये जायेँ 
ओर उन्हें यह ज्ञान हो जाय कि वे सचमुच गिरे हुए हैं तथा अपनी 
चंष्टा से ही अपनी हालत सुधार सकते हैं। जिस दिन गांव की जनता 
' को यह ज्ञान हो जायगा और उसमें. यह आत्म-विश्वास जाय उठेगा, 
उस दिन उसकी अनन्‍्त्निहित शक्ति अपने आप संघटित हो जायगी | 
उनके आत्मोत्थांन. का.लोत उनकी इस संघणित शक्ति में ही हे। 
_ ऋमारा कास केवल्ल इस खोत को खोद निकालना है और यह-:तभी 
'हो सकेगा जब ग्राम-सेवक सुधार का. काम शुद्ध सेवा-बृत्ति से ही 
करेगा | इस बृत्ति की परिभाषा वापू जी ने स्वयं छोटी सी पुस्तिका 
आम सवा! के पन्नों में .भली भांति कर दी है| मेरी सम्मति में इस - 
'ब्त्ति की जो कुछ रूप-रेखा हो सकती है उसका जिक्र तो में पहले ही 
.' आगरा जेल से लिखे पत्रों म॑ कर चुका हू | अब इस विपय पर अधिक 
.. लिंखना व्यर्थ होगा । | : 

४2  कायक्रमों का सिलसिल्ञा--अब प्रश्न यह उठता है कि मान लो 
कि सेवकों के जीवन की तैयारी ठीक है ओर उनकी वृत्ति भी ठीक है 
तो वे किस राह से चलेंगे ? उनका काययक्रम तथा पद्धति क्‍या होगी ! वे 
कहां से शुरू करेंगे और किस ओर बढ़ेंगे ! कौन सा तरीका होगा 
जिससे जनता. की अपने सुधार के लिए. संवटित किया जा सके. १ बापू 
जी ने तो खादी और ग्राम-उद्योग को ही उस. संघटन का साधन माना 
है। वस्तुत:-खादी और आम-उद्योग के द्वारा. आर्थिक उन्नति के साथ 

' ही उस आत्म-विश्वास . को जाग़रित किया जां सकता है जिसके बिना 
* जन-शक्ति का संघटन संभव नहीं है.। अतएवं हम चाहे जिस परिस्थिति 
में काम करें प्रारंम में हमे खादी तथां ग्राम-उदच्योग को आर्थिक 
योजना को हाथ में लेना. होगा और इनमें मी चखे का स्थान प्रथम 
होना -चाहिए..। -च्खे. के. लिए साधन की आवश्यकता नहीं के 
बराबर होने के .कारण उसे. शुरू करना आयशान है। यारभ मे 


आम-सेवा की विधि 88. 


साधन का सवाल मुख्य होता है | वस्तुतः किसी भी योजना की कल्पना 
करते समय इस बात का ख्याल रखना जरुरी है कि जिस संस्था के 
द्वारा काम हो' रहा है, उसका ओर जिन गांवों में काम हो रहा है, 
उनके सम्पूर्ण साधन कितने हैं ! फिर जब चर्खा चलने लगता ह तो 
स्वमावतः वस्त्र के अभाव की पूर्ति हो जाती है। गाँव वाले आत्म- 
चेष्टा के इस परिणाम को देख कर स्वमात्रतः आगे बढ़ने को उत्सा- 
हित होते हँं। ऐसे उत्साह के वातावरण में दूसरे कार्यक्रम उनके 
सामने पेश करने से वे उन्हें सहज ही ग्रहण करते हँ। इस तरह 
सुधार-कार्य करते हुए हमें कार्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए. जिसकी 
प्रगति सहज ओर स्वाभाविक ढंग से हो सके | आम-वॉसी उसे अपना 
काम समझ कर स्वतः सहयोग करने के लिए आगे बढ़ें। अब तक 
हमने गाँव में कार्य करने का ढ'ग कुछ दूसरा ही रक्खा है। यह नहीं 
देखा कि आमवासी क्‍या चाहता है १ बल्कि अपनी इच्छा-शक्ति और 
संस्कार के अनुसार जिन-जिन बातों को सुघारने की जरूरत हमें 
महसूस हुई, उन्हीं को अपने कार्यक्रम का अंग वनाकर काम शुरू कर 
दिया । परिणाम यह हुआ कि देहाती उससे एकात्मिकता की अनुभूति 
न कर सके । इसलिए अब. आवश्यकता इस बात की हैं कि देदयती 
जनता की प्रवृत्ति और उसके दृष्टिकोण तथा इच्छा को लेकर काय-करम 
बनायें | उसका क्रम कुछ इस प्रकार हो सकता है * 

(१) ऐसे कार्य जिनके लिए. ग्रामीण जनता खास तोर से अभाव 
महसूस करती हो और जिनसे उसका प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हो और 
जिन्हें शुरू करने में अधिक मंकट न मालूम हो | चर्खा इस प्रकार का 
काम हो सकता है | 

(२) ऐसे काम जिनके लिए ग्रामवासी के हृदय में आदर हो किन्तु 
साधन तथा संघटन के अभाव से वें उन्हें न॒कर पाते हों। घठशालाों 
की स्थापना ऐसा काम है। भारतीय जनता आज की जहालत की 
हालत में मी शिक्षा का महत्व समझती है। आज के स्वार्थ-पूर्ण और 


डंबू० . समग्र आम-सेवा की ओर... 


भौतिकवादी वातावरण में मी गांव में पाठशालाओं के लिए दान देने 
का रिवाज बचा है। हमारे पृव-पुरुषों ने विद्यादान का संस्कार इतना 
अधिक भर दिया है कि पत्येक भारतीय के हृदय में इसके लिए स्थान 

| अगर वे स्वयं इस काम को नहीं कर सकते, तो केवल इसलिए कि. 
आज उनमें संघटन-का अ्रभाव है| ह 

(३) ऐसे काम जिन्हें हम उनके फायदे का समसते हैं, परन्तु वें 
जिनका अभाव महसूस नहीं करते हूँ । लेकिन वे काम ऐसे हों जिनके लिए. 
प्रारम्म में उन पर किसी प्रकार का आर्थिक वोक न पड़े । जब आर्थिक 
बोर न पड़ेगा तो पहले दो किस्म के कामों के बाद हमारी बात सुन 
कर वे ऐसे काम करने में 'एतराज नहीं करेंगे। .उदाहरणा्थ अखाड़ा 
चलाना, आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए रजिस्टर रखना, त्योहार 
आदि मनवाना और पेड़ लगवाना आदि काम वतायें जा सकते हैं। 

(४) ऐसे काम जिनके न करने से जनता को नकसान है लेकिन 
रूढि, आदत तथा आलस्यब के कारण वे उसे करना नहीं चाहते | जैसे ' 
घर की सफाई और नावदान की सफाई आदि । 

(५) ऐसे काम जो सामूहिक रूप से गांव के लाभ के हैं, जिनमें 
व्यक्तिगत लाभ कुछ न हो बल्कि उसे करने में कुछ त्याग ही करना पढ़े | 
जैसे गांव की सफाई, सड़क निकालना, खाद के गडढ़े खुदवाना आदि ।: 

: (६) ऐसे काम जिन्हें करने के लिए ग्राम-समिति या पंचायत के 
ठोस संघटन को नैतिक अधिकार प्राप्त हो | 

क्रम से काम चुनते समय इस बांत का ध्यान रखना भी जरूरी है 
कि जिस संस्था के द्वारा संघटन किया -जाय वह उसंके लिए उचित 
साधन जुटा सके। छोटी-छोटी स्वतंत्र संस्थाओं के -लिए.. जिस क्रम 
से योजना बनानी होगी. वह चर्खा संब्र तथा ब्ामोद्योग संघ जैसी बड़ी 
संस्थाओं के; लिए लागू न होगा। .चर्खा संघ तथा -्राम-उद्योव संघ 
के क्रम से भी राष्ट्रीय सरकार द्वारा बनाई योजना का कास बिल्कुल 
पृथक होगा | जिस गांव में काम होगा .उसकी योग्यता तथा ग्रवृत्ति का 


आम-सेवा की विधि. प्‌ 


भी ध्यान रखना होगा । 

अब तक ग्राम-सुधार के लिए जितनी चेष्टा की गई है, उसमें 
ग्रायः इन बातों का ध्यान नहीं रक्खा गया। सिर्फ़ यह देखा जाता 
रहा कि किस कास में हमको आसानी दहोगी। अधिकतर दृष्टि तो 
प्रदर्शन की संभावनाओं पर रहती रही है | उदाहरण लें तो प्रारम्भ में 
आयबः बाहरी आर्थिक सदद से कुबों की मरम्मत, नावदामों और 
गलियों की सफाई आदि कामों की ओर ध्यान जाता रहा है। इस 
काम में कुछ रूढ़ि भी बन गई है) ग्राम-सुधार-योजना में स्वभावतः 
लोग आम-पंचायत् बना कर गांव के झगड़े निबंटाने की ओर पहले ही 
ऋुक जाते हैं | लेकिन ग्राम-संघटन के लिए पंचायत की चाहे जितनी 
आवश्यकता हो, प्रारम्भ में वह चल नहीं सकती। यह सही है कि 
आचीन काल से भारत की समाज-व्यवस्था आम-समिति और पंचायत 
पर बनी रही जो काफी वैज्ञानिक और उन्नत थी | इसकी सफलता का 
असर समाज में इतनी गहराई का था कि आज की गिरी हुई दशा में 
भी इस संस्था को जनता श्रद्धा और आदर से देखती हे। पंच- 
परमेश्वर की भावना प्रत्येक भारतवासी के हृदय में संस्कार-भूत दें 
गई है| यही कारण हे कि जहाँ लोग अदालत में निःसंकोच कूठ बोल 
जाते हैं वहाँ पंचायत के सामने कूठ बोलने में हिचकते हैं। अतः 
आमीण जनता पंचायत की बात आसानी से समझ कर इसके लिए 
जल्द तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह पंचायत गाँव के मामलों 
को सुलभाने बैठती है कि फौरन मगड़े होने के कारण दृठ जाती है । 
इसका कारण यह दे कि गांव भे॑ किसी पर जनता का विश्वास नहीं 
है | जब तक समिति या पंचायत पर जन समाज का विश्वास पैदा 
नहीं होता है तव तक उसके द्वारा कोई भी काम नहीं हो सकता। 
और यह तमी हो सकता हे जब जनता में सही नेतृत्व पैदा दो सके । 
आज देहातों में किस प्रकार के लोगों के हाथों में नेतृत्व हे और 


च् कप 2." का क्या उपाय डक इसदा 
उसका क्या कारण हैं, उसे दूर करन का क्‍या उपाय है, इसका 


दर. ह 2 समग्र आम-सेवा की ओद 


जवाव मैं पिछले पत्रों में विस्तार के साथ दे चुका हूँ । आज मैं सिर्फ - 
इतना ही कहूँगा कि आजकल जो लोकतंत्र का नारा: चुलन्द हुआ है, 
उसके असर म॑ आकर “गाँव की वास्तविक . स्थिति को ग्राम-सेवक भूल 
. नजाय। ओर तब तक गाँव के झगड़े निवटाने आदि के लिए 
. पंचायत का संघटन न करे जब तक ठोस कार्य-क्रम के आधार पर , 
देहातों में सेवा की बुनियादे पर सही नेतृत्व की स्थापना न हो जाय । 
में जानता हूँ. कि ठुम लोग मुमसे. सहमत न होगे लेकिन सेवक को: 
घेय से ही काम करना होगा) हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखना 
- होगा कि जो भी कास करें उसको यथासम्मव आरसभ्म से ही गांव के 
कुछ लोगों की समिति द्वारा चलाने की चेष्ठा करे। उसके लिए 
. कुंछ न कुछ जिम्मेदारी उन पर जरूर रखे | जिससे. इन्हीं लोगों की 
समिति क्रमशः आम-पंचायत का रूप लेकर भविष्य में लोकतंत्र की 
सही बुनियाद वन सके | भावी स्वावलम्बी समाज, आर्थिक सहयोग 
, समितियों के आधार परं ही संवश्ति होगा; लेकिन आज हम जिन 
' छोटी-छोटी समितियों का संघटन करेगे, वह समाज-व्यवस्था उन्हीं की. 
समष्टि होगी। अतः आरम्म से ही जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए | 
गाँव की हांलव देख कर सेवक के लिए ऐशवी जल्दवाजी करना स्वामा- 
विक है। में उसे दोष नहीं देता, क्योंकि हममें से सभी चाहेंगे कि 
उनकी हालत: फोरन वदल जाय | लेकिन सब कास क्रमशः ही हो. 
सकते हैं | किसी पेड़ को जल्दी से बड़ा करने के .लिए, उसे जमीन से 
उखाड़कर लंबे बांस में वाँध कर ऊँचा करने से वह बढ़ नहीं: 
- जायगां | उस समय यह ऊँचाई पर दिखाई देगा जरूर, लेकिन थोड़ी 
देर में सूखकर मर जायगा | अतः जो लोग गाँव की मौजूदा परिस्थिति 
में रेडियो का प्रचार करना चाहते हैं या बैलगाड़ियों में मोटर का 
टायर लगाना तथा घुरों में वाल-वेयरिंय लगाना चाहते हैं उनसे मेरा 
सम्न निवेदन है कि वे जरा घेय॑- धारंण करें और उतनी ही सुघार- 
योजना बनावें जितनी आज के देहाती पचा कर उसे अपने जीवन का 


ल्ह्एं 


आम-सेवा की विधि... : छ६ 


धर 


अंग बना सके | पक्की जमीन पर थोड़ी नींव खोद कर सेई' 
चुनवा कर घर वन सकता है | लेकिन जहां दलदल है वहां तो पहले 
गहरी नींव खोदनी ही पड़ेगी। फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देना 
पड़ेगा, तब उसके अन्दर पिटाई करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं दीवार 
उठा कर घर बन सकेगा। इसके लिए अगर थैेय॑ न होगा ओर पक्की 
जमीन वाली इमारतों की पद्धति से काम किया गया तो सारी इमारत 
दलदल के नीचे धंस जायगी। इसलिए मेने कह्य कि योजना का 
क्रम निश्चित करते समय गांव वालों की आवश्यकता तथा योग्यता 
की विचार करना आवक 5.3. फल अन्त बल तथा आश्रय की 
व्यवस्था होनी चाहिए, फिर आराम और उसके बाद »गार थादि की । 
 'ऊंपर लिखी बातों को ध्यान म॑ रख कर ही हमारी सुधार-बोजना 
बन सकती है | यद्यपि समाज-जीवन एक सम्पूर्ण वस्तु हैं, फिर भी हमें 
योजना बनाने के लिए गांव की विभिन्न समस्याओं पर अलग-शझलस 
विचार करना होगा | इस तरह हम सारे कार्यक्रमों को मुख्यतः निम्म 
लिखित श्रेणियों में विभक्त करसकते है । (१) उद्योग,(२) शिक्षा और 
संस्कृति, (१) सफाई ओर स्वास्थ्य, (४) कृषि ओर बागवानी (४) 
गोपालन, (६) यातायात और पानी या जल तथा (७) व्यवस्था और 
अनुशासन । यदि उपयुक्त विप्रयों का संबटन हम एड दूसरे से 
सामंजस्य रख कर सके तो आाम-प्माज-व्यवस्था में क्रान्तिकारी 
परिवर्तन ला सकते ह। मैंने प्रत्येक विषय के पारस्परिक सामंजस्य 
रखने की वात कही है क्योंकि मैंने देखा हे कि हमारे सुधार कार्य-कर्ता 
गरायः इस दिशा से उदासीन रते हँ। आज कल दुनिवा का वायु- 
मंडल भी कुछ इसी प्रकार की विशेषज्ञता का है। यही कारण 
विभिन्न सरकारी विभागों में या विभिन्न कार्यक्रम चलाने वाली राष्ट्रीय 
संस्थाओं में एक दूसरे से कोई सम्बन्ध या सम्पक नहीं रहता । नतीजा 
दो बारंणों 


यह होता है कि एक दुसरे में सम्मिलित न रहने के कारण उसाज- 
जीवन की इमारत वन दही नहीं पाती | 


डदु४ 2 "समग्र आम-सेवा की ओर 


संस्था: का रूप---मैंने पहले ही. कहा है. कि हमारी सारी योजना 
का क्रम, उसकी” रूप-रेखा, इस बात पर निर्मर करती है कि हम किस 
संस्था के द्वारा सुधार कार्य करते हैं | हमारे देश में चार मुख्य जरिये 
इसके लिए हो सकते हैं । (१) व्यक्तिगत रूप से सामान्य साधन के 
साथ, (२) छोटी-छोटी' स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा, (१) चर्खा संघ तथा 
आम उद्योग संघ की माफत और (४) प्रान्तों की लोकतंत्री सरकार 
द्वारा | जो लोग व्यक्तिगत रूप से काम करना चाहते हैं, उनके लिए 
मेरे सामने अब और कुछ कंहने:को नहीं रह गया.। शुरू से मैंने 
अपने जिन अनुभवों का वर्णन किया है वे उनके लिए पर्यात्त संकेत 
हैं । अपने अनुभव से मैं सिफ इतना कहना चाहता हूँ कि श्राज की 
दुनिया में: व्यक्तिगत रूप से अ्रकेले काम करने का जमाना चला गया 
है | हमारे शास्त्रों में भी कलियुग में संघ-शक्ति ही शक्ति बताई गई 
है। यह हमारा: दुर्भाग्य है कि हम संघटित रूप से कुछ कर नहीं 
सकते | प्रायः देखा गया है कि जिनमें बुद्धि है, योग्यता है, आर्थिक 
कठिनाई नहीं, है, व्यास की सामथ्य रखते हैं, वे या वो संस्थाओं में 
शामिल नहीं होते या अगर शामिल हुए भी तो टिक नहीं सकते । वें 
उन संस्थाओं को या तो अपने आदर्श के अनुकूल नहीं देखते 
अर्थात्‌ उनमें उनको बुराई ही दुराई नजर आती है; उनको यह लगत्ता 
है कि “संस्था में स्वतंत्रता ही नहीं है, वहां तो व्यक्ति ही खतम हो 
जाता है, मेरी वो कुछ चलती ही नहीं?” इंत्वादि | मेरा नम्न निर्वेदन हैं 
कि ऐसा सोचना पढ़े-लिखे नौजवानों की उच्छुं खलता ओर अहंमाव - 
का ही परिचायक है | वे पांच : साथियों की राय में राय, मिला कर चल 
नहीं सकते | वापू जी से बढ़कर व्यक्तित्व. किसमें है ! वे भी कांग्र स के 
द्वारा ही सब काम करते हैं| कांग्रेस जब उनकी बातों को नहीं मानती 
तो वे भविष्य के लिए इन्तजार -करते हैं, अपनी खिचड़ी अलग नहीं 
पकाते । यद्यपि वे वैसी अलग खिचड़ी प्रकाने की. शक्ति रखते हैं । 
हमारे नौजवान अपने अं के वशीभूत होकर अपने व्यक्तित्व को वापू 


आम-सेवा की विधि के है 2 


से भी अधिक समझते होंगे । यही कारण है कि हमारे यहाँ संस्थाएँ 
नहीं बन पातीं। और बनती भी हैं तो अधिक दिन टिक नहीं सकतीं। 
लेकिन विना संस्था बनाये देहातों का पुनर्गठन कार्य सफल नहीं हो सकता 
यह भेरी पक्की धारणा है। अतः मैंतुप्दें जो कुछ कार्यक्रम और योजना 
लिखना चाहता हूँ वह संस्थाओं के द्वारा चलाई जाने चाली होगी । 
प्राम-उद्योग का चुनाव--संस्थाओं में सबसे पहले मेरी निगाह 
चर्खा संध तथा थ्राम-उद्योग संत्र की ओर जाती है क्योंकि मेरी दृष्टि 
'में सरकार के अलावा यही दो संस्थाएँ हैं जो किसी किस्म की व्यापक 
योजना का प्रयोग कर सकती हं और राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्बन्धित 
संस्था होने के कारण जनता उन्हें अपनी चीज समझती है। अतः में 
इन संस्थाओं के साधन “ तथा शक्ति के अनुसार उपर्युक्त विभागों के 
सम्बन्ध में ऐसा विचार करता हूं। 
कन-उय्योग--ग्राम उद्योग कार्य चलाने के लिए मुख्य म्श्न उद्योगों 
का चुनाव है | हम चाहेंगे भी तो कोयले की खान सरीखे काम को 
आम-उद्योग में शुमार नहीं कर सकते । हर एक उद्योग के लिए कच्चा 
मात्त और अन्य साधन पक्रति की देन हैं। जिंस वस्ठ के लिए ऐसी 
'देन केद्धित है, जिसकी उत्तत्ति की पद्धति में खतरा अधिक है तथा 
कच्चे माल के लिए दूर दूर की चीजें एकत्र करनी पड़ती हैं उसे प्राम- 
उद्योग के द्वारा करना संमव नहीं । फिलहाल उन्हें केन्द्रीय उद्योग के 
बास्ते छोड़ देना ही श्रेयस्कर होगा। हमें उन्हीं उद्योगों को चुनना 
-होगा जिनके लिए कच्चे माल का साधन देहातों म॑ सुलभ हो, जिनके 
लिए औजार और मकान आदि की पूँजी गांव की हैसियत के अन्तर्गत 
हो और अधिकांश माल की खपत गाँव में हो। अधिकांश माल की 
- खपत होने का मतलब यह नहीं हे कि आज भी उते बादर बेचने 
की आवश्यकता न होगी आजकल तो गाँव की आर्थिक स्थिति ऐसी ६ 
कि गाँव वाले न भर पेट खाने को समर्थ हैं ओर न उनकी तन ढकने 
-के लिए चिथडा ही प्राप्य है। मेरा मतलब यह है कि मामूली तोर से 


४द६ नर ः समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


झपनी कल्यना के अनुसार आम-सुधार कार्य कुछ सांल करने के बाद 

जनता अंपना माल अपने इस्तेमाल में ले लेने में समर्थ होने लगेगी | 
अर्थात्‌ ऐसा सामान जिश्वकी आवश्यकता - तो- ग्राम-वासियों को है 

लेकिन अमाव-वश वें उसकी पूर्ति नहीं कर णते। निन्‍ननलिखित उद्योगों: 
को इस श्र णी में रक्खा जो सकता है। ह 


सूतकताई.. दरी कालीन बनाना 
आटा पिसाई 3. 2.५ कपड़ा सीना 
पीने कटाई -. ह 5: अरडे मछली आदि का काम 
ईंट का भद्य | दियासलाई बनाना 
तेल-घानी .. - शेशनाई बनाना 
णुड़ से चीनी बनाना - .शीशा चूड़ी आदि 
घुनाई ठठेरी 

साथुन बनाना रँंगाई छपाई 
कागज बंनाना सोनारी 

चमड़ा पकाना .. -.....: पेंसिल बनाना 
चमड़े का सामान बनाना... ब्रुशवनाना 
सरेस, ताँतह आदि... लाख का काम 
लोद्दारी जा . पत्थर का काम 
चढ़ईगिरी | - पशु-पालन ' 

मेंड पालना. :. » मध मकक्‍खी-पालन 
कंवल वनाना. - २ सींग का काम 
कुम्हारी $ खोद बनाना 


रेशम के कीड़ों का पालन ओर रेशम कातना 
इन उद्योगों को तीन विभागों में बाँठा जा पकता है.। 
१--ऐसे उद्योग जो खेती के अंग रूब में. नित्य शहस्थी के काम' 
की चीजें हों या जिनके लिए. नाम मात्र पूं जी-की आवश्यकता हो [* 
आऔर जिनकी खपत आज की परिस्थिति में भी उत्पादक के यहां ही हो । 


 आम-सेवा की विधि * ४६७ 


उन्हें प्रत्येक परिवार की. बचत के समय में सहायक धंघधे के रूप में 
चलाना होगा | जैसे ढेकी, चक्की और चर्खा आदि | 

२--ऐसे उद्योग जिनके लिए पूंजी की आवश्यकता मामूली हो. 
लेकिन प्रथम प्रकार के उद्योगों की तरह जिन्हें साव॑जनीन रूप से नहीं: 
चलाया जा सके, जिनकी खपत सार्वजनीन न हो सके | उन्हें पारि- 
वारिक रूप में चलाना चाहिए यानी वह उद्योग एक संपूर्ण परिवार 
का मूल धंधा होगा जैसे--तेल घानी, बुनाई, साबुन बनाना, मिद्दी 
का काम, चमड़ा पकाना आदि |# 

३--कुछ धंथे ऐसे हैँ जिनके लिए कुछ पूँजी की आवश्यकता है। 
या जिनके लिए. मशीन की आवश्यकता है जिससे गाँव भर का 
काम चलता हो या जिनके चलाने में गाँव के प्रायः सभी लोगों का' 
इष्ट है। उन्हें ग्राम-सहयोग-समिति के द्वारा चलाना चाहिए। 

इस प्रकार तीन श्रेणियों को हम क्रमशः (१) गह-उद्योग (२) 
कुद्धम्ब-उद्योग और (३) ग्राम-उद्योग कह सकते हैं। उद्योगों के चुनने 
के बाद हमें इस पर विचार करना चाहिए कि उनका क्रम क्या होगा | 
वस्तुतः उचित क्रम से काम न करने के कारण ग्रायः हम असफल द्वो 
जाते हैं | इस विपय पर विचार करने के लिए हमें वह देखना होगा 
कि किस उद्याग के साथ कोन उद्योग अधिक से अधिक सम्बन्धित 
क्योंकि परस्पर-तम्बन्धित उद्योगों की क्रमशः स्थापना सरल होती हे । 
उदाहरण के लिए चर्ख को ही ले लो। च्खे के बाद बढद़्ईगीरी,. 
लोहारी और बुनाई आप से आप थआ जाते हैँ | चर्सा चल जाने पर 
उससे सम्बन्धित उद्योगों के लिए कच्चा माल ओर बाजार स्वाभाविक 
7 #अधिक अनुभव के बाद मुकको ऐसा लगता है कि तेलवानी 
बैल के बेकार समय में ६ सके इसलिए किसान के सद्धवक धन 
के रूप में चलाना अ्रच्छा होगा | बुनाई के काम भी बहुत से परिवारों 
में सहायक उद्योग के रूप में अच्छा चलने का अनुभव हमें अत्र मिल 
रहा है | ५-११-५० 


डक्ष्प ह समग्र आम-सेवा की ओर 


रूप से प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह देखनी होगी कि आरम्भ 
' करने के लिए कौन-कौन. उद्योग खेती से सम्बन्धित हैं। भारत 
का प्रधान उद्योग खेती है और वह अमी तक. विकेन्द्रित और 
स्वावलंबी तरीके से. ही जारी है | अतः हमारे उद्योगों का केन्द्र खेती 
ही होनी चाहिए | खेती से सम्बन्धित उद्योग से मेरा मतलब यह 
है कि जिन के" .लिए कच्चा माल खेती की उपज हो या जिन्हें 
खेती से फुसत के मौसम में आसानी से किया जा सकता हो। जैसे, 
तेल-घानी के काम में कच्चा माल गाँव की खेती से प्राप्त हो जायगा | 
चखा चलाना, ई 5 पकाना आदि काम खेती से फुसत के समय किये 
जा सकत हैं | तीसरी वात यह देखनी चाहिए कि कोन से क्षेत्र में 
कौन काम आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए कई 
बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। कच्चे माल की सुलभता, 
वाजार की व्यवस्था, स्थानीव आवश्यकता, प्राचीन उद्योग के भग्ना- 
वशेष के कारण कारीगरों की सुलभता आदि । 
फिर हमें इस वात पर भी विचार करना आवश्यक है कि कौन 
से उद्योग का माल कितनी मात्रा में उत्पन्न किया जाय | आज हम - 
एक-अआराध केन्द्रों में उत्तादन का काम कर रहे हैं और विक्री के लिए 
हमारे पास बहुत से शहर पड़े हैं| लेकिन मांन लीजिए कि उसी 
मात्रा में सात लाख गाँवों में उत्पादन होने लगे तो क्‍या होगा ! अतः 
' हमें आज से ही ज्षेत्र-विशेष में इतनी उत्पत्ति करनी चाहिए जितना 
भविष्य की आवश्यकता के लिए उक्त क्षेत्र के हिस्से में पड़े। एक 
“ही जगह हजारों कारीगरों की बस्ती का विरोध्र मैं कर चुका हूँ । ऐसा 
' न होने पाये कि हस उन्हीं कार्यों को पुनः स्थापित कर डालें। 
इसलिए इसका हिसाव करते समय इस बात का ध्यान रखना मुनासितर 
है. कि भविष्य में अगर हम ग्राम-उत्थान का कार्य अपनी कल्पना के 
अनुसार सम्पूर्ण रूप से कर सके और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति: खुधर 
जई तो उस समय उस क्षेत्र में कितने माल की आवश्यकता. होगी। 


आम-सेवा की विधि ४६६ 


उस आवश्यकता की पूर्ति के उपरान्त शहरों को वेचने के लिए 
कितना माल चाहिए यह भी कूता जा सकता है। एक दो उदा- 
हरणों से. इस सिद्धान्त को स्पष्ट करना अच्छा होगा | बुनाई का उद्योग 
ले लीजिये | आजकल गांव में औसत कपड़े की खपत १० गज ग्रति' 
वर्ष प्रति व्यक्ति भी नहीं है। अगर हमारी अपनी सरकार भी हो और 
काफी तेजी से संयोभित योजना चलाई जाय तो भी १५-२० साल के 
अन्दर गांव की खपत प्रति व्यक्ति २५ गज सालाना से अधिक न होगी |. 
युक्तप्रांत के शोसत गांव की आबादी को लो । हमारी कल्पना 

के अनुसार भी प्रति गांव केवल ११७५० गज सालाना कपड़े की: 
आवश्यकता होगी और इसके लिए ६ परिवार से अधिक बुनकरों की 
आवश्यकता न होगी | अतः प्रति गाँव ५ बुनकर के हिसाव से अधिक 
घुनकरों का संगठन नहीं करना चाहिए | इसमें परित्थिति के अनुसार 
इस बात की छूट अवश्य देनी होगी कि प्रत्येक गांव में ५ बुनकरों की 
बस्ती चाहिए या ५-६ गांवों के बीच में चाहे जहाँ 

हमारी कपड़े की -२५॥३० बुनकरों की बस्ती हा; ठुम कहोगी कि अगर 
आवश्यकता और ठुम अपने स्वावलम्बी सिद्धान्त में संशोधन करके 
उसके लिए घुनकर १॥६ गांवों में २६॥३० बुनकरों की बस्ती बताने की 
इजाजत देते हो तो फिर ५०० गांवों के बीच कहीं 

पर २५०० जुलाहों की बस्ती क्‍यों न वसाई जाय ! यह एक ऐसा 
सवाल है कि इस पर प्रकार डालना आवश्यक है | यह सच है कि 
स्वावलम्त्री सिद्धान्त की आदर्श स्थिति यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र हो। लेकिन आदर्श स्थिति 
अन्तिम स्थिति है | प्रकृति की, सप्टि की और समाज की प्रगति अनन्त 
है | अनन्त का अन्त आज होता नहीं | अतः आज व्यावहारिक दृष्टि 
से हम आदर्श के जितने पास जा सके उतने की द्वी चेप्टा करनी होगी 
ओर अनन्त काल तक आदर्श की ओर बढ़ते रहना द्ोगा। लेकिन 
व्यावहारिकता के नाम पर आदश का गला घोंठ देने की बुद्धि आज 


छछ०0.. अ समग्र आस-सेवा की ओर 


भऔौतिकवादी दुनिया में बहुत जोर की है| अतः यह व्यावहारिकता का 
संशोधन कहाँ तक आगे जा सकता है उसका भी एंक कामचलाऊ नियम 
सिद्धान्त के आधार पर बना लेना चाहिए जिससे हमारे कार्यक्रम की प्रगति 
आदर्श की ओर ही हो, विमुख नहीं | मुख्य नियम यह होना चाहिए 

कि कारीगरों की बस्ती इतनी पास हो जिससे उस क्षेत्र के लोग उनसे: 

: अत्यक्ष लेन-देन कर सके | कारीगंर से अधिक दूर रहने से लेन-देन के 

। लिए मध्यस्थ की आवश्यकता होगी और यही मध्य- 
मध्यस्थतां स्वाव- स्थता की संस्था समाज के स्वावलंबन.को नष्ट करने 

: लंबन को बिना- वाली चीज है | अतः हमारी योजना में मध्यस्थता 

शक है. का स्थान जितना कम हो उतना ही हम सिद्धान्त के 
. नजदीक होंगे। अब. प्रश्न यह उंठ सकता है-कि 

“ग्राखिर आप कितने यांवों की इकाई को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं १?” 

इस प्रश्न का कोई निश्चित हिसाव से- निश्चित जवाब नहीं दिया जा 

सकता | यह हिसाव गाँव की आजादी, एक गाँव से दूसरे गाँव की दूरी, . 

उद्योगों के प्रकार आदि बातों पर निर्मर करता- है । अगर बस्ती घनी है 
तो इकाई थोड़े गाँवों की होगी | अगर आबादी थोड़ी है तो इकाई में 
अधिक गाँवों को लें सकते हैं । अगर गाँव दूर-दूर हँ तो थोड़ी आबादी 

'होने पर भी कम याँव लेने पड़ेंगे | फिर जिस उद्योग की मात्रा और 
आवश्यकता अधिक हो, कारीगर - से रोज का हिसाब रखना - जरूरी 
हो उसके लिए. जितने कम गाँवों की इकाई होगी उतना ही अच्छा । 

' जिस चीज की आवश्यकता कमभी-क्रमी और कम मात्रा में हो उसके 
लिए कारीगर की.वस्ती दूर भी हो सकती है | मतलंब यहः कि हमको 
हरेक पहलू. ध्यान. में रख कर ही अपना काम करना है। लेकिन 
व्यावहारिकता, सहूलियतं, कुशलता या दक्षता आदि बातों का ख्याल 
उसी हद तक करना होगा जिस हृद तक जाने पर हमारी प्रगति 
का रुख आंदर्श की ओर बना रह सके | मेंने यहाँ जेल .की फुस॑त में. 

-चैठकर कर . संयुक्तप्रान्तं के. देहातों . के लिए कितने गाँवों में कौन-सा 


खुधार के दूसरे कार्यक्रम ह ४७१ 


उद्योग किस मात्रा में चाहिए, इसका हिसाव लगाने की चेष्टा भी की 
है | कभी मौका लगा तो यह भी लिखने की कोशिश करूँगा ) 

इस पत्र में बहुत संक्षेप में मेंने यह बताने की. कोशिश की है 
कि ग्राम-उद्योग-संध की मातदहत किस सिद्धान्त तथा दृष्टिकोण से उद्योग 
का काम चलाना होगा । मैंने उद्योग के प्रश्न को पहले उठाया है 
क्योंकि पहले कह चुका हैँ कि हमें उद्योग के द्वारा ही आम-उत्थान 
का सारा काम करना होगा | बस आज इतना ही | नमस्कार | . 


श्र त+ 


[ ५४ ] 
हक | 
सुधार के दूसरे कायक्रम 
ह १-२--४४ 
शिक्षा और संस्कृति--पिछले पत्र में मैंने इस वात पर विचार 
किया था कि उद्योग-कार्यक्रम चलाने के लिए किन-किन पहलुओं पर 
ध्यान देना चाहिए। आज कार्यक्रम के भिन्न-मिन्न अंगों पर प्रकाश 
डालने की कोशिश करूँगा । ग्रामोत्थान के कार्यक्रम में उद्योग के बाद 
में शिक्षा को स्थान देता हूँ । किसी भी राष्ट्र की सर्वा गीण उन्नति 
उसके बौद्धिक विकास पर ही निर्भर है। उद्योग का काम भी बिना 
शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता; उसमें नई खोज, नश ढंग नहीं हो 
सकता | में जब कांग्रेस सरकार केग्रामसुधार का काम करता था 
उस समय ग्राम-सेवकी को एक सभा से एक सेवक ने मुकस सवाल 
किया था कि “आम उत्थान के काम में उद्योग और शिक्षा में कीन 
अधिक महत्व का है ?” मैंने उसके जवाब में उसी से पूछा था कि 
भात बनाने के लिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरी हं चावल या पानी ? 
वास्तव में उद्योग और शिक्षा दोनों ही समान महत्व के हैं। दोनों का 
डी फल विकाए है । इस सम्बन्ध में तुम्हें मं अधिक क्‍या लिखू १ तुम 
लोग तो स्वयं हिन्दुस्तानी तालीमी संघ के विघाता हो | ठ॒म लागों ने 


श्हॉ 
रा 


डर. ह समग्र ग्राम-सेवा की ओर. 


तो अपनी बुनियादी शिक्षा पद्धति में उद्योग और शिक्षा दोनों को एक 
ही वस्तु बना दिया है। ठुम लोगों ने “इतिहास पढ़ा है, तुम्हें प्राचीन 
भारत का हाल मांलूम है। में उसे नहीं जानता लेकिन मुझे ऐसा 
लगता है कि पुराने जमाने में बुद्धि ओर उद्योग के विकास का क्षेत्र 
अलग अलग रखा गया था। ब्राह्मण अलग थे, कलाकार अलग:। 
नतीजा यह हुआ कि हमारा उद्योग विज्ञान-हीन तथा शिक्षा अनुभव- 
हीन विचार मात्र रहकर दोनों नष्ट हो गये। अतः हमें गांवों में 
उद्योग के साथ ही साथ शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा | प्रश्न यह है : 
कि हमारी शिक्षा-पद्धति किस प्रकार की हो। अरब तक जो शिक्षा 
देह्तों में होती रही उत पर विशेष लिखकर समय तथा कागज का 
अपव्यय करना बेकार ही है। उसकी असारता आज भारत की 
जनता मली प्रकार जान गई है । केवल प्रवाह में बह कर और दूसरी 
पद्धति के अभाव में लोग उस पर चल रहे हैं। लेकिन “कुशिक्षा से 
अशिक्षा अच्छी है” कहते रहकर भी मोह, के कारण जनता 
लिखनां-पढ़ना बन्द नहीं करती है । और सच पूछिए तो जिस मात्रा 
में हमारे देश में 'शिक्षा का प्रचार है उसे देखते “लिखना पढ़ना 
बन्द है”? यह कहना भी ज्यादा गलत न होगा। आमीण जनता में 
बहुत बड़ा हिस्सा तो जानन्वूककर इस असार शिक्षा से उदासीन 
रहता है | हम देहातों में जाकर जंब लड़कों को स्कूल में भर्ती होने 
के लिए कहते हैं तो अधिकतर लोगों से जवाव मिलता है कि “पढ़ - 
कर का होई १ कत्थू लायक न रह जाई। ऐस जोन दुइ चार वित्सा 

खेत गोड़ लेत हैं ओर ढोर चराय लेत हैं पढ़ कर ऊद्दो न कर पहहं ।* 

इत्यादि | उंधर ठुम लोगों की बुंनियादी पद्धति अभी .प्रयोगं की दशा 
में है। अभी विस्तृत क्षेत्र में उसे चलाने का समय नहीं आया | अतः 

बीच का रास्ता निकालकेर फिलहाल चलंनो ठीक होगा | बुनियादी 

अणाली में उद्योग के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था है। मैं अपनी सुधार 

योजना में फिलहाल उद्योग के साथ शिक्षा का प्रवन्ध रखना ठीक॑ 


आम-सेवा की विधि ४७रे 


सममभता,हूं । पुराने पाठ्यक्रम को भी उद्योग के साथ संयुक्त करके 
यदि विस्तृत क्षेत्र में शिक्षा का कार्य आरम्म किया जाय तो दस्तकारी 
के बायुमंडल में वर्तमान शिक्ञा-पद्धति का दोप भी वहुत-कुछ दूर हो 
जायगा और बुनियादी पद्धति के लिए आधार भी तैयार होता रहेगा । 
आज की परिस्थिति में ऐसा करना इसलिए भी ठीक है कि आज सर- 
कार हमारे हाथ में न होने से अधिकतर लड़के पुराने हिसाब से पढ़ना 
चाहेंगे [#हाँ, एक वात हो सकती है कि लड़कियों के लिए तुम्हारे तालीमी 
संघ के बताये पाख्यक्रम के हिसाब से पाव्यक्रम बनाया जा सकता है 
क्योंकि उनके सामने बाहरी काम करने की समस्या उतनी नहीं है । 

ग्राम-सुधार की दृष्टि से केवल बच्चों की पढ़ाई ही एक मात्र काभ 
नहीं है । हमें तीन श्रेणियों के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करनी 
होगी (१) प्रौढ़ पुरुष (२) प्रौढ़ स्रियाँ (३) बच्चे | ग्रोढ़ पुरुषों की शिक्षा 
के लिए कांग्रेस सरकार ने साक्षरता का जो कार्यक्रम चलाया था उस 
सम्बन्ध में अपने अनुभव में पहले लिख चुका हूँ | अतः उस प्रकार का 
साक्षरता का कार्यक्रम चलाना बेकार है । पूरी शिक्षा के लिए. न उन 
के पास समय है, न थैर्य | कताई जैप्ता कोई सार्वजनिक उद्योग उनके 
लिए हमारे हाथ में होता तो उसके सम्बन्ध में कुछ चेश की जा सकती 
थी लेकिन हमारे साधन इसके लिए काफी नहीं है भ्रतः इस काम की - 
व्यापक चेश मविष्य की राष्ट्रीय सरकार के लिए छोड़ देनी पड़ेगो । हम 
आज बच्चों के लिए रात्रि-पाठशाला आदि जो प्रबन्ध करेंगे उसी में 
प्रौढ़ों को मी पढ़ाने की थोड़ी व्यवस्था हो सकती है और उद्योग के क्रार्य- 

#आाज भारत आजाद हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज की राष्ट्रीय 
सरकार भी वही पुरानी रीति चला रही है । जो लोग अब तक वर्त- 
मान शिक्षा पद्धति के कारण देश के जवान नामद ( ९0880ए- 
2060 ) हो रहे हैं. ऐसा कहते रहे हे वे मी आज केवल उरी पद्धांत 
को चला रहे हैं। इतनी ही बात नहां ह बल्कि उस पा; 7 भी कर 
रे हैं। +---११--४० | 

र्६ 


ध्रजड | समग्र आम-तेवा की ओर : 


क्रम में जो लोग हमारे प्रवन्ध में काम करेंगे उनके काम के साथ, शिक्षा 
का कुछ इन्तजाम हो सकता है। त्योहार आदि का उचित प्रवन्ध कर 
स्वास्थ्य, सफाई, कला आदि की शिक्षा की चेश भी की जा सकती हे। 
हमें फिलहाल इतने से ही संतोप करना होगा | परिश्रमालय की माफत 
ग्रौढ़ क्लियों की शिक्षा की वावत में पहले लिख चुका हूँ । कताई की. 
मजदूरी देकर शिक्षा-शिविर चलाने की योजना के साथ भी शिक्षा की 
व्यवस्था की चर्चा की है | विहार में ठुमसे जब मुलाकात हुई थी तब 
: भी इस विपय में सारी बातें विश्तार से बताई थीं। इस दिशा में मैंने 
जो कुछ प्रयोग किया है उत्तसे मेरा विश्वास इढ़ हो गया है कि ग्रौढ़ 
युरुषों की अपेक्षा प्रौढ़ ह्लियाँ आसानी से शिक्षा ग्रहण कर संकती हैं । 
ये जल्दी सीख लेती हैं | फैजाबाद में सरकारी आम-सुधार के द्वारा 
अपने प्रयोग. का विवरण मैंने आगरा जेल से भेजा था। उससे भी 
अन्दाज मिला ही है] अतः इस पर और न लिखूँगा। चर्खा 
संघ के पास साधन भी पूरा है। ३॥४ लाख कत्तियों से वह सम्बन्धित 
है | उनमें अगर २ लाख ख्रियों कों ठीक से शिक्षित कर दें तो आमीण 
जनता क्रान्तिकारी गति से सुधार की ओर बढ़ सकती है| अगर हम 
सफलता के साथ कताई ।परिश्रमालय चला सके तो क्रमशः यही परि- 
श्रमालंय स्थायी रूप लेकर स्त्रियों को शिशुपालन, प्रसूति-सेवा आदि 
की शिक्षा भी देने का प्रवन्ध कर सकता है। 
बच्चों की शिक्षा के. लिए रणीवां में मैंने जो कुछ प्रयोग किया है 
' यह तुम्हें मालूम हो गया है। मेरी राय में उसी तरह का ग्रतन्ध अच्छा 
होगा। जितने बच्चे उद्योग के साथ दिन भर के 
बच्चों के लिएसी विद्यालय में आ सके वे उसी में पढ़ सकते हैं । 
शिक्षक आवश्यक लेकिन हमारे साधन से तथा गांव वालों की आज की 
स्थिति के अनुसार इस ग्रकार के विद्यालय अभी 
अधिक नहीं खुल सकेंगे ओर न उन विद्यालयों में कुल लड़के आः 
सकेंगे | अठः शुरू में गाँव की कताई समिति को माफ़ृत रात की तथा 


: आम-सेवा की विधि _ डउप्‌ 


दोपहर की पाठशालाओं का संघटन करना ठीक होगा | पाठशालाओों 
का समय रात में २ घंटे और दोपहर के २ घंटे रखा- जा सकता है । 
यहुत छोटे बच्चों के लिए दोपहर का और कुछ बड़ों के लिए रात का 
समय अधिक सुविधाजनक होगा। किसान और मजदूरों के बच्चों के 
लिए दूसरे समय गहस्थी का काम छोड़कर पाठशालाओ में आना 
संभव नहीं है | इस ग्रकार २ घंटे की पाठशालाओं के लिए शिक्षक भी 
सुगमता से प्राप्त होंगे क्योंकि वे दूसरे काम के साथ बीच में पढ़ा 
सकेंगे | वस्तुतः बच्चों को पढ़ाने के लिये स्त्री अ्रध्यापिकाश्ों की 
तलाश करनी चाहिए। मेरी सय में बच्चों की शिक्षा के लिए र्वियां 
अधिक उपयोगी हो सकती हैं। देहातों की पाठशालाओं का मेरा 
जो अनुभव है. उसके आधार पर मैं निस्सन्देह कह सकता हूँ कि 
चच्चों के लिए. पुरुष शिक्षक प्रायः अयोग्य ही नहीं बल्कि 
हानिकारक होते हैं। लेकिन गांवों में शिक्षित पुरुष ही मिलने 
ऋठिन हैं, शिक्षित ह्ल्रि्या कहां से मिलेंगी ! अतः प्रारम्भ में पुरुषों 
से ही काम चलाकर स्त्रियों की तलाश करनी होगी। परिश्रमालय 
के द्वारा त्री-शिक्षा की योजना सफल होने पर हम क्रमशः इस कमी 
को भी दूर कर सकेंगे | पाठशालाबों के चलाने में थोड़ा खर्च 
अवश्य होगा | उसके लिए बच्चों से फीस के रूप में एक आध गुंडी 
सूत रख सकते हैं | गांव की पाठशालाबों के अलावा १०१२ गांवों के 
बीच उद्योग के साथ मिडिल स्कूल की योजना बनाई जा सकती है । 
इन स्कूलों में ४ घंठा कताई तथा अन्य उद्योग ओर ४ घंटा पढ़ाई 
का समय रखा जा सकता ४ | कताई के सूत में से ही विद्यार्थी पाठ- 
शाला के खर्च के लिए फीस देने का ओर अपनी किताबों थादि का 
काम चला सकते हैँ | मेरा विश्वास है कि उचित वायुमंडल पेदा होने 
पर ये स्कूल स्वावलम्बी हो सकते हैँ | फिर ठुम लोग इन स्कूलों में 
जितने नई तालीम की पद्धति से चला सको उतना ही अच्छा द्वोगा । 
संस्कृति शिक्षा का ही परिणाम है फिर भी उद्योग तथा पढ़ने- 


ड७द्‌ समग्र आम-सेवा को ओर, 


लिखने की शिक्षा के सिवाय गांव में सामूहिक रूप से कुछ सांस्क्ृतिक 
कार्यक्रम रखना आवश्यक-६है | इसके लिए कुछ 

त्योहारों द्वारा चुने हुए त्योहारों का मनाना, भजन मंडली, नायक: 
व्यापक शिक्षा, आदि का आयोजन किया जा सकता है | हर गांव 
में आम समिति दीवाली, वसंत पंचमी, होली, ईद 

मनाने का आयोजन कर सकती है | इसके सिवा, अक्सर गांवों में 
स्थानीय त्योहार भी होते हैँ जिनके कलापूर्ण ढंग से मनाने का 
आयोजनः किया जा सकता है। होली, दीवाली आदि त्योहारों के द्वारा 
आधुनिक ढग से सांस्कृतिक शिक्षा और उसका विकास करना हमारा 
लंकुय है | इन त्योहारों का उपयोग इस प्रकार करना मनोरंजन के 
साथ-साथ आ्राम-जीवन की उन्नति का कारण होगा । जैसे ईद और 
दीवाली के अवसर पर गांव की सफाई का कार्यक्रम खास तौर से रखा 
जा.सकता है । रात की दीपावली की सजावट के द्वारा कला का विकास 
किया जा सकता है-। वरसंतपंचमी का त्योहार बच्चों के लिए रखा 
जा सकता है। अगर उसी दिन पाठशालाओं का वार्षिकोत्सव मनाया 
जा सके तो उसी त्यौहार को सॉंस्कृतिक शिक्षा का एक बड़ा साधन 
बनाया जा सकता है। सोचने की वात. है कि सारे बच्चे बसन्ती 
रंग. के कपड़े पहन: कंर पाठशालाओं में जाने लगेंगे, उनकी 
सजावट करने लगेंगे, विनोद के लिए. खेल-कूद का परदशन करेंगे. 
ड्ोटे-छोटे बालोपयोगी नागक खेलने का आयोजन करेंगे; माताएं 
जब उस अवसर पर यज्ञ से संचित वल्ञों-को निकालकर अपने बच्चों 
को सजायेंगी तो क्या गांव के लोगों में आज जैसा अपने को दीन-हीन 
समझने का भाव सन्द न पड़ेगा ? मैंने तो कहीं कहीं थोड़े से अनुशानों 
की व्यवस्था करके देखा है कि ऐसे समय ऐसा लगता है मानों सारे 
गांव में किसी ने जान एूँक- दी है। इसी प्रकार होली का भी उचित 
उड़ से संघटन: करके उसे आपस के सदभाव तथा शिष्टाचार की 
शिक्षा देने का साधन बनावा जा सकता है-। ईद हिन्दू मुसलमानों 


(४, 


आम-सेवा की विधि ४७७, 


के मिलन का आधार हो सकती है। कुछ गाँव मिल कर दशहरा 
नागपंचमी आदि का सम्मिलित कार्यक्रम रख सकते हैं; इससे संबटन 
ओर सहयोग का अभ्यास हो सकेगा | दशहरे के अवसर पर रामलीला 
ओर नाटक आदि की व्यवस्था हो सकती है। नागपंचमी का तो 
बड़ा सुन्दर उपयोग देहातों में किया जा सकता है। इस कार्यक्रम 
की अवधि करीब १४ दिन की होनी चाहिए। पंचमी से पहले 
१४ दिन ग्रेम-समितियों की देख-रेख में गाँवों में हनर्मिट भी हो । 
यंचसी के दिन प्रतियोगिता के साथ समिति-द्वारा पारितोपिक-वितरण 
आदि कार्य-क्रम रखा जा सकता है | इस प्रकार दृनमिंठ से रणीवां 
के आस-पास के ग्राम जीवन में क्रितनी स्फूर्ति वथा उत्साह पैदा होता 
था, इसका जिक्र मैंने आगरा जेल से लिखे पत्र में किया था सो तुम्हें 
याद ही होगा | जब यह अनुष्ठान कई ग्रामों की चीज हो जायगा 
तो हर साल दूसरे दूसरे गांवों में बदल कर अनुष्टान करने से प्रत्येक 
गांव को कलाकोशल, व्यवस्था शक्ति आ्रादि का विकास करने का 
मौका मिलेगा। इन अनुष्ठानों के अलावा कहीं-कहीं योम मीलादे 
नव्री, गाँधी जयन्ती ओर पितृपत्ञ का मनाया जाना लामंदायक 
होगा। योम मीलादे नवी के अवसर पर हजरत मुहम्मद साहब 
के प्रति हिन्दू मुसलमाल सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं | गाँधी 
जयन्ती में चर्ा-यज्ञ का संगठन तथा नाठक, कथा आदि के द्वारा 
वर्तमान अर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थिति का विवेचन, 
उस पर गाँती जी के जीवन का असर ओर उसके द्वारा समस्याओं 
का हल आदि बातें बता कर जनता को दुनिया की बातों का ज्ञन 
कराया जय सकता है । पिदृप कछ् के १५ दिनों में महामारत को कथा 
के द्वारा भारत के पितरों की याद करने की प्रथा जारी की जा सकती 
है। इन कथाओं में मारत का प्राचीन इतिहास, दूसरे मुल्कों से 
इमारा सम्बन्ध आदि विस्तृत ज्षेत्रों में जनता का शान विक्रसित करने 
की सम्भावनाएं मोजूद हैं । 


एप समग्र आम-सेवा की ओर 


शिक्षा और संस्कृति के उपयुक्त कार्य-क्रम चलाने में समय-समय 
पर सभा, मेला आदि अनुष्ठानों के संघंटन की आवश्यकता होगी। 
ऐसे अवसरों पर इसके लिए शिक्षा के साथ सेवादलों का संबदन होना 
चाहिए. | हाँ, सेवादल का मतलब केवल कवायद सिखाना नहीं 
होगा | स्वय॑सेवकों को गांव का संघटन मजबूत बनाये रखने की 
शिक्षा देनी पड़ेगी | गाँव की सफाई, सड़कों की हालत ठीक रखना; 
आग, बाढ़ आदि आकस्मिक डुर्वटनाओ्रों के समय हिफाजत करना 
आदि काम सेवादल को करने होंगे। उनकी शिक्षा इस प्रकार की होनी 
चाहिए कि यदि कभी डाकुओं आदि का आक्रमण हो तो वे उनका 
मुकाबला भी टीक से कर सके | ह 
मैंने अपने निजी साथनों से ग्रोद् साक्षरता के कार्यक्रमों को न 
चलाने की सलाह ,दी है | लेकिन अगर उपर्युक्त अनुष्ठानों को उचित 
ढंग से गठित किया जाय तो जनता साक्षर भले हीन हो सके 
लेकिन प्रोढ़ शिक्षा तो मली-भाँति हो जाबगी | उनका जीवन संस्कृत 
तथा परिमाजित तो हो ही जायगा; ज्ञान भंडार भी बढ़ेगा | फिर 
जब जनता में इनना ज्ञान और संस्कृति -का प्रसार हो जायगा तो 
लोग स्वतः पढ़ने के लिए आग्रह करने लगेंगे | उस समय चीन मे 
प्रोढ़ शिक्षा के लिए जिस ग्रकार वाल शिक्षक संघटन चल रहा है 
उस प्रकार कुछ आन्दोलन यहाँ मी अपने आप चलने लगेगा | * 
. सफाई ओर स्वास्थ्य--सांस्क्ृतिक विकास के साथ सफाई और 
. सफाई के साथ स्वाष्थ्य का कार्यक्रम सहज ओर स्वाभाविक रूप से त्रा 
जाता है | गाँव में स्वास्थ्य तथा सफाई-सम्बन्धी आरम्मिक नियमों के 
ज्ञान की कितनी आवश्यकता है, यह किसी से छिपा नहीं है | बापू जी 
ने अपनी थआाम-सेवा? नामक युस्सक में सबसे मुख्य प्रश्न सफाई ओर 
स्वास्थ्य का ही रखा ह। उन्होंने सारे गांव को एक प्रकार से बूर हा 
' कहा हैं | फिर मी मैंने प्रारम्म में सफाई का कार्यक्रम रखने की राय 
नहीं दी है । पिछले पत्रों में कई जयहों पर इसके कारणों का जिक्र 


आम-सेवा की विधि है 


मैंने किया है। हां आम-सेवक ग्रारम्भ से द्वी सफाई की बावत बात- 
चीत अवश्य करेंगे लेकिन हमारी योजना में आरम्म से ही सफाई 
आदि का निश्चित क्रार्यक्रम रखने पर गांव वालों को इस दिशा में 
आकृषट करना सम्भव न होगा । सफाई ऐसी वस्तु है जो मनुष्य की 
परिस्थिति तथा आदत पर निर्भर करती है। आदत भी बहुत कुछ 
परिस्थिति के आधार पर ही बनती है| यदि जनता की आर्थिक तथा 
सांस्कृतिक उन्नति हो तो स्वभावतः सफाई की ओर रुचि होगी ही | 
यह सच है कि आज हमारे देहात इतने गन्दे हैँ कि हम ज॑ब पहले- 
पहल ग्राम-सेवा की ओर बढ़ते हैँ तो हमारा ध्यान स्वभावततः एकाएक 
इस भयानक परिस्थिति की ओर जाता है। हम सोचते हूँ कि भला 
इस नरक कुंड में बैठकर ये लोग कैसे जीवन धारण कर सकते हँ। 
हालाँकि ऐसा सोचने में हमारी अपनी रुचि ओर संस्कृति का भी 
असर बहुत हृद तक है। शुरू में जब में वनारत जिले में धौरददरा 
गांव में गया था तो वहाँ की गन्‍्दगी देखकर कितना घबड़ावा था, 
इसका जिक्र मैंने पिछले किसी पत्र में किया था। लेकिन यद्द सब बातें 
होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से हमारी योजना सें सफाई के कार्यक्रम 
का स्थान तीसरा “ही होना चाहिए | हम आज प्रोम-सुधार कार्य 
आरम्भ करते ही हल्ला करना शुरू करते हूँ कि गाँव के खाद का घूर 
दूर लें जाओ | उससे क्या फायदा १ हाँ, एक फायदा यह जरूर है कि 
गाँव के लोग हमारी बातों को समझ न सकने के कारण बह समझते 
है किये आये हैं खामखाह हमें तंग करने के लिए। में सरकारी 
ग्रम-सुधार कार्य के सिलसिले 'में शुरू में जब प्रतावगढ़ जिले का काम 
देखने गया था तो वहाँ गाँव के लोग आम-छुघधार के कार्यकर्ताओं को 
धधूर साहब? कह कर मजाक उड़ाते थे। बरठ॒तः अयर गीर से चोचा 
जाय तो गाँव की आज की परिस्थिति में घूर हठा भी दिया जाय तो 
सफाई ओर स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष फायदा नहीं होने बाला £ | 
कारण यह है कि आज देद्मतों में प्रायः सभी परिवार अपने जानवरों 


डेजण । समग्र आम-सेवा की श्रोर 


को अपने घर के साथ ही रखते हैं| वे.उन्हें जिस घर में रखते हूँ 
उसका फर्श कच्चा होता है। उस पर लोग राख-पातः आदि भी 
डाले रखते हैं | यह राख-पात और साथ ही उसके नीचे की जमीन 
काफी असे तक सड़ती रहती है। उसमें मकक्‍खी, मच्छुड़, कीड़े आदि 
खूब पैदा होते रहते हैं।ये जगह खाद के घूर से कम गन्दी नहीं 
दोतीं | खाद का ख़डढा फिर भी बाहर होने से उस पर धूप, रोशनी 
ओर हवा पहुँचती रहती है | उसके उपरान्त उस पर कभी कमी थोड़ी 
मिट्टी डलवाकर सफाई रखने की व्यवस्था भी आंसानी से की जा सकती 
है| लेकिन घरों से मवेशियों को तुम कैसे हटाओ्रोगे ! उनके लिए 
पक्का फर्श कहाँ से लाओगे १ ऐसे मवेशियों के घरों में हवा रोशनी तो 
पहुँचती ही नहीं, इससे घर भर की हवा जो दूबित होती है उसका 
क्‍या उपाय है ? वास्तव में मवेशियों को घरों के अन्दर ऐसी हालत में 
रखने से स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हानि होती है, घर के पास बाहर 
खुले में स्थित घूर द्वारा होने वाली हानि उसका शतांश भी न होगी | 
हाँ, ऊपर से देखने से वेशक घूर ही गाँव में सब से गन्दी चीज मालूम 
होते हैं | अतः हम गाँव में घुसते ही इस गन्दगी को दूर करने के 
लिए, हल्ला तो मचाते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि मवेशियों को 
घरों के अन्दर कायम रहने देकर घूर हटाने के कार्यक्रम का कोई अर्थ 
ही नहीं | बल्कि व्यर्थ के लिए. लोगों की परीशानी बढ़ाने का प्रस्ताव 
करना है | आज अगर घूर को दूर रखते हैं तो एक बार गोवर ढो- 
कर उतनी दूर ले जाना होगा; फिर वहाँ से दूर दूर खेतों में लें जाना 
पड़ेगा | फिर दूर ज॑गल में उनके खाद की रखवाली भी ठीक से नहीं 
हो पाती है। अगर हम सफाई के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उठाना 
चाहते हैं तो हमें इसे गोपालन के आर्थिक कार्यक्रम के साथ ही लेना 
होगा और वह कार्यक्रम हम तभी झुरू कर सकते हैं जब छोटे-छोटे 
उद्योगों के द्वारा गाँव के लोगों में आत्मविश्वास और सहयोग की 

भावना पैदा होगी | साबुन के उद्योग के द्वारा सफाई का काम करने 


आम-सेवा की विधि है ० 


की चेष्टा और प्रयोग का विवरण लिख ही चुका हूँ। इसी तरह 
शिक्षा के द्वारा अनुष्ठान उत्सवादि के साथ किस तरह सफाई की 
भावना का क्रमशः विकास क्रिया जा सकता है, उसका जिक्र भी मैंने 
यथास्थान किया है।इस प्रकार गाँव में भिन्न-भिन्न उशोग ओर 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ जनता में रुचि तथा दृष्टिकोण का 
उचित परिवर्तन होने पर ही सफाई की प्रत्यक्ष योजना बनाई जा सकती है | 
स्वास्थ्य के लिए. कोई अलग खास योजना बनाना कठिन है। 
चस्तुतः अभाव दूर होने पर और आह्ारादि के पारिमाण का ज्ञान होने 
'पर स्वास्थ्य का सुधार अपने आप हो जाता है। बहुत सी बीमारियां 
गरीबी का नतीजा हैं और कुछ रोग गन्दगी के कारण होते हैं | फिर 
सी हमें स्वास्थ्य-सुबार का कार्यक्रम तो चलाना ही है । कम से कम 
बीमारियों का इलाज करना, दवादारू की व्यवस्था करना, सेवा हा 
एक सुख्य अंग रहता है । एक पड़ोसी के नाते उनके सुख-दुःख में 
शामिल होना, उनकी तात्कालिक तकलीफों को दूर करने की चेश्टा 
करना हमारा सहज कतंब्ब हो जाता है। दिल की स्वाभाविक ग्रेस्णा 
ही हमें गांव में दवा का इन्तजाम करने की ओर सुकाती है। लेकिन 
हमारे पास जितने साधन हैं उनके अनुसार तथा हमारे अन्तिम थ्येय 
की दृष्टि से औपधालय का कार्यक्रम विशेष लाभदायक नहीं दोता। 
में जानता हूँ कि बहुत से मित्र मुझसे इस विपय में सहमत नहीं हे 
सकेंगे | मैंने २० साल पहले श्री रामकृष्ण मिशन के कालिका महा- 
राज की प्रेरणा से आम-सेवा की नीयत से किस प्रकार खुद. होमियो- 
पैथी का काम सीखना शुरू किया था और उसी इलाज के सिलसिले 
में अकवरपुर गया था, उसकी कहानी विस्तार से लिख चुका हूँ | दस 
साल बाद मैंने फिर रणीवां में दवा बांटने के काम से ही आम-सेवा 
_ झुरू की थी | इस प्रकार में खुद श्राम-सेवा में ऑपधालय का बहुत 
प्यडा स्थान रखता था । वापू जी बार-बार ओऔपधालब के विरोध में 
'लिखा करते थे, उससे में सहमत नहीं हो सका था लेकिन अनुभव से 


डर न्‍ समग्र आम-सेवा की ओर 


मैंने देखा कि हमारे लिए इस प्रकार की चेष्टा वेकार है। आज देहाती 
जनता का स्वास्थ्य इतना गिरा हुआ है कि दवा देकर कहाँ तक पार 
लग सकता है | हमारे पास इतने साधन कहाँ हैं ! मैं रणीवां में जब 
'दवा देता था तो सुबह ६ वजे से ११ बजे तक भीड़ साफ नहीं कर 
पाता था । फिर इलाज के लिए लोगों के घर -जाना पड़ता था। 
इस प्रकार अगंर ओषधालय का काम करने लगे तो सारा समय उसी: 
में चला .जायगा, फिर सब॒ के घर न जा- सकने के कारण कुछ 
लोगों को हंम नाराज भी कर देते हैं। हमारे औपघालय से एक 
बुनियादी हानि पैदा होती है कि लोगों की खैरात की ओर रुकान हो 
जाती है ओर हर वात के लिए वें हमारा मँँह ताकने लगते हैं ॥ 
अगर ऊपर वताई हानियों का ख्याल न भी किया जाय तो भी केवल 
साधन के अभाव से ही ओषधालय का काम करना सम्भव नहीं | तुम 
कह सकती हो कि अगर साधन नहीं है तो दवा का दाम तो लिया ही 
जा सकता है | उससे तो और भी जटिल समस्या पैदा हो जाती है; 
गलतफहमियां बढ़ती हँ और लोग नाराज हो जाते हैं| साधन न 
होने के कारण लोगों को तकलीफ के समंय दवा देने से हम मजबूर 
हुँ इसलिए इस काम को करते ही नहीं, यह वात तो जनता की समझा 
में आ सकती है | लेकिन अगर यह कह कर इन्कार करते हैं कि बिना 
' दाम के दवा नहीं दे सकते तो लोगों में स्वभावतः क्ञोम पैदा होगा ।' 
रुखणीवां में. दवा देता था। ग्रामवासियों की दान लेने की बृत्ति को 
' देख कर बाद को जब मेंने मुफ्त दवा देने की प्रथा हटाने की चेप्या 
'की थी तो मुझे तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पढ़ाः 
' था। मैं औषधालय वन्द ही करने की वाव सोच रहा था। इसी बीच 
सारा कास सरकार ने बन्द करा दिया । म॒ुके अलग से सोचने की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ी | वस्तुतः औषधालय की योजना तो ग्राम- 
-झुधार का काम वहुत आगे बढ़ जाने के वाद जब देहाती समितियां 
काफी योग्य तथा साधन-सम्पन्न हो जायगी,तभी कार्यान्वितहों सकती है 


आम-सेवा की विधि डप३ 


प्रश्न यह उठता है कि क्या गांव के रोग-निवारण के लिए हम 
कुछ भी चेणष्टा नहीं करेंगे ? करेंगे क्‍यों नहीं ! में तो सिर्फ अपनी 
संस्था की ओर से श्रोपधालय खोलने का विरोध कर रहा था; गेग- 
निवारण की चेप्टा का नहीं | मेरी राय में आम-सेबक को देहात में 
याप्त वस्तुओों से साधारण इलाज का जवान प्राप्त करना चाहिए। यह 
सच है कि हमारे काम के लायक इस विपय पर साहित्य नहीं है | 
फिर भी खोज करने से हमें काफी मसाला मिल सकता है | गाँव वालों 
से भी बहुत वातें सीखी जा सकती हूँ | तुलसी, नीम, बेल के पत्ते: 
आदि महौपधि का काम करते हैं। इन दवाओं के सम्बन्ध मेँ में जो 
थोड़ा अनुभव कर सकता था उससे मेर विश्वास हो गया है किइस 
दिशा में आम-सेवक के सामने खोज के लिए. विस्तृत क्षेत्र पढ़ा दे । 
इस काम के लिए योग्य वेद्यों से भी मदद मिल सकती है । गाँव में 
किसी को तकलीफ हो तो सेवकों को अपने ज्ञान के आधार पर उसे 
वता देना चाहिए कि वह क्‍या करे | मैंने देखा है कि आम तोर से 
गाँव के लोग मामूली बुखार, खाँसी, पेट दर्द, पेचिश, चोट आदि 
छोटी-मोटी बीमारियों का दी इलाज कराने हमारे पास आते ह। 
इनके लिए उपयुक्त दवाइयाँ काफी हैं। अगर कभी किसी को कठिन 
पीड़ा हो जाय तो शुरू में देह्यती दवा देकर किसी वेद्य के पास भेजा 
जा सकता है। इस तरीके से सेवक केवल रोगी की सेवा ही नहीं 


सकेगे 
।] 


करेंगे बल्कि उनकी रोग के इलाज का साधारण ज्ञान भी दे सकेस 
देहाती दवाइयों की खोज करके एक पुस्तिका बनवाने की मैंने जो 
चेप्ट की थी उसके सम्बन्ध में पहले बता चुका हूँ | इस क्रिस्म की 
खोज की कोई योजना बनाई जाय तो अच्छा है जिससे दम इलाज 
के साव-साथ इलाज का साधारण ज्ञान देकर जनता को स्थावलम्बन 
की ओर बढ़ा सकेंगे। हमारे वैज्ञानिक मित्र मेरी इस चम्मति से बब- 
ड्रायेंगे । कहँगे--“क्या जहालत की बात करते द्वो ।! उनसे मेरा 


का अ ६ फछ, डे 


नम्न निवेदन हे कि देहात की आज की स्थिति को वे देखें और उसी 


इंटड समग्र आरम-सेवा की ओर 


'हिसाव से वात करें । आखिर विज्ञान है क्या वस्तु १ किसी चीज का 
विशेष ज्ञान ही तो विज्ञान है | मेरे-जैसा सामूली सेवक अगर जनता को 
साधारण ज्ञान देने की चेष्टा कर के विशेष ज्ञान का क्षेत्र वैज्ञानिक 
मित्रों के लिए छोड़ दे तो क्या हानि होगी ? ओर मेरी क्षुद्र बुद्धि से 
ऐसा लगंता है कि परिस्थिति का विश्लेषण करके उसी के आधार 
पर समस्याओ्रों के समाधान की चेष्ठा वैज्ञानिक चेष्ठा है। अगर इस 
परिभाषा से तुम लोगों को संतोष न हो तो में मजबूर हूँ । मैं तो अनु- 
'भव के आधार पर ही वात करूँगा मल 
अभो मैंने कहा कि कुछ साल काम करने के बाद. जब गआम- 
सम्ितियाँ योग्ब तथा साधक्ष-सम्पन्न हो जायेगी तो औषधालय की 
योजना उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित को जा सकती है। उस समय 
समितियाँ किसी अ्रच्छे वैद्य या हकीस को व्यक्तिगत रूप से कुछ गआ्रामों . 
के बीच स्थापित करें तो भी काम चल सकता है। उनको मदद करते 
'समय कुछ शर्तें मी रखी जा सकती हैं। . | 
कृषि और बागबानी--क्रम के अनुसार कृषि और बागवानी 
का स्थान चौथा है | इंससे तुम्हें कुछ आश्चर्य होता होगा | आश्चर्य 
होने की वात भी है। भारत कृषि-पअधान देश है | कृषि ही यहाँ का 
उद्योग है। गाँव की आबादी के ६० प्रतिशत लोग इसी उद्योग के 
भरोसे जीवन धारण करते हैं| अतः सबसे पहले हमें कषि-सुधार का 
काम करना चाहिए; ऐसा ख्याल करना स्वाभाविक है। ज़मीन को 
चैदावार बढ़े और खेती के तरीके में धार हो, यह सभी का अभी£ 
है। लेकिन यह कार्यक्रम इतना व्यापक है और इसके लिए इतने 
साधन चाहिएँ कि यह काम हमारी शक्ति से बाहर है | संयोजित रूप 
से खेती-सुधार का काम तो राष्ट्रीय सरकार के द्वारा ही हो सकता है। 
आज की सरकार को इस कास में न अधिक दिलचस्पी है ओर न वह 
अधिक कुछ करने को तैयार ही है । अगर वह कुछ प्रयोग करती भी 
'.. है तो उसकी दृष्टि अपने मुल्क के उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल 


आम-सेवा की विधि ड्८श 


प्रात्त करने की ओर ही रहती है | सरकारी कृपि-विभाग का जहाँ तक 
जनता से सम्बन्ध है वह अफसरी ढंग की ओर ही अधिक रहता है |. 
अफसर लोग जनता के सामने तरह-तरह के खेती-सुधार के कामों 
का प्रचार अवश्य करते हैँ। लेकिन उनपर अगर गंभीर विचार 
किया जाय तो उनसे पैदावार उतनी नहीं बढ़ती जितना खर्च बढ़ता 
है | हमारे किसानों का खेती-सम्बन्धी ज्ञान किसी से कम नहीं है |. 
विदेशी विशेषज्ञ लोग भी जब यहाँ की खेती का तरीका देखते हैं तो 
कहते हैँ कि यहाँ का किसान दुनियाँ के किसी भी किसान का 
मुकाबला कर सकता है | सरकारी खेती कमीशन की रिपोर्ट में भी इस 
बात की ताईंद की गई है| लेकिन वह वेचारा चाहे भी तो करही 
क्या सकता है ? न खाद, न पानी और न उसके पास पर्याप्त जमीन ।. 
उन्नत खेती के प्रथम उपादान हैं प्रचुर पानी, खाद और विस्तृत भूखंड 
का चक, जिसमें हिसाब से फसलों का उचित बँटवारा किया जा सके, 
हल बैल का किफायत से इस्तेमाल हो सके ओर खाद-पानी पड़ने की 
व्यवस्था ठीक हो रुके | इस प्रकार व्यवस्था तभी हो सकती है जब 
सरकार जनता की हो और खेती सम्मिलित हो | सम्मिलित खेती भी 
तो जनता की सहयोग-वबृत्ति पर ही निमर करती हैं। अतः खेती-छुधार 
की योजना बनाने से पहले व्यापक रूप से ग्रामीण उद्योग-धन्धों का 
संघटन तथा शिक्षा का प्रचार हो जाना चाहिए। मैंने उद्योग को भी 
सहयोग के सिद्दान्त पर ही चलाने की सलाह दी ह। सहयोग के सिद्धान्त 
पर उद्योग का व्यापक प्रग्नारहोने से जनता में व्यवस्था शक्ति तथा सद्द 
योग-वृत्ति पैदा होगी । साथ ही आर्थिक उन्नति से साथनों की उन्नति 
करने की शक्ति प्राप्त होगी | इस प्रकार उद्योग और शिक्षान्याजना की 
सफल्नता से सम्मिलित खेती का आधार स्थापित किया जा सकता ू 
ओर वभी उन्नत खेती की काई स्थायी योजना बन सकती हैं । जनता 
में इतना संगठन होने पर वह सरकार से साथन भी प्रात कर सकती है। 


००. 
न्डफ 
हम 


चार 


मेरे . अध्य थी मे दि आपनी संस्था के ओर 
रे कहते का मतलब यह नहीं हूं कि अपनी सत्था देव आर 


कद | समग्र आम-सेवा की ओर 


ओमोत्थान की जो योजना बनाई जाय उसमें खेती का कोई स्थान ही 
'न हो। आंज की परिस्थिति और - साथनों से जो कुछ मी सुधार हो 
सकता हो उस पर ध्यान देना आवश्यक तो है ही।बीज का सुधार, 
यानी का प्रबन्ध, वैलों की नस्ल की उन्नति आदि छोटी-छोटी योजनाओं - 
द्वारा कम से कम जनता की दृष्टि खेती-सुधार की ओर आकृष्ट 
तो की ही जा सकती है। ऐसी छोटी योजनओ्रों को सहयोग के सिद्धान्त 
'पर चलवाने की चेष्टा करके भविष्य की सम्मिलित खेती का आपांर 
तैयार किया जा सकता है | जिससे भविष्य में परिस्थिति- अनुकूल 
' होने पर हमारा काम सरल हो सके-। अपनी स्थिति के अनुसार 
हम जो योजना बनायें वह कुछ इस प्रकार की हो सकती है।--- 

(१) बीच-गोदाम का संघटन--चर्खे का काम करने के साथ-साथ 
गांवों में चर्खा-सम्मितियाँ कायम करने की सलाह मैं पहले ही दे चुका- 
हूँ । ये ही चर्खा सम्मितियाँ भविष्य में आम-समितियों का रूप लेलेंगी, 
यह भी कह चुका हूँ । इन्हीं समितियों द्वारा अगर एक छोटे बीज 
गोदाम का संगटन किया जाय तो क्रमशः समिति- के सदस्यों के अलावा 
'चूसरें भी इसी के बहाने हमारे संगटन में शामिल हो सकते हैं। इसके 
लिए, प्रत्येक सदस्य से फसल में ५ सेर अनाज .किस्त के रूप में जमा 
करके एक बीज गोदाम-समिति कायम की जा सकती है-। यह रकम 
इतनी थोड़ी है कि गांव का करीब प्रत्येक - किसान इसमें. शामिल हो 
सकता है | बीज की सभस्या उनके सामने ऐसे प्रत्यक्ष रूप: में मोजूद 
रहती है कि इतना देने के लिए उन्हें राजी करना कठिन नहीं होगा | 
यह सच है कि शुरू में सवे लोग ऐसे गोदाम के महत्व को नहीं 
सममेंगे और हमारे कार्यक्रत्ता का लिहाज करके किस्त का अनाज उसी 
तरह दे देंगे जिस तरह लोग-प्राठशाला आदि के लिए. फसल के दिन 
अनाज का दान देते हैं |लेकिन क्रमशः जब उन्हों के हाथों से गोदाम 
के आकार में वृद्धि होती जायगी और उसकी व्यवस्था में उन्हें प्रत्यक्ष 
आग लेना पड़ेगा तो वे इसमें अधिक दिलचस्पी लेंगे | साथ ही उनमें 


आम-सेवा की विधि ड्प७ 


व्यवस्था शक्ति का विकास तथा सहमोग का अभ्यास होता रहेगा। 
मेरी प्रस्तावित योजना गांव के बीज के अमाव की पूर्ति की दृष्टि 
'तो विशेष सदद नहीं कर सकोगी लेकिन शिक्षा और संध्रटन की दृष्टि 
इसका महत्व बहुत है| इसी किस्म के छोटे-छोटे कार्यक्रमों से ही तो 
गाँव की जनता में संघ्ठन शक्ति का विकास होगा। आर्थिक दृष्टि से 
भी ८--१० साल भें यही बीज गोदाम बढ़कर किसानों के बीज की 
समस्या हल करने में काफी मदद कर सकता है । 

इस सिलसिले में तुम्हें पहले की बात बताना ठीक समझता हूँ । 
'फैजाबाद में जब सरकारी महकसे के द्वारा वीज गोदामों की देख-भाल 
करता था तो मुझे जो अनुमव हुआ था उसके सम्मन्ध में में लिख 
चुका हूँ । तुम्हें बाद होगा, महकमा के गोदाम के द्वारा समस्या हल 
करने की चेश कितनी कठिन है। मेंने लिखा था कि वहाँ जो उन्नत 
बीज दिया जाता था बह परिस्थिति के अनुकूल किसी निश्चित योजना 
के अनुसार नहीं होता था | जैसा क्रि मेंने अभी लिखा है कि आज 
की सरकार जो कुछ करती है वह प्रदर्शन मात्र है । वहाँ के कार्यकर्ता 
अपनी अफसराना धाक कायम रखने के फेर में किसानों से कुछ 
सीखना तो दूर की बात, उनसे मिलकर उनकी असली परिस्थिति:और 
समस्याओं का भी अध्ययन नहीं करना चाहते । वे गाँव के वायुमंडल 
से अलग रहकर अपनी प्रयोगशाला में आदर्शा स्थिति में ही प्रयोग 
करते हैं और इस प्रयोग में विदेशी तरीका और विदेशी नस्लों की 
काम में लाते हैं। उनके सामने पैदावार और बाजार की दृष्टि दी 
अधिक रहती है । आम-स्वावलम्बन या खाद्य गुण का दिखाव वे नहीं 
करते हैं और न वे हमारे किसानों के खाद-पानी के त्ताघन का दी 
ख्याल रखते हैं । # अतः सरकारी,वीज-गोदामों में चाहे जसे भी काम 
होता हो पर जो भी काम हमारी संस्था के निर्देशानुसार हो वह हमारे 

£ आज के आजाद भारत में भी इस परिस्थिति में जरा भी 
परिवर्तन नहीं हुआ, यह दुःख और शर्म की बात है | ७-११-४० 


से 
से 


है. ८२० समग्र आम-सेवा का ओर 


देहात की परिस्थिति के अनुसार ही हो | सरकारी महकमे के विशेषज्ञों से. 
हम जरूर मदद लेंगे; उनसे हम परामश तो करेंगे लेकिन हमें किसी 
किस्म के. बीज के प्रचार करने के पहले इस बात का - ध्यान रखना 
होगा कि वह बीज उस गाँव की जमीन के लिए अनुकूल है या नहीं। 
केवल अनुकूल होने से ही काम नहीं चलेगा। यह देखना होगा कि 
अमुक प्रकार का बीज जमीन. की उबरता कितनी समाप्त करता है और 
खर्च हुईं उर्बरता की पूर्ति के लिए हमारे किसानों के पास काफी 
सामान है या नहीं। में जब देहातों में जाता था और उन्नत बीजों के 
नतीजे की वाबत प्रश्न करता था तो ग्रायः यही जवाब . मिलता था 
कि है तो बीज अच्छा, पैदावार भी ज्यादा है लेकिन भाई जी २-३ . 
साल के वाद वैसी पैदावार नहीं होती है । मालूम होता है कि जमीन 
की वाकत कुल खींच लेता है; इत्यादि | यह रिपोर्ट केवल देहात के 
किसान ही देते हैं, ऐसा नहीं वल्कि सरकारी विशेषज्ञ भी इसे कवूल 
करते हैं। इसके लिए वे कहते हैं---“खाद पानी बढ़ाओ |”? भत्ता: 
बताओ तो सही खाद पानी लावें कहाँ से ! यह तो वही बात 
हुई जैसे कि देहात में इलाज करने के लिए पहुँच कर डाक्टर साहब 
कह आते हैं, “फलों का रस पिलाओ !? में फैजाबाद में जब ग्राम- 
सेविका शिक्षा शिविर चल्ला रहा था तो सेविकाओं के बच्चों के लिए 
एक शिशु-विहार खोला था । छुम्हें वाद होगा क्रि उस शिशु-विहार 
के सामान के लिए हैलथ अफसर, लेडी हैल्थ विजिटर से परामर्श करने 
पर वे किस तरह माताओं की रोग-कीयरु: टणु-नाशक द्रव सावुन (#पए+ं- 
8500090 0प्यंत 5090) इस्तेमाल करने की सलाह देने को कह रही 
थीं | “खाद-पानी बढ़ाञओ्री”? वाली राय भी कुछ उसी प्रकार मालूम होती 
है| वीज की स्थानीय क्षेत्र में अनुकूलता, क्रिसानों के साधनों की प्राति 
और उसके साथ अनाज के खाद्य गुणों का ख्याल हमारे कायकर्ताओं 
की अधिक करना चाहिए । हमेशा ध्यान रहे कि हमारा प्रधान लक्ृंध 
“पेट भरना हैं,” पेंट काठ कर “अन्तर्राष्ट्रीय वाजार? देखना नहीं | 


आम-सेवा की विधि ड८६ 


इस विप्य में स्थानीय किस्म के वीजों की छुँटनी करने का प्रयोग 
कुछ में कर सका था उसकी सूचना तुम्हें दे चुका हूँ | अपने निजी 
दानुभव से कह सकता हूँ कि गाँव में बहुत से स्थानीय किस्म के 
अनाज पैदावार की दृष्टि स अच्छे, खाने में अधिक पुष्टिकर और स्था- 
नीव भूमि के अनुकूल मिलते हैं) ऐसी फसल सदियों से स्थानीय 
परिस्थिति में पैदा होने के कारण जमीन की कम खुगक लेकर भी 
अपनी पुष्टि प्राप्त करने की आदी हो गई हे। लेकिन आमतोर से 
किसानों की अनमिन्नता ओर सरकारी विशेषज्ञों की उदात्तीनता तथा 
उपेक्षा के कारण आज उनकी कद्र नहीं है ओर क्रमशः वे घटिया 
क्रिस्म के अनाज से मिश्रित होकर घटिया हो जाते हैं। मेने देखा हे 
कि ऐसे स्थानीय अनाजों का ज्ञान गाँव के बहत से प्रवीण खेतिहरों 
की है। हमें ऐसे जानकार लोगों से तथा दुसरे सरकारी ओर गैर- 
सरकारी विशेषज्ञों से परामश करके शुरू म॑ ऐसे स्थानीय अच्छे ओर 
शुद्ध किस्म के बीजों की छथ्नी करने की योजना बनाने के लिए आम- 
समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिए | इससे एक साथ दो लाभ होंगे | 
एक तो आसान और ग्रामवातियों के साधन के अन्तर्गत द्ोने से 
उन्नति की गति अधिक होगी ओर दूसरे इस प्रकार बगे सफलता से 
आमवासी--श्स ओर आगे बढ़कर प्रयोग करने को स्वभावतः प्रेरित 
हकर वैज्ञानिक खोज के लिए आधार तैयार करेंगे । 
बीज गोदामों धन के लिए. जहाँ में सरकार्री महकरमों के 
तर्ज-तरीकों से साववान करना जरूरी समता हूँ वहाँ स्थानीय मद्दा- 
जनों के प्रति हमारा क्‍या रुख होगा, उसका भी विचार कर» लेना 
आवश्यक है। यद्द तो तुम्हें मालूम दा ह कि आजकल हवा ऐसा 
चली हुईं है कि सावजनिक काम करने के लिए जो भी युवक मेशन 
अं उतरता है वह राजनीतिक, सामाजिक तथा आशिक घुराइवों की 
उग्र समालाचना करने लगता हैं। वह ऊपर-ऊपर से उन घुराइयों का 
वास्ण छछ निकाल कर उनके पीछे डंडा लेकर पड़ जाता ह। उसे 
० 


ग 


हा 


४६० | समग्र आम-सेवा-की ओर 


आगे-पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। समाज पर या जिनके हित 
के लिए हम इतना, तूफान करते हैं उन्हीं पर हमारे तरीकों का क्‍या 
असर पड़ेगा, इसका भी ख्याल नहीं करते हैँ | हो सकता है कि रोग 
के सम्बन्ध में उनका निदान -सही हो किन्ठु गलत इलाज, गलत ' 
अनुमान, गलत पथ्य या गलत तरीके के उपचार से भी रोग का 
उपशम न होकर रोग की वृद्धि भी हो सकती है। फोड़ा कितना भी 
सड़ा हो लेकिन डाक्टर उस पर छुरी चलाने से पहले दिल की धड़कन 
की परीक्षा ग्रवश्य कर लेता है। जिससे कहीं ऐसा न हो कि चौर- 
फाड़ से मवाद तो साफ हो जाय लेकिन असर की उग्रता से रोगी के 
दिल की घड़कन ही वन्द हो जाय | ऐसी परिस्थिति में डाक्टरों को 
_ मरहम-पद्ठी आदि दूसरी किस्म के इलाज सोचने पड़ते हैं, चाहे उस 
_ इलाज में जरूरत से. अधिक समय . क्यों न लगे | ठीक “उसी प्रकार 
आम-सुधार कार्य में हमको सावधानी से आगे बढ़ना होगा | हमारे 
एक-एक कदस की प्रतिक्रिया समाज में क्या देगी, हम जो बात करते 
हैँ उसको सहने के लिए उनके पास कितनी शक्ति है, हमारी वात 
सुन कर उनमें समझने की कितनी शिक्षा है, एक गलत चीज के 
स्थान पर यही चीज देने के लिए हमारी शक्ति क्रितनी है, इत्यादि 
बातों का विचार करके ही हमें आगे बढ़ना होगा | मैंने जिस परि- 
माण के बीज गोदामों का प्रस्ताव किया है वे गाँव के अमाव रूपी 
समुद्र में एक बँद पानी के- भी बरावर नहीं हैँ | लेकिन हमारे सेवक 
इसी को केन्द्र कर के गाँव के बीज के मौजूदा कारबार के खिलाफ 
अंडा' खड़ा कर सकते हैं | अतः हमें इस वात की सावधानी रखनी 
होगी कि आज जो महाजन वीज का लेन-देन करते हैं वे हम्ररे काम 
को सन्देह की दृष्टि से न देखने लग जाये | यह सच है कि हमें उनके 
ढ'ग पसन्द नहीं हैं | गाँव के लिए वें दह्वनिकारक भी हैं। सीधे-तादे 
गरीब किसानों की भजबूरी का वे वेजा फायदा उठाते हैं लेकिन 
आज ग्रामीण आर्थिक स्थिति में उनका जो स्थान है, वह तो है ही | 


आम-सेवा की विधि ४६१ 


अगर आरम्भ से ही ये लोग हमारी चेशओं को सन्देह की दृष्टि से 
देखने लगें तो हम आज उनका कुछ सुधार करने के पहले ही अपने 
काम को असफल बना डालेंगे | अतः हमको उनसे मिलकर उनको यह 
हसूस करा देना होगा कि हमारा कार्यक्रम उनके लिए फायदे का ही 
है और उनका जमाने को देखते हुए अपना ढ ग बदलने में ही फायदा 
है| जहाँ तक संभव हो, वीज के प्रकार की उन्नति उनके द्वारा 
भी की जाय | उनके स्टाक को सुधारने में हमको शक्ति भर कोशिश 
करनी चाहिए। अगर हम उनके बीज का स्टाक ही कुछ सुधार सके 
तो खेती की उन्नति हो जायगी | 
सिंचाई--खेती के सुधार का मुख्य साधन खाद व पानी है। 
इमारे देश म॑ जितनी खेती होती है उसकी २० प्रतिशत खेती को 
किसी कदर सिंचाई से पानी मिलता है। अगर उस भूमि को जोता 
जाय जो खेती लायक है लेकिन अभी काम में नहीं था पाती है तो 
यह अनुपात बहुत कम हो जायगा अतः पानी की सुलभता के लिए 
जो कुछ भी किया जाय, वह थोड़ा है। लेकिन हम अभी अपनी 
संस्थाओं के द्वारा किस तरह ग्रामसुधार योजना बना सकते हैं उसका 
विचार कर रहे हैँ | पानी की व्यवस्था का काम इतना व्यापक है कि 
बिना सरकारी मदद और ग्राम-सहयोग-बृत्ति के प्रसार के इस समस्या 
का हल सम्भव नहीं है । फिर भी हम अपनी प्रारम्मिक ग्रामसमितियों 
के द्वारा इस दिशा में थोड़ी चेश तो कर ही सकते हैँ | मेरे ख्याल से 
३-४ साल में उद्योगादि का संबदन हो जाने.से ग्रामसमितियों के 
इष्टिकोश तथा उनकी आर्थिक स्थिति का इतना विकास हो जायगा 
कि जगह-जगह उन्नत कुओों के निर्माण-द्वारा सिंचाई की योजना 
की जा सकेगी | इसके अलावा भद्दे का कार्यक्रम चलाकर तालाबों 
का पुनरुद्धार तो कर ही सकते हैं। भद्ठ का कार्यक्रम गांव के लिए 
कितना लाभदायक हो सकता है झोर उसके द्वारा हम फ्रिस तरह 
तालाबों का पुनरुद्धार करके सिंचाई का तथा मछली का प्रबंध कर 


४६२ हि समग्र आम-सेवा की ओर 


सकते हैं, इसकी सूचना में त॒म्हें दे ही चुका हूँ । वस्तुतः तालाबों के. 
द्वारा सिंचाई की समस्‍या हल करने की काफी ग्रुजाइश है| आज 
भी मद्रास प्रांत की सिंचाई अधिकतर तालाबों से ही होती है। रायल 
एग्रीकलचरल कमीशन की रियो” तो बताती है कि हिन्हुस्तान में 
जितना पानी वरसता है उसका ३५०४ वबहकर समुद्र में चला 
जाता है। इस पानी को इकछा करके सिंचाई का प्रश्न हल किया जा 
सकता है ।“फिर भट्ठों का निर्माण तथा उनके द्वारा तालाबों का 
जीणोंद्धार का काम हमारे सनन्‍्धान के अन्तर्गत है। अतः हम जो 
योजना बनायें उसमें उक्त दो प्रकार का प्रयोग अवश्य शामिल रहे |. 
हमें अपनी सस्थाओं द्वारा नहर की वात सोचना ही व्यर्थ है । 
प्रथमतः जहां कुवां वन सकता हैं वहाँ नहर के में खिलाफ हूँ | इसका 
कारण भी मैं तुमको विस्वारपूर्वक लिख चुका हूँ । दूसरी बात यह है 
कि नहर की कोई भी योजना सरकार के बिना नहीं हो सकती हैं। 
झतः अपनी राष्ट्रीय सरकार होने पर आम-झुधार योजना कैसी हो, 
, इसका विचार करूँगा तब इस पर अपनी राय और विस्तार से भेजने 
की चेष्ठा करू गा | फिल-हाल उसे छोड़ देना ही ठीक होगा | 
खाद--सिंचाई के वाद खेती की उन्नति के लिए खाद महत्व की 
चीज है। अतः अब थोड़ी देर हम इस पर विचार करें कि अपने 
साधनों से इस दिशा में क्या-क्या कर सकते हैं। मैंने अपनी योजना 
से पहले उद्योग का काम रक्‍्खा है। उन्हीं उद्योग के साथ खाद की. 
उत्पत्ति भी की जा सकती है। जहाँ कही भी चमड़ा पकाने का उद्योग 
जारी, किया जाय॑ उसके साथ हडडी की खाद बनाने का काम जारी 
करना चाहिए | इसके जारी करने में सामाजिक प्रथा के कारण 
दाठिनाई विशेष न होगी । थोड़ी संस्कारगत कठिनाई तो हमारे ब्या- . 
पक रूप से कार्यक्रम शुरू करने के साथ ही खतम हो जाती है | फिर 
हम उच्च वण के लोगों को कुछ अभी से हडडी छूने को नहीं कह 
रहे हैं | उद्योगों के विकास के साथ-साथ उस प्रकार के संस्कार मे 


आम-सेवा की विधि ४६३ 


अपने आप ही परिवर्तन हो जायगा | तुम जब रणीबां गई थीं तो देखा 
डी होगा कि किस तरह स्थानीय उच्च वर्ण के युवकों ने चर्मालय में 
काम करना शुरू कर दिया था और इस कारण उन्हें समाज में किसी 
प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। उसके लिए 
मुझे कुछ खास समाज-सुधार का अलग कार्यक्रम नहीं चलाना पड़ा 
था | बल्कि में अलग से इस प्रकार काम चलाता तो उक्त 
परिवर्तन नहीं हों पाता और असर उलठा ही होता | आज भी देद्वातों 
में एंक श्रेणी के लोग हडडो बीन कर एकत्र करते हैं ओर उसे व्या- 
पारियों के हाथ वेच आते हैँ । ऐसे व्यापारी तमाम हडिडयों का ढेर 
विदेशों को भेज दिया करते हैं| मेरा प्रस्ताव केवल यह है कि गाँव- 
गाँव उन्हें एकत्र कराकर उनकी खाद बनवाई जाय | यह खाद बड़ी 
आसानी के साथ वन जाती है । थोड़े पत्तों आदि से आग लगा देने 
से हड्डियाँ हटने लायक हो जाती हैं | इसके लिए, पत्ते भी अधिक 
नहीं चाहिए । हड्डी के ढेर के नीचे और ऊपर तीन तीन इंच पत्ते 

से काम चलाया जा सकता है| फिर ढेकी से या चूना सानने के 
पत्थर के बेलन से चूर कर लिया जा सकता है । इसके लिए कई तरीके 
हूँ लेकिन इन पत्रों में हम क्रिस प्रकार की योजना बना सकते हँ, सिफ 
उसी पर विचार कर रहे हैँ ।अतः कई तरीके लिख कर पत्रों 
का आधार बढ़ाना ठीक न होगा। हड्डी के अलावा दूसरी प्रकार 
की खाद मी बनाने की योजना आसानी से बन सकती हे। गाँव 
में इधर-उघर काफी जंगल, खर पत्ते आदि चीजें पड़ी रहती दे । 
अगर स्थानीय समिति को प्रोत्साहन दिया जाय और शुबकों का 
संबयन किया जा सके तो उनको बठोर कर कम्पोस्ट ((४07]059) 
खाद बनाने का सिलसिला जारी किया जा सकता है। मैंने देखा 
कि इस तरोके से बिना साधन के ही काफो खाद बढ़ाई जा सकता 
है। इपसे दूसरा फायदा यह होगा कि गांव को सफाई आय से आए 
हो जायगो | अधिक कार्यक्रम के फन्नत्यरूप सकाई ह्वा जाने का बा 


४६४ | | समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


८5 ७ २३२७७ 


भी एक उदाहरण है जिसका पहिले मैंने जिक्र नहीं किया था। नांब- 
दान साफ करके उसका कीचड़ किस तरह से खाद बढ़ाने के काम 
थ्रा सकता है, यह फैजाबाद के आस-सुधार के प्रयोगों का विवरण 
लिखते समय लिख ही चुका हूँ | इस प्रकार उद्योग के साथ और 
अलग से भी थीड़ी चेष्टा की-जाय तो कुछ खाद की. वृद्धि तो हम 
आज की स्थिति में भी कर सकते हैं| बापू जी ने भी अपने . लेखों 
द्वारा सनुष्य के मलमूत्र किस तरह खेती के कास में इस्तेमाल 
किया जा सकता है, इसका काफी प्रचार किया है।इस विषय पर - 
मेरा अधिक कहना वेकार है। वास्तव में मैले की हानि हमारे 
राष्ट्रीय जीवन की सबसे बड़ी हानि है। चीन के किसान प्रसिद्ध है । 
वे अपने मल-मूत्र को किसी तरह वेकार नहीं जाने देते हैं । प्रत्येक 
किसान उसे अपने खेत में गाड़ देता है | वस्तुतः इस द्रव्य का खोना 
हमारे लिए एक ग्रकार से सोने का खोना है। विशेषज्ञों की राव हैं 
कि एक आदमी की साल भर की टट्टी से ढाई मन खाद होती है। 
जिसमें वनस्पति का कीमती खाद्य, नाइट्रोजन ()भ7६70897), पोटाश 
(720098४ ) तथा फास्फोरिक एसिड (70॥0879॥770 80) बहुत 
अधिक मात्रा में होता है | मलमूत्र का यों इस्तेमाल केबल खाद की 
समस्या हल करने का सहायक ही नहीं होगा वल्कि गाँव के स्वास्थ्य की 
इृष्टि से भी लाभदायक है | बापू जी इस ओर भारतवासियों का ध्यान 
दिलाने में कमी नहीं थरकते। केवल वापू ही क्‍यों, संसार में जो 
'कोई भी सम्पूर्ण समाज-सुधार की बात सोचेगा उसका ध्यान इस 
ओर जायगा | श्री फ़र डरिक ए जेल्स ने भी शहर गांव की अलग-अलग 
स्थितियों की बुराई बताते हुए कहा हे--ओनली थ्‌ ऐन अमलग- 
मेशन आऑब टाउन एंड कट्रीविल इठ वी पासिचुल ठुपुण ऐन एंड ढ़ 
दि करेंद पायजर्निंग-आँव व्राटर एंड स्वायल; ग्ोनली इन दिस इट 
विल॒ वी पाचिवुल 5 अरेंज फार दि मासेस हू आर नाऊ क्राउडेड 
इन पेस्टीलेन्य्यवन . ठाउंस. ढेट देवर एक्सक्रेदा शेल बि. व्नूड ट 


आम-सेवा की विधि : ध्ध्प्‌ 


यूजफुल एकाउ 5 ऐज मेन्योर इनस्टेइ आँव जेनेरेटिंग डिसीज |? 
अर्थात्‌ “आज पानी और मिट्टी जिस माँति विपाक्त होती जा रही हैं 
उसे गाँव और शहर के समन्वय द्वारा ही रोका जा सकता है।इस 
तरीके से ही यह संभव होगा कि जो लोग रोगबहुल शहरों की घनी 
बस्तियों में रहते हैँ उनके मलमूत्र को रोग पैदा करने के साधन की 
जगह लाभदायक खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सके ।? 

लेकिन इस कार्यक्रम को जल्दी शुरू नहीं कर सकते हैं। लोग 
अपने संस्कारों तथा आदतों से मजबूर रहते हैं| अतः संघटन की 
दिशा में काफी प्रगति होने पर ही इसे आरम्भ किया जा सकता है। 
अगर शुरू से दही हम साधारण रूप से प्रचार करते रहे ओर कार्य- 
कर्ता अपनी आदत में परिदर्तन कर सके तो क्रमशः इस दिशा में 
निश्चित कार्यक्र भी बनाया जासकता है। इसमें कुछ विशेष पूंजी 
आदि का साधन तो चाहिये नहीं, केवल संस्कार को परिवर्तित करके 
आदत डलवाने की वात है | इस सिलसिले में एक अनुभव की बात 
बता देना चाहता हूँ । एक बार अपना वास्तविक द्वित-समक जाये 
और पम्प तथा रूढ़ि की हिचक जरा भी ढीली दो जाय तो ग्राम- 
वासी किसी भी काम को बड़े उत्साद से करने लगत हैं। अतः इस 
दिशा में दमारे काम करने के लिए विस्तृत क्षेत्र पड़ा है । 

ऊपर बताये तरीके से हम खाद को वृद्धि के लिए कुछ न कुछ 
प्रयोग कर सकते हैँ । खाद का मुख्य जरिया देहात के जानवर ही 
ओर हमेशा रहेंगे | हम चाहे जितनी रासायनिक खाद तैयार के 
हमकी खाद के लिए प्रधानतः गोबर, जानवरों का पेशाब आदि व 
भरोसा करना ही पड़ेगा | अतः हमारा अधिकांश ध्यान इस जरिं 
प्राप्त खाद की ओर ही होना चाहिए | दूसरी वात यह है कि भार 
प्रत्येक गांव के लोग गोवर का अधिकांश हिस्सा जला ही डालते हू 
ओर पेशाब को गोशाला के नीचे जज्ब होने देते ६। फिर भी में गांव 

गे आज को दशा में इस दिशा म॑ विशेष चेट्ा करने को सलाह नहां, 


है £ ,११ <॥| 


ञ ] 
जा. 


!१ ४! | ड हा 


४९६ समग्र आ्राम-सेवा की ओर 


दे सकता हूँ | ग्राम-सुधार योजना १-६ साल चल जाने के बाद जब 
गोपालन का व्यापक कार्यक्रस चलाया जाय तभी इस दिशा में कुछ 
किया जा सकता है | तब भी इस ओर व्यापक रूप से प्रगति नहीं हो 
सकेगी | ग्रास-सेवक तो इस वात का प्रचार झट करने लगते हैं कि 
गाँव वाले कैसे बेवकूफ हैं कि गोवर -जला देते हैं | लेखों-द्वारा, 
भाषणॉ-द्वारा गांव के लोगों से इस प्रकार की बुद्धिहीनता का काम 
_ करने के लिए निषेध करते हैं | लेकिन प्रचार के जोश में वे-भूल जाते 
हैँ कि अगर गांव वाले गोवर न जलावें तो ईघन कहां से लावें ! 
सदियों की उदासीनता तथा जम-संख्या-वृद्धि,से .उत्तरोत्तर खेती की 
वृद्धि के कारण आज गांबों के आस-पास जंगलों का कोई निशान ही 
नहीं रह गया । ठुम कहोगी--“हमारे यहां जमीन का पाँचवाँ हिस्सा 
तो जंगल ही है | फिर जंगल की कमी का रोना क्‍यों रोते हो |?” खास 
तौर से जब तुम मध्यप्रांत में रहती हो ओर अपने आस-पास जंगल 
ही जंगल देखंती हो तब ठ॒म्हारे लिए ऐसा कहना स्वाभाविक ही है। 
लेकिन जंगल जो कुछ रह भी गया है वह भी हमारी आबादी के साथ 
फैला हुआ तो नहीं है | जहाँ आबादी है वहाँ जंगल नहीं और जहाँ 
जंगल है वहाँ आवादी नहीं। अगर सरकार अपनी होती तो रेल 
किराया आदि में सहूलियत कर के कुछ ई घन आवादी के पास पहुंच 
भी सकता था | लेकिन आज तो उसकी भी कोई गुजाइश नहीं । 
नतीजा यह होता है कि आवादी के पास लकड़ी नहीं मिलती है और 
जंगलों के पास ई घन सामग्री वेकार जाती है। कुछ नहीं तो जंगल के 
फ्चें जितने नीचे सड़ते हैं उन्हें ही गोबर के साथ मिलाकर अगर 
कंंडी बनाई जाय तो भी खाद के लिए काफी गोवर.बच जाय | लेकिन 
आज ऐसा नहीं हो पाता है | जंगल के पास गाँव वाले ऐसा कर भी लेते 
हैँ | लेकिन वहाँ गांव ही कितने हैं | अतः गाँव में जाते ही गोबर न 
जलाने का बेकार प्रचार करने से कया लाभ १ ९ ह 
मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आज की मजबूरी की दशा 


आम-सेवा की विधि ४६७ 


में जानवरों के जरिये जितनी खाद मिल रही है उसमें कुछ भी वृद्धि 
नहीं हो सकती है। खेती के ओर कार्यक्रम जैसे थोड़ी मात्रा में आज 
हम कर सकते हैं उसी तरह इस दिशा में कुछ होना तो सम्भव है ही | 
वह काम कुछ इस प्रकार का हो सकता है :-- 

(१) जिस स्थान पर मवेशियों को बांधा जाता है उसके फर्श पर 
मिट्टी डाल दी जाय | बीच-बीच में उसे खोद निकाल कर खेतों में 
'डाला जा सकता है। , 

(२) जलाने के वाद जितना गोबर खाद के लिए रक्खा जाता है 
उससे घूर की उन्नति की जाय | प्रायः देखा गया है कि लोग घूर के 
लिए; बहुत गहरा गडढ़ा खोदते हँ और बरसात का सारा पानी उसी 
में चला जाता है। कहीं-कहीं तो गोबर को एक जगह ढेर कर के 
रख देते हैँ | इससे वर्षा के पानी से गोबर का बहुत सा कीमती हिस्सा 
'बह कर नष्ट हो जाता है| अतः गांवों में संबटन की थोड़ी प्रगति के 
साथ-साथ व्यापक रूप से घूर-सुधार का कार्य आरम्म कर देना 
'चचाहिए। इसके लिए कम गहरा गड़ढ़ा बना कर चारों तरफ मेड़ 
अना देनी चाहिए | फिर उसे कूड़े के साथ गोबर का घोल मिला कर 
भर देना चाहिए और ऊपर से बन्द कर देना चाहिए, । 

बागवानी--गोबर तथा पेशाब के उचित इस्तेमाल की व्यवस्था 
तथा गोबर जलाने से रोकने का कार्यक्रम भविष्य के लिए छोड़ कर 
हमको बागवानी तथा ईंधन के लिए पेड़ लगाने की ओर जनता का 
व्यान दिलाना चाहिए। क्योंकि जिस हद तक ई धन की समस्या हल 
हो सकेगी उसी हृद तक खाद मी सुलम होगी | इस कार्यक्रम को हम 
बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं | बह काम ऐसा है कि सहयोग तथा 
संघटन की प्रगति काफी हुए विना ही शुरू किया जा सकता है। मेंने 
देखा है कि गांव में काफी ऐसे कलोग मिलते हैं “जो थोड़ी मदद से पेड़ 
लगाने के लिए तैयार हो जाते हँ। पेड़ लगाने का संत्कार प्राचीन 
है | इसलिए भी लोग आसानी से झुक जाते हँ | आज वे उदासीन 


्ट्द - समग्र आम-सेवा की ओर 


इसलिए नहीं कि उनमें इच्छा या संस्कार नहीं वल्क्रि इसलिए कि 


गरीबी के कारण उनमें किसी तरह का उत्लाह नहीं: | खेत जोतना,. 
वोना, और काटने का काम परम्परा से मशीन की तरह करते आते 
हैं | अतः लोगों को जब इस ओर .उत्साहित किया जायगा तो व्यक्ति-- 
य॒त रूप से ही इसके लिए बहुत से लोग तैयार हो जायँगे | ईंघन और 
फल के वास्ते निम्न प्रकार के पेड़ लगाये जा सकते हैं| पेड़ के चुनाव 
में खास ध्यान इस वात की ओर होना चाहिए कि वे मंवेशियों की 
खुराक के भी काम आदवें | 
बबूल, ढाक, आम, जामुन, वेल, यूलर, वेर, अमरूद, केला; 
सहुंआआ, आँवला, अनार, कब्हल, पंपीता, इसली, नींबू, फालसा. आदि 
“इतने नाम केवल संकेत के लिए ही लिखे | वैसे तो स्थानीय परित्थिति' 
के अनुसार मिन्न-मिन्न प्रकार के पेड़लगेंगे | मैं अपने क्षेत्र के ही अनुमव 
से बता सकता था अतः इंतने नाम लिख दिये। ईंधन के लिए, मेंनेः 
प्रधानतः बवूल ओर ढाक की ही राय दी है | इसका कारण यह है कि 
इससे बहुत सी खराव जमीन भी काम में आर सकेगी और इनकी लकड़ी 
ई'घन के लिए अच्छी है | बबूल तो आशिक दृष्टि से भी फायदे का है !. 
उसकी मोटी लकड़ी खेती सम्बन्धी ओजार घन्नी,कोल्हू का सामान आदि 
बहुत से काम आती है| इसके अलावा चमड़ा पकाने में इसकी छाल 
मुख्य सामग्री है। हमोरे-जैसे कृषि-प्रधान देश में चंमड़ा पकाने का 
उद्योग किस तरह से गाँव-गाँव में फेलाना जरूरी है, उसके सम्बन्ध में 
अपनी राय में दे ही चुका हूँ | अतः आवश्यकता के साथ बबूल के _ 
प्रचार से इस आवश्यक उद्योग के लिए भी साधन सुलभ हो जायगा ।* 
यहाँ प्रश्न उठ - सकता है कि आज की परि्थिति में पेड़ 
लगाने की जगह कहाँ | -खेत की भूख ने तो ग्रामीण क्षेत्र की सारी 
जमीन हड़प ली है | वह सच है कि दिन-दिन हमारी आवादी घनी 
होती जा रही है और खेती की भूख बढ़ती ही जाती हे । लेकिन आज 
की दशा में मी अगर देद्वातों की निराशा और वेहोंशी को हयकरः 


ग्राम-सेवा की विधि धह्8 


उत्साह तथा जीवन पैदा किया जा सके तो इस काम के लिए काफी- 
वेकार जमीन मिल सकती है| अवध का इलाका काफी घनी आबादी 
का इलाका है, यह तो तुम जानती ही हो । फिर भी मैंने देखा है कि 
देहातों में ऐसी जमीन वेकार है जहां पेड़ लग सकते ,हैं | जब कमी: 
किसी देहात की तरफ निकल जाओ तो देखोगी कि जगह-जगह काफी 
जमीन वेकार पड़ी रहती है जिसे लोग जंगल कहते हैं। शुरू में: 
जब मैंने श्रकबरपुर के इलाकों में जाना शुरू किया था उस समय 
जब लोग जंगल की बात करते थे तो में प्रीशान होता था; इधर 
जंगल हैं ही कहाँ ? में तो जंगल का. मतलब हजारीबाग-जैसे जंगल 
सममता था | बाद को मालूम हुआ कि इधर के जंगल का मतंलब 
उस परती जमीन से है जिस पर इधर-उधर दस-बीस ढाक के छोटे-- 
मोटे पेड़ हों । इनके अलावा भी बहुत सी खाली जमीन हे जिसे ऊसर 
कहते हैँ । संयुक्तप्रान्त काफी घनी आबादी ,का ग्रान्त है, फिर भी: 
जितनी जमीन . खेती लायक है उसकी ८० 2 जमीन परही आज 
खेती हो रही है । बाकी जमीन खाली पड़ी हुई हे। इसके अलावा जो. 
ऊसर-बाँगड़ जमीन खाली पड़ी है ओर जो खेती लायक नहीं है उसमें 
बहुत सी ऐसी भी जमीन मिलेगी जिसमें कोशिश करने से महुआ, ढाक 
या बबूल के पेड़ लग सकते हैं। रखीवाँ आश्रम जिस विस्तृत भूमि पर 
बना है वह भी तो वेसी ही वेकार जमीन थी | फिर भी ठुमने देखा होगा' 
कि उस पर किस प्रकार का बाग लगा हुआ है। अतः जमीन तो हे, 
चाहिए फेवल हमारे कार्यकर्ताओं की सूक ओर ग्राम्ब-समाज में उचित 
वातावरण | इस प्रकार पेड़ लगाने के काम में काफी प्रगति हो जाने: 
पर ही गोवर न जलाने का सफल प्रचार हो सकता है । इसलिए: मैंने कार्य 
क्रमों के क्र से खेती ओर वागवानी ' का काम साथ ही साथ रखा है ।. 

गोपालन--खेती और वायवानी के साथ हमारी दृप्ठि गोपालन 
की ओर स्वभावतः आक्षष्ट होती है | इतना कर लेने के वाद आमीण 
जनता का ध्यान भी इस ओर आसानी से चला जायगा | अतः अब 


ल्‍ः 


“प्र | समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


“गोपालन का कार्यक्रम शुरू करना आसान होगा | अब तक सहंयोग- 
समितियों के संघटन की प्रगति काफी बढ़ी हुई होगी। चर्खें के काम 
,की व्यवस्था का काफी हिस्सा अब तक ग्रामसमितियों- की जिम्मेदारी 
“के अन्तंगत हुआ रहेगा अतः इस कार्य-क्रम का, आरम्भ से ही ग्राम- 
समितियों के द्वारा, सहयोग के सिद्धान्त पर संघटन करना श्रेयस्कर 
“होगा । वस्त॒तः भारत-जैसे कृषिग्रधान देश में गोपालन का काम जितना 
भी किया जाय वह थोड़ा है | भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ “गो”? 
“शब्द पर सारे देश का दिल फड़क उठता था। गो साता की पूजा शायद 
“इसी देश की विशेषता है । लेकिन आज उसी गो माता का क्या हाल 
“है ? हम जब देहातों में बकरी-जैसी छोटी, अस्थिचर्मावशेष गौवों को 
'देखते हैं तो सोचते हैँ कि गो माता की पूजा करने वाले भारत की गो 
जाति का यही आकार ओर प्रकार है ! आज हमारी दशा क्या है! 
“कहावत है कि “अभाव से. स्वभाव नश्होता है |१ईसी भारत भूमि में 
'एक समय ऐसा था जब -यह नियम बना था कि अमुक आतु में ही वह 
“दुह्ी जाय,और अमुक ऋतठ यें वह दुही भी इतनी जाय जिससे बच्चों को 
भरपेट पीने को मिल जाये और आज उसी माता की पूजा करने वाले 
फका ग्रथा (कष्टदायक _तरीका) का आम इस्तेमाल करने लग गये हैँ] 
““अ्रता वही वात जरूरी है कि गोपालन के काम की वाबत इस . 
“शम्भीर रूप से विचार करें और हमें क्या ओर कितना करना चाहिए 
ओर कितना कर सकते हैं, इस पर ध्यान से सोचें। जमनालाल जी 
कितना अधिक याद आ रहे हैं| उस दिन शाम को जब मुलाकात 
हुई तो. कितने आम्रह से कहने लगें--“थधीरेन ! तुमसे मुझे काफी 
'ातें करनी हैं | तुम्हारे प्रान्त में गो सेवा का कितना काम हो सकता 
हे ? अच्छा हो ठुम मेरे यंदाँ कल आ जाओ; वहीं खांना खाना और 
उधर से ही स्टेशन चले जाना |” दूसरे दिन सुबह उठा | खादी 
विद्यालय के विद्यार्थी चाहते थे कि मैं उनको आम-सेवा की बाबत 
कुछ बताऊँ | सेठ जी के वहाँ जाना है, कहकर उनसे छुट्टी माँग 


आम-सेवा की विधि प्रू०१ 


रहा था | पर उन्होंने न॑ माना ओर उसी समय सब एकत्र हो गये |. 
जैसे-तैसे उनसे जल्दी छुट्टी लेकर वर्धा को रवाना हो गया | सीधे गो-- 
सेवा आश्रम गया | मालूम हुआ कि सेठ जी खाना खाने तक आ. 
जायंगे | कुछ समय था; में नालवाड़ी चला गया; विनोबाजी से मिल 
कर आने में मुझे कुछ देरी हो गई | लौटकर मालूम हुआ कि सेठ: 
जी श्रमी लोटे नहीं। मेंने देर तक अतीक्षा की | जब काफी देर हो 
गई तो सोचा कि कहीं वर्धा अपने बंगले पर तो नहीं रद्द गये १ अतः . 
मैंने खाना खा लिया ओर बंगले पर चला गया । बंगले पर भी वे. 
नहीं थे | वहां मालूम हुआ कि कोठी पर कुछ काम से रुक गये और 
४ बजे शाम को लोटेंगे | उस समय २॥ वजा था। मैंने सोचा अभी 
समय बहुत है| इतने में मगनवाड़ी श्राम-उद्योग-संत्र में कुमाराप्पा: 
साहब से कुछ काम की बातें कर लूँ) मगनवाड़ी गया और दफ्तर 
में बैठकर अपने प्रान्त के काम की बातें करने लगा। उनकी भी बहुत 
सी बातें पूछनी थीं, अतः कुछ समय लग गया | एकाएक खादी मंडार 
के एक भाई ने आकर खबर दी 'सेठ जी का देह्ान्त हो गया !! 
खबर सुनकर हम दोनों स्तम्मित रद गये | उस पर विश्वास नहीं. 
हुआ | उस भाई को फिर बुलाया । पूछा--/॒म्हें किसने भेजा ? यह 
खबर किसने दी ??? उसकी बातों से यकीन हो गया | हम दोनों भागे 
बजाजवाड़ी की ओर | पहुँच कर देखा, सब समात है। वह दृश्य 
तुम्हें कैसे बताऊँ ? लिखकर बताना मुश्किल है; जानकीबाई का 
कहना--“ बचा दो बापू” कितना हृदय-विदार्क था। माता जी का 
फूट-फूट कर रोना । बापू की सान्त्वना का क्या असर होता ! माता 
का हृदय कैसे मान सकता था १ आखिर शवद्गुदह्द के लिए लोग उन्हें 
उठा ले गये | सारी जनत , झाथ चली | में जा न सका | वहीं खड़ा: 
रहा | याद नहीं, क्या सोचने लगा । केर्दल इतना द्वी जानता हूँ कि 
ममसे साथ नहीं जाया गया और में स्तम्मित हृ।कर वहीं खड़ा रहा !. 
याद नहीं पड़ता, किदनी देर यों खड़ा रहा | फिर थध्-रे-धीरे मगन- 
4५१ 


छ०२ ह॒ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


चाड़ी चल गया । वहां कोई भी नहीं था | केवल मवेर भाई की पत्नी 
थीं | खाना खाकर लेट गया | अकेले में सोचने लगा | सेठ जी क्या थे 
आज मालूम होता है । भारत ने किसे खोया १ कांग्रेस का एक बड़ा 
स्तम्भ गिर गया और चर्खा संघ, ग्राम-उद्योग संघ का प्राण | सेठ जी 
चाएपू के रचनात्मक कायक्रम की जान थे। चर्खा संघ, ग्राम-उद्योग संध् 
तो चल निकला था । उन्होंने अब जीवन का अन्तिम कार्यक्रम गो-सेवा 
को बनाया था। इस योजना से मारत का सबसे आवश्यक और महत्व 
का अमाव परा हो जाता | काम 'व्यापक ओर कठिन था लेकिन सेठ 
जी की इच्छा शक्ति और मधुर व्यक्तित्व तथा साथ ही उनकी कर्म-कुश- 
लता क्या न कर सकती थी १ करीब २० साल पहिले उनसे परिचय 
हुआ था। फिर घनिष्ठता भी हुई | साथ काम किया । आश्रम वालों से 
वे कितना स्नेह रखते थे | मतभेद भी होता था, कगड़ा भी होता था 
लेकिन श्रद्धा की कमी कभी न हुई। ऐसा ही व्यक्तित्व था उनका ! 
में अकेले पड़ा-पड़ा सोचता रहा । क्‍या बताऊँ अगर मगनवाड़ी 
न जाकर सीधे बजाजवाड़ी चला जाता तो शायद मुलाकात हो जाती | 
आखिरी वक्त तो सामने होता | शायद गो-सेवा की कुछ बातें वे कह 
जाते लेकिन मवितव्य कुछ दूसरा ही था । आखिरी वक्त की यही बात रह 
- रह कर याद आती थी--“वुमसे बहुत बातें करनी हैं । तुम्हारे प्रान्त 
में गोसेवा का किंतना काम हो सकता है|” उसके बाद थोड़े ही दिन 
बाहर काम कर सका था लेकिन जब जब गोपालन की वात होती 
है सेठ जी याद आ जाते हैं | मगहर में गोरखपुर, बस्ती के लोगों से 
जब मैंने अपनी आमोत्थान योजना के वास्तें १०० बीघा जमीन माँगी 
'तो वहाँ के लोगों ने एक ५०० वीवा, का जंगल रामनगर के पास 
दिखाया | जमीन देखते ही मैंने कहा--“'सेठ जी होते तो में इसे 
ले लेता ओर गोपालन का प्रयोग करता ।? है ह 
आज सेठ जी नहीं हूँ लेकिन उनका गोसेवा संब्र है | ओर उनकी 
अधिष्ठाती देवी जानकीवाई हैँ | हमको गाँव की प्रधान आवश्यकता 


शगोवालन ०३ 


के नातें ओर जमनालाल जी की यादगार में भी गोपालन का 
व्यापक काम करना है। लेकिन आज उस विपय पर मैं अधिक लिख 
न सकू गा | तबियत भी भर गई ओर कलम नहीं चलती है | आज 
यहीं खतम करता हूँ | सबको नमस्कार। बच्ची को याद दिलाना । 
पता नहीं उसको याद है या नहीं | उसे बहुत बहुत प्यार | 

की 


गोपालन 
४ माचें, १६४४ 


पिछले पत्र में आम सेवा के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए गोपा- 
लगन पर पहुँचा था | इस सिलसिले में सेठ जी की बात याद आना . 
स्वाभाविक ही था | उनके निर्वाण दिवस की कहानी कहकर पत्र समाप्त 
किया था। मेने कहा था कि खेती ओर बागवानी के कार्यक्रमों के 
साथ गोपालन का काम स्वतः आ जाता है। हमारे देश में खेती 
का सारा काम गो जाति पर निर्मर करता है। अगर आवश्यकता के 
अनुसार ही अपनी योजना बनाना सम्भव होता तो भें सबसे पहले 
गोपालन का ही काम लेता | थन्न मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता 
है और बैल उस अन्न को पैदा करने का साधन | अ्रतः हमारे देश के 
जीवन की जड़ बैल ही हैं | इसीलए तो यो जाति 
आचीन काल में को माता कहा गया है। इसकी रक्षा ओर पालन 
शो-्सेवा केलिए भारत के सपृतों ने क्या त्याग नहीं 
किया | इसीलिए. कि वे. आत्म-रक्षता का उपाय 
गोरक्ञा समझते ये | यहाँ घन गोधन ही से नापा जाता था। कौन 
कितना धनी है, जानने के लिए; यह देखा जाता था कि उच्के पास 
कितना गोघन है। दुर्धाधन विराद राज्य से गोधन ही उठा लाया 
था | जब गोघन की इतनी मर्यादा थी ता स्वभावतः गे.पालन के प्रति 
हमारे यहाँ पर्यात् ध्यान था। प्राचीन मीर्यकाल में तो इसके लिए 
राज्य की तरफ से खास महकसा था। उसका “काम था बह देखना 


०४ | समग्र आम-सेवा की ओर 


कि कहाँ कितने गाय-वैल हैं| उनके लिए कितने चारागाह चाहिए 
उन्हें कितनी खुराक चाहिए, किसान उसी हिसाव से खुराक देता है 
यथा नहीं | यहां तक निश्चित कर दिया जाता था कि एक चरने: वाले 
के जिम्मे. कितने जानवर रहेंगे । गोपालंन के विशेषज्ञों की एक जाति 
ही अलग थी | उनका काम था कि घूम-घूमकर जहाँ आवहवा, चारा- 
गाह आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति हों वहाँ जाकर गोजाति की 
नस्ल सुधारें | ओर सुधरी हुई नस्ल को देहातों में पहुँचा आयें । 
लेकिन आज उनकी क्‍या दशा. है, उसे शब्दों में वर्णन करना 
असम्भव है | ठुमने भी तो इधर काफी देहातों में दौरा किया | कहीं 
ऐसे भी गाय-बैल नजर आये हैं जिनकी तमास हडिडयां दर से गिनी 
न जा सके ? देहातों म॑ अच्छी गाये रहेंगी भी कहां से ? अच्छे पिता- 
साता से .ही तो अच्छी संतान होगी . । अच्छी खुराक से ही न अच्छा 
शरीर बनेगा १ माता पिता अच्छे होंतो कैसे ? गांव तो गरीबी की 
चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं। अगर कहीं कभी अच्छी गाय इत्तिफाक 
से मिल भी जाती है तो उसे शहर के ग्वाले खरीद ले जाते हैं ओर 
वेरहसी से खून की आखिरी बूँद दूध के रूप में खींच लेकर जब 
दूध बन्द हो जाता हैं तो 5साई के हाथ वेच देते हैँ | ओर फिर 
देह्यत से दूसरी गाय खरीद लाते हैं | मिलिग्री डेरी वाले भी-अच्छी 
गाय छाँट और खरीद कर विदेशी सांड़ से मिश्रित करके उसे नष्ट कर 
देते: हैं| क्योंकि विदेशी सांड़ के व्यवहार से एक दो बार ही अच्छा 
| ह दूध मिल सकता है। फिर बीमार पड़कर देशी गाय 
अच्छे नरल की खराब हो जाती है | इस तरह लगातार जब शहर 
गायों का अभाव वाले और मिलिटरी वाले गांव की चुनी हुईं अच्छी 
गायों को वाहर भेजते जायँगे तो जो .रद्दी किस्म की 

गायें वाकी बच जाती हैं उन्हीं से न गाँव की गायों की नस्ल बनेगी ! 
ओर खुराक १ इस विषय पर कहना ही क्या है १ गांव के जानवर एक 
तरह से उपवास ही करते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। जहाँ 


2धव/ 


गोपालन पू०आ 


आदमों भूखों मर रहे हूं वहां जानवर का कौन खाना देगा ! बंगला में 
एक कहावत हैं “चाचा आपने बांचा |” यह अछूस्शः सत्य है| दुनिया 
में अपना पेट मर कर ही लोग दूतरों की ओर देख सकते हूँ । बंगाल 
का हल आज कल अखबारों में निकलता ४ | क्रितनी करुशण कहानी 
है | माता-पिता भूख के मारे -सन्‍्तान बेचने निकलते हैं । स्नेह, प्रेस 
आदि का बात भूख के आगे अब स्वाहा हा जाती हैं | अतः आम- 
सुधार का चाहे जितना प्रचार करें आज की स्थिति में जानवरों को 
खाने को मिलना कठिन है | आवादी इतनी बनी द्ोती ज्ग रही है 
के अनाज बाने के लिए जमीन नहीं मिलती ४ | फिर चरी केलिए परती 
कहाँ से छूट सकती है! आजकल वेज्ञानिक युग में आँकड़ों को 
देख कर स्थिति को समझने का रिंवाज दह्वो गया है। अतः प्रान्तों के 
चरागाह के अंकों पर एक वार नजर डाल ज्ो। नीचे-जिखे द्विसाव 
से किस प्रान्त के जानवरों के लिए चारे की भूमि क्रितनी है इतका 
अंदाज मिल जावगा [# 


प्रान्त जानवर भूमि एकड़ चरागाद पति 
हु लाख में लाख में जानवर 
आयाम १०० २४२ २४० 
बंगाल श्ण्द ३३ १३० 
बिहार उड़ीसा पथ पद न्ड्रि 
बम्बई श्र श्३ । 
मध्यप्रांत भ्द १२०७ १,६० 
मद्राव छ्प्ू छ& ५भ"ज०ए्‌ 
पंजाब ६० ६२ १००३ 
युक्तप्रान्त हर डर न्ध्ष्य 


#ये अंक द्वितीय महायुद्ध से पहले. के हैं। इधर अनाज को 
मेँहगाई शोर सरकारी योजनाओं की कृपा से तो अब इतनी जमीन भी 
नहीं बची है | ७-११-५० । 

434 


४०६ ः समग्र ग्रास-सेवा की ओर 


ऊपर के आंकड़ों से मालूम होगा कि हमारे यहाँ चरने के लिए, 
कितनी वन-भूमि हैं। इन अंकों से भी ठीक पता नहीं चलेगा. क्योंकि 
हिंसाव में तो ओसत भूमि का ही व्योरा बताया गया है। लेकिन 
वस्व॒ुतः इतनी भी भूमि चरने के लिए नहीं है | इस बात को भी थोड़ा 
समम्क लेना चाहिए कि चरागाह के लिए भूमि प्रधानतः जंगली क्षेत्र 
में ही होती है। और तुम्दें मालूम ही है कि. सरकार की कृपा से उन 
बहुत से क्षेत्रों में लोगों को जानवर चराने का हक हासिल ही नहीं 
है | इस तरह अगर सही स्थिति का विचारपूर्वक अंदाज किया जाय 
तो अधिकांश मवेशियों को बिना चरागाहों के ही गुजर करनी पड़ती 
गगी। 
चरागाह की ऐसा स्थिति के कारण हमारे अधिकांश जानवरों को 
इतने चारे से ही जीवन धारण करना पड़ता है जितना उनके मालिक 
किसान अपनी खेती से बचाकर उनके लिए खाद्र सामग्री बोते हैं। 
किन जैसा कि अभी मैंने कहा है किसान जब खुद 
चांरे की कमी भूखों मरते हैं तो जानवरों कि लिए कहाँ तक पैदा 
कर | वे उनकी चरी के लिए उतना ही छोड़ते हैं 
जिससे कम में उनका प्राण बचना अ्रसम्मव होता है। बल्कि कुछ 
प्रान्तों में प्राण धारण के लिए जितनी चांहिए. उतनी जमीन भी उनकी 
चरी के लिए नहीं छोड़ी जाती है। ओर यह स्थिति आबादी बढ़ने 
के साथ-साथ दिन व दिन और भयंकर हो रही है | यहाँ अनाज की 
पैदावार भी इस प्रकार की है कि उनसे जानवरों को खाने के लिए 
कुछ विशेष नहीं मिलता है | वस्ठुतः अब ऐडी परिस्थिति आ गई है 
कि जब तक हम अपनी खाद्य सामग्री के लिए ऐसे अनाज न पैदा करें 
जो वोजरा की तरह अनाज ओर चरी दोनों के काम आ सके तब- 
तक हमारे पशुओं का बचाना संभव नहीं होगा। यही कारण है कि 
हमारे यहाँ गाय-बैलों की मृत्यु-संड्या बहुत अधिक है। अभी थोड़ें 
दिन पदिले सरकारी मारकेटिंग बोर्ड की चमड़ा-सम्बन्धी एक रिपोर्ट 


गोपालन ५०७ 


पढ़ रहा था। उसमें जानवरों की मृत्यु-संख्या का जो अनुपात 
चताया गया है उसको देखकर प्रत्येक भारतवासी को चिंतित होना 
चाहिए कि कितनी विराट आर्थिक हानि हो रही है । त॒म्हारी जानकारी 


के लिए में नीचे अंक दे रहा हूँ । 
प्रान्‍्तन कुल गाय बैल सालाना मुर्दार चमड़ा 
(लाख) (लाख) 

पंजाब ६७.६ पर 
मद्रास १७७.६ ३०.१ 
अध्यप्रान्त श्१६.५्‌ १२.२ 
युक्तप्रान्त(उ० प्र०)२३७,७ ११.२ 

बिहार १२६,४ | १२.४ , 
उड़ीसा ... ४४.८ ४० 
बंगाल रण्८,३ २४.६ 
आसाम प४,५, ३८ 
बम्बइ प्पष्प्र ६.०२ 


इसके उपरान्त प्रायः जब जानवर मरने के करीब हो जाते हैं 
सो कसाई को बेच दिये जाते हैं। ऊपर के अंकों से मालूम होगा कि 
हमारे पान्तों में कितने जानवर मरते हैँ | ये अंक भी चमड़े के बाजार 
की रिपो० से लिए गये हैं| इसके अलावा कितने ऐसे मवेशियों की 
मृत्यु हो जाती है जिनका हिसाब बाजार के अंकों में आ ही नहीं पाता 
है| इन अंकों से यह भी साफ हो जाता है कि जिस प्रान्त में खुराक 
कम है उसी प्रान्त की मृत्यु-संख्वा का अनुपात अधिक है। ओर 
प्रान्तों का पूरा हाल तो में जानता नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वो 
'जिलों का हाल तो में देखता ही रहता हूँ । देहातों में घूमने से चरी 
के खेत मुश्किल से दिखाई देंगे। अच्छे किस्म की चरी तो इधर बोते 
ही नहीं | दाना खली तो नहीं के बराबर देते हैं। कितना चारा बोते 
-हं इसका अंदाज इधर तीन जिलों की ओसत से मिलेगा । 


पूज्य | - समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


योंडा १.५५ जमीन इस हिसाव से औसत १०० जान- 
बस्ती १,६५८ जमीन | वर के ख़ाने के लिए ५४.२५ 
गोरखपुर १.०: जमीन एकड़ जमीन पड़ती है । 


इसी से तुम मालूम कर सकती हो कि हमारी गायों को खाने को: 
कितना मिलता है। 
अतः गाँव में जब अच्छी गाय रह ही न जाती हो और जो रह 
भी जाती हों पर उनको खाने को न मिलता हो तो हम अच्छी नस्ल- 
की गायें और बैल कहाँ से पावेंगे ? ह 
इन्हीं सब कारणों से में कह रहा था कि अगर सिर्फ आवश्यकता 
के महत्व पर ही योजना बनानी होती तो में सब से पंहले गोपालन 
को ही लेता | लेकिन मैंने लगभग सबसे. बाद में ही गोपालन के: 
कार्यक्रम को शुरू करने की सलाह दी है । इसका भी खास कारण 
यह है कि गोपालन केवल सहयोग-समिति द्वारा ही सम्मिलित ढल़ से 
चल सकता है। इसके लिए चारा आदि की व्यवस्था, नस्ल की' 
. उन्नति, दूध, बैल, चमड़ा आदि के बाजार आदि के लिए उन्नत ढल्ल 
के संघटन की आवश्यकता हे। चर्खा, उद्योग, शिक्षा, व संस्कृति, कृषि 
व बागवानी आदि कार्यक्रम उचित ढल्ल से ४-५ साल चलाने के बाद 
गाँव के संघटन की स्थिति ऐसी होगी कि हम गोपालन का काम 
सफलता के साथ चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जब 
तक गाँव में इस किस्म का संघटन कायम न हो तब तक .हम हाथ 
पर हाथ घर कर बैठ जाये | आखिर जहाँ मी हमारे कार्य-कर्ता रहते 
हैं वहाँ खुद कुछ दूध थी खाते ही हैं; उतनी ही खरीद के लिए ऐसे 
आदमी ठीक कंरना चाहिए जो हमारे बताये मुताबिक गोपालन के 
लिए तैयार हों । इससे उसके फायदों को देख कर दूसरों को भी शिक्षा 
मिल सकती है | 
अब ग्रश्न यह उठता है कि हम कैसी गाय-बैलों की नस्ल का प्रसार 
करें | हमारे यहाँ गो जाति की दोहरी उपयोगिता हैः १--दूध २--खेती ॥ 


गोपालन प्०६ 


दूध के लिए गोपालन मुख्यतः शहरों में ओर देद्दात के धनी कहलाने 
वाले घरों में ढी होता है। गाँव में दूध के लिए इसकी कोई कीमत नहीं 
है। मैं जहाँ-जहाँ भी गया हूँ दूध के लिए मैंत पालने का ही रिवाज 
पाता हूँ | ग्रामीण जनता को दूध पीने का मौका मिलता ही नहीं, . 
न वे पीने की हेसियत ही रखते हूँ | अतः उनको दध की आवश्यकता 
श्री वेचने के लिए ही होती है | मेंस के दध में घी अधिक होता दे 
इसलिए वे भंस पालना ही पसन्द करते हैं | वे गाय पालते अवश्य 
। लेकिन सिफ बैलों के लिए | नतीजा यह होता है कि जब बछुड्रा 
वैदा होता हे तो वे गाय को कुछ खिलाते भी हैं और दथ न हुद्द कर 
बछड़े के लिए छोड़ देते हैं ताकि ब्रैल उन्हें मिल सकें। आज 
डूमारी ग्रामीण जनता के लिए दूरदरशों होना असम्भव है इसलिए जब 
बछिया पैदा होती है तो वे न गाय को ही ठीक से 
दूध के लिए. खिलाते हैँ ओर न बछिया के लिएही दूध छोड़ते हैं। 
गोपाल्नन प्रथा स्वल्याद्यर के कारणा वैसे ही गाय दूध कम देती है । 
काहासत उसे भी किसान हु लेता है जिससे कभी अबेर सवेर 
उसके बच्चे दथ की शक्क देख लें | वे ऐसा इसलिए 
करते हैं कि बछिया से उनको कोई दिलचस्पी नहीं। फिर जितने दिन 
गाय दूध नहीं देती उतने दिन तो ईश्वर ही 'उसे बचाता है| नतीजा 
यह होता है कि दिन-दिन हमारी गायों की दालत खराब द्वी होती 
जाती है| आखिर जो बछेड़े पैदा होंगे वह इन्हीं गौशों से ही न हंगे?! 
'फलतः किसान दोनों से हाथ थोबैठत हैं; न दूध मिलता है, न अच्छे 
तैल | तम कद सकती हो दव भेंस से मिल ही जाता है। लेकिन जरा 
यह तो बताओ कि त॒म्हारे देश में कितने कितान ऐसे हैं जो मेंस थरो 
गाय दोनों पाल सकते हैं । जो थोड़े लोग पान्न भी लेते दँ ता उन्हें 
गायों की बछियों ओर मेंसों के बच्चों को मार ही डालना पड़ता है 
क्योंकि जिनकी उपयोगिता नहीं उन्हें बेठे कौन खिलावेगा ? इस 
अकार हमारी ग्रामीण श्रार्थिक स्थिति में कितनी भारी द्वानि होती है। 


पूश्० ्ि समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


अगर थोड़ी देर के लिए मान .भी लें कि कियान भैंस और गाय दोनों 

सकता है, फिर भी गाय की तात्झालिक उपयोगिता न रहने से 
निस्सन्देह लोग उसकी उपेक्षा करेंगे शोर खेती के लिए जो बैल मिलेंगे 
' थे सब इन्हीं उपेक्षिता गौश्रों की सन्‍्तान होंगे | अतः अच्छे वैल पाने 
की समस्या जहाँ की तहाँ रह जाती है । 

- अतएव गोपालन की किसी प्रकार की योजना वनाने से पहले 
यह तय कर लेना होगा कि हमें किस हेतु गोपालन, करना है। गाँव 
की उपयुक्त स्थिति पर विचार करने से यह साफ हो जाता है कि हमें 
दूध और खेती की आवश्यकताओं को देखने से काम न चलेगा। 
अगर दूध के लिए भैंस पाल कर खेती के लिए गाय पालेंगे तो कमी: 
: हमारा उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा [आज कल केन्द्रीय असेम्बली में दूध 
देने वाले जानवरों की हत्या बन्द करने कां कानून बनाने की बात 
चल रही है। ऐसा कानून बनाकर असेम्बली के सदस्य दया ओर 
उदारता को ही काम करेंगे | लेकिन जरा गौर से सोचो तो सही जब 
गौश्रों की हत्या कानूतन बन्द हो जायगी तो हमारे गोरक्षक हिन्दू 
किसान भाइयों की क्‍या दशा होगी | आज तो फालवू गोौश्ों को . 
हत्यारे के हाथ बेच कर धर्म के साथ आँख मिचौनी खेल कर वेकार ' 
गौओं को वैठाये खिलाने से अपनी जान छुड़ा मी लेते हैं | लेकिन 
कानून से जब उनकी धर्म-रक्षा पूरी हो जायगी तो उन पर जो वीक 

आ पड़ेगा उससे उनकी प्राण-रक्षा कौन करेगा | 

गोहुग्घ के प्रचार अ्रतः आवश्यकता इस वात की है कि हम दूध के 

की जरूरत लिए भी गोपालन का प्रचार करें | ऐसा करने से 

हमारा ध्यान गौओं की उचित सेवा की ओर जायगा 

जिंसके परिणाम स्वरूप से अच्छे बैल मिलते रहेंगे | हमारी योजना में 

चेष्टा होनी चाहिए कि हम ऐसी नस्ल की याय पैदा करे जिसकी: 
सन्तान दोनों कामों के लिए उपयोगी हो। यह तभी हो सकेगा जद 

'इम गाय के दूध की ओर अधिक घ्यान दें और मेंस का पालना 


गोपालन ५११ 


घटाते चलें और आखिर मैंसों की संख्या नाम मात्र रह जाय ॥ इधर 
बापू ने गाय के घी और दूध के सेवन का जोरों से प्रचार करना शुरू 
किया था तो हमारे बहुत से मित्र उसे हिन्वूषन सनमते ये | वे अगर 
हमारे देहातों की स्थितिका अध्ययन करें और जरा हिसाब से सोचने 
की चेष्टा करें, तो उन्हें मालूम हो जायगा कि बापू गाय के थी ओर 
दूध का महत्व बढ़ाने के लिग इतनी कोशिश क्‍यों कर रहे हूँ | 
दुःख. की बात यह है कि हमने अपना दिमाग विलायत वालों 
के हाथ बेंच दिया है | हमारे वैज्ञानिक विशेपज्ञ लोग भी, जो सरकारी 
महकमों में काम करते हैं, अपने सारे प्रयोग की भित्ति विलायती 
प्रयोगों की नकल के आधार पर रखते हैँ । वे हमारे देद्यात की परि- 
स्थिति और समस्याश्रों का ख्याल नहीं करते ओर अपने तरीके का 
प्रचार करते हैं। आज किसी भी पढ़-लिखे मित्र से बात करो तो वह 
ऋट कहेंगे कि “गो जाति की नस्ल सुधारों |” “नस्ल सुधारो” तो एक 
प्रकार का नारा हो गया है | लेकिन. यह नस्ल कैसे सुधारी जाय ? 
अच्छे साँड गाँव-गाँव छोड़ कर ? खास कर जब लाडड लिनलिथगो ने 
कह दिया है तो कहना ही क्‍या ! चारों तरफ से आवाज उठ रही 
ह६--“अ्रच्छे साँड़ की व्यवस्था करो ।” जब गैर-सरकारी शिक्षित जनों 
की यह दशा हैं तो सरकारी महकमा के लोगों की बात क्‍या कहें | 
उनके लिए दूसरी बात सोचना अ्धर्म सा हो गया है | कुछ दिन इस 
बात की धूम रही कि विलायती स्थूलकाय साँड़ 
नस्ल सुधारने मँगाये जायें | लेकिन इसका प्रचार करने वाले यह 
की समस्या नहीं देखते कि विलायती साँड़ से देशी गोत्रों की 
जो सन्तान होती है वह २-१ वार अच्छा दूध देकर 
फिर बेकार हो जाती हैं। और उसके पैदा हुए बैल तो काम ही नहीं 
कर पाते हैं] जो लोग विल्ञायती तरीके से हमारी समस्या इल करना 
चाहते हूँ वे भूल जाते हैं कि हमारी आवश्यकता और उनकी आव- 
श्यकता एक नहीं है| उनको चाहिए दूध और मक्खन और हमको 


ष्छूश्र समग्र आम-सेवा की ओर 
चाहि ४3; एद्थ ओ पक चलाने 0 मज रा 5. ४ 
चाहिए दूध ओर हल चलाने के लिए मजबूत और गाड़ी के लिए 


तेज बैल | अतः जहां उनको स्थृन्नफाय गाव-बैल की आवश्यकता है 
वहां हमको चाहिए क्रिगाय काफ़ी दूध दे और वैल मध्यम और पुद् 
शरीर वाले मजबूत हों । दमारों झ्लीर उनकी समस्या. में एक भेद और 
हें | रोष ओर अमेरिका उद्योग-प्रधांन देश हो गये हैं। कृषि का अब 


उनके यहाँ विशेष महत्व नहीं रह गया है | जहाँ हमारे यहां ७३४ 
है वहां इंगलैंड में खेती पर भरोसा 


चरने के लिए परती भी छोड़ सकते हैं । और ह 
देख ही लिया दे । इसलिए हमारे 

अपनी पुष्टि 
“कर सके | अतः आज-कल जो धूम का प्रचार हो रहा है कि कहीं 
से भी अच्छे सांडों की उन इलाकों में भेजा जाब जिधर की गाये 
कमजोर ओर छोटी हों, यह कुछ गलत दिशा की चेब्ठा हैं। वास्तव 
में नस्ल सुधारना तो दूर रह्य उतने बड़े सांड़ यहां की गायों के 
काम के द्वी नहीं थे | फिर मान लो, काम के हों भी ल्लेक्रिन ऊ 
उस्त सांड को पैदा की ढरे डील-डोल वाली सन्तान भूखी रह 
गई दो ताकव कहां से लावेंगी | अतः अगर गाय बैलों की हालत 
सुधारनी है तो दमकी समस्या की जड़ से सुधार शुरू करना चाहिए । 
हमको देहात की अतली स्थिति की समझ कर ही समस्याओं का 
हज निकालना चाहिए | हमेंशा ठांड़ बाहर से आवदें और गाय हमेशा 
भूखी, कमजोर ओर छटठनी वाज्नी हो तो अ्रनन्‍्त काल तक उन्नति 
नहीं हो सकती | मत्ल तमी उबर उक्त है जब सांड और बैल 
उत्तराचर अच्छे होते दार्वे। गाव अच्छा तभी रू रुकती 5 है जब 


ञ्ञ 





गोपालन | प्१३ 


चाहिए और वह दिखचस्ती तमो दा तहतो है जब गाव के दूव ओर 
थी का वाजार हो | केवल गा साता कह कर सेवा-ब्रत्ति, नहीं जगाई 
जा सकती | गो माता का संस्कार तो हिन्दुश्ों का ऋलिग्त संस्कार हे 
ओर उतत संस्कार को समाज-हित ओर रक्छा के लिए. हम सिफ परम्परा 
से भागते आये हैँ। लेकिन- जो हमारी आअउग्री माता हे, जो हमारो 
कर्मवारिणी है वह भी जब बढ़ी हो जाती हैं तो हम तभी उसकी सेवा 
करत॑ हैं जब उनके पास कुछ जेवर हो, कुछ रक्रम हो। घन से रहित 
साताओं की क्या-क्या दुदेशा होती है यह तुम देखती ही हो। फिर 
यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि केवल गा माता की भावना ही 
लोगों को गो सेवा के प्रति प्रेरित करेगी | अतः मो जाति की उन्नति 
के लिए सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि हमारी गो माता के 
पास जेवर हो, रकम हो, अर्थात्‌ ग्रावश्वक्ता “स वात की है कि जो 
गो साता की सेवा करना चादतें हैं उनको अयनी गाय का दूध बेंच 
कर पैप्ता मिले [जी लोग चाहते हैं कि भारत के सात लाख गांवों 
की दुदंशा दूर दो, जो चाहते हैँ क्रि हमारी खेती की उन्नति हो, जो 
चाहते हैँ कि गोजाति की नस्ल सुधारें, जो चाहते ह कि गोवों की 
हत्या न होने पाये, जो आज असेम्बलो में दूध देने वाले जानवरों बी 
हत्या न होने देने का प्रस्ताव लाते हूँ वे गाब का दूध ओर घो 
इस्तेमाल करके उसकी मांग पैदा करें | हमारे देश में बहुत से अर्म: 
भाई हिन्दुत्व का ख्याल करके पिंजरापोल खुजवातें हैं; गोशालाओं में 
दान देते हैं । उनसे मेरा नम्न निवेदन हे कि अगर वे पिंजरापोल न 
भी खुलदाबं और मैंस के दूध और थी के बदले. गाय का दूब ओर 
थी ही इस्तेमाल करें तो अधिक गो-सेंदा कर सकेंगे | और ऐसा न 
करके हजार पिंजगजोल खोलने पर भी गोरदा की दिशा मे इंच भर 
भीछागे नहीं बढ़ सकेगे |. 

अतएय गापालन के लिए हमारी जो योजना होगी उपके प्रधानत: 
दो हिस्से होगे :--- 


पे 


पश्ड समग्र आम-सेवा की ओर 


१--गाय के दूध के उचित बाजार का संघरटन ) 

२--योस्य मांग से नस्ल सुधारने की चेष्टा | 

आज हमारे देश में दूध की उत्पत्ति औसत ५०० पौंड प्रति गाय 
ओर ७०० पौंड प्रति मैंस प्रति वर्ष है। यानी ग्रौसत एक गाय प्रति 
दिन ग्यारह छुटाँक होता है | अगर वैज्ञानिक ढंग से गो-सेवा का 
प्रचार किया जाय तो इस ग्ौसत को काफी बढ़ाया जा सकता है| 
फीरोजपुर की एक साहिवाल' गाय साल में ७००० पौंड यानी प्रति 
दिन औसत नो सेर नौ छटाँक दूध देती थी । अगर यह माना जाय 
कि वह आधे समय ही दूध देती थी तो दिन में दूध होता था १६ सेर 
के करीब | लेकिन यह एक खास उदाहरण है । तुम्हारी सेवाग्राम की 
गोशाला के पारनेरकर भाई का कहना है कि थोड़ी चेष्टा करने से 
प्रति दिन एक गाय की ओसत तीनसाढ़े तीन सेर तक जा सकती है। 
इस सिलसिले में एक बात कह देना चाहता हूँ कि बहुत से विशेषज्ञों 
का यह अनुमव है कि गाय का औसत दूध जिस हिसाब से बढ़ाया 
जा सकता है उस हिसाव से भैंस का दूध नहीं बढ़ सकता है | शर- 
नेरकर भाई से मेरी वात हुई थी | उनकी भी राय इसी किस्म की हैं | 

दूध की पैदावार के साथ-साथ हमको गाय के दूध और थी की 
बिक्री की भी उसी प्रकार व्यवस्था करनी होगी, जिस तरह खादी की: 
बिक्री की व्यवस्था की गई है | चर्खा संघ, ग्राम उद्योग संघ, तालीमीः 
ट्रख्ंत्र के कार्यकर्ताओं को तथा अन्य सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को, जो 
 आम-उत्थान से दिलचस्पी रखते है, ठीक उसी तरह केवल गाय का 
दूध और घी का ही व्यवहार करना चाहिए जिस तरह वे शुद्ध खादी 
के सिवाय दूसरा कपड़ा नहीं पहनते हैं । में समभता हूं, गो-सेवा संघ 
इस दिशा भें कुछ प्रगति कर पाया है । 

अब रही नस्ल सुधारने की बात | इस विषय में आम-सेवक को 
बड़ी सावधानी से काम करना होगा | अनाज का बीज एक-साल 
बोने के बाद दूसरे साल बदला भी जा सकता है। लेकिन गाय की 


गोपलन पर 


नरल एक दिशा में बदल जाने के वाद गलत मालूम पड़े तो आसानी 
से फिर से सुधारना सम्मब न होगा | विलायती सांड्ों का कतई प्रयोग 
नहीं करना चाहिए | देसी साँड्ों को चुनने में भी इस वात का ध्यान 
रखना होगा कि वे स्थानीय मगौश्रों के लिए उपयोगी होंगे या नहीं ! 
फिर उससे जो बछड़े पैदा होंगे वे स्थानीय जलवायु तथा खूराक कहाँ 
तक बरदाश्त कर सकते हैं, इसको देखना होगा । इस दिशा में मेरी 
सलाह यह है कि आम-सेवक साँड्ों के लिए इधर-उधर मिगाहन 
दौड़ाकर जिस जिले में काम करते हैँ उसी जिले में अच्छे साँड़ों का 


खोज करें अने देखा है, सभी क्षेत्रों के गाँवों में एकाथ अच्छी गाव 
ओर घछड़े दिखाई देते हैं। -हमारा काम होगा उचित संबटन से 


अच्छी गौशझों को गाँव से बाहर जाने से रोकना और अच्छे साँड़ों को 
अच्छी गायों के साथ संयुक्त करना। स्थानीय गाय-बैल-सॉड उस 
स्थान पर रहने दी हो गये हैँ ग्रतः अगर हम ठीक से खूराक 


(> 


प्रात्त करने का संघटन कर सकें और अच्छी गाय और बैल की ' 


छुँटनी करने का कार्यक्रम चलाते रहें तो कुछ दिन में नस्ल की काफी 


उन्नति हो सकेगी | अगर हम स्थानीय नस्ल की छेंटनी का प्रयोग 
सही तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से, करें तो हमकी दूध वाली गाय 
ओर जोतने के लिए मजबत बैल मिल जायँगे | इसके लिए सरकारी 
बिशेषज्ञों से भी हम परामश करेंगे | सिफ हमारा दृष्टिकोण ओर हेतु 
भिन्न होगा | सरकारी विशेषज्ञों के अलावा देहातों में उन जातियों में, 
जिनका पेशा प्राचीन काल से गोपालन रहा है, बहुत से प्रवीण लोग 
ऐसे मिलेंगे जो किसी विशेपज्ञ से कम नहीं हैं | बल्कि वे हमारे देहातों 
मै आज की परिस्थिति में अधिक सह्दी सलाह दे सकेंगे। हमारे 
कार्यकर्ताओं को उनसे भी काफी मदद मिलेगी); यह सच कि 
आज उन कंजर जातियों की संख्या बहुत कम है जो प्राचीन काल 
में गोजाति की नस्ल की हिफाजत करते थे। फिर भी अगर द्व दा 


जाय तो श्राज भी हमारी सलाह के लिए ऐसे लोग मिल सकते है |, 


सुर. । समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


भारत की इस मरी हुईं. हालत में मी आज ऐसे लोप॑'-हैं जिनके गोया- 
लन-सम्बन्धी ज्ञान की तारीफ विलाबती विशेषज्ञ लोग भी करते हैं। 
इस विपय पर रायल एग्रीकलचरल कमीशन कया कहता है, देखो-- 
“शझ्रगर संयुक्तप्रान्त के पनवार, पंजाब के हरिआरनो ओर साहिवाल, 
पतिन्ध के थारपारकार, मध्यभारत के मालवी, गुजरात के कांकरेज, 
'काठियावाड़ के गीर, मध्यपान्त के गोबलव, मद्रास के अंगोलों के 
इतिहास की खोज की जाय तो मालूम होगा कि उनकी विशेषता के 
कारण वे पेशेवर जातियाँ हैं जो पहले भारत -में आम तौर पर घूमा' 
करतो थीं लेकिन खेती की वृद्धि के साथ-साथ जो अब गोपालन का 
' 'काम छोड़ती जा रही हैं | आमोण जनता में वे ही जातियाँ थीं जो 
गोपालन का अच्छा ज्ञान रखती थीं और गाय और साँड़ों को छाँटने 
तथा उन्‍हें पालने की कला को वे इतनी अच्छी तरह जानती थीं कि 
ऊँची नब्ल के जानवर पेदा कर सकती थीं।” आज भी मेंने देखा 
है पंजाबी वंजर जाति के लोग अच्छे किस्म के बैल हृपारे प्रान्त में 
-घूम-घूम कर बेचते हैं। हमारा काम होगा इन जातियों को अच्छी 
गाय:पालने के लिए प्रोत्साहन देना और देद्वातों में ग्राम समितियों 
' 'के द्वारा गोपालन का प्रसार करना | केवल वे खास जातियाँ ही हमारी 
सहायक होंगी, यह बात भी नहीं | बल्कि सारी जनता हमको सिखाने 
'का काम कर सकती है | वस्तुतः उसकी सहायता बिना समस्या पूर्ण 
रूप से हम संमक भी नहीं सकते | हम चाहे झितने वेज्ञानिक ज्ञान के 
पंडित हों, चाहे जितने अनुभवी हों, “हमारा इृष्टिकोश हमेशं! एकरुंखा 
ही रहता है | हम जो कुछ देखते हैं ऊपर-ऊपर से ही देख पाते हैं | 
जुम कहोगी जनता की दृष्टि भी तो एकरुखी है | वह भी तो सिफ नीचे . 
ही नीचे देख पाती है | ठुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक होगा । में इसे 
मानता हूँ । लेकिन ऊपर और नीचे दोनों ही तो रुख ढेँ | दोनों मिल 
कर ही तो पूर्ण स्वरूप होता है। अतः अगर हमको सम्पूण दृड्ि से 
काम करना है तो जहाँ हम अपने शान से आरमवासी को सिखाने की 


गोपालन ., । | प१७, 


चेप्टा करते हैँ वहाँ हमको पद-पद पर उनके ज्ञान से सीखकर अपने 
ज्ञान को पूर्ण करने का यज्ञ करते रददना पड़ेगा । और में तो ऐसा कहूँगा 
ही क्योकि मैंने जो कुछ सीखा या समझता दे सारा उन से द्दी न ! 

में सभी विषयों पर थोड़ा-धौड़ा लिखना चाहता था लेकिन गोया- 
लन पर कुछ ज्यादा लिख गया । इसका कारण यह है कि जैसा मैंने 
अभी कहा है गाय हमारे सब सुधारों की बुनियाद है। मुझको कुछ 
ज्यादा कहना इसलिए मी पड़ा कि प्रथमतः आज का चालू ख्याल 
तोड़कर लोगों से मेंस का व्यवहार छुड़्ाना है और दुसरे आज कल 
ग्राम-सुधार के सिलसिले में गाय की नस्ल सुधारने की जो भी चेशा' 
की जाती है वह सब गलत दिशा में दो रही है, इसको स्पप्ट करना 
है | तुम कह सकती हो कि जब देहात के सभी लोग जानते हूँ कि भेंस 
के दूध में घी अधिक होता हैं इसलिए आधिक दृष्टि से भैंस ही फायदे' 
की ६ तो उसके बदले में गाय पाल कर देहाती क्‍यों हानि उठाने 
जायें | लेकिन थ्राम तोर से जिस अश्रर्थशास््र की बात लोग कहते हूँ 
वह अहदीरी अर्थशासत्र है, ग्रामीण अर्थशास्त्र नहीं है ।.अद्दीर को तो 
तात्कालिक लाभ ही देखना है| गाँव की या खेती की हालत देखने 
की जरूरत ही क्‍या ! किसानों में भी न इतनी योग्यता है और न सत्र 
हैं कि वे दूरदश्शिता का हिसाव लगा सकें। सिफ कितना घी होता 
है वही जोड़ते हैँ | लेकिन अगर यह जोड़ा जाय कि जितने मैंसे दवंते 
हूँ उन्हें कुछ दिन वेकार खिलाकर नष्ट करने में कितना क्तिना खाद्य 
वेकार जाता है, गाय की जितनी बछिया होती है उनको नष्ट करने से 
पहले कितना खिलाना पड़ता है, गाय को ठीक से न पालने से जो 
घटिया बछड़ा पैदा होता है उसका दाम कितना कम मिलता है ओर 
इस तरह कमजोर बैलों के कारण इम को कितने अधिक बैल रखने 
पड़ते हैं श्रौर उनके लिए. कितनी अधिक खूराक जुटाना पड़ती है तथा 
कमजोर बैल से जुताई ठीक न होने के कारण जमीन की पैदावार में 
कितनी कभी हो जाती है तो मालूम दो जायगा कि किस का पड़ता क्या 


श्वू १८ समग्र आम-सेवा की ओर 


। केवल वैलों की घटिया तादाद के कारण कितना नुकसान होता है 
जानते हो १ जहां १०० एकड़ जमीन के लिए केवल २० अच्छे बैलों 
की आवश्यकता होती है वहां आज हमारे यहां ३०।४० के करीब हैं | 
लेकिन देहाती जनता इतना हिसाब नहीं लगा सकती । अतः हमारा 
काम होगा कि उंनको सब चीजों का केवल हिसाव ही न वतायें बल्कि 
उनके सामने कुछ उदाहरण रख कर कायल करें । 

.. मैंने गोपालन के सिलसिले में इसलिए, भी कुछ ज्यादा कहा है कि 
अपनी योजना,की जिस स्थिति में मेने गोपालन का कार्यक्रम शुरू 
करने की वात की है उस त्यिति में गांव की सहयोग-समितियाँ कुछ 
संघटित हुई रहेंगी । ओर दूसरे उद्योगों के रहने से उनकी आर्थिक 

| स्थिति, सहयोग बृत्ति तथा योग्यता की उन्नति हुई 
गोपाबन को एक रहेगी । ऐसी स्थिति में समितियां गोपालन.-का कुछ 

योजना व्यापक परिसाण में काम करने में समर्थ भी होंगी | 
इस प्रकार कुछ काम हो सकता है। समिति की ओर 
से पूजी तथा अन्य साधन के हिसाब से कुछ अच्छी गायें लेकर 
सदस्यों को किस्त पर दो जायँ। किस्त की. रकम वे दूध से पूरी 
कर सकेंगे | समिति की ओर से दूध का घी खोवा आदि बाजार के 
अनुसार सामान बनाकर वेचना होगा | जब - तक हम गोपालन का 
काम शुरू करेंगे तब्र तक विभिन्न ग्राम-समितियों-द्वारा तथा सदस्यों 
के परिवारों द्वारा चलाये मिन्न-मिन्न उंद्योगों के बाजार के लिए 
किसी -किस्म की विक्री-यूनियन का संघटन भी छुआ होगा । इन्हों 
यूनियनों के द्वारा घी आदि की बिक्री की व्यवस्था करनी होगी । 
तरह मान लो कि २० गाँव की एक सकिल सोसाइटी इस काम को 
शुरू करती है | और इस सोसाइटी के पास इतना साधन हो गया है 
कि वह २० गाव खरीद सकती हैं | २० गायों को २० सदस्यों को इस 
श॒र्तं पर दिया जायगां कि वे अमुक दाम पर दूध देकर गाये का दाम 
पूरा कर दें । सदस्यों पर दूसरी शत्त यह होगी कि वे समिति के निदशा 


गोपालन प्श््‌ 


से 


नुसार इन गायों की सेवा करें। ऐसा करने के लिए यह आवश्यक 
होगा कि कुल गायों को एक ही गाँव में दिया जाय | इसमें कोई 
मगड़े की बात ही नहीं उठेगी क्‍योंकि सोसायटी की शर्त मान कर 
गोबों को लेने के लिए विभिन्न गाँव के लोगों में प्रतियोगिता होने की 
शुंजायश कम है | शुरू-शुरू में किसी एक प्रगतिशोल गाँव को कुल 
तैयार करने में कुछ कठिनाई होगी । मैंने एक ही गाँव में कुल गौवों 
को देने की सलाह इसलिए दी है कि इससे हम कई समस्याओं का हल 
निकाल सकेंगे | और एक गाँव में सब गौश्रों के रहे बिना सोसाइटी के 
निदंशानुसार उनको पालने की शर्त पूरी होना सम्भव नहीं होगा | एक 
गाँव में ही कुल गौश्रों को रखने के, मेरी समझ में, ये फायदे होंगे :--- 

१--गांव भर की गौवों के लिए समिति के ओर से चारा-दाना 
की व्यवस्था तथा बीमारों को देख-भाल आसानी से हो सकेगी | 

२--सम्मिलित वायुमंडल होने से गांव के लोगों को गोपालन का 
वैज्ञानिक ज्ञान देने का ठीक प्रबन्ध किया जा सकता है । 

३--उसी गांव की ग्राम-समिति की ओर से इन गौश्रों के बीच 
एक अच्छा सांड़ रखवाने का प्रबन्ध किया जा सकता है | 

सर्किल सोसाइटी अपने यहां सिर्फ थी बनाने की व्यवस्था करके 
मक्खन निकालने के बाद जो दूध बचेगा उसे उन्हीं सदस्यों के हाथ बेंच 
देगी और घी की ब्रिक्रो का प्रवन्ध करेगी इससे कम से कम मक्खन 
निकाला हुआ दूध तो सदस्यों के बच्चों को पीने के लिए. मिल ही 
यज गा । इसके उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर होगा मैंने संक्षेप 
में गांव में किस प्रकार से काम करना होगा, इसका संकेत किया | 
यह कोई व्योरेवार योजना नहीं है | में पूरी योजना भी तो यहाँ बनाने 
के लिए नहीं बैठा हूँ । “हम किस तरीके से ग्राम सुधार करें? इसका 
एक अन्दाज तुमको देने के लिए इन पत्रों को लिख रहा हूँ | इसके 
लिए जितना संकेत मेंने किया है उतना काफी होगा | 

तुमको इस बात की परीशानी होती होगी कि इस बीच में ग्राम- 


पू२७ शी समग्र-त्राम सेवा की ओर 


समिति, सर्किल सोसाइटी के यूनियन की बात कहाँ से ठपक पड़ी | मैंने 
पहले एक पत्र में लिखा था कि जब हम अपनी योजना की शुरुआत 
मं चर्खे का काम आरम्म करेंगे तभी से ज़र्खा समितियाँ कायम करके 
क्रमशः छोटी-छोटी जिम्मेदारियाँ उन पर डालेंगे | उस पत्र में यह भी 
लिखा था कि वाद का यही समितियाँ गांव के तमाम उद्योगों तथा 
सुधार-क़ार्य के लिए सहयोग-समितियों के रूप में परिणित होंगी | फिर 
इन्हीं के द्वारा साम्मलित सोसाइटियाँ वन सकेगी | लेकिन इन संघठन 
की बाबत आज लिखना शुरू करूँगा दो पत्र बहुत बड़ा हो जायगा । 

अतः इनकी क्या रूप-रेखा होगी और उन्हें हम किस प्रकार और किस 
क्रम से संघटित कर सकेंगे, इत्यादि बातें आगे कभी लिखूँगा |# 

इस पत्र को समाप्त करने से पहले हमारे देहातों की एक परिस्थिति 
का जिक्र करना शायद लाभप्रद होगा । यद्यपि इस समस्या को हल 
करने की काई संयोजित चेष्टा करना सरकारी मदद के बिना सम्भव नहीं 
फिर भी समस्या की जटिलता की वाबत हमारे आम-सेवक जानकारी 
रखें तो अच्छा होगा । देह्वांत के सम्बन्ध में जिसकी जरा भी जानकारी 
हैं उसे मालूम है कि कमजोर ब्रैल से बहुत कम खेत जोता जा सकता 
है। इस कारण हमको जरूरत से. अधिक बैल रखने पड़ते हैं | इसलिए, 
हमारे यहाँ प्रति जानवर थोड़ा चरागाह और थोड़ी जमीन दाना के 
लिए पड़ती है | इस” समस्या का इल -मेंने बताया है कि हमको अच्छे 
वैल्ों का प्रबन्ध करके घटिया बैलों की तादाद घटाना चाहिए.। शाही 
रऊूषि कमीशन का भी कहना है कि भारतीयों को खेत के बैलों की 
संख्या घटाकर उनकी कार्यशक्ति बढ़ाने की चेप्टा करनी ही छोगी । 
लेकिन ऊपर से देखने से यह समस्या जितनी आसान मालूम 
पड़ती है वास्तव में उतनी आखञान नहीं है | ठुमकी तो मालूम ही है 

# खुशा का वात है कि देश भर से कताइई मंडल कायम कर चर्खा 
संब वी ओर से इस कल्पना का साकार रूप देने का मौका आज मुमे 
मिल रहा है | ७-६ १०-४० 


गोपालन प२१ 


कि हमारे यहाँ खेती पर कितनी घनी आवत्रादी शुजर करती है। 
इसका नतीजा यह हुआ है कि - ठीक से गुजारा करने के लिए किसी 
के पास काफी खेत नहीं हैं| खास तौर से हमारे प्रान्त की स्थिति तो 
अजीब है | एक किसान के हिस्से में २) एकड़ जमीन भी मुश्किल से 
पड़ती है| इस कारण भी किसान को अच्छे बैलों से दिलचस्पी नहीं 
| जिनके पास अ्रधिक खेत हैं उनकी तादाद ही कितनी है? भारत की 
प्राचीन सम्मिल्नित परिवार की प्रथा भी तो अब रह नहीं गई । अब 
ते दो भाई एक में नहीं रह सकते | अतः खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े अलग- 
अलग मालिकों के अधीन हो गये हं। सहयोग की कोई भावना ह ही 
हीं। ऐसी द्यालत में प्रत्येक किसान को अपने अलग-अलग बैल की 
व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे ब्रैलों की तादाद अनिदार्यतः बढ़ गई 
है। फिर थीड़ी जमीन के लिए छोटे कमजोर बैल काफी होते हैं। और 
कम खूराक वाले होते हैँ । हमारे छोटे किसानों को वेसे वैल ह्वी फायदे 
के पड़ते हैं। ऐसी हालत में कमीशन के साथ सुर मिलाकर यह 
कह देने से कैसे काम चलेगा कि मारत को बैलों की तादाद घटाकर 
कार्यशक्ति बढ़ानी चाहिए । जब किसान के पास काम ही नहीं है तो 
कार्यशक्ति बढ़ाकर क्‍या फायदा होगा और जब छोटे-छोटे स्वतंत्र 
किसानों की तादाद इतनी अधिक है दो बलों की तादाद छम करने 
से उनका बँव्वारा क्रिस प्रकार होगा। अतः अगर वस्तु स्थिति पर 
विचार किया जाय तो हमारे गाँव में बैलों की उन्नति की या तादाद 
घटाने की यु जाइश कहाँ ! तुम कहोगी “जिस किसान के पास जमीन 
कम है उसकी बात तो में समक सकठी हूं' लेकिन जिसके छात्र ज्यादा 
जमीन है वे क्‍यों छोटे बैल रखते हूं । २ जोड़े छोटे बैज् के बजाय १ 
जोड़े बैल क्‍यों नहीं रखते हैं १” तुम्हारा ऐसा सोचना ठीक है। 
लेकिन समुद्र के बीच तो सब ही सारा पानी मिलेगा न ! व्दाँ मी 
पानी एक घड़ा भी चाहोगी तो नहीं मिलेगा | यह तो ठुमकी मालूम ही 
है तुम जिन बड़े किसानों की वात करती हो वेसे किसान १००२०० 


र्‌ 


ल्‍र! 


भ्र्र समग्र ग्राम-सेवा की ओर 
किसानों के बोच कहों एकाथ मिलेंगे | वे सिर्फ अपने लिए एक-दो 
जोड़े अच्छे वैज पैदा करने को अजग व्यवस्था थोड़े ही रख सकते 
हैं? उनको तो जानवर की जो आबादी मौजूद है उसी में अपने 
काम के बैलों को छाटना पड़ेगा फेर आदमी जिस वायुमंडल में 
रहता है उसका दृष्टिकोण भी वैसा ही हो जाता है। कंगालों की बस्ती 
में किसी के पात २४ पैसे हो जायेँ तो वह अपने को कुबेर का सगा 
भाई ही समझने लगता है। जहाँ सारी आबादी में बकरे-जैसे बैल 
ही दीख पड़ते हैँ वहाँ किन्हीं एक दो के पास थोड़े भी मोटे-ताजे बैल 
हो जाते हैं तो वह समझता है कि इससे बेहतर बैल ब्रह्मांड में कहीं 
नहीं मिल सकते। कहीं इत्तिफाक से किसी किस्वन के घर पर कुछ 
पढ़े-लिखे लोग गये वा वाहरी दुनिया की हवा खा आये तो कमी- 
कभी अपनी खेती के लिए बड़े-बड़े बैल लाते जरूर हैं | लेकिन उत्तको 
काफी मुसीबत उठानी पड़ती है। कभी कोई बैल बीमार पड़ा या मर 
गया तो सारे ज्षेत्र में जोड़ा मिलाना मुश्किल हो जाता है। अतः जो 
सममदार भी हैं वे भी स्थानीय अच्छे वैलों से बढ़कर बड़े बैल लाने 
में घबराते हैं | इतना तो मैंने परिस्थिति को समझाने के लिए; लिखा | 
बड़े किसानों की स्थिति आम स्थिति नहीं है। साधारण स्थिति तो वही 
है जो पहले बताई गई । ह 

कार्यकर्ता जब गोपालन के कार्य को आरंम करेगा तो स्वभावतः 
उसकी उल्लिखित परिस्थिति दीख पड़ेगी | ऐसी हालत में वह परीशान 
हो जायगा | सोचेगा कि फिर गोजाति की नस्ल सुधारने में कया लाभ £ 
जब कोई उपयोगिता ही नहीं है तो ऐसा कार्यक्रम बेकार क्‍यों चलाया 
जाय ? वा समस्या का समाधान करने के लिए, जिन कार्णों,से परि- 
स्थिति ऐसी जटिल हो गई है उन कारणों को हटाने के चक्कर में क्यों 
न पड़ा जाय ? लेकिन वें लाख कोशिश करें, जमीन जितनी है उतनी 
ही रहेगी और आबादी घटने के वजाय बढ़ती ही जायगी:। हमारे 
देहातों के वेंलों की तादाद घ्रठाकर कार्य शक्ति ब्रढ्ाना तभी उम्मव 


 गोपालन प्र्३ 


डहोगा जब कम से कम उतनी खेती सम्मिलित व्यवस्था में हो जितनी 
एक जोड़ा उन्नत बैल को पूरा काम देने के लिए, काफी हो। बह तभी 
हो सकेगा जब गाँव में सम्मिलित खेतीं का प्रवन्ध किया जा सके लेकिन 
इस काम के लिए. आज हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। इस किस्म का 
कार्यक्रम तो वही सरकार उठा सकती है जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 
संचालित हो, जो कानून-द्वारा खेंत जोतने वालों को बराबरी की हैसियत 
के आपस में सहयोग करने के लिए अपनी अपनी जमीन का मालिक 
चना दे | आज की ,जमीदारी प्रथा के अन्तर्गत किसान को अपनी जमीन 
का चाहे जिस तरह बँटवारा करने का हक़ ही कहाँ ? हमारी संस्थाएं 
सो उतनः ही काम कर कर सकती हैं जितने के लिए उन में शक्ति है । 

फिर भी मैंने अपनी संस्थाश्रों-दारा चलाई ग्राम-सुधार योजना में 
गोपालन के काम को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। समाधान करने की 
शक्ति या साधन हमारे पास नहीं है। ईसका मतलब यह नहीं होता 
कि देश के सामने समस्या ही नहीं हे। समस्या तो है ही; उसका हल 
भी निक्रालना ही होगा | हम लोग अपने साथन से जिस परिसाण में 
काम कर सकते हैं उससे गांव की विभिन्न समस्याध्ं का हल नहीं होता 
है । जो कुछ करते हैँ वह प्रयोग मात्र है। हम अपने प्रयोग से केबल 
देश की विभिन्न समस्याश्रों को सुलभाने का रास्ता द्वं ढ़ निकलते हैं, 
जिससे जब जिसे जरूरत हो वह उस रास्ते से आगे बढ़ सके | हमारी 
गोपालन-योजना भी उसी प्रयास का प्रयोग मात्र है | हमारे संघटन के 
अन्तंगत जितना काम होगा उससे अगर उन शोड़े बड़े किसानों की 
समस्या कुछ हल हो जाब तथा ग्रामीण जनता की व्यावहारिक शिक्षा 
तथा सही रास्ते की ओर दृष्टि हो जाय तो वह अपनी सफलता के लिए 
काफी अच्छा नतीजा होंगा | अतः हमारे कार्यकर्ताओं को समस्याओं 
की विशालता और जख्लिता से न घवड़ाकर जो रास्ता सही हे उसी 
दिशा में प्रयोग करना होगा | ह 

गायाल के कार्यक्रम के साथ-साथ हमारे सामने मत जानवरों का 


घप२४ समग्र आम-सेवा की ओर 


प्रवन्ध करने का काम स्वतः आ जाता है | पहले ही एक पत्र में मैंने 
लिखा था .कि हम उद्योग का क्रम ऐसा रखें जिससे एक दूसरे से 
सम्बन्धित रहें | भारत-जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए मृत गाय बैल की 
आर्थिक उपयोगिता के अ्रति खास तौर पर ध्यान 

खत पशुओं के चम्रढ़े देना आवश्यक है लेकिन दुःख की वात यह है कि 
.. का उपयोग इस उद्योग के प्रति हम दुनिया में सबसे ज्यादा 
उदासीन हैं। तुमको मालूम ही होगा कि संसार 

में जितने गाय, वैल, भेंस आदि जानवर हैं उनके ३० सैकड़ा केवल 
भारत में ही हैं और संसार में जितना चमड़ा होता है भारत का 
हिस्सा उसकी तिहाई से भी ज्यादा है। लेकिन हमारे देहाती इससे 
जरा भी लाम नहीं उठाते | जात-पांत का ऐसा चक्र बना रक््खा है 
कि जिनमें बुद्धि है, अथिक साधन हैं, कोशल है और 'समाज में 
प्रतिष्ठा है उनको मृत जानवर से कोई दिलचस्पी नहीं | मर जाने पर 
जानवर ऐसे लोगों के हाथ जाकर पड़ता है जो हमेशा समाज में दलित 
होने के कारण शोषित हैं, दरिद्र हैं, जाहिल हैँ | उनके पास, न साधन 
है, न वह कोशल जिसप॑ वे बुद्धि-पूवक मत जानवर का उचित इस्ते- 
माल कर सके | नतीजा यह होता है कि जब कोई जानवर मरता है तो 
वह किसी प्रकार उसका चमड़ा उधेड्ध कर किसी व्यापारी को नाम मात्र 
दाम पर बेंच आते हैं। उन्हें यह देखने की भी आवश्यकता नहीं 
होती कि चमड़ी निकालते समय कहीं कट न जाय, छेद न हो जाय या 
भांस लगा न रह जाय | वे इसका विचार ही नहीं करते . कि ठीक ढग 
पर चमड़ा निकालने से और ज्यादा दाम मिलेगा । ओर उनको इस 
बात की फिक्र क्यों हो । एक तो ज्ञान के अभाव से वे इन बातों 
की बारीकियों को जान नहीं सकते। दूसरे यह कि सारा माल 
मुफ्त मिलता है | जो चमार उस चमड़े को पकाने का काम करते हैँ वे 
भी साधन तथा ज्ञानहीन होने के कारण उसे इस तरह पकाते हैं कि 
वह वाजार में अधकच्चे माल के नाम से घोषित होता है और विदेश 


गोपाज्नन पुर 


जाकर वही पक्का माल बनकर हमारे यहाँ वापस झा जाता है। इस 
अकार हमारे यहाँ जितना माल होता है उसका लगभग ४० सैकड़ा 
कच्चा और अधकच्चा के रूप में विदेश चला जाता है। इसके 
अलावा मृत जानवर से दूसरी उपयोगिता की चीजें बनाने के प्रति 
तो लोग कतई उदासीन हैं | चमड़ा निकाल कर बाकी जानवर के मांस 
को वे गांव की एक तरफ फेंक देंगे और चील, गिद्ध, कुत्तों और कोशों 
का जमघट कराकर एक वीमत्स दृश्य पैदा करेंगे। कुछ दिन तक 
इतनी बदबू होगी कि उधर का निकलना मुश्किल | उस दृश्य से धृणा 
जदीं, उस दुर्गन्ध से घृणा नहीं, सारी घृणा चमड़ा छूने से है | इस 
'बुणा के मामले में जाति-पांति कानून भी अजीब ऊट्पटांग है | 
रणीवां के चर्मालय का अनुभव बताते समय मैंने लिखा था किस तरह 
चमार जाति मृत जानवर का चमडा तो छीलकर निकालेगी लेकिन 
चमडा पकाने में उस पर हाथ नहीं रख सकती क्योंकि ऐसा करनेवाले 
को जाति से निकलना पड़ेगा | नतीजा यह होता है कि जो चमार 
चमडा निकालता है उसको इस बात की फिक्र ही नहीं रहती कि किस 
तरह चमडा छीला जाय जिससे पकाने में अच्छा माल निकल सके | 
'फलतः हम इस उद्योग में दूसरे देशों के इतने पीछे पड गये कि घटिया 
चमडा या कच्चा माल के व्यापारी मात्र रह गये हैं। सो भी जानवर 
"के और हिस्से की तो कोई बात दी नहीं | 

वस्तुतः अगर इस ओर जरा ध्यान देकर ठीक प्रबन्ध कर लिया 
जाय ओर देहाती जनता में इस ओर दिलचस्पी पेदा की जाय तो मृत 
जानवर की उपयोगिता बहुमुखी हो सकती है | सबसे पहले चमडा 
* का ही एक प्रधान और व्यापक उद्योग चल सकता 

सृत जानवर के है | मृत जानवर की समस्या प्रत्येक गाँव की होने 
उपयोग द्वारा के कारण चर्खा-जैंसा यह उद्योग भी व्यापक रुप लें 
अनेक वस्तुओं सकता है | हडडी से बहुत उच्च कोटि को खाद बन 
का निर्माण सकती है, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है ।हमारे 


 3र६ समग्र आम-सेवा की ओर 


यहां खेती के लिए खाद की कितनी कमी है सो किसको मालूम 
नहीं है| मांस से भी अच्छी खाद बनती है। प्रत्येक जानवर 
की सिफ चर्बी से ही १) के करीब आमदनी हो सकती हैं १ 
चमड़े के लीज और ठुकड़ों से लाखों. रुपये का सरेस हम न केवल 
अपने काम के लिए ही वना सकते बल्कि फालतू माल बाहर भी भेज 
सकते हैं | इसके अलावा सींग तांत का काम आदि और वहत से 
उद्योग चल सकते हैं | वास्तव में मृत जानवर से ही हम देहातों की 
उद्योगमय बना सकते हैं | मृत जानवरों? का ठीक से उपयोग न कर 
सकने से हमको कितनी हानि होती है, इसका हिसाव लगाना शुरू 
करेंगे तो घवडा जाओगी । पर 
...._ जहाँ तक गिनती की जा सकी है हमारे यहां हर साल दो करोड 
संत्तावन लाख जानवर मरते 6 । इनके चमड़े की टीक व्यवस्था न होने 
से हमारे गाँवों का कमसे कम प्रति फद २) का नुकसान होता है उसके 
अज्ञावा प्रति जानवर मांस से आठ आने, हडडी से एक रुपया, चर्बी 
से एक रुपया, सींग पृद्धा आदि से चार आने मिल सकता है | इस 
प्रकार हम आज प्रति जानवर २ २०) ,+॥) + १) + १) +!) 
यानी पौने पाँच रुपये हानि उठा रहे हें अर्थात्‌ हमको कुल ४॥॥) »८ 
२५७०००००5- १२, १८, १२,०००) वार्षिक हा नि होती है |# इतनी 
स्कम तो हम केवल संघटित रूप से मृत देह की 
यह व्यवस्था करने से ही बचा सकते हैं [# लेकिन अगर 
भयंकर हानि ! हम चमड़े का उद्योग चलाकर कुल चमड़ों को पक्के 
ह माल के रूप में बेंचें ओर उतनी खाद के कारण 
खेती की पैदावार की जो वृद्धि होगी उसका हिसाब जोड़े, विभिन्न 
प्रकार के उद्योगों में कितनी आदमनी होगी ओर कितनी वेकारी दूर 
होगी, उसका विंचार करें तो हमारी बचत कितनी गुना बढ़ जावगी, 
आजकल प्रति जानवर ५॥६ दपये मिलेंगे | ७-११-४० 
ध्याज यह रकम ४० करोड रुपये होती है। ७-११-४० 


यातायात और जल की व्यवस्था प्र्र७ 


इसे तुम समझ ही सकती दो | इस तरह ब.ब मृत जानवर की कीमत 
काफी बढ़ जायगी तो आज जैसे बुडढे जानवर को काठ डालने के 
लिए मजबूर हो जाते ह वसा नहीं करना पड़ेगा | दसरा वह ह॑ कि जब 
लोगों को मुर्दार चमड़े का उम्दा माल मिलता रहेगा तो वे कश्ल किये 
हुए जानवर के चमड़े की माँग नहों करेंगे | अतः हमारी योजना में 
गापालन के साथ मत जानवर के उद्योग की व्यवस्था होनी चाहिए । 
यह पत्र बड़ा हो गया सोचा था, इसी पत्र में वाकी सब कार्यक्रम 
पर विचार समाप्त कर दूंगा | लेकिन यह विपय इतना व्यायक था कि 
इसी ने काफी समय ले लिया | अतः इस पत्र को आज समात्त करके 
अगले महीने और विप्रयों पर विचार करने की चेष्टा करूँगा | 
[ 
प्र 
यावायात भर जल की व्यवस्था 
१---४---४४ 
यातायात--ठ॒म्हारा पत्र मिला | ठुम लोग सेदनीएुर जिले में 
नई तालीम का प्रयोग शुरू कर रहे हो, जानकर खुशी हुई | इसका 
मतलब यह कि अब अपने तालीमी संघ के तने से शाखाएं पर शाखाए 
फूटनी शुरू हो गई हैं | यह अवस्था सुखकर है | हमारे प्रान्त में कब 
प्रयोग होगा १ में अब भी समझता हूँ कि तालीमी संत्र की प्रयोगेशाला 
हमारे ही प्रान्त में होनी चाहिए। हिन्दुस्तान तालीमी संब्र का काम 
हिन्दुस्तानी (हिन्दी) भाषा में ही न होगा ! और इस मापा का प्रधान 
अडडा युक्तप्रान्त ही तो है । 
अब हम लोग सब जेल के अन्दर ही अन्दर नये आड्डिनेस में फिर 
गिरफ़्तार हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है ।पता नहीं इस बीच कितने 
कानून बदलेंगे और बनेंगे ! चाद्दे जो कुछ कानून बने बिगड़ें, हमारे 
लिए उनका कोई मूल्य नहीं | हमें नजखन्द रहना ही ह फिर वे 
चाहे जो कड़कर रक्‍्खें ' लोमडी भेड़ को खायेगी ही। दलील क्या 
होती है, वह भेंड़ के लिए कोई दिलचस्पी की बात नहीं। हाँ, अब 


ब्र्८ ... समग्र ऑम-सेवा की ओर 


हमें गर्मी में बाहर सोने को मिलेगा। खाने को आलू भी मिला 
रेगा। महीने में एक वार सम्बन्धियों से मुज्ञाकात हो सकेगी और 
एक पोस्टकाड ज्यादा लिखने को मिलेगा | अब सरकार अखबार भी 
देगी, यह भी सुना है। इतनों बात खुशी की है | बाकी जेल जीवन 
जैसा था, वैसा ही है।हाँ, मालूम हुआ है कि प्रकार अब एक 
प्रमाण पत्र भी हमको देगी जिसमें हमारे वनन्‍्द्र रहने का कारण रहेगा | 
यहाँ कोई भी उसके लिए फिक्र नहीं करता | सब जानते हैं कि वही 
लामड़ी जेती ही कोई दलील होगी। 
अब तक जो पत्र में तुमको लिंखता रहा उनमें हस आम-सुवार के 
लिए क्रमशः उद्योग, शिक्षा व संस्कृति, सफाई व .स्वास्थ्य,कृषि व बाग- 
वानी तथा गोपालन पर अपने विचार प्रकट करते रहे | इतने कार्य- 
क्रमों का संघटन हो जाने पर गाँवों की स्थिति ऐसी होनी सम्भव हैं 
कि हम कुछ ऐसे कार्यक्रम भी शुरू कर सके जिनके जिए गाँव भर को 
सहयोग वृत्ति तथा सावजनिक लांभ के वास्ते व्यक्तिगत त्याग की तैयारी 
की आवश्यकता हो | ऐसा काम है गाँव की यातायात की समस्या हल 
करना | तुम जब रणीवाँ आई थीं तो देखा होगा कि आश्रम तक 
जाने में रास्ते भर कितनी तकलीफ हुई थी। परीशान होकर वापत 
जाते समय ठुमने पेंदल जाना ही पसन्द किया था| फिर भी ठुम 
' ऐसे मोसम में गई थीं जब सूखा था। खेत खाली होने के कारण 
वैज्ञगाड़ी चाहे जिस गाँव में जा सकती थी। बरसात में तो पेंदल 
चलने के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। रणीवाँ जाने में 
रा्ते काजो दाल ठुमने देखा था वह भा हमारे ब्रार्मों के 
ह हिसाव से अच्छा था। अधिकांश गाँवों को उससे 
गाँव के रास्तों भी बदतर हालत रहती है। पर यातायात को 
की दुर्दशा कठिनाई को उसी तरह से रहने देकर अ्रीद्योगिक 
प्रयति करना एक प्रकार असम्मव नहीं है । 
अधिकतर लोगों कटी वो यह राय है कि बाताबाव की सुविधा पहले 


यातायात और जल की व्यवस्था प्र 


होनी चाहिए, फिर उद्योगों का संघरटन शुरू करना चाहिए | आज जो 
सरकारी तथा गैरसरकारी आम-सुवार कार्य हो रहा है उसमें सड़क 
बनाने और सुधारने का काम प्रथम और मुख्य माना गया है। देहात 
की सड़कों को दुरुस्त करना इतना महत्व का होने पर भी मैंने आाम- 
खुधार योजना में यह कार्य-क्रम सबसे अखीर में रखा है। इसका कारण 
मैं पहले एक पत्र में बता चुका हूँ । अगर हम चाहते हैं कि ग्राम- 
सुधार का कास ग्रामीण जनता की शक्ति का विकास करके करें तो 
ऐसे कार्कक्रम वाद को ही रखना दहोगा। क्योंकि जब तक गांव के 
लोगों में संब्रटन की प्रथा न जारी होगी तब तक कोई सम्पिलित काम 
नहीं हो सकता | जो सड़क आदि का काम होता है वह कहीं 
“कहीं पैसे की इमदाद से एकाघ सड़क मरम्मत कर देने का ही है। 
इस दिशा में कोई व्यापक योजना तो देहात की जनता की आर्थिक 
स्थिति, शिक्षा, संस्कृति तथा संबदन शक्ति की उन्नति के साथ ही हो 
सकती हैं। 
में कह रहा था कि यातायात की समस्या हल करने के लिए 
हमको चाहिए, गाँव भर का सम्मिलित प्रयास, संबटित परिश्रम ओर 
कुछ लोगों की उतनी जमीन जो सड़क बनाने के (लए जरूरी ह। | 
अब तक मैंने जितने कार्यक्रमों का जिक्र किया है उनके बाद जनता 
“में इतनी सार्वजनिक भावना पैदा होगी जिससे वे लोग खुशी से इतना 
त्याग सबके भले के लिए करेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है | अगर छान- 
बीन के साथ खोज की जाय तो मालूम होगा कि प्रथम दृष्टि से यहाँ 
यह जितनी त्याग की बात मालूम होती ह वस्तुतः इस जमीन छोड़ने 
'के मसले पर उतने त्याग की आवश्यक्रता न होगी। प्रथमतः सड़क 
निकालने की योजना ऐसी बनाई जाय जिसमें अधिकतर द्ििस्सा परती, 
जंगल आदि पड़े | इसके अलावा अगर पव्वारी के नक्शों को देखा 
जाय तो मालूम होगा कि अधिकांश गाँवों में ऐता डद्वर मौजूद था 
जो किसी की व्यक्तिगत भूमि नहीं समका जाता था। उतना डहर 


घू३० | समग्र आम-सेवा की ओर 


छोड़ा जाता था यातायात की सुविधा के लिए;। वह आराम पंचायत के 
अधीन था और उसका संस्कार गांव वाले मिलकर करते थे | लेकिन 
याँव का स्वामाविक संघटन नष्ट हो जाने पर उस भमि को आस-पास 
के किसानों ने अपनी भूमि में मिला लिया। आज मी अगर जरीबी 
_नकेशा निकाला जाय तो उतना डहर अलग मालूम हो जावया ) यह 
भूमि आज भी कानूतनन सर्वसाधारण की सम्पत्ति है. | हमारा आम- 
संघटन पुनर्जीवित होने पर उन डहरों को फिर से स्वसाधारण को: 
वापस करना कठिन नहीं होगा | लेकिन इतने दिनों से उसका दखल 
भोग करते रहने पर अब किसान उसे अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति ही 
समसने लगे हैँ और अब उसे छोड़ना उतना ही अखरेगा 
जितना उनको अपनी जमीन छोड़ने में अखरता | 
भागों का पुनरुद्धार चार साल पहले जब में फेजाबाद में इन डहरों की 
खोज. करके उनके पुनरुद्धार के काम में लगा था 
तो किस तरह उनके कब्जेंदार लोग झगड़ा करते थे और हमको: 
घधिकारियों की मदद से भी कहीं-कहीं सफलता नहीं मिलती थी 
इसकी पूरी कहानी में तुमको पहले लिख चुका हू। अतः यद्यपि 
वंसामान्य सम्पत्ति को अपनी जमीन में मिलाना किसानों के 
ए वेजा दखल है फिर भी आज डे फिर से सर्वजनिक काम में, 
देना उनके लिए त्याग की ही बात होगी । 
अतएब यद्॒पि दूसरे कार्यक्रामों-दवारा हमने गाँव का स्थिति में 
काफी सुधार कर लिया है तथापि हमको -यह काम काफी संभाल कर 
करना होगा ) इस विपय में जल्दबाजी करने पर गाँव में झगड़ा होने 
का डर रहेगा | गाँव की पंचायत में ऋई आदमी होंगे। मान लोः 
उनमें से दो आदमी की जमीन सड़क के लिए जरूरी हैँ । ऐसी हालत 
में अगर कोई ऐसा प्रत्ताव हुआ कि अमुक-शअ्रमुक ठुकड़े सड़क के 
लिए लिये जायूँ तो कठ वे दो आदमी समकक बैठेंगे कि यह प्रस्ताव 
फर्ला शख्स ने हमारी द्वानि करने की नीयत से किया ढे !! इस तरह 


८ ऐ व | 


यातायात और जम की व्यवस्था ' ५३१९ 


रूगड़ा खड़ा होकर याँव के संघटन की हानि हो सकती है। हमारे 
कार्यकर्ताओं को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि वे जो संघटन गाँव 
में कायम कर रहे हैं उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। प्रथमतः उनके 
बटन के लिए सरकारी कानून का वनन्‍्धन नहीं है और वह सम्पूर्ण 
जनता की सद्भावना पर ही निर्मर है| दूसरी बात यह है कि हम 
अपने थोड़े साथनों से थोड़े आगों में ही संघटन कायम कर सकेंगे । 
उनके अलावा उन देहातों के चारों तरफ विस्तृत क्षेत्र के देहातों ले 
लोग पुराने तरीके से जीवन बिताते होंगे। उनकी मनोवृत्ति का असरः 
हमारे संघटन के अन्तंगत देहातों पर पड़ना अनिवार्य है | जो कुदरती 
असर पड़ता है उसके अलावा भी दूसरे गाँव के लोग जब देखते हूँ 
कि अ्रमुक गाँव उन्नति कर रहा है तो वें हर तरह से कोशिश करते हैं 
कि बना छुआ संघटन टूट जाय | इस प्रकार दूसरे गाँव की ईष्वां के 
कारण काफी सफल संघटन टूटने का श्रममव मुझको अपने कार्यक्रम 
में हुआ है । इसके अलावा अगर वह गाँव किसी की जमींदारी में 
( आज ग्रायः सभी गाँव किसी न किसी जमीदार के ही हूँ ) पड़ता 
है तो जमींदार ऐसा मोका हमेशा द्वंढ्ा करता है जिससे झगड़ा हो, 
जाय | फिर जब सरकार जनता की नहों है ओर जनता के शोपणु पर 
ही कायम है तब भला सरकारी महकसों के लोग कैसे हमारे संघ्टनों' 
को पनपने देना चाहेंगे। पुलिस, कादूनगो, जरायत के कर्मचारी 
कोी-आपरेटिव विभाग के लोग सभी अपने-अपने ढंग से कोशिश के 
हैँ कि किसी प्रकार गाँव वालों का स्वतन्त्र संघटन बनने न पा |. 
अतः सड़कों के ज्ञिए किसी किस्म का नक्शा बनाते श्वमस परिस्थिति 
का ध्यान बहुत सावधानी के साथ रखना होगा। इप्का क्रम कुछ 
इस प्रकार हो सकता है; -- 
प्रथमतः गाँव के नीजंवानों को सम्मिलित करके गाँव के उन 
डह्टरों का संस्कार किया ऊाय जिन पर कोई खेती दो नहीं करता 


कर 


है लेबरिन छिनकी ऐसी हालत दो गई है कि वे काम में नहींआ 


जू३२ ह समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


गत हैं | इन सड़कों के भी कई प्रकार हैं :-- 

(१) ऐसी सड़के हैं जो आम तौर पर तो ठीक काम लायक हैं 
लेकिन कहीं-कहीं कटकर इतना गडढ़ा हो गया है कि बरसात में ऊपर 
से चलना असम्भव हो जाता है। 

(२) ऐसी जो अमी तक क्रिसी के खास दखल में तो नहीं गई 
हैं लेकिन लोगों ने अपने खेत की खाई बनाने के लिए उन्हीं से मिट्टी 
खोद-खोद कर उनकी सतह इतनी नीची कर दो है कि अब वें सड़क न 
रहकर गांव मर के पानी का निकास की नाली हो गई हैं | 

(३) कुछ ऐसी हैं कि अभी पूरे तोर पर खेतों के गर्भ में तो नहीं 
चली गईं हैं लेकिन इतनी पतली हो गई हैं क्रि उन पर बेंलगाड़ी नहीं 

चल सकती । मालूम होता है, लोगों ने इतनी मेहरवानी उन सड़कों 
'पर केवल बैंलों के निकास के लिए हो कर रक़्खी है। हमको क्रमशः 
अथम, दूसरे ओर आखिर में तीसरे प्रकार की सड़कों को मरग्मत का 
काम लेना चाहिए, जिससे लोगों में घारे-बीरे बढ़ने का हौसला हो | 
. उक्त तीन किस्म की सड़कों का जी्णोद्धार होने के बाद नई सड़क 
था डहर बनवाने की योजना बनान्नी चाहिए। उसका नक्शा ऐसा 
चनाना चाहिए जिसमें अधिकांश वाग, परती, ऊघर या जंगल जेसी 
. जमीन पढ़े जो खेती के काम में न थ्रावी हो, जिससे खेत में से कम से 
कम हिस्ता लेना पड़े | इसके आगे आज हम नहीं जा सकते | जिस 
सड़क के लिए अधिकांश जमोन खेव में से ल्लेरी पढ़े उसे जिला बोड 
या सरकार ही कर सकती है। हमारे कार्यक्र्त्ता या ग्राम-पंचायत जिला 
ओड से मिलकर ऐसी सड़क बनवाने की कोशिश अवश्य करें लेकिन 
अपनी ओर से उसकी चेष्टा करने में सफलता नहीं मिल तकेगी। 
- मेरे कहने का मतलब यह हे कि हमको ऐसे छोटे-छोटे काम करने 
होंगे जो हमारी ग्रामीण जनता की आर्थिक, साझाजिक्र तथा नैतिक 
स्थिति के अनुकूल हों। बढ़ी सड़क की बात हम को सीचना हीं नहा , 
है | हमारा काम केवल गाँव से बाहर निकलने के रास्ते का प्रवन्ध 


यात॒यात और जल की व्यवस्था पूर्इे 


करना मात्र है | अगर हम अपनी योजना के अन्तंगत कुछ गांवों में 
इतनी दी सफलता प्राप्त कर सकें तो बहुत होगा | वाकी काम सरकार 
पर छोड़ देना होगा | यातायात की योजना आरम्म करते समय आ्ाम-- 
सेवक को इतना सतक जरूर कर देना है क्योंकि कितने ग्राम-सेवक्र एक 
गाँव की सड़क की समस्या हल करने में सोचते हूँ कि कम से कम स्टेशन 
तक तो सड़क वन ही जानी चाहिए | चाहे वह स्टेशन ४६ भील दूर: 
ही क्‍यों न हो। में जब उनको ऐसे विचार की व्यर्थवा बताना चाहता 
हूँ तो वे प्रायः यह दलील करते हैं कि अगर लोगों को स्टेशन तक. 
जाने का रास्ता न मिले तो गांव से निकास ही होकर क्या लाभ १ ऊपर 
से सोचने पर उनकी दलील कुछ सही मालूम पड़ती हैं। लेकिन व्याव- 
हारिक दृष्टि से ऐसा करना सम्भव नहीं है। प्रथम हमारे पास इतना 
साधन नहीं है । द्वितीय ऐसी सड़क पर कई गाँव पढ़ेंगे | हमकी प्रधानतः. 
गाँव के सम्मिलित परिश्रम से ही काम करना हैं। अभी इतना सम्मव 
नहीं होगा कि गांव के लोगों की अपने लोगों की सीमा छोड़कर बाहर 
परिश्रम करने को ले जा सके | अतः इस (दिशा में हमको गाँव की हृद 
के अन्दर ही रहना अश्रे यस्कर होगा। इस प्रकार एक ज्षेत्र में अधि 
कांश डहर और सड़क बन जाने से उन गआआमों के सम्मिलित संबदन,, 
जिला बोर्ड या सरकार से तमाम क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सड़क की माँग 
रखने की शक्ति ग्राम करेंगे । वे जब अपने संबटन से गाँव के अन्दर 
की सड़कों को ठीक कर लेंगे तो जिला बोर्ड के लिए उनकी मांग की 
उपेक्षा करना कठिन होगा। क्योंकि उनकी माँग के पीछे केवल अपनी: 
सड़क बना लेने की वात ही तो नहीं रहेगी | इस बीच जो थौद्योगिक 
उन्नति हो जायगी उससे भी केन्द्रीय सड़क की माँग का बहुत बड़ा 
ओर माकूल कारण उनको रहेगा | 

ईंट भट्ठटा का उद्योग--सड़ेक क्री योजना के साथ पानी की 
व्यवस्था करने का काम साधारणतः आ जाता है। पानी का काम 


भी सुधार-वोजना की उसी अवस्था में हो सकता है जिस में हम 


पु३४ .. समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


यातायात का काम शुरू करते क्योंकि इसमें भी कुछ सम्मिलित परिश्रम 
की आवश्यकता है | हाँ, यातायात के काम से यह काम जरूर कुछ: 
आसानी से हो सकता है। एक तो इसमें उतने अधिक सावंजनिक 
अम की आवश्यकता नहीं है | दूसरे जब किसी कुएँ का जी संस्कार 
कराना होगा तो किंसी से कुछ त्याग तो कराना नहीं। फिर कुआँ 
किसी खास आदमी की सम्पत्ति होने से उसे खूब दिलचस्पी रहती 
है| लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से मैं दोनों को एक साथ - ही लेने का 
'पक्षपाती हूँ | .पछले एक पत्र में मैंने किसानों को फुसंत के समय 
'करने लायक कामों में भद्ठे के काम का जिक्र किया था। उद्योग 
के कार्यक्रमों को शुरू की अवस्था में प्रारम्भ करने की ही बात थी । 
अतः जब तक कुएँ का कार्यक्रम शुरू करना होगा तब तक मट्ठों का 
उद्योग काफी प्रगति कर जायगा। इस कारण मी कुँओं की मरम्मत 
करना आसान हो जायगा[। मेरा तो विश्वास यह है कि एक बार 
'इसका आन्दोलन चल जाय और साथ ही ई'ट आदि सामान सुलभ 
हो जायें तो लोग आप से आप अपने कुओं की मरम्मत करेंगे |. 

'ईट के भद्ठों के नाम से कुछ को आश्चर्य : होता होगा | तुम 
कहोगी चर्खा तथा अन्य ग्राम-उद्योग का काम तो समझ में आता 
है, यह.ईट के भट्ठे से क्या लाभ ! इससे गाँव की आर्थिक स्थिति 
में किस प्रकार की उन्नति होगी ? उनको बेंच कर कहाँ से आदमनी 
होगी ! किसी के लिए ऐसा सोचना शायद स्वाभाविक है। लेकिन 
जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ कि हमारा उद्देश्य तिजारत नहीं, 
प्रास-सुधार है। और स्वावलम्बन के आधार पर देहातों का आशिक, 
सामाजिक, संस्क्ृतिक तथा राजनैतिक सुधार करना है। हम वाजार. 
का संब्रठन तो जरूर करते हैं लेकिन उसका अधिक महत्व प्रारम्मिक 
दशा में ही रहेगा | बाद को याँव में उत्पादित माले का अधिकांश तो 
गाँव के ही इस्तेमाल के लिए बनेगा | फिर उद्योग केवल उन्हीं चीजों 
फे लिए थोड़े ही किया जाता है जिनकी बिक्री बाहर हो। गाँव की 


यातायात और जज्ञ की व्यवस्था प३५ 


उपयोगी चीजों की उत्तत्ति भी तो उधोग है। गाँव में विस्तृत रूप से 
नये-नये उद्योगों के चलाने के कारण कारखाने आदि के बनाने में 
काफी ईंट की जरूरत पड़ेगी | कषि-सुधार कार्य में भी अधिक कुएँ 
बनवाने का कार्यक्रम रहेगा। सुधार का वायुमंडल पेंदा होने पर सड़क 
मरम्मत तथा निर्माण कार्य में कदाचित्‌ पुलियाँ भी वनानी पड़ेंगी। 
अभी मैंने जो गाँव के कुओं की मरम्मत करने का जिक्र किया था 
उनके लिए ईंट की आवश्यकता होगी | इन कार्मों के लिए थाँव में 
ईटों का सुलभ होना जरूरी है।जों लोगगाँव में रहते हैं उनको 
मालूम है कि बाहर ,से ईंट मंगाना कठिन है | एक तो ईट का दाम 
ही अधिक होता है; दूसरी बात यह है कि दूर होने के कारण ईठ के 
दास से ढोने की मजदूरी अधिक हो जाती है। अधिकांश आमों 
के लिए तो रास्ते के अभाव से दूर से लाना भी कठिन हो जाता है । 
जव तक गाँव रहेगा, तब तक गडढ़ें रहेंगे | हम ज्यादा से ज्यादा 
इनकी शक्ल आदि में कुछ उन्नात कर सकते हैं | इस दिशा में मेंने 
जो कुछ प्रयास किया था उसका अनुभव तुमको लिखा ही है। मिट्टी 
की भोत उठाने के कारण बरों के आस-पास छोटे-बड़े ग्डढें दो जाते 
हैँ; उनमें स्थायी रूप से गन्दगी सड़ती है। खास तरह से उन पान्तों 
की बात तो कहना ढी वेकार है जहाँ वर्षा काफी होती है ओर भारत 
के अधिकांश प्रान्त वर्षा-प्रधान हैं। गड़ढ़ों का इस तरह से सड़ते 
रहना वीमारी का कारण होता है| खाद के घूर 'को लोग हटाने का 
तो प्रस्ताव करते हैं, लेकिन इन गड़ढों को भला हटाकर कहाँ ले 
जायँगे ! देह्यातों में मिद्ठी का प्र बनाने का तरीका आज जैसा जारी 
रहा तो इनका क्रमशः बढते जाना अनिवार्य है। इनसे स्वास्थ्व- 
सम्बन्धी जो हामि है वह तो, है ही; गडठों की बढ़ती के साथ-साथ 
आबादी के अन्दर काफी स्थान वेकार होता जावगा, जिसका ऋुछ 
दूसरा उपयोग हो सकता है । 

ग्राम-सुधार काय के सिलतिले में नावदान का पानों बहने के 


२९ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


लए पक्की नालियों का प्रस्ताव हम हमेशा करते रहते हैं लेकिन जब 
तक गाँव के मकान बनाने की पद्धति बदली न जाय तब तक स्वामा- 
विक विकास के अभाव में इस कार में हमेशा कठिनाई रहेगी | गाँव 
में किसी मकान का जब कोई अंश खगव हो जाता है तो लोग उसे 
.. नष्ट कर उसकी मिट्ठी उसी स्थान पर फैला देते हैं 
' इंटों के मकान और उसी पर नई भीत खड़ी कर देते हैँ | नतीजा 
बनाने को यह होता है कि आस-पास की जमीन की. सतह 
ओच्साइन दो ऊँची हो जाती है और नाबदान नीचा हो जाता 
है; जिससे पानी न निकल कर वहीं सूखता रहता है। 
इनका परिहार इसी से हो सकता है कि लोगों में ई'ट के मकान बनाने 
की प्रथा प्रचलित हो जाय |# मैंने आम-उद्योगादि के जिन कार्यक्रमों 
#पत्र लिखने के वाद मकान की समस्या के बारे में अविक विचार 
तथा अचुमभव करने का मौका मिला। आज देश की जो स्थिति है 
.उसको देखते हुए देहात में पकक्रा मकान का चलन लाभदायक नहीं 
होगा | प्रथमतः देहाती जनता इससे परावलम्बी हो जायेगी; दूसरी बात 
यह है कि इससे हमारी ईंधन की समस्या और जटिल हो जायेगी | अतः 
हमारे गाँव के निर्माण कार्य में कच्चे मकान की प्रधानता ही रखनी 
होगी | हाँ, मकानों के निर्माण में तथा भट्ठों के बनाने में नये शोध 
करने की आवश्यकता है | इस दिशा में व्यापक खोज के लिए वेज्ञानिक 
प्रयोगशाला की स्थापना करनी होगी । जो राष्ट्रीय संस्थायें स्वावलं बन 
के आधार पर समाज व्यवस्था की दिशा में आन्दोलन चलाना चाहती 
हैं उन्हें खास तौर से इस प्रश्न पर ध्यान देना. होगा। दुर्भाग्य से 
हमारी संस्थायेँं मकान की समस्याओं -को अपनी कल्पनालुसार थआार्थिक 
तथा सामाजिक विचारधारा की दृष्टि से सोचती नहीं हैं; वें सडूलियत 
और खर्च के महत्व को देखती हैं | हमारी संस्थाओं को हर दिशा में 
अपनी मौलिक विचा* धाराओं पर ध्यान रखकर ही काम करना होगा । 
नहीं तो अपना मूल सिद्धान्त दी खठाई में पड़ जायेगा । 


यातायात और जल की व्यवस्था ५३७ 


के बारे में लिखा है उनके कारण लोगों की आर्थिक तथा सांस्कृतिक 
स्थाते अच्छी होने पर उन्हें इस ओर पोत्साहित करना कठिन न 
दगा | साथ ह्वी यदि पुरानी भीत गिरातें समय मिट्टी को पास के गडढ़े 
में डालने का रिवाज हो जाय तो धीरे-धीरे गडढ़े भी भरते जायँंगे और 
जगह समतल होती जायगी | पक्की दावारों की संख्या बढ़ जाने पर 
गाँवों का दृश्य भी बदल जायगा ओर देहाती जनता का जीवन सुरुचि- 
पूर्ण होता जायगा | यह सच है कि हमारी कोशिशों के बाद गाँवों में 
बहुत से कच्चे मकान बनेंगे पर उनके लिए मिट्टी लेने की व्यवस्था 
ग्राम-समिति की निश्चित योजना के अनुसार करनी होगी | निश्चित 
स्थान पर निश्चित विधि और नाथ से यदि मिट्टी ली जायगी तो उससे 
वने गडढ़े धीरे-धीरे तालाव का रू ले सकेंगे। मछली पालकर और 
अन्य उपायों से उसके पानी को साफ रखना कठिनः न होगा | यह सच 
हं कि सभी स्थानों से मिट्टी न तने से लोगों की कभी-कभी दूर से मिद्ठी 
लानी पड़ेगी लेकिन जिन्दगी भर के आराम के लिए एक बार थोड़ी 
तकलीफ करना अ्रच्छा ही हे | इतनी तकलीफ के लिए उनको 
सममाना कठिन न होगा । 

पक्की ईटों के सुलभ होने पर गांवों की और कई समस्याएं हल 
ह।ती रहेंगी | आज जा नाबदान का पानी सड़ता है, पक्की नाली बन 
जाने से इस दिशा में सफाई रखना आसान हो जायगा। पशुओं के 
रहने का फश पक्का होना कितना आवश्यक है यह में कह ही चुका 
हूँ | इससे सफाई और खाद की प्राप्ति दो लाम हैँ। इश्न प्रकार 
ई'ट की सुलभता से गांव की बनावट में स्वत्तोमुखी छवार होना 
सम्भव है । 

भद्ठों की स्थापना से कृपि को भी लाभ पहुँच सकता है । कृषि के 
प्रोग्राम पर विचार करते समय मैंने तालाबों के महत्व की बाबत जिक्र 
किया था। जितना पानी वेकार वह जाता हैं उसमें से कुछ अगर 
रोका जा सके तो सिंचाई की समस्या का एक वड़ा हिस्सा इल हा 


ल्‍्प 
न्प्ए 


॥ । समग्र आम-सेवा की.ओर 


संकता है। यही कारण है कि पुराने समय में.बड़े- 
भद्दों को स्थापना से बड़े तालाब खोदने की ग्रथा थी | तालाब खुरवाने 
अन्य लाम है के पुण्य की बहुत प्रसंसा की गई है। आबपाशी के 
साथ-साथ लोग तालाबों में मछली पाला करते थे | 
इस प्रकार खाद्य मिलता था | अरब गरीबी ओर जहालत के कारण 
वे तालाब भी पटकर ऐसी हालत . में हो गये हैँ कि किसान उनसे कोई 
फायदा नहीं उठा पाते | वे तो जहाँ कहीं ऊंची जगह पाते हैं वहाँ 
फसल बो देते हैं। ओर इस प्रकार “कुछ नहीं ता थोड़ा थोड़ा” के 
न्याय के अनसार थोड़ा बहुत अनाज पैदा -कर लेते हैं| मैंने देखा है 
पके गांव के लोग तालाब खोदने की वृत्ति को श्रद्धा की दृष्टि सं देखते 
हैं पर गरीबी ओर संघटन के अभाव, से वे ऐसा .कर नहीं पाते | अगर - 
यह सुना जाता है कि कहीं कोई तालाब खुदवा रहा हैं या पुराना भठा 
हुआ तालाब साफ करवा रहा है तो उसकी प्रशंसा दूर-दूर तक होती 
है। रणीवां का तप्लाब तो तुमने देखा है । जब हम उसे खुदवातें थे 
तो दूर-दूर से लोग देखने आते थे ओर प्रशंसा करते थे | ग्राम-सुधार 
के लए तालाब का होना कितना आवश्यक है, इसको लोग पूरे तौर से 
महसूस करते हैं | लेकिन आज गांवों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है 
कि तालाव फिर से आसानी से खुदवाये जा सके । तालाबों को भिद्ठी 
अधिकांश चिकनं। होती है | लेकिन जहाँ ऐसे तालाब मिलें जिनकी 
मिद्दी ईट के काम में आर सकती हो तो उनका उपयोग करके भद्ठे 
बनाये जाये | इससे एक साथ दो काम होंगे | भद्दे बन जायेंगे ओर 
तालाबों का पुनरुद्धार हो जाय॑ंगा | इसके अलावा जो भछ्ठल नई जमीन 
खोदकर बनेगा उस जगह भी आसानी से तालाब वन सकता है। 
जल की व्यवस्था--मैं गाँवों में शुद्ध पानी की व्यवस्था करने 
की वात कर रहा था | बीच में प्रसंगतः भद्ध और तालाबों की बात 
आ गई । में कह रहा था क्िि यातायात के प्रोग्राम के साथ हीं इस 
कार्यक्रम को लेना है क्योंकि दोनों ही ग्राम-सुधार योजना की एक हा 


यातायात ओर जल की व्यवस्था घ्३े६ 


अवस्था में आरम्म करने लायक हैं। आज अधिकांश गांवों के 
कुओं की दशा ऐसी है कि तबीयत घंबड़ा जायगी | कहीं-कहीं 
२-४ अमीर घरों के सामने के कुएं ऐसे होते हैं जिनकी जगत्‌ बनी 
होती है | उनमें से भी ७५ सैंकड़ा ऐसे होंगे जिनका पाठ हटा है और 
अन्दर पानी यरता है | बाकी जितने कुए हैं उनमें क्रिंसी किस्म की 
जगत्‌ नहीं है। उनके किनारों की सतह इतनी 
कुश्रों की दुदंशा नीची है कि बरसात में गांव का पानी बहकर उनमें 
चला जाता है और पानी के साथ गांव भर की 

गन्दगी भी उन्हीं के अन्दर जाती रहती है | आज कल लोग न नया 
कुआँ खुदवाते हैं, और न पुरानों की मरम्मत कराते हैं। अधिकांश 
छुओझ्नों के कोठे सड़ गये हैं और लोना नोना लग कर विस गये हैं। 
उनके दरारों से किस्म-किस्म के पेड़ निकल पढ़े हैँ और कुए के अन्दर 
रोशनी ओर हवा का भो रास्ता बन्द कर दिया है | कोठे के अन्दर 
की यह स्थिति तो उन अमीर घरों के भी अधिकांश कुओों की हे 
जिनकी जगत्‌ बनी हुई है ! 

ऊपर की बातों से पानो की समस्या की भयंकरता का अन्दांज 
कर सकती हो कि हमको इस दिशा में कितनी चेश करनी 
होगी । सच है कि मेंने इतने ही या इससे ज्यादा महत्व के कामों 
के लिए आज परीशान न होकर भविष्य सरकार के लिए छोड़ देने 
की नलाद दी थी | लेकिन में समझता हूँ गाँव के कुआआँ सुधारने का 
काम हम आज की परिस्थिति में भी व्यापक रूप से कर सकते हूं | 
मैंने देखा है कि थोड़ा संघटन हो जाने पर ओर सामान सुलभ होने 
पर लोग उत्साह के साथ यह काम करते हैं। ञ्रतः मेरा विश्वास है 
कि अगर उचित अवसर पर-यह काम शुरू किया जाय तो गांव की 
समितियों की माफत बिना बाहरी मदद के इसे बहुत हृद तक उफल 
बनाया जा सकता है। 

ग्राम-संगठन की रूप-रेख्खा--पिछले महीने के पत्र में मैंने देहातों. 


चूु० ह ह समग्र आम-सेवा की ओर 


की कुछ समितियों का जिक्र किया था। उसके साथ ही मैंने उन 
समितियों की रूप-रेखा बताने का वादा किया था ।-हमने प्रथम से ही 
सारी सुधार-योजना गांव की आन्तरिक शक्ति संघटित करके उसी की 
माफत चलाने का ध्येय रक्खा था | क्योंकि स्वावलम्बन के सिद्धान्ता- 
नुसार हमकी समाज की बुनियाद से काम शुरू करना होगा । हमारा 
अन्तिम ध्येय केन्द्र तन्‍्त्र को क्रशः घटाकर आदशस्थिति में उसे शून्य 
' कर देना है| अत: हमारी व्यवस्था ऐसी हो जिससे समाज क्रमशः व्यक्ति: 


स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हो | यही कारण है कि हम .सब से पहले 


गांवों की मूंल जन-संख्यां को स्वावलम्बी वनाने- की कोशिश करते हैं; 
फिर आम-समिति तथा सर्किल सोसाइटी की ओर बढ़ते हैं। मैंने पहलेः 
भी कहा है कि हम गाँव में काम करने के लिए सबसे पहले चर्ख केः 
उद्योग से आरम्म करेंगे क्‍योंकि यही एक उद्योग है जिसमें गाँव काः 
प्रत्येक परिवार शामिल हो सकता है | अ्रतः सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से 
जितने घरों में सम्भव हो सकेगा चर्खा चलाकर उनके कते हुए. चूत 
की बुनाई-विक्री आदि .की व्यवस्था अपनी संस्था द्वारा की जायेगी | 
फिर कातने वालों की एक समिति बनाकर, सूत-सुधार, कातने वालियों 
के सूतकी जाँचआदि की जिम्मेदारीउन पर डालनी होगी । फिर धीरे-धीरे 
रात्रि-पाठशाला लेकर क्रमशः अधिक कार्यक्रमों का भार मेरे पिछलें: 
पत्रों के बताये क्रमानुसार उनको सौंपा जा सकता है। कार्यक्रमों की 
वृद्धि तथा संबदन की मजबूती के साथ उत्तरोत्तर अधिक परिवार के: 
लोग समिति में शामिल होकर क्रमशः यही समिति सम्पूर्ण गाँव की 
समिति तथा पंचायत बन जायगी | आम-समितियों के संघटन की: 
'इकाई वन जाने पर कुछ गाँव मिलाकर सर्किल सोसाइटी और कुछ 
सर्किल सोसाइटियां मिलाकर एक यूनियन के रूप में, इस तरह क्रमशः 
' ऊपर की कमेटियों का संघटन किया जा सकता है | इन' समितियों 
का विधान तथा नियम क्‍या होगा, आज में क्‍या बताऊँ १ यह तो 
जब इस 'प्रकार का. संघटन वास्तविक क्षेत्र नें किया जायगा तो स्थानीय: 


के 


. यातायात और जल की व्यवस्था प्४१ 


परिस्थिति तथा जनता की मानसिक स्थिति देखकर ही क्रिया जायगा | 
मैं सिफ इसका निर्देश करना चाहता हूँ कि छो भी विधान बने वह 
ऐसा होना चाहिए कि हरेक समिति अपनी आन्तरिक व्यवस्था के 
लिए स्व॒तन्त्र हो | ऊपर की कमेटियां केवल सहायक रूप में होंगी। 
ऐसा न करने से हसारा स्वावलम्बन का आद्श सफल नहीं होगा । 

धीरे-धीरे उक्त कमेटियों को अपनी-अपनी योग्यतानासर विभिन्न 
कार्यक्रम का भार देते रहना चाहिए. जिससे कुछ साल में समस्त कार्य- 
कम की जिम्मेदारी वे ले सके | समितियों का काम समस्त सामाजिक, 
साव॑जनिक प्रोग्राम तथा उन उद्योगों का संचालन है, जिनके लिए 
सम्मिलित संचालन की आवश्यकता हो या जिनकी चलाने के लिए 
साधन की आवश्यकता तथा खतरे की संभावना हो या जिन्हें 
आम तौर से व्यक्तिगत रूप से चलाना वांछुनीय न हो सके | यानी 
मेरे पहले बताये उद्योगों की श्रेणियों में, जिन्हें मैंने ग्राम-उद्योग 
कहा है, उनका संचालन समितियों के जिम्मे रहेगा | इनमें कौन 
उद्योग या प्रोग्राम ग्राम-समिति, कौन सकिल सोसाइटी तथा कौन 
यूनियन आदि के मातहत होगा, इसका निएंय इस समय नहीं क्रिया 
जा सकता | काम की व्यापक्रता तथा विभिन्न समितियों के सामर्थ्य के 
अन्दाज से उनका दय णी-विभाग करना होगा | 

अब प्रश्न यह उठता है कि उन उद्योगों की व्यवस्था “किस प्रकार 
की होगी जिन्हें मेने 'कुट्ठम्ब-उद्योग” कहा है। उन्हें तो व्यक्तिगत 
परिवार स्वतंत्र रूप से चलायेंगे। फिर क्या वे संघटन-हीन हालत में 
ही रहेंगे ! मेरे ख्याल से उनमें अलग-अलग उद्योग चलाने वालों 
की अलग-अलग समितियाँबन जायें तो अच्छा होगा। जैसे लोहार 
अढ़्ई समिति, कागजीं समिति, तेलघानी समिति आदि | ऐसा विधान 
अनाया जा सकता है जिससे विभिन्न सर्किल सोसाइटियों के समान ये 
समित्तियाँ भी केन्द्रीय यूनियन में शामिल हो सके । हाँ, अगर चाहो 
लो इतनी शर्ते रख सकते हो कि इस प्रकार की शुद्ध उद्योग-समितियाँ 


हक ॥ समग्र आम-सेवा की ओर 


यूनियन में केवल उद्योग-सम्बन्धी प्रश्नों पर ही अपनी राय दे सके | 
समितियों के खर्च के लिंए सदस्यों से उनसे उत्पादित सामान का कुछ 
अंश चन्दा रूप में लिया जा सकता है| इतने से में ग्रामों में किस 
प्रकार का संघटन कायम करने की कल्पना करता हूँ, इसका अन्दाज 
मिल गया होगा। वस्तुतः इन बातों को अधिक व्योरेबार बताना 
इन पन्नों में सम्भव नहीं है। वास्तविक क्षेत्र में सही योजना दनाते 
समय ऊपर लिखे संकेत के अनसार संब्टन की रूप-रेखा, विधान 
ओर नियमादि का ब्योरा निश्चित किया जा सकेगा । 

मेने पिछले एक पत्र में पंचायत की माफंत गांव का कगड़ा तब 
करने के लिए जल्दी न करने की सलाह दी थी | समिति में जब हम 
उपयुक्त संघटन सफलता के साथ कर लेंगेतो गाँव के झगड़े आदि 
अनुशासन का प्रोग्राम ले सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि 
अगर हमारी योजना पूरी होने में दस साल लंग जाये तो दस साल 
तक हम गाँव के अनुशासन-सम्बन्धी प्रश्नों की उपेक्षा ही करते 
रहें | जिन गाँवों में समिति पर जनता का विश्वास होने लगेगा उनमें 
समिति-द्वारा झगड़ा आदि का निबटारा थोड़ा-बहुत तो होगा ही |. 
जब किंसी व्यक्ति या संस्था पर जनता -का विश्वास होने लगता हँ तो, 
लोग स्वभावतः अपने मामलों को उसके पास ले आते हैं और उक्षके 
फेंसलों का सम्मान करते हैं| इस प्रकार जैसे-जैसे हसारा संब्टन 
मजबूत होता जायगा वेसे-वैसे अनुशासन-एम्बन्धी काम समितियों पर 
अपने आप आता जायगा। इस कार्यक्रम की स्वाभाविक प्रगति को 
हमारे कार्यकर्ता अपनी सहायता से आगे भी बढ़ा देंगे | मेरा कहना 
केवन यह था कि आज जैसे गाँव में पहुँचते ही आम-सेवक पंचायतः 
के रूगड़ों को कार्यक्रम के रूप में अपने ह्वाथ में लेने लगते हैं वह 
तरीका गलत है | संयोजित रूप से अनुशासन-सम्बन्धी व्यापक प्रश्न 
को हम ब्राम-संघटन का ढांचा पूर्ण और मजबूत होने पर ही उठा 
सकते हैं| ऐसे समय हमारा काम -आसान भी होगा क्योंकि तब तक 


यातायात और जल की व्यवस्था पूरे 


समितियाँ अपने नैतिक-बल से, इस दिशा में काफी प्रगति किये हुए 
रहेंगी ओर गाँवों का सही और स्वामात्रिक्र नेतृत्व भी प्राकृतिक हुआ 
रहेगा | हाँ, गाँव की समस्या का एक बड़ा अंश रह गया | वह दे 
देहातियों के कर्ज का प्रश्न । हमारे देहाती कितने कर्ज के भार से 
लदे हुए हैं, इसका अंदाज तो करीब-करीब सभी को है। यद्यपि इसका 
हिसाब जोड़ना संभव नहीं है तथापि लोगों ने जो अन्दाज लगाया 
है वह लगभग १२०० करोड़ रुपये का हैं। इसके अलावा अरबों रुपये 
का लेन-देन तो स्लियाँ पर्द के भीतर-भीतर करती रहती है, इनका 
ते कोई हिसाव ही नहीं लगा सकता है। लेकिन यह प्रश्न इतना 
जटिल ओर साधन-सापेद्य है कि इसे हम अभी कर ही नहीं सकते 
हैं। इसलिए मेने इस प्रश्न को जानकर ही छोड़ दिया है | इसका 
हल तो राष्ट्रीय सरकार ही कर सकती है। अ्रतः हमारे काय कर्त्ताश्रों 
को सावधान कर देना चाहिए क्रि वे आवेश में आकर इस मसले में 
पँस न जाये | 

में सममता हूँ, कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम की संस्थाओं के 
हारा जितना काम हम कर सकते हैं उसके लिए में अपना विचार 
प्रगठ कर चुका हूँ । मेंने जो कुछ कह्दा है वह अपने अनु भव के आधार 
पर ही कहा है | श्रतः शास्त्रीय दृष्टि से शायद मेरी राय ठीक न साबित 
हो | लेकिन मेरे-जैसा देहाती सेवक शास्त्रों की कहां तक जान सकता 
है | मैंने जो विचार समस्याओं के समाधानों के लिए किया है वह 
परिस्थिति तथा साधन के अनुसार ही किया है। लेकिन तुम लोग 
शास्त्रीय कसौंटी पर इनकी परीक्षा तो-कर सकते हो ओर इसमें जो 
एछ सार हो उन्हें भी अलग कर सकते हो । 

अब यह प्रश्न उठता है कि अगर कोई छोटी स्वतन्त्र संस्था हो 
तो क्या करेंगे ? उनके लिए भो मेरी तलाह है कि वे इसी प्रकार की 
योजना बनायें । हाँ, स्थानीय परिस्थिति के अनुसार प्रोग्राम के क्रम 
में अन्तर कर सकते हैं) लेकिन इष्टिकोण और आदश्श तो ऊपर 


जूड्/ | समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


बताये अनुसार ही हो। आखिर मैंने तुमको कोई योजना तो नहीं 
भेजी है | योजना बनाने में क्रिन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए 
उन पर विचार मात्र किया है ओर मैंने जो विचार क्रिये हैं, वे दोनों 
प्रकार की संस्थाओं के लिए लागू हैं | अगर सरकार जनता की हो तो 
इसमें अन्तर अवश्य होगा | लेकिन वह अन्तर भी कार्यक्रमों के सिलसिले 
ओर समूह में ही होगा; दृष्टिकोण और सिद्धान्त में नहीं | उद्देश्य तो 
वही ग्रामवासी को स्वावलम्बी बनने की ओर ले जाना होगा । राष्ट्रीय 
सरकार कायम हो जाने पर ग्राम-छुघार योजना क्रित्त प्रकार हो, उसकी 
- आज एक कल्पना मात्र कर सकते हैं। अतली विचार तो उस समय 
की परिस्थिति को देख कर ही हो सकता है! फिर भी कोशिश 
ऋरू गा कि में अपनी कल्यना का नक्शा तुमको भी भेजू । लेकिन 
उसे फिर कभी लिखू गा | आज पत्र यहाँ ही खत्म करता हूँ । 
[>स2] 
प्रान्त के देद्ातों की हालत 


& 


२५---४---४४ 
पहली तारीख को मैंने तुमको एक पत्र लिखा था। मिला होगा | 
आज से हमको बाहर सोने को मिलता है। यह पत्र में बाहर बैठकर . 
ही लिख रहा हूँ | डेढ़ साल से ऊपर हो गये, रात को आसमान का 
तारा कैसा होता है, नहीं देखा था |-आज नजरबन्दों के लिए एक 
- खास त्यौहार का.दिन है। सभी बैरकों के अड़गड़े ग्रुलजार दिखाई 
देते हैं | इधर गर्मी के कारण रात-कों पढ़ना-लिखना बन्द हो गया 
था। श्रव॒ रात ही पढ़ने लिखने के लिए. खास समय हो गंया। मेने 
भी सोचा, ऐसा अच्छा सौका क्‍यों छोड़ा जाय, पत्र ही लिख डालू 
लेकिन समझ में नहीं आरा रहा है, क्‍या लिखूँ | पिछले पत्र में मैंने 
वादा किया था कि सरकार-द्वारा किस ग्रकार से आम-सु धार का काम 
किया जा सकता है, इसपर में छुमकी अपने विचार लिखू गा। सन्‌ 
१६२१ से आज तक का सारा अनुभव लिख डाला | उन अनुभर्नां 


आत्त के देहातों की हालत पूछ 


के आधार पर मैंने यद भी लिख भेजा कि हमको ग्राम-सुधार को 
योजना किस आदश, दृष्टिकोश तथा पकार से बनानी चाहिए. | इस 
तरह पिछले पत्रों में मुफको जितना कहना था, कद डाला | मैंने कदा 
था कि आम-सुधार का काम दो जरियों से किया जा सकता है। एक 
अपनी संस्था द्वारा और दूसरा राष्ट्रीय सरकार द्वारा। मैंने सरकार के 
साथ राष्ट्रीय जान कर ही जोड़ा है क्योंकि आज़ जैसी विदेशी सरकार 
द्वारा आम-सुधार योजना कैसे चन्न सकती है! विदेशी सरकार का 
हित ग्राम-ठजाड़ में ही पूरा हो सकता है; वह ग्राम-सुधार कैसे कर 
सकती है पंजाब में मि० ब्रायेन अंग्रेज कर्मचारी थे | उनमें आ्राम- 
सुधार का जोश था | एक सरकारी उच्च कर्मचारी, उस पर अँग्रेज 
अतः वे जितना चाहते थे उतना साधन सरकार से मिल सकता था | 
फिर भो आखिर उनको कहना पड़ा कि ब्राम-सुधार का काम सरकारी 
महकमा और अफपरों-दारा नहीं हो सकता | इसका मतलब यह नहीं 
है किसी भी सरकार द्वारा नहीं हो सकता। चाहे वह ब्ायेन साहब 
हों चाहे कोई साहब हों, जब तक सरकार का 

प्राम-सुधार हित और जनता का हित एक दूसरे के विरोधो 
बनाम सरकार <€ तब तक _सरकारा महक्रम कटने का ग्राम-छुघार कम कटने की ग्राम-सुधार 
'बिगाइ योजना के एजेंट का ही काम करेंगे | उनको योजना बढ़े- 
बड़े सेंद्धान्तिक शब्दों से भर-पूर रहेगी लेकिन उनका कार्यक्रम 
हमेशा देदाती जनों का उत्तरो्तर पंगु बनाने का दह्वी रहेगा। लेकिन 
कुछ लोगों का खयाल ही ऐसा द्वो गया है कि किसी भी सरकारी 
महकमा द्वारा आम-सुधार नहीं हो सकता; वह सही नहीं है | अ्रगर 
ऐसा होता तो तुकों, रूस, और कनाडा के कार्यक्रम सफल न द्वी 
पाते | सवाल सरकारी और गैर-सरकारी का नहीं है । सवाल यह है 
कि जो लोग सुधार-कार्य करेंगे उनका ध्येय क्या हैं, उनका आदर्श 
क्या है और उनका हित किसमें हे। स्वभावतः राष्ट्रीय सरकार का. 





डे समग्र ग्राम-सेवा की ओर 
उद्देश्य और आदर्श नीतिपूर्ण होता है और उसका हित जनता के 
हित में- ही है। फिंर जब सरकार ही जनता की होगी तो उसके कर्म- 
चारियों को जनहित-ब्रती होना ही पड़ेगा | 
में अब तक तुमको जो कुछ लिखता रहा वह सब अपनी संस्थाओ्ं- 
हारा काम करने की बात थी | उतना लिखना मेरे लिए आसान था 
क्योंकि इतने साल तक मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ किया, या जो 
कुछ सोचा सब अपनी संस्था के अन्तंगत रह कर ही किया | इसलिए 
सेरा सारा अनुभव संस्था के साधन के मुताबिक काम करने का ही ह# । 
कांग्रस सरकार के जमाने में सरकारी महक्रसाकी साफत जरूर कुछ: 
प्रयोग किया था लेकिन पिछले दिनों जो कांग्रेस सरकार थी वह कुछ | 
राष्ट्रीय सरकार' तो थी नहीं। उस समय हमारे मंत्रियों का इतना 
अधिकार ही कहाँ था कि वे जन-हित की दृष्टि से ही सारी व्यवस्था 
करते | अतः उस अनुभव से मुकको लाभ जरूर हुआ था फिर भी' 
एक सही जनता की सरकार क्या कर सकती है उसका पूरान्पूरा 
अनुभव नहीं मिल सकता था| लेकिन साधारण रूप से देहाती सम- 
स्याओं को मैंने जैसा समझा है और आमीण जनता को जितना 
पहिचान सका हूँ उसके आधार पर हम अपनी सरकार-द्वारा किस 
अकार से और क्या-क्या कर सकते हैँ उसकी कल्पना मात्र हो सकती 
है | इस पत्र में में उसी की कुछ कलक देने की चेष्टा करूँगा | 
सिलउिले में एक बात ध्यान में रखनी होगी कि में जो कल्पना करू गा 
अपने उद्द श्य, दृष्टिकोण तथा सिद्धान्त के अनुसार ही होगी। 
और तुम को मालम दी है कि मैं उसी मार्ग से चंलना चाहता हूँ जो 
मेरे विचार से बापू का बताया हुआ मार्ग हे और जिसका जिक्र मैंने 
जेल से प्रथम पत्र में किया था | अतः में जिस प्रकार योजना बनाने 
का विचार करता हूँ उसका मूल होगा आम-स्वावलम्बन । | 
यह सच है कि हमारे भविष्य की राष्ट्रीय सरकार प्रारम्भ में किस 
प्रकार की होगी, यह हमको पता नहीं है | उसकी रूपरेखा तो. भारतीय 


प्रान्त के देहातों की हालत ५४७- 


जनता तय करेगी | लेकिन विधान चाद्दे जिस प्रकार का बने यह तो 
तय ही है कि हमारी सरकार कां रूप कुछ संधराप्ट्र के वरीके का द्ोगा | 
उप्तमें हर एक प्रान्त अपनी-अपनी आन्तरिकर व्यवस्था करेगा | हमारा 
भी आदश तो यही है कि जहाँ तक हो सके संघटन के नीचे की 
इकाई अपनी भीतरी व्यवस्था के लिए स्वतंत्र हो | अतः दस जो आम- 
सुधार योजना की कल्पना: करेंगे वह किसी एक प्रान्त के लिए होगी | 
दूसरे प्रान्तों की बातों की जानकारी मुझको है 
संघटन के. ही क्या ? अतः मेरे लिए अपने प्रान्त की स्थिति 
दोभाग. पर विचार करना आसान होगा । मैंने पहले ही 
कहा है किसी योजना बनाने से पहले हमको जिस 
क्षेत्र के लिए पोग्राम बनाना है उसकी मौजूदा स्थिति का अध्ययन करना 
होगा । फिर हमको यह सोचना होगा कि हम कितने साल की योजना 
बनावें। योजना का समय तय करने के लिए हमको यह तथ करना है।गा' 
कि हमारा ध्येय क्या हे १ फिर हमको इस बात पर दिचार करना होगा 
कि हमारा भार्ग क्‍या होगा और संघटन का कल-पुरंजा किस प्रकार 
का है| इस संघटन के दो विभाग होंगे (१) सरकारी व्यवस्था-सम्बन्धी 
ओर (२) देहाती समिति आदि का | एक निरीक्षण तथा सहायता के 
लिए, और दूसरा संबटन तथा व्यवस्था के लिए होगा । 
. मैं लिख चुका हूँ कि सरकार-द्वारा भी जो आम-सधार का काम 
होगा उसका पिद्धान्त तथा तरीका वही होगा जो हम अपनी संस्थाओं 
में वर्तते है। केवल फक यह होगा कि जिन समस्याओं को हमने अपने 
साधन के बाहर कह कर छोड दिया है उन्हें भी इस योजना में 
सम्मिलित करना होगा और हमने जैसे मूल उद्योग चर्खा को लिया है 
उसी प्रंकार सरकारी योजना में मूल उद्योग खेती को लेकर बाकी 
उद्योगों को उसी से सम्बन्धित करना होगा। उद्योग के सिलसिले में 
एक और बात का ध्यान द्वोना जरूरी है। हमको पहले दी तय करना 
होगा कि किस उद्योग को विकेन्द्रिव ग्राम-उद्योग के रूप में चलाया: 


। 


हि समग्र आम-सेंवा की ओर 
जाय और किस उद्योग को केन्द्रीय उद्योग के रूप में चलाना होगा। 
इनकी सूची बनाना कठिन है | समय आने पर उन्हें तय करना होगा । 
इस समय कुछ रिद्धान्तों पर विचार करना काफी होगा । | 
पिछले एक पत्र में मैंने आम-उद्योगों को तीन श्रेणियों में वाँटा है 

ओर इस बँटवारे -में एक सिद्धान्त निश्चित किया था। आम- 
उद्योग तथा केन्द्रीय उद्योग के बारे में भी हमें उसी तरह के 
सिद्धान्त के आधार पर निश्चय करना होगा | मैं शुरू से ही 
कहता रहा कि जहाँ तक सम्भव हो हमको आवश्यक सामान 
आम-उद्योग के जरिये यानी विकरेन्द्रित प्रणाली से प्राप्त करने 
की चेष्टा करनी हैं। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए प्रकृति 
ने हमको कच्चा माल केन्द्रित रूप से ही दिया है या जिनके उत्पोदन 
में दूर दूर के साधनों की आवश्यकता हो वा जिनकी उत्तत्ति में खतरा 
ज्यादा हो या जिनकी उलत्तिं के लिए इतनी ज्यादा शक्ति की 
आवश्यकता हो जो मनुष्यों या पशुओं के परिश्रम से प्रात होना 
सम्भव नहीं है। उन्हें हमेशा केन्द्रीय उद्योगों के रूप में, जन-सेवा के 
सिद्धान्त से, चलाना होगा । कुछ ऐसे उद्योगों के उदाइरण के लिए 
खानों का काम, लोहे ओर इस्पात का काम, रेल 

सौलिक आधार तार का काम, जहाज़ मोटर आदि के काम का 
उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा 

प्रकांश देनिक आवश्यकता के सामान तोग्राम-उद्योग से ही 
आप हो सकते हैं। आम-उद्योंगों के प्रकार तथा कुछ मुख्य उद्योगों 
की सूची में पहले पत्र में लिख चुका हू । हम इस समय केवल झोस- 
सधार योजना पर विचार कर रहे हैं। अ्रतः केन्द्रीय उद्योग हमारे 
विचार के वाहर की चीज है। हाँ, उनमें कोई ऐसा उद्योग हो, जिस 
पर देहाती कार्यक्रम का कुछ आधार हो तो उसपर थोड़ा विचार कर 

लिया जावगा | 

मैंने कहा है कि सघार योजना बनाने से पहले हमको अपने 


श्ऊ 


प्रान्त के देद्दातों की हालत प्रषट 
गांव की मौजूदा स्थिति जान लेनी चाहिए | जिस प्रांत की योजना 
बनानी है उसका क्षेत्रफल क्‍या है, आबादी कितनी और किस 
प्रकार की है, लोगों के पेशे क्या हैं, ओसत आमदनी क्या है, उस 
आमदनी का खच क़िंस प्रकार का है, उसका कितना खाते हैं और 
दूसरे काम में कितना लगाते हैं, लोगों पर कर्जा है तो कितना है, 
मुख्य उद्योग खेती का क्या दाल है, कितनी खेती लायक जमीन है, 
कितने में खेती होती है, खेती सुधार में क्या-क्या वाधाएँ हँ--साधन 
की कमी के कारण या जानकारी की कमी के कारण या कानूनी बाधा 
के कारण; पश्चआओं को क्या तादाद हे, उनकी हालत 
जाँच और. क्‍या है, चरागाह कितना है, जंगल कितना है, 
जानकारी उनमें उद्योग के लिए क्या क्या सामान मिल सकता 
है, इनमें कुछ बातों की तो समय-समय पर जाँच पहले से होती 
रहती है, कुछ चीजों की ऊाँच राष्ट्रीय सरकार को नये सिरे से करना 
है | इसके मतलब्र यह नहीं है कि. राष्ट्रीय सरकार कायम द्वोते ही 
केवल जाँच ही करती रहे और सम्पूर्ण स्थिति की जाँच दोने पर ही 
कोई काम शुरू करे शुरू में तो जितनी बातों की जानकारी है उसी 
के आधार पर काम शुरू करना होगा | इसके अलावा नई सरकार 
की पिछले महक्रमों को देखना होगा कि वे कितना और किस दृष्टिकाण 
से काम करते हैं | उन्हें उथारा जा सकता है या बदलना जरूरी है | 
नई परिस्थिति में नये-नये इप्टिकोश के लिए तथा नई आवश्यकताओं 
के लिए, जो कार्यकर्ता अब तक काम करते थे उन्हीं से काम चल 
जायगा या दूसरे लोगों को तैयार करना द्वोगा | 
यहाँ जेल में ब्रैठ कर संयुक्तप्रान्त की श्राज की स्थिति ऊपर-लिखी 
बातों पर क्या है, ठीक-ठीक बताना मुश्किल है। फिर मी जितना 
मालूम है उस पर विचार कर लेना ठीक द्वोगा। बाकी बातों को 
जाँच तो जब अपनी सरकार द्वोगी ता आसानी से ही जायगी ।आाज 
अगर कुछ मुख्य बातों की बावत ठीक-ठीक स्थिति मालूम कर ल॑ ता 


उघ० समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


हम किस तरह की योजना-बनावें, यह सोचना हमारे लिए आसान हो 
जायगा | अ्रतः में नीचे अपने प्रान्त की हालत की कुछ मुख्य बातों . 
पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ । । 
क्षेत्रफल तथा आबादी--्रान्त का क्षेत्रफल -१०६२४७ वर्गमील 
है ओर आबादी ५,२०,२०,६१७ है यानी प्रति वर्गमील की आबादी 
छू श्ट है। इस आबादी में ४४४५ शहरों की ६८,५५,२६८ और 
१०२३८८ आर्मोकी ४,८१,६५, ३४६ है |अ्रर्थात्‌ गाँव की आवादी कुल 
आवादी की ८७ सैकड़ा है | हमको इसी ८७ प्रतिशत आबादी के 
सविध्य की वात सोचनी है। इस प्रान्त के गांवों की आबादी में प्रत्येक 
१००० पुरुष में ६२४ स्त्रियाँ हैं | इस हिसाब से औसत प्रति गाँव की 
आबादी ४७० पड़ती हे। प्रति गाँव की जन-पंख्या का बँटवारा 


इस प्रकार है :--- ४ 

अवस्था... कुल स्त्री पुरुष 
बढ़े (६० से ऊपर)... २६ श्श्‌ १४ 
मोड़ (१६ वर्ष से ६० तक) २४३ श्र्ड १२६ 
लड़के (७वर्प से श्श्तक) शश्श..... ६० क्ष्र 
'बच्चे (जन्म से ६ तक). ६६ श्र . रे४ 


ठुमको मालूम होगा कि हमारा प्रान्त खेती-प्रधान प्रान्त है। 
सरकारी रिपोर्टों से मालूम होगा कि इस प्रान्त की कुल' आबादी की 
७३ सेकड़ा खेती से गुजारा करती है| यानी देहाती जनसंख्या का 
साढ़े तिराती सैकड़ा लोग खेती पर भरोसा करते हैं | अगर ५ व्यक्ति 
'का परिवार माना जाय तो प्रति गाँव की बस्ती ६४ परिवारों की होती 
है। इसमें साढ़े अठत्तर परिवार खेती करते हैं । बाकी साढ़े तेरह 
परिदार क्या करते हैं, इसका हिसाब ठीक-टीक मैं नहीं दे सकता । , 
शाप्रद किसी ने इसका हिसाब लगाया भी न॑ होगा। मैं समझता हूँ, 
इनमें अधिक से अधिक २ या ३ परिवार कुछ उपबोगी क्राम करते 
होंगे और बाकी बैठकर साढे अठत्तर क्रिसान परिवारों पर बोझ बने 


आन्त के देहातों की हालत ५५१ 


हुए हैं | जो लोग उपयोगी काम में लगे हूँ उनसे कुछ तो बाहर नाई, 
घोबी आदि सेवा का काम करते हैँ और बाकी कुछ न कुछ उद्योग 
में लगे हुए है| लेकिन उद्योग के नाम से गाँव में है ही क्या £ प्राचीन 
गृह-उद्योग में नो कुछ थोड़ा बहुत जिन्दा रह गयवरा हैं वह सब बाजार 
की सहूलियत के कारण शहर और करों में छो केन्द्रित हो गया है | 
यहाँ तक कि सर्वजनिक आवश्यकता का उद्योग घुनाई भी करों और 
शहरों में ही रह गई है | गाँवों में जो घुनकर थे उनमें अधिकांश खेती 
में चलें गये है या खेती के साथ कुछ लोग अवेर-सवेर कभी-कभी 
बुनाई भी कर लेते हैं | इसके अलावा देहातों में ग्रामीण आवश्यकता 
के लिए; कहीं कहीं कुछ लो २, बढ़ ई, कुम्हार, चर्मकार बसे हुए दीख 
पड़ते हैं । लेकिन उनके काम को हम उद्योग न कह कर किसानों की 
सेवा कहें तो शायद अधिक सही होगा । कहीं-कहीं एक आध स्थान 
पर प्राचीन उद्योग का ध्यंसावशेप रह गया है | लेकिन उनकी संख्या 
इतनी थोड़ी हैं कि उनसे ग्रति गाँव के हिसाब में कोई फक नद्यां 
पड़ेगा | 

आमदनी--वस्ठुतः भारत के लोगों की श्रोसत आमदनी क्या £, 
इसका हिसाब अर्थशास्री अब तक शायद ही ठीक से कर पाये हैं ६ 
इस मामले में भिन्न-भिन्न पंडितों का मिन्न-मिन्न मत है। कोई ३०) 
सालाना कहता हैं तो कोई ७०) तक बताता है। इस तरद्द विभिन्न 
अर्थशात्रियों की राय के अनुसार हमारी औसत आमदनी ३०) से 
७०) प्रति व्यक्ति ' प्रात वर्ष है | लेकिन यह झामदनी भारत की सारी 
आबादी का श्रीसत है | ग्ह तो तुमको मालूम है कि आज के केन्द्र- 
बाद के जमाने में धन भी प्रधानतः शहरों में ही केन्दित है | गाँव के 
किसी को कुछ आमदनी होने मी लगे तो वे गाँव छोड़ कर शहर में 
आकर बसने लगते हैं | इसलिए उपयुक्त हिताब से गाँव की आमदनों 
का कुछ भी अन्दाज नहीं कर सकोगी। मुक्तकों मालूम नहीं, किय ने 
भारत के गाँवों का अलग हिसाब लगाया है या नहीं | हाँ, सन्‌ १६३३ 


फ््भ्र शव समग्र आम-सेवा की ओर 


में एक सज्जन ने एक हिंसाव अन्दाज से निकाला था [इनका कहना . 
है कि खेती करने वालों की प्रति व्यक्ति आमदनी ४२) सालाना है । 
लेकिन उनके हिसाब से भी ठीक अन्दाजा लगाना कठिन है। प्रथमतः+ 
उन्होंने खेती की कुल उलत्ति पर अपना आधार रक्खा है, उनमें हे 
कितना हिस्सा गाँवों के किसानों के पास रहता है और कितना शहर 
के व्यापारी महाजन आदि के-पास चला जाता है, कितने हिस्से उन 
जमींदारों के हैं जो शहरों में रहते है | फिर यह आमदनी उनकी है 
जो खेती करते हैँ | जो १०-१२ परिदार आआ्रा्मों में वेसे ही वेकार रहते 
हैँ वे भी इसी आमदनी में हिस्सा बटातें हैं) इसके. उपरान्त उन्होंने 
उत्पत्ति का बंटवारा उतनी ही आबादी में किया जो १६२१ की थी। 
दस साल में जो आबादी बढ़ी उसवा हिसाव नहीं किया गया | इस 
प्रकार अगर सही स्थिति की जाँच की जाय तो आमदनी और कितनी 
कम हो जायगी, इसका अन्दाज़ ठम खुद कर सकती हो | 

अआज ही में लखनऊ के हिन्दुस्थान नामक एक सापाहिक पत्र में 
(२१ अप्रेल सन्‌ १६४४) श्री राधाक्रमल मुखर्जी का एक लेख पढ़ 
रद्य था| उसमें उन्होंने कह्या हैं भारत के खेतिहर परिवारों की औसत 
आमदनी ६०) प्रति परिवार प्रतिवर्ष है। श्री राब्राकमल मुखर्जी का 
हिसाब काफी सही माना कझ्वा सकता है। उन्होंने कई वर्ष तक ओर 
कई बार भारत के देह्यतों की आर्थिक परिस्थितियों की जाँच खुद की 
है | अ्रतः उनका कहना प्रामाणिक है | ४ व्यक्ति का परिवार मान कर 
उनके हिसाब से प्रति व्यक्ति आमदनी १८) होती है |१ यह आमदनी 
खेतिहरों की है; अगर इसमें वेकार आबादी शाविल की जाय तो 
ओर कम हो जायगी | मध्य-प्रान्त की कांग्र स सरकार ने श्री कुमारप्पा 





१, आज मँहयाई के कारण यह आय बढ़ गई है। सध्यग्रदेश 


सर्वे के अनुसार एक देद्धाती की औसत आय ग्रतिवर्ष १८५ रुपे 
हाते ह€ | 


ग्रान्त के देहातों की द्ालत प्रप३ 


की प्रधानता में एक कमेटी मुकरंर की थी | उन लोगों ने ६०६ याँवों 
की सम्पूण जाँच की थी। उनका कहना है कि मध्यप्रान्त के गाँवों 
की औज़त साज्ञाना आमदनी लगभग १२) है ।) अगर यह मान लें कि 
मध्य-प्रान्त हमारे सूवे से गरीब है और श्री कुमारप्प तथा श्री मुखर्जी 
के रिपोर्टों पर विचार करें तो दम आपानी से यद्ध मान सकते हैं कि 
युक्तपान्त की ग्रामीण जनता की औसत आमदनी १५) वार्धिक 
ग्रति व्यक्ति ह ।* 
रहन सहन--अ्त देखना यह है कि इस १५) में वे गुज 
तरह करते हैँ ! क्‍या खाते हैँ, कया पहनते हूँ ओर कैसे श॥२ में रहते 
हैं ? लेकिन इसमें देखना ही क्या है ! मकान की बात तो पूछी मत, 
एक लम्बी दीवार; उस पर फूस का या ईंख के सूखे पत्ते का छाजन, सो 
भी चारों ओर चूता रहता है। दरवाज़ा बसि की कइनों का एक टडर। 
_जाबाद के देहातों म॑ घूमने की कहानी मेने तुमको लिखी थी; उन 
पत्नों में इन घरों का बयान काफी किया था। अ्रतः उन्हें फिर दोहराना 
बेकार है ओर यह दुःख की कहानी जितनी कम कही जाय उतना 
ही अच्छा | वस्त्र | वह तो नहीं के बराबर ह। यांव से किस तरह 
लोग जाड़े में रात भरआग के सामने बैठकर ओर दिन में घूप खाकर 
दिन काटते हैं उसका हाल पहले लिख चुका हूँ। भारत के औसत 
कपड़े की खपत १३ गज में से शहर-वालों का दिस्ता निकाल देने त् 
गांव की औसत शायद ८या ६ गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की हा 
और इस प्रान्त की हालत इससे कुछ भिन्न ता है नहीं। अब रद गया 
भोजन | जहाँ व्यक्ति को कुल सालाना आमदनी १५) मात्र 
वहद्दां के लोगों के मोजन का क्‍या दिसाव लगाया जाय । ठुम तो 
ग्रहस्थी चलाने वाली हो | सनतें हैं ठुम लोग (ऋह्ली जाति) घर को इस 
१, वर्षा के स्थानीय सर्वे के अनुसार गाँवों की ओसत सालाना 
आमदनी १००) वार्पिक के लगभग आती है| 
२, आज यह १८५ से २००) के लगभग होगी | 
३४ 


5 


व, 
जज 


पूप ४ समग्र ग्राम-सेवा की आर 


तरद्द चलाती हो कि दूसरों को पता .नहीं चलता | लेकिन ठुम लोग 
भो इसका अन्दाज नहीं कर सकती कि इतने में परिवार का भोजन 
किस तरह हो सकता है। अगर ३-४ रुपये अन्य आवश्यकताओं 
में खर्च हों तो भोजन के लिए. १) मासिक भी तो नहीं बचता है। 
हमारे पढ़ें-लिखे भाई-ब्रदिन गांव क्री गन्दगी देखकर कहने लगते हैं 
कि गन्दगी के बींच रहकर लोग बीमार होकर मर क्यों नहीं जातें 
ओऔर गाँव के लोग जिन्दा रहते हैं इती पर आश्चर्य होता है| 
अगर उन शिक्षित भाइयों को मोजन की स्थिति मालूम दो जाय 
तो मारे डर के गाँव को जाना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि उनको विश्वात्त 
ही नहीं होगा कि गाँव में जो लोग दीख पड़ते हैँ वे जीवित मनुष्य हैं | 
उनको यह शक होगा कि ये कहीं मत ग्रामवासी की प्रेंतात्मा तो नहीं 
हैं | क्योंकि वे जीवित मनुष्य होते तो क्या खाकर जिन्दा रहते १ भोजन- 
सम्बन्धी स्थिति, जे रिपोर्टा में दिखाई पड़ती है, गाँव की स्थिति नहीं है 
क्योंकि रिपोर्ट में हमेशा जितना प्राप्त मोजन है उसे कुल आबादी 
से तकसीम किया जता है| शहर और गाँव का अनुपात अलग कहाँ 
रहता है। इसलिए, भी समस्या की भीषणता मालूम नहीं पड़ती । वेसे 
गना गाने के लिए ही देहात “सुजलां उुफलां शस्य श्यामलां” है| 
वास्तविक स्थिति तो है--“पानी पानी हर हर पानी। चारों ओर 
पानी | लेकिन पीने को वूँद भर भी नहीं ।? जैसा श्री डब्लू० एस० 
ब्लंट नाम के एक अंग्र ज महाशय बहुत साल पहले, जब कि गाँव में 
खाना आज से कहीं अधिक था, यहां की हालत देखकर बोल उठे थे-- 
४हम ने अपनी रैव्यत को दिंता से, मृत्यु भव से बचाया लेकिन भूख से 
मृत्यु भय को बढ़ाया ही है ।” मालूम नहीं उक्त महाशय की आत्मा 
आज क्‍या कह रही होगी | आखिर हिंसा से कितने आदमी मरते हैं ! 
कहीं एकाथ फौजदारी हो जाय तो सनसनी फैल जाती है | लेकिन भूखे 
करोड़ों की मौत हो जाती है और पता ही नहीं चत्वता है।. इसलिए 
बापू ने अग्ने जों से कह्ा--“अगर कोई चार्ज लेने वाला नहीं है तो 


प्रान्त के देहातों की हाज्ञत पपप 


सुम अराजकता के हाथ मुल्क को छोड़ चले जाओ | वह स्थिति हमारे 
लिए आज से कहीं अच्छी होगी |” 
अगर सारे मारत के अनाज का हिसाव देखा जाय तो हमारी 
कुल उत्पत्ति ३---७ करोड टन के करीब होगी | इसमें जितना विदेश 
चला जाता है, जितना ब्रीज के लिए रक्‍खा जाता है, जितना यातायात 
में नष्ट होता है, जितना पशुओं के लिए अलग किया जाता है उनको 
घटा दिया जाय तो ५ करोड़ टन से भी कम बचेगा | 
देदात के लिग॒ अगर कम से कम आवश्यकता का हिसाब जोड़ा 
अच् औरदूध. जाय तो हमको ६ करोड़ थन के करीब चाहिए.। 
का औसत. इस कमी में शहर का अनुपात निकालने पर देहात 
के लिए आधा भी भोजन नहीं बचता हे# | हमारे प्रान्त 
की भी यही दालत हैं । दूध-धी का हिसाब भी इसी तरह का है । ठ॒म लोगों 
को ख्याल हैं कि पंजाब और युक्तप्रान्त में लोग घी-दूध खूब खाते-पीते 
हैं | लेकिन स्थिति कुछ और है | युक्तग्रांत में १० करोड़ मन दूध होता 
है जिसमें ५० लाख, मन के करीब तो घी-दूध में बाहर चला जाता है। 
अतः ६॥ करोड़ मन दूध साढ़े पाँच करोड़ आबादी के लिए बचता 
है। यानी १ मन २६ सेर सालाना | अगर सब को बराबर मिले तो 
हर व्यक्ति का ३- छुँटाक होता है। उसी में से चाहे पिश्रो चाहे घी 
बनाओ, चाहे और कुछ । लेकिन तुमको मालूम है कि इसका ७५ 
सैंकड़ा शहर में ही दूध या घी के रूप में खर्च हो जाता है, इस 
#प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत १ पौंड अनाज लगता है | ऐसा 
मानें तो ३५ करोड़ के लिए. ५७० लाख ठन अनाज 'लगेगा | इसके 
अतिरिक्त बीज और पशुओं के लिए. ८० लाख टन लगेगा | इत्त तरह 
हमें साढ़े छः करोड़ टन अनाज की आवश्यकता होती है । १६४६- 
पू० में भारत में केवल साढ़े चार करोड़ टन अन्न का उत्पादन हुआ 
ओर यदि गत ४ वर्षो की उत्पत्ति का औसत निकालें तो ४ ही करोड़ 
टन होगा | 


प्षद न्‍ *.. समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


तरह देहात में मुश्किल से १ छुटाँक दूध प्रति व्यक्ति के लिए . 
बचता है |# इतने में तुमको हमारे प्रान्त के . देहात की आमदनी, 
और वे क्‍या खाते हैं, आदि की स्थिति का अन्दाज हो गया होगा। 
- घर-द्वार--पिछले पत्र में मैंने देहात के रास्तों का जिक्र किया 
था; शहरी भाई इन रास्तों के मारे गाँव जाना ही नहीं पसन्द करते 
हैं | दूसरों की बात छोड़ दो; हमारे कांग्रे सी भाई, जिनका दावा देहा- 
तियों की सेवा करने का है, सड़कों के न होने से गाँवों में जाने में 
घबड़ाते, हैं। रणीवाँ जाने और देखने. के इच्छुक होने पर भी 
'जब लोग रास्ते की बात सनते थे, तो वहाँ जाना स्थगित कर देते 
थे | इधर जब हम लोगों ने सड़क आदि की थोड़ी सहूलियत कर . 
दी थी तब. लोग कुछ-कुछ आने लगे थे। लेकिन गाँव की हालत 
- अगर देखी जाय तो रास्ते की कठिनाई उनके आगे कोई चीज ही 
नहीं है । और हो भी, कैसे ? जहाँ आमदनी का यह हाल है, वहाँ घर 
बनावें कहाँ से ? एक दो मुखिया, नम्बरदार को छोड़ किसी के पास 
'ठिकाने का घर .नहीं है। थोड़ी सी मिट्टी की दीवार-ओर ऊपर से 
घास या ईख के पत्ते का छाजन | अधिकांश घर ऐसे हँ | वे घर भी 
: इतने चूते हैँ कि बरसात में रात भर जागकर ही काटनी पड़ती है। 
' पश्चिमी जिलों में कुछ घर जरूर इससे अच्छे हं | लेकिन वे भी मिट्टी 
- के ढेर ही हैं | पशुओं को घर के अन्दर रखने की वात मैं पहले 
लिख चुका हूँ । घरों में कहीं भी किसी किस्म के रोशंनदान न होने 
पर इस ग्रकार पशुओं का बाँधना अस्वास्थ्यकर है, सो ठुम समस्त 
सकती हो। उतने छोटे -घर के एक कोने पर ही खाना पकाने का 
चूल्हा भी होता है | दूसरी निकलने की जगह न होने से घर भर में 
ध्रआँ भर जाता है। मवेशियों की गन्दगी के साथ इस धुआँ का 





ऋलड़ाई में अत्वधिक गोधन का. नाश हो जाने के कारण आऊ 
हालत ऊपर बताई हुई द्वाज्त से भी खराब हो गई है| 


ओन्‍त के दहाता का हालत न्ब्न्च्> 


योग होता है तो कैसा दुःखदायी अनुभव होता है, इसे मुक्तभोगी ही 
जान सकते हूं | तिसपर जब मिद्टी की खुली ढिबरी से निकले मिट्टी 
के तेल के ध्‌ एँ की दुर्गन्व उसमें शामिल्र हो जाती है तो फिर क्या 
पूछना | गनीमत इतनी ही है कि गरीबी के कारण अधिकांश घरों में 
दिया ही नहीं जलता है। लोग सारी जिन्दगी अन्धकार में ही 
बिताते हैं ! 
घर के आगे-पीछे तथा अगल-बरगल की गलियों की हालत 
देखो तो और परीशान हो जाओगी । मैंने पहले कहा है कि घर 
बनाने का तरीका ऐसा है क्रि जमीन की सतह कभी समतल नहीं रह 
पाती है। स्वामायिक ढाल न होने से नाबदान का पानी निकल नहीं 
श्ता है | और वह भीतर-भीतर सड़ता तथा कीचड़ पैदा करता है। 
छीटे-छोटे पुरवा किस्म के गाँवों में आबादी की कमी के कारण फिर 
भी गनीमत है। लेकिन पुराने गाँवों की तो अजीब द्वालत है | जब 
एक परिवार के लड़के अलग होते हैं तो अक्सर पैतृक मकान के भी 
डुकड़े कर लेते हैं | स्वभावतः ठुकड़ा किया हुआ घर नये परिवार के 
काम को चीज नहीं रह जावा। मान लो, किसी को आँगन और 
अन्दर और किसी की कोठरों और सदर मिला | फिर दोनों फरीक 
ने उसी हिस्से के साथ अपनी आवश्यकता नुप्तार मकानों की बढ़ाया । 
उनके वेटों ने उस घरों के फिर हुकड़े किये ओर 
गढ़ढों के गन्दे बढ़ाया | इस तरह बढ़ते-बढ़ते अं घरों के बीच 
पानी में मुश्किल से चलने-फिरने लायक गलियाँ रह गई 
हैँ। जब उन्हीं गलियों में लगातार नाबदान के 
बानी के साथ खर-कूड़ा सड़ता रहता दै दा एक अजीब हालत पेदा 
होती है। यह दृश्य और मनोरंजक होता है जब ऐसी गलियों में 
जगह-जगह बच्चों की टट्टियों के वेल-बूटे काढे रहते हैँ। खाद के 
घूर ओर गडढ़ाँ की बाबत मैंने पहले पन्नों में कई बार जिक्र किया 
है| इन गडढ़ों में गाँव भर की टट्टी ओर धोवन का मैला पानी जमा 


प्पल समग्र आम-सेवा की ओर 


होता है, उसी में लोग आवदस्त लेते हैं, बर्तन माँजते हैं, धोवी का 
कपड़ा धुलता है, सुअर लोटते हैं ओर पशुओं को पानी पिल्लाया 
जाता है । ओर कमी-कभी लोग भी उसी में डुबकी लगाकर नहा 
लेते हैं | गडढों की हालत पश्चिमी जिलों से पूर्वी जिलों में ज्यादा 
भयानक है क्योंकि पश्चिमी इलाकों में फिर भी पानी सूंखकर वेशाख- 
जेठ की धूप तो लग जाती है। ह 

ऐसे घरों में कितना सामान होगा, इसका अन्दाज लगाना कठिन 
नहीं होना चाहिए | वर्तनों में जिनके पास कुछ सामान पीतल -का 
हो तो वे अच्छी दशा में हैं, ऐसा कह्य जा सकता हैं। नहीं तो मिट्टी 
के वर्तन ही काफी हैं | मैंने देखा है कि ग्राम-उत्थान के प्रचारा्थे जो 
लोग गांवों में जाते हैँ वे प्रायः गांव के लोगों के जेवर-प्रेम के कि फ़ 
खूब जोरों से प्रचार करते हैं । यह बात गांवों का उद्धार करने वालों 
के लिए नशा सा बन गया है। लेकिन जरा खोज तो करो; उनके 
पास जेवर नाम से है क्‍या चीज | सोने का जेबर तो किसी के पास है 
ही नहीं | जो कुछ सोना था वह तो पिछले दिनों सरकार की भ्द्रा- 
राक्षस” की कृपा से वाहर मेजकर हमारे लोगों ने, सरकारी मेम्बरों 
की भाषा में, विपुल सम्पत्ति का लाम उठा लिया है | जो कुछ बचा. 
था वह भी इस लड़ाई में हिन्दुस्तान की सरहद, अफीका, इटली और 
हांयकांग की रक्षा में समाप्त कर देना पड़ा । तिस पर जो कुछ खुर- 
चन बाकी रही वह सब जापानी बस से पिब्रलने न पावे, इसलिए 


: इँगर्लैंड में सुरक्षित रक्खी हुई है |# इस प्रकार सोना शायद 


कहीं किसी कोने-खांचे में एकाघ दाना अठका रह गया होगा; 
लेकिन महाजनों की सर्वशोषणी दृष्टि से वह बचा है या नहीं, कौन 
बतावे ? जब कर्ज का पैसा पूरा होगा तो उतना “स्वर्ण कण” वापस 
हो जायगा, यह आशा कई पुश्त तक तो रहती है। आज जिसके 


ऊयह भी अब अन्न मेँगाने में और रुपयों के दाम गिराने में 


हाल में समात प्राव है । ७-११-५० 


प्रान्त के देहातों की हालत पूषह 


पास थोड़ा चांदी का जेवर है वे लोग भाग्वशाली कहलाते दूँ बाकी 
लोगों के पास जो रह गये ह वे हैं काँसा, पीतल आदि धातुओं के 
बने जेवर | लुठेरों के जाल से छुनकर जो कुछ बचा है उसे आमवाती 
अपने उद्धारकों के और सेवकों के प्रचार की आँघी से उड़ने न दे 
सके तो गनीमत है | 

वाकी सामान में एक चक्की, एकाब इल और मरियल बैल 
दिखाई देंगे। कहीं एकाघ फटी कथरी और गुदड़ी भी दीख पड़ती 
है, सो भी सब के घर नहीं। 

कर्ज--गाँवों के कर्ज की हालत तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ । 
यहाँ केवल इतना कहना काफी होगा कि सन्‌ ३० तक हमारे प्रान्त 
के गाँवों पर १२४ करोड़ का कर्जा था । उसके बाद मंदी के कारण 
देहाती जनता को द्वालत अधिक खराब हुईं। उसका कोई द्विसाव 
मुमको मालूम नहीं | लेकिन जिस अनुपात से बाद को कर्ज की रकम 
बढ़ी है उससे अगर १७० करोड़ का कर्ज है, ऐसा कहा जाय तो 
अतिशयोक्ति न होगी ।# यह कर्ज भी उनको अठारह से सेतीस सेकड़ा 

#लड़ाई और उसके बाद काश्तकारों की हालत सुधर गई है 
और ऋण कम हो गया है, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। लेकिन 
यह हाज्ञत बड़े काश्तकारों की है जिनके पास अपनी आवश्यकता- 
पूर्ति के पश्चात्‌ कुछ अन्न बच रहता है । छोटे काश्तकारों को, जिनकी 
संख्या ही अधिक है, अविक अन्न वाजार के लिए. न बचने के कारण 
उन्हें ऊंची कीमतों वा फायदा नहीं के बराबर छुआ है बल्कि कुछ 
आधुनिक गवेपणाश्रों से पता चलता है कि १६४२ से ४४ तक काश्त- 
कार्सो के ऋण में कुछ कमी हुई क्योंकि तब तक खेती का उत्पादन- 
व्यय अनाज की कीमतों के अनुणात में नहीं बढ़ा था। लेकिन १६४५ 
के बाद उत्पादन व्यय अनाज की कीमतों की तुलना में अधिक बढ़ 
गया है | इसलिए १६४५ के बाद किसान अधिक ऋण ले रहे ई 
ओऔर उन पर कर्ज का बाम बढ़ रहा है | 


5 समग्र आम-सेवा की ओर 


तक के चकवृद्धि सूद के हिसाब से मिला है | जिस परिस्थिति में लोगों 
को कज लेना.पड़ता है उसको देखते हुए सूद पर रुपया मिल जाता 
है, यही गनीमत है। उनके पास है क्या जिसके आधार पर वे महाजन 
को विश्वास दिला सकें। उनकी आमदनी, भोजन-वस्र का और 
उनके घर-दुआर सामानादिं का हाल तो देखा | ऐसी हालत में महा- 
जन भला कित भरोसे कम सूर पर रुपया दें ? आखिर वे कुछ अपना 
दिवाला निकालने के लिए. तो ब्रैठे नहीं हैँ ? उनको तो रुपया न 
मिलने का खतरा हमेशा बना रहता है। इतलिए वे इतना सूद ले 
लेते हैं जिससे डुबन्त रक्तम की हानि भी पूरी हो सके। आज की 
परिस्थिति में लोग मह्ाजनों के खिलाफ बैंकों तथा कंआपरेटिब 
क्रेडिट सोमाइटी का बेहद प्रचार करते हैं | मुझको पूरा विश्वास है 
कि ऐसे ग्रामीण बेंक अगर आज स्थायित किये जायेँ तो महाजन 
जितने लोगों को कर्ज देता है उनमें से ६५ सैंकड़ा लोगों -को कर्ज ही 

नहीं मिलेगा क्योंकि विना सम्पत्ति के ऐसा सभ्य बैंक कर्ज, देगा ही 
नहीं | आज जो गाँवों में को-आपरेंटिव सोसाइटियाँ हैं उनको भी तो 
मैंने आम तोर पर पंद्रह सैकड़ा सूद पर रुपया देते देखा है। हालाँ 
कि उनको रुपया वसूल करने का इतना जबरदस्त कानूनी हक प्रात 
है। देशी महाजनों के अलावा एक प्रकार का कर्ज ओर है। दह है 
अफगान महा जनों का, जिनको इधर आगा कहते हैँ | उनके सूद की 
दर और वसूली का तरीका और भी मयंकर है। वे आम तौर पर दी 
आना प्रति रुपया प्रति मास लेते हैं। इस हिसात से डेढ़ सो रुपया 
सेकरझ्ा पड़ा और वर्ली का तरीका क्या है, यह तुम्हें लिखकर क्या 
बताऊँ | कौन नहीं जानता है ! 

खेती-बारी--उस्तुतः देहात की स्थिति का मतलब खेती-बारी की 

ही स्थिति है| पहले ही मेंने कहा है कि साढ़े विरासी सकड़ा लोग 
खेतों पर भरोता करते हैं। इस खेती की हालत क्या है, उसे भी देख 
लो | पंजाब के श्री डालिग साहब के हिसाब से इस यानन्‍्त के आंत . 


आन्त के देहातों की हालत प्‌ १ 


किसान को ढाई एकड़ भूमि पड़ती है। तुमको मालूम है, युक्तप्रान्त 
जमींदारी प्रधान प्रान्त है। अगर उन जमींदारों की, जिनके पास बड़ी- 
बड़ी सोरें हैँ, भूमि घटाकर जोड़ा जाय तो युक्तप्रान्त में प्रति किसान 
के पाय औवत जमीन शायद ही दो एकड़ रह जाय। यहां के छोटे- 
छोटे खेतों की द्यलत मेने पहले ही लिखी थी | दो एकड़; खेत अगर 
६-७ जगहों में बँटा हो तो उतः छोटेबन का अन्दाज कर सकती हो | 
मैंने सेकड़ों ऐसे टुकड़े देखे है. जिन पर बैल हल लेकर धूम ही नहीं 
सकते ओर फाबड़े से ही उन्हें गोड़ना पड़ता है | 

इस ग्रान्त की कुल जमीन ६,७६,८६,०८० एकड़ है | जिसकी 
५७,१ सेंकड़ा यानी ३१८,८४७५,७४४ एकड़ खेती लायक है | जितनी 
जमीन खेती लायक है उसका ६१६ सेकड़ा पर आज कल्न खेतों 
हो रही है।इस प्रकार आज हमारे प्रान्त में ३९५,६१६,२०० एकड़ 
जमीन पर पैदायार होती है | खेती लायक जमीन के २२.६ सेंकड़ा पर 
दो बार अनाज बोया जाता है | इस हिसाब से प्रति गांव में औमत 
३४७,८ एकड़ पर खेती होती है आर ३२.३ एकड़ खेती लायक 
जमीन बेकार पड़ी है। इसका मतलब यह नहीं दे, कि दर गाँव में 
३९३ एकड़ खेती लायक जमीन खाली पड़ी है। झलम-अ्ज्ञग जिले 
की अलग-अलग स्थिति है। जैसे नैनीताल, भांती और मिर्जापुर जिले 
में क्रशा खेती लायक जमीन, के ७८,६,७६.४ ओर ७८.२ 
प्रतिशत जमीन पर ही खेती होती है। अतः इन निलो में जितनो खाज्ी 
जमीन दे उतनी खाली जमीन दूसरे जिलों में नहीं है | अलमोडा जिले 
में जितनी जमीन खेती लायक है सब्र पर खेती हो रही है । इस तरह 
आगर देखा जाय तो औसतन २५४ एकड़ जोतने लाबक जमीन ग्रति 
आम खाली होगी । 

उपर्युक्त जमीन का हिसाब मेंने १६४१ को मर्ुमशु पारी की रिशेट 
के अंकों के अनुसार किया है। लेकिन युक्तप्रान्त सरकार की खेर्त 
संधठन कमेटी १६४३ के लोगों ने कुछ ऐसी जमोन का भी दिताब 


' उधर समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


किया है जिसको कोशिश करने से खेती के काम में लाया जा सकता 
है | उन्होंने खेती लायक, लेकिन खेती नहीं होती है ऐसी, जमीन कोः ' 
दो हिस्सों में बांदा है। एक ऐसे ऊसर, जिन्हें काम में लायां जा 
सकता है;, दूसरा मामूली | उनके हिसाव से पड़ी हुई जमीन इस 
प्रकार हैः-- हि 

मामूली जोतने लायक ६,८६६,४५२ यानी ६६.३ एकड़ प्रतिगाँव। 

ऊसर जोतने लायक ५,१००,६२१ यानी ४६ ८ एकड़ प्रति गांव 

दोनों हिसाव मिलाकर हम अपने प्रान्त की खेती लायक जमीन 
का इस प्रकार बँटवारा कर सकते हैं। मैं प्रायः प्रति गांव की औसत 
लगा कर ही बताने की चेश करूँगा जिससे सममने में आसानी हो। 
अति ग्राम की औसत है 

कुल रकबा ६६४,१२ एकड़ 

परती आसानी से खेती होने लायक ३२.३ एकड़ 

खेती होती है ३४७,८ एकड़ 

जिन्हें खेत बनाया जा सकता है ६४,० एकड़ 

ऐसे ऊत्तर जिनकी खेत बनाया जा सकता है ४६,८ एकड़ 

जिस जमीन पर खेती होती है उसमें से ८५,८ एकड़ पर साल 
में दो फसलें होती हैं| इस प्रकार आज फसल के लिए प्राप्त कुल जमीन 
४३३,६ एकड़ है | ह 

एक बात का ख्याल रखना । मैंने ऊपर का जो हिसाब पग्राति गांव 
का बताया है वह यह मान कर कि सारी खेती लायक जमीन गांव की 
है | लेकिन ऐसा नहीं होता | ठुमने देखा. ह€, छोटे शहरों के अन्दर 
भी काफी खेती है। लेकिन प्रथमतः उनका हिसाव अलग मिलानाः 
मुश्किल है और वह जमीन अनुणत से इतनी कम है कि उसे प्रान्त 
के १०२३८८ गांवों में बांदने से वह नहीं के बरावर होगी | इसलिए. 
उसे मैंने अपने हिसाब में छोड़ दिया है। 

मैंने कहा हे कि २ +सलवाली जमीन को छोड़ने पर इस प्रान्त के 


ग्रान्त के देहातों की हालत पूद्रे 


प्रति झ्राम में ४३३.६ एकड़ जमीन पर ४७० आदमियों के गुजर के 
लिए, आनज पैदा द्वोता है | केवल ४७० आदमी क्‍यों; उसी जमीन 
पर उनका भी गुजर होता है जो देहात के मत्थे शहर में वैठ कर खाते 
हैं। और अनुपात से उनका हीं हिस्सा ज्यादा है |# 

उक्त जमीन पर फसल का बेंटवारा इस प्रकार हैः-- 


फसल प्रतिशत एकड़ 
गेहूँ १७६ ७६.२१ 
जब ८ ५्‌ २७,२५५ 
चना १२.४ ५३.६८ 
चावल श्ध्ट् ७२,७५ 
ज्वार ४१ १७,७७- 
बाजरा ४धि २१६२ 
जोन्हरी हाई ह १६,३४० 
सरसों वि २,६० 
अलसी दिन ब र्पर 
तिल "भरे ३.२४ 
अन्य तेलहन "४० १.७३ 
कपास १.४७ ६.३७ 
तम्बाकू रेट "६० 
चारा ३.४७ १५,०२ 
सन न्श्प्प २.०७ 
नील ब्०ग्०्२ ०,०७- 
फल-तरकारी ध्४ ४,०६ 
कोदो २.४४ १०,७७७ 
सावाँ १.३० पद 


#पत्र लिखने के बाद ७ साल में देहातियों के सरपर पर बैठ कर 
खाने वाली शहरी आबादी जोरों से बढ़ी है । 


४६ ध्द्‌ ५ 


आलू 


समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


| नरे४प्‌ २.५० 
अफीम "०६ हि 
सर ६.५ श्८.१५ 

. अरहर-उर्द प्‌ र३८२ 
ईख ५५० २१.६६ 
मसाला "६७३ ४.२० 
प्रान्त भर की मुख्य पैदावार का हिंसाव इस ग्रकार हैः-- 

अआनो ; दावार पैदावार 

228 अनाज -.. हजारअन 

"गेहूँ ७४६७६ सरसों श्श्ध््६्‌ 

जब २५१२७ अलसी ४२३२९ 

पचना ४४रश२१ तिल ३१०५ 

चावल प४४प६ कपास श्य्धप, 

ज्वार ११७७२ तम्बाकू १७०६ 

'बाजरा ८७२१ इख प्य३७२७ 

जोन्हरी २०५२१ 


कुल खच प्रान्त में ७३३११७ हजार मन 
ऊपर के अंक इतने बड़े हैं कि एक दम से पैदावार की हालत की 


आारणा करना कठिन 
एकड़ पैदावार के हिसाव से ही 


। खेती की हालत का अन्दाज उसकी प्रति 
गाया जाता हे। वस्त॒ुतः कहाँ की 


खेती कैसी है, इसका मिलान लोग प्रति एकड़ क्या पैदावार 


बात से हा करते 


अतः; तुम भा इस ग्ान्त के कुछ सुख्य अनाज। 


की पैदावार कितनी हैं देख लो तो आगे योजना बनाने पर थआासानी 


से विचार कर सकोगीः--- 


पु 
हि पैदावार 
न प्रति एकड़ ह 
जोहूँ ६ मन २९ सेर 


अनाज 


“. पेदावार 
ग्रति एकड़ 


अन्य तेलहन ४ मन २० सेर 


प्रान्त के देहातों की हालत 


प्ध्प 
जब ६ मन २६ सेर कपास. ४ मन ३३ सेर 
चना ७सन शेश्सेर तम्बाकू १६ मन २२ सेर 
चावल ७ मन २० सेर मठर ७ मन ३० सेर 
ज्वार ५ मन धर सेर आलू. ७५ मन ह 
वाजरा ३ मन रध्सेर ईख इ६८ मन 
जोन्द्री १० मन ५४सेर सरसों. ४ मन १८ सेर 
अलसी ४ मन २१ सेर तिल २ सन ४ सेर 


इन अंकों से मालम होगा कि हमारे यहाँ श्लोसत पैदावार कितनी 
कम है। ऊपर के द्विसाव से यह न समभना कि यहाँ की जमीन खराब 
है या यहाँ के किसान बेवकूफ हैं। मैंने देखा है, यहाँ ही किसान प्रति 
एकड़ १५-१६ मन गेहूँ, २० मन धान, १२५ सन थरालू और ६०० मन 
गन्ना पैदा करते हैं ' कम पेदा होने के कई कारण हैं | प्रधान कारण 
है किसानों की गरीबी | उनकी न तो उपयुक्त खाद मिलती है और न 
पानी | फिर बहुत कम जमीन होने से मजबूरन जिस जमीन में जो 
अनाज अच्छा नहीं दो सकता है, उंसमें भी वही अ्रनाज वोना पड़ता 
है, नहीं तो खायें क्या ? लगान कानून के कारण भी अधिकांश 
किसानों को जमीन की पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है | इन नाना 
बाधाओं से किसानों को गुजरना पड़ता है। इन बाधाओं की कहानी 
अगर पूरी पूरी बताने लगूँ तो यद्द पत्र समात्त ही न हो पायेगा। अतः 
डन बाधाओं की बात दूसरे किसी अवसर के लि० छोड़ इस पन्न में गाँव 
की आर्थिक स्थिति पर ही कुछ दो-चार बातें बताने की चेद करूँगा । 

खाद--खेती यारी का सुख्य साधन खाद-पानी है, बट 
शायद ही किसी को न मालूम हो | अतः हमको यह देखना हे क्रि 
इमारे प्रान्त में खाद पानी की क्‍या स्थिति है । पिछले एक पत्र में 
मैंने कहा कि हमारे गाँवों में अधिकांश गोबर का कंडा बनाकर 
जला देते हैं। युक्तप्रान्त पुराना देश है। भारतीय इतिहास के प्रथम 
डुग से द्वी इसी गंगा यम्रना के कठ पर लोग रहते आये है| अत्त+ 


६६ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


स्वभावतः इस भूमि पर जंगल बहुत कम रह गया है। जमीन के 
उपजाऊ होने तथा नदीतट पर होने से यहाँ “की आवादी भी पनी 
. है। इस कारण लोगों ने अधिक से अधिक जंगल काट कर खेत बना 
लिये हैं। अब आबादी के अन्दर कोई जंगल रह ही नहीं गया है | 
बसे ही इस प्रान्त में कुल इलाके के बीसवे हिस्से से भी कम जंगल: 
रह गया है। फिर यह जंगल भी जंगली इलाकों में केन्द्रित है| अतः 
उन जंगलों का भी फायदा आम आबादी के लोग विशेष नहीं उठा 
सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि जिन इलाकों में लकड़ी है, वहाँ 
आवबादी नहीं, जहाँ आबादी है वहाँ लकड़ी नहीं | श्रतः आज जलाने 
के लिए केवल गोबर का कंडा ही रह गया है। गाँव में चले जाओ 
सो क्‍या देखोगे १ जिधर निगाह उठाओ उधर ही ऊँचे-ऊँचे ढेरों में . 
कंडे भरे पड़े देखोगे । आज गोबर का मुख्य उद्देश्य कंडा हो गया 
है। ग्रामवासी केवल उतने ही दिन गोबर खाद के लिए. रखते 
हैं जितने दिन कंडा पाथना सम्भव नहीं होता | अगर बरसात में गोब- 
रौली लगने का डर न होता तो शायद लोग छुप्पर के नीचे कंडा 
पाथने की व्यवस्था करते | कंडा कितने दिन पाथा जाय; उसका 
एक नियम पुराने जमाने से चला आता है। हमारे देश सें हर चीज 
'के लिए त्योहार अनुष्ठानादि की व्यवस्था की गई थी ताकि उसके 
जरिए आथिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की व्यवस्था नियमित 
रीति से चल सके और साथ ही उत्सवादि के श्रनुष्ठान से सांस्कृतिक 
परवेकास तथा विनोद व अवकाश मौका मिले | जिस दिन आत- 
दवितीया का अनुष्ठान होता है उसी दिन यहाँ यमद्वितीय का उत्सव 
होता हैं| उस दिन ख्लरियाँ योघन कूटती हैं| तुमने कभी गोधन कूटना 
देखा है ? बनारस में रहते समय देखा होगा | उस दिन वे गोबर का 
एक लम्बा यिंडा बनाती हैं, फिर उसकी छोटी-छोटी चकती बना कर 
सब्र अपने यहाँ ले जाती हैं। उसके बाद की एकादशी का दिन 
देवोत्थान एकादशी कहलाता है, यानी देवता लोग जो बरसात के 


ग्रान्त के देहातों की हालत प्द्‌छ 


भारे सोये पड़े रहते हैं, उस दिन उठते होंगे। देवता चाहे जो 
कुछ करते हों, इससे मुककों बहुत दिलचस्पी नहीं है | में तो 
नरनारायण का उपासक हूँ। मुकको देखना है कि नरजाति उस 
दिन से क्‍या करने लगती है| उसी दिन से कंडा के लिए गोबर 
जमा करने का विधान है | फिर होली से पहले ही कंडा पाथ कर सुखा 
लेना है और गाँव में जो मंदिर-जैसे ऊँचे-ऊँचे ढेर दिखाई देते हैँ, 
वैसा बना डालना | इसका मतलब यह है कि कम से कम होली 
के १५ दिन पहले ही कंडा पाथना बन्द करना जरूरी है। इस प्रकार 
कात्तिक सुदी एकादशी से लेकर फाल्युन की अ्रमावस्या तक यानी 
साल में चार माह गावर से कंडा बनाया जाता है। यह अनुशासन 
उस समय का है. जिस समय लोग गोधघन से घनी थे | लोग गाय-मैंस 
दूध के लिए. रखते थे। वे अगर सिर्फ आठ माह का गोबर ही खाद 
के लिए रखते तो काफी खाद खेती के लिए हो जाती थी। लेकिन 
आज तो वह हालत रह नहीं गई है | आज जो कुछ जानवर गाँव में 
हूँ वे सब्र खेत जोतने के लिए. जितने बैलों की आवश्यकता है. उतने 
भर के लिए काफी होते हैं | अतः आज की आवश्यकता इस बात की 
है कि लोग सारा गोबर खाद के लिए छोड़ दें। लेकिन छोड़ना तो 
दुर रहा पुराने नियम पर भी लोग कायम नहीं रह पाते हैं । उत निय- 
मानुसार तो केवल वे हो चल पाते हैँ जो अच्छे जमींदार हैं और 
जिनके पास पल्ाश आदि की जलाने के लिए है । बाकी लोग, 
जिनके पाघ लकड़ी नहीं, तब तक कंडा पाथते रहते हैँ जब 
तक बरसात के कारण कंडा पाथना असंभव नहीं हो जाता। इस 
वरह आज अधिकार गावर कंडा में चला जाता है |फिर अगर 
इम कुल गोबर की खाद बना डालें तब भी हमारे भान्‍्त मर में २,६४, 
१८,०२,००० मन खाद होगी । और हमारी आवश्यकता है प्रति 
एकड़ ३०० मन के हिसाब से १०,६६,२७,६०,००० मन खाद की | 
आने ३०० मन का ही दिसाव रक्खा है क्‍योंकि साधारणतः अच्छी 


प्ध्८ कै. समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


खेती के लिए इतनी खाद से काम चल जाता है । वेसे तो विशेषज्ञ 
लोग कम से कम ५०० मन प्रति एकड़ खाद की आवश्यकता बताते 
हैं। इस प्रकार गोबर का कंडा पाथने के अलावा लोग जलाने 
की घुन में उन गोबर को भी बीन डालते हैं जो मैदान या जंगलों में 
चरते समय पशुओं के मल के रूप में गिरते हैँ | अगर उसे पड़ा रहने 
दें तो भी वह परोक्ष रूप से जमीन के नीचे वहकर कुछ फेलाता ही। 
नहीं तो मैदान की घास ही ठीक से जमने पाती | इसके अलावा मत . 
पशु का हाड़-मांस किस प्रकार वेकार जाता हैं, यह में लिख ही 
चुका हूँ | | 
सिचाई--पानी के मामले में हालत और भी खराब है.। यहां 
किंसान को मुख्यतः वर्षा पर ही भरोसा करना पड़ता है। केवल हमारे 
प्रान्त की ही नहीं बल्कि सारे भारत की यह दशा है। भारत में 
जितनी खेती होती हे उसके पाँचवे हिस्से में ही सिंचाई हो पाती है। 
हमारे प्रान्त में थिचाई का प्रवन्ध अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। 
लेकिन यहाँ भी जितनी खेदी होती है उसके तिहाई हिस्से में ही 
धिंचाई हो पाती है। कितनी जमीन किस प्रकार से सींची जाती है 

* उसका व्यीौरा यो 


सिंचाई का जरिया रकत्ा सिंचाई का एकड़ में 
सरकारी नहर से ३७,६२, १६३ कुल जोड़... 
सात नहर (व्यक्तिगत नहर) से ३२६, ४६१ १,१६, १७,४८६ 
खांत तालाबों से | प्च्रर्र यानी जितनी जमीन 
कुओं से ५५,५४,०५१ । पर खेती होती है 
दूसरे जरियों से २५,०६,६६०. उसका ३३,६ सैकड़ा 


ऊपर के हिसाव से मालूस होगा कि हमारे यहाँ सिंचाई-के ४ 
जरिये हैं | (१) नहर (२) कुआआाँ (३) खास तालाव और (४) मील; 
वाल, नाला आदि | नहरें अधिकतर पश्चिमी जिलों में हैं| इधर ५॥६ 
साल से फैजादाद जिले में भी नहर बनी है। सरकारी सिंचाई को 


प्ान्त के देहातों की हालत | ५६६ 


दर ६) प्रति एकड़ ईंख के लिए और ३) रुथये एकड़ अन्य अनाजों 

के लिए है | कुछ सिंचाई प्राइवेट नहरों से भी होती है |# 
तुमकों याद होगा ठुम जब रणीवाँ से चासिकपुर गाँव को जा 

रही थी तो रास्ते में कुछ सूखे कुए देखकर पूछा था कि लोग इनके 

ठीक क्यों नहीं कर लेते हैँ। उसपर साथ गांव के जो दो भाई थे 
उन्होंने कहा था कि वें अब इतने गरीब हो गये हैं कि मठा हुआ 
कुआँ खोदना उनके लिए सम्भव नहीं है । पुराने जमाने में हमारे यहाँ 
बहुत कुएं थे। गाँव की सार्वजनिक अवनात के साथ-ताथ कुएं भी 
हजारों की तादाद में भठ गये। वस्तुतः अगर खोज की जाय तो 
मालूम होगा कि हम एक गाँव से दूसरे गाँव को जाने में जो सूखे क्॒ 
देखते हैँ उतने ही कुएं वेकार नहीं हुए हैं वल्कि उनसे कहीं ज्यादा 
तादाद में भठे हुए कुओं की ई'ट निकाल कर उन्हें लोगों ने खेत में ' 
मिला लिया है । इसका करण गरीबी तो है ही लेकिन एक दूसरा 
बड़ा कारण यह है कि पुराने समय में सम्मिलित परिवारों की चलन 
हंने के कारण एक एक परिवार के पास ज्यादा खेत था और वे 
खेतों के बीच कृर्ण बनाते थे | लेकिन बाद को खेतों का बेँटठबारा 
हते-होते एक कुएं के आस-पास की जमीनें ऐसे विभिन्न व्यक्तियों 
के हाथ चली गई हैं कि वाद को किसी को उन कुओओों से कोई 
दिलचस्पी नहीं रही । और वे क्रमशः मरम्मत बिना भठते चले गये। 
इस तरह खेती का छोटे-छोटे हिस्सों में बंटना भी कुशों के भठने का 
एक बड़ा कारण है | यह सच है कि बाद को नये कुएं भी बनते 

गये हैँ लेकिन बनने की तादाद मठने की संख्या से बहुत कम है। 
7 ॥६६४४--४६ में उत्तर प्रदेश में १८६ लाख एकड़ जमीन सींची 
जाती थी जिसमें से लगभग ६० लाख एकड़ जमीन सरकारी नहरों 
से सींची जाती थी | सिंचाई की दर ईख के लिए ८।॥) रुपये प्रति एकड़ 
 थी। इसके अलावा चावल के लिए. ६) ८० था गेहूँ के लिए ४) 
एकड़ थी | 

शेर 


पू७० : समग्र म्राम-सेवा की ओर 


अब इस प्रान्त में कुल १,४०,००० कए रह गये हैं। उनकी भी 
हालत बहुंत अच्छी नहीं है । आज किस तरह चिंचाई होती है, यह 
तुमने देखा ही है । सच पूछो तो अधिकांश सिंचाई को, जो आज 
होती है, ठिचाई न कहकर छिड़काव कहा जा सकता है| ऐसा 
छिड़काव करने पर भी प्रति कआँ श्रोसत पाँच ही एकड़ सिंचाई पड़ती 
है | वस्तुतः अगर कआँ में पानी बढ़ाया जाय और रहट की सिंचाई 
हो तो एक कए- से २० एकड़ जमीन की अच्छी तिंचाई हो 
सकती है। 

प्रान्त के तालाबों की हालत कुश्रों से भी खराब है। वस्ठुतः पहले- 
जमाने में तालाब आबपाशी का बहुत बड़ा जरिया होता था | उनका 
महत्व कहीं-कहीं कुओं से भी ज्यादा था। खास तौर से पूर्बी जिलों में 
जिधर निकल जाओ हर मील में ४-६ तालाब दिखाई दंगे | लेकिन 
सब पट गये हैं। कुएं तो |फर भी लोग बहुत कुछ कायम रक्‍खे हुए . 
हैं, नये भी बनवाये हैं लेकिन तालाबों की ओर तो ध्यान ही नहीं । 
बल्कि दिन-दिन उनके अस्तित्व के चिह्न भी छुप्त होकर खेतों में 
मिलते चले जा रहे हैं| आज जितने तालाब हैं भी वे इतने छिछले 
हो गये हैं कि उनसे मुश्किल से मटर की एक सिंचाई लोग कर पाते 
हैं। इस प्रान्त में ऐसे तालाबों की संख्या कितनी है, मुकको मालूम 
नहीं लेकिन मैंने जितना देखा है उससे निःसंकोच कह सकता हूँ कि 
अगर उनकी हालत अच्छी होती तो आज जितनी सिंचाई तालाबों से 
होती है उससे ७८ गुनी सिंचाई हो सकती थी | फैजाबाद जिले में ही 
आज की हालत में भी कील तालाब आदि से ६१५,३२० एकड़ को 
सिंचाई होती है । 

इपके अलावा हमारे प्रान्त के पश्चिमी जिलों में विजली के 
व्यू व वेल का प्रचार इधर कुछ सालों से हो रहा है। उसके अंक 
मुकको मालूम न होने से मैं तुमको भेज नहीं सका। किसी सरकारी 
खेती-विभाग की रिपोर्ट से देख लेना । कल 


घान्व के देहातों की हालत पू७१ 


पशु--याँव के पशुओं की स्थिति खेती की परिस्थिति के अन्तर्गत 
है। अतः इसी सिलसिले में प्रान्त के जानवरों की हालत देख लें तो 
अच्छा होगा । गाँव के पशुथ्रों की हालत में पहले भी लिख 
चुका हूँ. अतः आज सिफ युक्तप्रान्त में कितने कौन जानवर हैं और 
ये कितना काम तथा पैदा करते हैं, इसका हिसाब बताकर इस प्रश्न 
को समाप्त करू गा ! 

इस आान्त के कुल जानवरों की संख्या इस प्रकार हैः-- 


साँड २,४०,००० 
तल १०२,७१,००० 
गाय 5 ६२,३३,००० 
भें सा ७,८१,००० 
मेंस ४०;८०२,००० 
बछड़ा पंडवा आदि १०२,५६,००० 
भें ड़ २२, ३१ 3१०० 
अकरियाँ ६५,६२,००० 
घोड़े ४,५७,००० 
गधे ओर खच्चड़ २,६ १,००० 
ऊँद २६,००० 


बिक. 


इने जानवरों में गाय और मैंस मिलकार १००,२७४,००० 
मन दूध देवी हैं | यानी औसत प्रति पशु ६ मन २६ सेर प्रति वर्ष दूध 
होता है। इस हिसाब से गाय भैंस मिलाकर एक सेर एक छटांक प्रति 
दिन का औसत पड़ा | यत्रपि हमारा प्रान्त दूध-घी के लिए. खास प्रान्त 
कद्दा जाता है पर यह औसत बहुत कम है । 

ऊपर का हिसाब सारे प्रान्त का है। अ्रल्नग से देहातों के पशुओं 
की संख्या का नहीं किया गया है। लेकिन जिस अनुपात से शहर 
और गाँव के पशुओं को देखा जाता है उसके अन्दाज से गाँव की 
आबादी करीब इस प्रकार होगी :-- 


9७२ समग्र आम-सेवा की ओर 








पशु. तादाद कुल प्रान्त तादाद प्रति आम 
साँड़ २०४७७६ २ 
बैल 4 उ4०म्भहर न 
गाय प्रचरध्पुदध * पूरे 
भेंसा . ब्श्थ्श्श्द ६ 
मेंस  श्षुदरृक्‍धण श्पू 
बछुड्ा-पैंडबा द८६००४६२ ८४ 
सेंड... १६४५३७२ १६ 
' बकरी ह ५४ २८६२३ ह पूड 
धोड़ा-घोड़ी १०२शेटन ः 
जल २००० 
कुल जोड़ -- ३३८६ 


गाँव में दूध की पैदादार प्रति पशु प्रान्त के औसत से बहुत कम 
हांगी। मेंने पहले ही कक्ष कि शहर के ग्वाले हमेशा देहातों? से 
छाँट कर अच्छे पशु ले जाया करते हैँ | इस तरह शहर में चुनी हुई 
अच्छी दूध देने . वाली गाय-मेंस ही रहती हैं। दूसरी बात यह है 
. शहर के खाले बिना दूध वाला पशु रखते ही नही; वें एक बार कसके 
दूध ले लेने के बाद उसे बेच देते हूँ । उन्हें या तो काट दिया जाता 
हैं या देहातों को किर बेंचा जाता हैं ।इस प्रकार बिना दूध देने 
वाली गाव भेँसों के न होने से भी शहर की श्रोसत पैदावार बहुत 
अधिक बढ़ जांती है। अगर हिसाव लगाया जाय तो ठुमको मालूम 
हो जावगा कि गाँव की गाय-भेंस शायद ही औसत ३ पाव प्रति दिन 
से अधिक दूध देती होंगी। यह हुई दूध देने वाले जानवरों की 
हालव | श्रत्र जरा बैलों कहानी छुनो । इस मामले में हमारे प्रान्त 
के दो हिस्से होते हैँ | पूर्वी जिलों का और पश्चिमी जिलों का हिलाद 


#पिछली लड़ाई में पशुओं की संख्या तो आधी द्वो गई है 


घ्रान्त के देहातों की हालत पूछर्‌ 


इतना भिन्न है कि अगर एक साथ औसत निकाला जाय तो समझना 
कठिन होगा । इसलिए में दोनों किस्म के जिलों का दिसाव अलग- 
अलग बताने की कोशिश करूँ गा । वैसे अगर औसत निकालना चाहती 
हो वो प्रति आम ३४७८ एकड़ जमीन के लिए बैल और मैंसा मिला 
कर ६० पशुओं पर ४४ हल काम में आते हैं यानी एक हल से ७.८ 
एकड़ खेती की जाती हैं। लेकिन कुल बैल हल नहीं चलाते हैं। 
कुछ गाड़ी में काम करते हैँ, कुछ तेली की धानी इत्यादि दूसरे 
कामों में भी चलते हैं | उन्हें अगर बटा दिया जाय तब एक 
हल के लिए औसत साढ़े आठ एकड़ के करीब पड़ जायगी । में 
पश्चिमी और पूर्वी जिलों का दिसाव अलग से चाहता था। वहद्द इस 
प्रकार है :-- 
प्रति हल. मवेशियों की खुराक १०० दूध देनेवाले 
इलाका भूमि जुताई के लिए कुल जानवरों के लिए 


55. 


भूमि का अनुपात चार की भूमि 


(एकड़). प्रतिशत एकड़ 
पश्चिमी जिले ८.५ १६.६ ७६द्८ 
पूर्वी जिले ५.२४ १.५. ५२४ 


--खेती-सुघार कमेटी यू ० पी० १६४३ 

ऊपर के अंकों से सालूम होगा कि आज हमारे प्रान्त में मचेशियों 
के लिए कितनी कम जमीन पर खूराक पेदा करते हैँ। ऐसी हलात में 
वे कम काम करेंगे इसमें संदेह ही क्या है| यत्रपि पश्चिमी जिलों को 
हालत कुछ अच्छी हे लेकिन मिश्र आदि देशों की ठुलना में बह इलाका 
भी बहुत पीछे है । इसके अलावा मारे प्रान्त म॑ चरायाह केवल ५४२ 
लाख एकड़ ही है । इस ५२ लाख एकइ पर १०३,१५००० गाय-समेंसे 
ओर ८७,६४०० भेंड-बकरियाँ 'चरने के लिए हँ ) इतना कम चरागाह 
भी सारे प्रान्त में समान वैंटा हुआ नहीं हे | इस चरागाह का अधि- 
कांश जंगल के पास और नदी के-किनारों पर ही होगा । इसलिए 


पा ह समग्र आम-सेवा की ओर 


अधिकांश देहातों म॑ चरागाह' नहीं के बराबर ही होगा | जब पशुओं 
की खूराक इतनी कम है ओर दूध के लिए गाँव का कोई महत्व नहीं 
तो लोग गौश्रों को कसाई के हाथ बेंच दें, इसमें आश्चर्य ही क्या है। 
फलतः सारे प्रान्त में हर साल ४,८०,००० गौशओ्रों की मांस के लिए . 
हत्या की. जाती है। 
जगल--हमारे . प्रान्त के जंगल प्रधानतः हिमालय की तराई, 
विन्ध्य गिरिमाला, बुन्देलखंड आदि इलाके में ही हूँ | प्रान्त के कुल 
क्षेत्रफल का ४८ हिस्सा जंगल है | अब तक इस ग्रान्त के जंगलों का 
इस्तेमाल केवल लकड़ी के लिए ही है | उद्योग के लिए, जंगलों से क्या 
क्या कच्चा माल मिल सकता है इसकी: पूरी जाँच भी नहीं हुई है। 
लोग कुछ स्थानीय माल की वावत जरूर जानते हैं लेकिन कोई 
संयोजित जाँच की चेश हुईं है, यह मुकको मालूम नहीं हुआ । 
इसलिए इन प्रश्न पर राशनी डालना मेरे लिए सम्भव नहीं है| 
शिक्षा-पिछले एक पत्र में मैंने लिखा था कि हमारे प्रान्त में 
शिक्षा कितनी कम है | गाँवों में दे ढ़ने से एक मिडिल पास आदमी 
मिलेगा; स्रियों की तो कोई बात ही नहीं. | फैजाबाद में में जब स्नी 
सुधार योजना का प्रयोग कर रहा -था उस समय आम-सेविका शिक्षा- 
' शिविर के लिए कितनी कोशिश करने पर भी दर्जा ४ पास ५० ख्नियां 
मिल नहीं सकीं और फिर मुकको करीब अशिक्तिता स्त्रियों को ही तैयार 
कर परीक्षा पास करने का प्रबन्ध करना पड़ा | अगर हम सारे प्रान्त के- 
: साक्षर तथा शिक्षित लोगों की संख्या की ओर देखें तो अवाक होना 
पड़ेगा । बस्तुतः अंग्र जी राज्य में शिक्षा की जितनी अवनति हुई है शायद 
किसी बात की उतनी न हुई होगी । यंह अवनति खास तौर पर देहातों 
में अधिक हुई; शहरों में राज्य-संघटन का केन्द्र होने के कारण कुछ 
शिक्षा उन्होंने अपने ढ ग से दी भी है पर गाँव से मतलब ही क्या £ 
पहले हगारे यहाँ जगह-जगह पाठशालाएँ चलती थीं | वहाँ के शुरू 
चास्तविक गुरु थे | वे विद्या-दान के लिए. ही पाठशाला चलाते थे, 


प्रान्त के देहातों की हालत ः पूछ्जू 


व्यापार के लिए नहीं | यही कारण था कि गाँव-गाँव शिक्षालयों का 
प्रचार था | पाठशाला के प्रति जनता में आदर-माव इस तरह कूट- 
कूट करके भर दिया गया था कि आज भी पराठशाला के नाम पर 
गरीब से गरीब देहाती घर से कछ न कछ दान मिल जाता है। तुम 
कह सकती हो कि उस युरानी प्रणाली की शिक्षा से आज की प्रगति- 
शील दुनिया क्‍या लाम १ यह ठीक द्वो सकता है कि उस शिक्षा से 
आज की दुनिया में विशेष लाभ नहीं लेकिन जो सावजनिक शिक्षा- 
लयों का स्वाभाविक संबंटन था, शिक्षक की जो सेवा द्त्ति तथा विद्या 
दान की भावना थी, पाठशालाशरोों के संचालन के लिए. जैसा सहज 
तथा स्वाभाविक आर्थिक प्रबन्ध था अगर वह कायम रह पाता तो तुम 
उसी में समयोपयोगी पद्धति से भी शिक्षा दे सकतों | आज कुछ होता 
ही नहीं है तो अच्छी बुरी बातों का कोई सवाल ही नहीं उठता | 
इस प्रान्त में कल ४०,६७,४०० पुरुष और 5,३०,८६७ ख्लियाँ 
साक्षर हैं | कल आबादी के पुरुष तथा स्रियों का अनुपात क्रमशः 
१०.८ और २.३ है। कल साक्षरता का अनुपात सम्पूर्ण आबादी का 
८४ प्रतिशत है ! यह अनुपात मारत के औसत से भी कम है । सारे 
भारत में सन्‌ १श्तक साक्षर आबादी का अनुपात ११ सेंकड़ा था। 
अब तो कछ बढ़ा ही होगा | इस प्रकार भारत की साक्षरता से दमारे 
न्‍त की साक्षरता करीव ४ सेकड़ा कम है| लेकिन मदमशुमारी की 
रिपोर्टीं में उन्हीं का साक्षर कहा गया है जो किसी तरह अपना नाम 
लिख सकते हैं । मैंने पिछले पत्नों म॑ं साक्षर उनको कहा ६ जो किताब 
पढ़ना और अच्छी तरह लिखना जानते हैं। अगर मेरा दिसाव न भी 
लिया जाय तो दर्जा २ बिना पास किये हुए लोगों को साक्षर तो तुम 
कह ही नहीं सकती हो | प्रान्त भर में कितने लड़के और लड़कियाँ 
दर्जा २ से एट्रेस तक के स्कूलों में जाते हैं, उसका द्विसाव देखने से 
असली शिक्षा का कछ अन्दाज ही सकेगा-- 





५उद्‌ समग्र आम-सेवा की ओर 





कचरा . लड़के लड़कियाँ क्‌ल 
श्र श्यू०,२७प्‌ २०,०२३... २०परह्८ 
| श१३५,०२८ १४,३०८ १४६,३३६ 
ड १००,५२९१ ६,७३४ १५१०,२ए०५ 
प्‌ पू०्६्छ७छ.. ४,६८६ ६५५,६६६ 
६ डफए्‌,८४२ ३,८०४... ४६,६४६ 

७ ४३,६२६ १,द४८ : ४४,७७४ 
रद १४;८घ८द १,३६३ - 2६,२२९ 
६ १३,६३० कह लक 
१० '१२,३ १४ ' परे८ १२,८५२ 
११ - रृध६३ ३३११ . ४,३० 
१२ - ३,६१६ श्ह५ू.... ४,१३१ 
६,०५,२०० ६२,४२० ६,६७,७२० 


साधारणत: इन दर्जों में १० साल से २२ साज्ल तक की उम्र के 
लड़के-लड़कियाँ ही पढ़ते हैं | ओर उनकी प्रान्त भर, की आबादी 
१, १८,८४,४५३ है | यानी इस उम्र की आवादी के ६ सेकड़ा लड़के 
स्कूल में पढ़ते हैं | तम्हें मालूम ही है कि पढ़ाई अधिकतर. शहरों में 
ही होती है | अगर शहर की आबादी घटाकर जोड़ा जाय तो यह 
अनुपात ४ सैंकड़ा से भी कम हो जायगा। यह -पढ़ाई भी ऐसी है कि 
लड़के दुनियाँ का कुछ सीख नहीं पाते हैं | लड़कियों की तो कोई बात 
ही नहीं | रामायण, महाभारत की कहानी तक वे नहीं जानती हैं । 
इस सिलसिले में एक मजेदार बात तुमने कमी देखी है ! हमारे उन 
नौजदानों को जो स्कूलों में पढ़ते हैं, गाँव वी साधारण बातों का भी 
ज्ञान नहीं होता हैं| तमाशे की बात यह है कि यह न जानना भी 
उनके लिए एक गुण-ता है। हमारे स्कूलों में इसी. प्रकार साधारण 
बातों को न जानने के गुण का आज काल इतना महत्व हो गया है कि 


ध्रान्त के देहावों की हालत प्छछ 


देहाती नौजवान भी जो स्कूलों की शिक्षा पाते हैं जब ॒_अपने सम्बधियों 
के बीच बैठते हूँ तो वे साधारण सांतारिक और ग्रहस्थों के बातों को, 
'जिन्हें वे जानते ओर समभते भी हैं, न जानने का ढोंग करते हैं । ऐसे 
भोले बनकर पूछते हैं मानों वे बातों को जानते ही नहीं ।इस तरह 
न जानने का नाटक करके वे अपने सम्बन्धियों पर वह असर डालना 
चादते हैँ कि वे शिक्षित और सभ्य हो रहे ए। मेने देखा है कि यह 
हाल केवल हाई स्कूल या इंटर कालेज के लड़कों का हो नहीं, बहुत 
से मिडिल में पढ़ने बालों में भी यह रोग फैल रहा है । 

खेवी-प्रधान पान्त होने पर भी यहाँ खेती-शिक्षा को विशेष ब्य- 
चस्था नहीं है। जो है भी वह सब जरायत महकमा के कर्मचारी बनाने 
की मशीन मात्र है। साधारण खेतिहर श्रेणी के लोगों की शिक्षा तो 
हो ही नहीं पावी | इस प्रान्त में कृपि-शिक्षा के लिए तीन ही स्थान हैं:- 

१--कानपुर का कालेज २--बुलन्दशहर का स्कूल और कालेज 
ओर ३--गोरखपुर का स्कूल । ये इतने खर्चाले हैं कि इस किस्म की 
शिक्षा सावंजनिक होना अ्रसम्भव है | तीनों शिक्षालयों के पति विद्यार्थी 
के लिए प्रति वर्ष केवल सरकारी ख्च ही इस प्रकार है :--- 

१--कानपुर कालेज ६२४) इसके अलाबा छात्रों का 

२---बुलन्दशहर स्कूल ३६३) | 

३--गोरखपुर स्कूल ४२७) 

इतने खर्च से कितने खेतिहरों की शिक्षा की व्यव्धा की जा 
सकती है, तुम समझ सकती हो | 

ग्राम-उद्योग की शिक्षा का तो कोई केन्द्र आज द दी नहीं । एम 
लोगों ने रणीवां में कुछ आम-उद्योगों की शिक्षा का प्रबन्ध किया था । 
उन्हें तो सरकार ने ८ अगस्त के प्रस्ताव के बहाने खतम ही कर दिया 
है| कांग्रेस सरकार कुछ चमड़ा और कागज बनाना सिखाने की 
व्यवस्था कर रही थी। लेकिन वह आज मृप्रताय ही है | 

बेकरी--थाज संसार में अगर कोई एक चीज सारे राजन्ीतिशों, 


अपना खर्च भी द्दोता है 


प््ष्ध समग्र आम-सेवा की ओर 


अर्थशा्रियों, समाजसेवियों, साहित्यकों, कवियों, पंडितों, पादरियों 
और जितने सज्ञान लोग हैं उन सबको परीशन करती है तो 
वह है 'वेकार-समस्या |? यही एक समस्या हल कर सकने न कर 
सकने पर साम्राज्यों ओर सरकारों का बनना बिगड़ना निर्भर करता 
है। जो सरकार इसी एक समस्या को हल कर लेती है उसकी 
वाहवाही संसार भर में होती है | जब आज यह समस्या इतने 
महत्व की हो गई है तो किसी राष्ट्र की पुनर्गठन-योजना का 
मध्य विन्दु इसी प्रश्नका बन जाना स्वाभाविक ही है | ऐसी 
हालत में अगर हमकी अपने प्रान्त की आम-सुधार योजना पर विचार : 
करना है तो पहले देख लेना चाहिए कि इस प्रान्त के देहातों में 
बेकारों का अनुपात क्या है। शायद ऐसा कोई श्रर्थशात्री न वचा 
होगा जिसने इस प्रश्न पर गौर से विचार न किया हो और इसका 
हिसाब निकालने की चेश न की हो । वस्तुतः जितना समय बीत रहा 
है उतनी ही वेकारी हमारे देश में वढ़ रही हे | आबादी की बृद्धि के 
साथ-साथ जहाँ एक तरफ प्रति परिंगार जमीन का रकवा घटता जा 
रहा है, वहाँ कर्ज की बढ़ती और जमींदारी प्रथा की मेहरबानी से 
दूसरी तरफ खेतीहीन आबादी बढ़ती जा रही है। नतीजा यह होता 
है कि खेतीहीन आबादी बढ़ने पर भो जमीन के लिए मजदूर की 
गघटती जा रही है | जब लोगों के पास इतने थोड़े खेत 
रह गये कि अपने परिवार में ही गआंदमी जरूरत से ज्यादा हैं, तो 
उनको मजदरों की जरूरत ही क्‍या है? सारे भारत में १६२१ 
में प्रति १००० आवादी में २६१ खेतीहीन मजदूरों की संख्या थी 
बह बढ़कर सन्‌ १६३१ में ४०७ हो गई थी। ग्राज शृ६४४ म॑ क्‍या 
हाल होगा ? यह संख्या ६००।७०० हो गई होगी। श्री राधाकमल 
मुखर्जी का कहना है कि हमारे प्रान्त. में सन्‌ १६११ में ४,२०२, 
०४३ मजदूर खेतों में मजदूरी करते थे और सन्‌ २१ में ४,०३५५ 
प्८ू७ मजदर काम-करते थे | इसका मतलब यह हुआ कि यांत १० 


प्रान्त के देहातों की हालत पज्छ 


पु ७, 


साल में ११.३ सेकड़ा मजदूर खेत में काम करने से वंचित होते जा रहे 
हैं। सन्‌ १६२६ के बाद तो यह अनुपात और भी बढ़ गया होगा |: 
क्योंकि मंदी के कारण लोग अपने हाथ से ही ज्यादा काम करने 
लगे हैँ | लेकिन इस प्रकार के हिसाबों से भी असली स्थिति का पता 
नहीं चल सकता | क्‍योंकि इस प्रकार जितने भी हिसाव लगाये गये 
हैं सब ऊपर ऊपर से ही परिस्थितियों को देखकर लगाये गये हैं। इन 
हिसारों में यह देखने की चेष्टा नहीं की गई है कि कितने परिवार 
खेती में और अन्य उपयोगी कर्म में लगे हैं; खेती के मौसम के 
हिंसाब से कितने दिन काम के हैं और कितने दिन खाली हैं 
और कितने लोग जरूरत न होने पर भी मजबूरन खेत में बेकार 
काम करते रहते हैं। इत्यादि | लेकिन अगर हमकी ठीक-ठीक 
हिसाव लगाना हो तो उतने से ही काम नहीं चलेगा। हमको 
यह भो देखना है कि जितने आदमी “खेती में लगे हैँ” ऐसा मालूम 
होता है, दर असल उतंने आदमी लगाने चारिए या नहीं | सदियों से 
अधिक आंदमियों से कम खेती का काम करते रहने से स्वभावतः 
काम की गति में जो कप्ती आई है या गरीबी के कारण जो काहिली 
और सुस्ती आ गई है उसकी वजह से जे। जरूरत से कुछ ज्यादा 
आदमियों की किसी काम के लिए आवश्यकता होती है उसे अगर 
आज हम छोड़ भी दें तब भी इतना तो जोड़ना ही चाहिए कि गांव 
की आज की आबादी की/!शक्ति और सामथ्य के अनुसार गांवों में 
जितनी खेती होती है उनमें कितने आ्रादमी लगने चाहिए | और उससे 
ज्यादा आदमी अगर मजबूरन उसमें पड़े हैं तो उन्हें बेकारों में गिनना' 
चाहिए. | इधर जेल में खाली बैठे-बैठे मेंने दूसरा एक हिसाब निकाला 
था | शायद तुम्हारे लिए दिलचस्प हो | अतः में उसकी नकल 
नीचे लिख देता हूँ । 

इस हिसाव में मनुष्य श्रौर पशुओं के श्रम की गति आज की 
गति के अनुसार रकखी है | मेरा अनुभव पूर्वी जिलों का ६ी दे। 


ऑिद्ध० ह समग्र आम-सेवा की ओर 


इसलिए, मैंने यह गति पूर्वी जिलों के हिसाब से रक्खी है । अगर 
पूरे प्रान्त का हिसाव लिया जय तो औसत गति मेरे हिसाब से 
ज्यादा ही होगी | ले किन मैंने उसे छोड़ ही दिया है जिससे लोग यह 
न कह सके कि मैंने वेकारी का हिसाब बढ़ाकर रक्खा है। केवल हल 
की गति पूरे प्रान्त की औसत के हिसाव से लगाई गई है। जे। हिसाव 
किया है उसे असली हालत से!कम समझना | खेती की भिन्न-मिन्न 
अक्रेयाओं का नाम मैंने अपने तरफ के जेलों का ही रक््खा है। आ्राशा 
है तम उन्हें समझ सकोगी । हिसाव में मेंने काम की कल हाजिरी 
लगाई है,वाकी समय वेकारी का ही समझना चाहिए । काम का 
हिंसाव इस प्रकार है :--- 


(१) पशुओं का चराना-वैसे तो १०० पशुओं को एक 


चरवाहा काफी होना चाहिए। लेकिन- आज की परिस्थिति में १० पर 
शक चरवाहा कां हिसाब किया गया है। 


आवश्यक 
गांत्र के पशुओं पुर. स्त्री कि शोर 
. की संख्या 
गाय ध्फ र्‌ 4 रे 
भेंस २७८ १ ० र्‌ 
बकरी पू० १. १ ३ 
मेंड. १०० ३.7५ १ मा २ 
5 7 अपन न न 
कुल पर इ्‌ १० 
साल भर की हाजिरी 
पुरुष श्प्पर्प्‌ 
स्त्री . रथ 


बालक - ४३० 


प्रान्त के देहातों की हालत प्‌८६ 


१० बालक में ६ से १० साल तक के बालक ३ और ११ से 
१५ तक के ७ होंगे । 
खेती के लिए आवश्यक आदमी और पद्ञु 
जेठ 
निरवाही (प्रास-खर की सफाई) कुल द्वाजिरी 
२७१ एकड़ 
पुरष स्री क्रिशोर बैलः 
खाद ढोवाई, धान, ज्वोर, बाजरा, 
जोन्दरी, तिल, मसाला, कोदो, 
सावां, सरसों १८०"४ एकड़ २१७ .,.. 
४४ एकड़ गाड़ी से (हः इेणगाड़ी ७६... ... ७८६ 


१३१५"३४ एकड़ आदमी से ८ आदमी 


प्रति एकड़ प्र८९र ४४२ ,.. हि 
कपास ६*३७ जोताई ४ वाह 
(१ हल ६ एकड़ प्रति दिन) हर... -» दिए 


सिंचाई कपास, ईख, ज्वार ३४९४ एकड़ 
त्रैल से ८ एकड़ (१ आदमी, 





४ बेल ++ १ एकड़) २४८... -» ३3२ 
आदमी से २६"४ एकड़ (१ एकड़ 
८ आदर्मा) श्छ१ू ४० -- 
जोड़ १०६२ ४८१ (७२ 
अपाढ़ 


पुदप क्री क्रिशोर बेल 
अधनी धान वेहन जोताई बोआाई 
१ एकड़ ४ बार पर 2 दर, 22४ श्० 


बटर “समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


अधनी धान जोताई २४७५ एकड़ शबाँद ३१ ...  ... दर 
सदही घान ४८ एकड़ जोताई बोआई 
३ बाह - ८ ेृ १८० हल ०5 ३६० 
भदही धान घूर दहानी या बदहनी.. ४८ .... ०. ६६ 
ज्वार वाजरा ३६९३६ एकड़ छः ह 
जाताई बोआई ३ बाँह १४८ .... «« रद 
अरहर उद्द २३-६२ एकड़ जोताई - 
बोझाई हे चाँह ेल्‍ . ८६ ...  »««» ७८ 
चरी १४००२ एकड़जोताई बोझाई ३वाँह ५६ .... -«. ११२ 
जोन्हरी १६२० एकड़ ,, ,, ३ेबाँह ७छ३ ..  ... १४६ 
तिल ३४ एकंडू + » हे बाँह १२ .... ««« श्४ड 
सनई . १६ एकड़ ५, 3 २ बाँह ४० ... -«« ८० 
तरकारी मसाला ४ एकड़ जाताई 
बोझाई ४ बाँह. ।; २० ... ..«« ४० 
'तरकारी मसाला सोहनी गरोड़ाई पू० ५० ... जा 
कई अरहर धूर दहानी ३१५ एकड़ ३२ ,... »- | एि४ 
कपास, जोन्हरी रं४८७ एकड़ गोड़ाई . | 
श बार हह *  + औक स 
सावाँ कोदों १६०४ एकड़ बोझाई २ बांह ४१ 
जाड़ १९१६ ४० .... १५४७० 








'सावन 


पुरुष  स्री किशोर बैल 
अधथनी घान २४७५ एकड़ जोताई.. श्र .,.. --- पै४ 
कक प्र. » बोआई १४० १४० ... 


अदींही ४८ एकड़ सोहनी २ वार 
(११ पु० १५ ज्री €£ बच्चा २ ए०) शरण ७२० ४डे२ ..- 





प्रान्त के देहातों की हालत प्र 


भदोंह्वी उद्दं सोहनी ११.८२ एकड़ ११२ १०८ १०८ ... 
ज्वार बाजरा ३६.३६ एकड़ सोहनी डेप शहर सघ० 
तम्बाकू £ एकड् जोताई ४ बार ४पू «० «० ८० 
मसाला तरकारी ४ ए० सोहनी गोड़ाई आदि ४४ ६० ३६ ... 
सनई उलटना १४ एकड़ 4“ 
तिल ३,२४ एकड़ सोहनी २ बार शभ६ ४६ २६ 


सावाँ कोदों १६.४ ए.० सोहनी १ बार ७०. ८० २० 


ब्म्प 





कुल जोड़ १४८३ १८२१ ६८० १८८० 








भादों 

पुरुष स्त्री किशोर बैल 
गेहूँ ७६.२१ ए० जोताई बोझाई ४ बाँह. रे८१.... «« ७६२ 
भदोही ४८ एकड़ सोहनी १ वार (२ पघु० 


३ स्री१ लड़का प्रति एकड़) ६६ १४४ एप... 
जोन्दरी रखवाली (३० आदमी ३० दिन) १६४० २५४० ४०० .«« 
सरसों २.६ एकड़ जोताई ४ बाँह १६ .,.. «»« रेप 
तम्बाकू ६ एकड़ कोताई २ बाँह २ 2०४०० ४४६ “४६ 
सावां ५.५३ एकड़ कठाई (१ एकड़ में 

६ आदमी) १० ९१६ ४५ 





कुल जीड़ ६७५ ४१० ए०३ ७६२ 





कुआर 
पुरुष स्री किशोर बैल 
कपास ६.३७ एकड़ चुनाई ३ बार 
(४ स्त्री ४ लड़के) ७७ ७७ ... 
गेहूँ ७६,२१ एकड़ जोताई ४ बाँह शेप१ .. «»« छहुरे 


पद : समग्र आम-सेवा की ओर 


भदोंह्ी ४८ एकड़ कठाई (प्रति ए« ४ पु० ह * 
५ सत्रीर लड़के) धर २४० ६६ .« 


9. 9» दँवाई (प्रति एकड़ 

३ ० ५ स्त्री बैल) .. छर डैंँे. ... १४४ 

सकई १६४ एकड़ कठाई (प्रति एकड़ ह रा 

३ पु० २छ्त्री १ लड़का) | प६ र६ २० ..- 
कोदो उर्द २२"४६ एकड़ कठाई (प्रति ह 

एकड़३ पु० ४स्त्री१ लड़का) देल ६० र३ .«« 
साथां कोदो उद्द २८.२२ एकड़ दँँवाई  डेरे रूप ... पड़ 
तम्बाकू “६ एकड़ जोताई २ बाँह "न ध्जॉडे 
भदोंही, मकई, सावां कोदो ८३.६ एकड़ ह 

जोताई २ बाँह २१० ... .. ४२० 


: खाद, ढोवाई, गेहूँ, चना, मटर, तम्बाकू, 
तरकारी, मसाला, अलसी आलू २०४,३१ 


५१ गाड़ी से - हू गाड़ी 5४३ गाड़ो ८६  ... ... ८ 


१५३.२११ एकड़ आदमी से (प्रति एकड़... 
४ पु० ४ स्त्री) ”. “5३३ ६९३. ४६६० ०३६ 


' कुल कोड़ १७२५ ११३५ २१६ १५०० 


कात्तिक 
पुरुष सत्री किशोर बैल 
तरकारी मसाला सोहनी गोड़ाई आदि 
४ एकड़ २० रृए दर ,«« 
गेहूँ ७६.२१ एकड़ जोताई बोझआई ४ वाँह ८१... .. ७६२ 
चना, मटर जव, अलसी, तम्बाकू, आलू 
१२४.३५ ए.० जोताई ४ बाँदद ६२१२ .,.. ««- १२४४ 


प्रान्त के देहातों की हालत प्‌ 


तोरी २.६० एकड़ कटाई 23: 33: ५0४६ - «५७ 

आलू १.५ एकड़ बोझाई (२५ आदमी 
१ एकड में) २० श्८ ... «« 

27. ? मिट्टी चढ़ाई (१६ आदमी 

१ एकड में ) २७ _ह ४ - 5 

2? १,४ एकड सिंचाई *५ एकड बैल से 
श्यार ३ .« हा 

2 १? 2? १ एकड आदमी से 


शबार १ 
मसाला तरकारी खुदाई कटाई काई झादि २५ २४५ ४  «.«« 
मसाला तरकारी ४ एकड जाताई ४ वबाँह २ 
कयास चुनाई ६.३७ एकड ५ वार (प्रति 

एकड ६ स्त्री ५ बच्चे) »« १२६१ १५४१ 


न 
«<्‌ 
] 

+ 

* 

न 

हे 


जोड़ १३३६ र८० १६६ २०५० 








ख्रगहन 

पुरुष ञ्लनी किशोर ब्रेल 
तिचाई-गेहूँ, चला, मठर, जब, आलू, तम्बाकू 
असली, मसाला, तरकारी २०४.३१ एकड 


५१ एकड बैल से १५३ ... -. २०४ 
१३३,३१ एकड आदमी से . ६२० दे०६ ... «»«« 
आअधंनी धान २४. ७५ एकड कठाई ध६६ श्श४ड ४६ ..- 
अपनी धान २४.७५ एकड दवाई ३७ २५ ... ७४ 
ज्वार, बाजर, कठाई ३६९३६ एकड श्प८ १६७ ७६ ... 
ज्वार, वाजार, दवाई ३६६६ एकड ६० ४० १२० ..« 
खाद ढोवाई १६१ एकड ईख 

३ एकड गाड़ी से है बल, हा“ धड 


हि] 


द्‌ 





पूटद . ह > समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर 


खाद ढोवाई ११ एकड़ ईख । 
८ एकड़ आदमी से 7 और... हर पर जय 


तिल कठाई ३.२४ एकड़ हु धर, मो पे 
तिल दवाई | ३ २ ७ दे 
ईंख जोताई २ वार १०|॥ एकड़ » २७  ...  .,.. ४४ 





- जोड़ १५०२ छश्ेद १३३ ४६३ 








 पौष 
पुरुष स्नरी किशोर बैल 


सिंचाई गेहूँ, आलू, तम्बाकू ७८.६१ एकड़ 


२० एकड़ बैल से ८ > | 86: 72४ 33. हैं? 
ध८,६१ एकड़ आदमी से ३३५४-३१ १७- ६४६. _<*+ 


ईख १०.८३ एकड कटाई छिलाई २५ दिन १०० ८० ३० ... 
ईंख , ? ? पेराई शुड़ बनाई २५ दिन १४५० १०० ४० २०० 


मकई १६९५ पिटाई पू० ४० २० ..« 


फुटकर काम तरकारी मसाला धू० ५० ... 
*. जोड़ छद्र ३६७ १०० र८० 





माघ ं 
पुरुष स्त्री. किशोर - बैल 


आलू तम्बाकू सिंचाई २"४ एकड़ 


एक एकड़ वैल से . - है -« -» ४ 
१०४ एकड़ आदमी से ६ दूं. .«« 
इंख कठाई छिलाई १०० ८० ३० «»«» 
ईंख पेराई गुड़ बनाई १9० १०० 7४० २०० 
ईख १०८३ एकड़ जाताई २ बाँद शैटे 26. +# - परदे 
फुटकर काम तरकारी मसाला छू० ४० ... ..- 


जेड़ ३४० रश्३ ८० २६० 








ब्ान्त के देहातों की हालत 


5 


फाल्गुन 


आलू तम्बाकू सिंचाई २५४ एकड़ 
एक एकड़ बैल से 


१४ एकड़ आदमी से 


ईख कटाई छिलाई 

ईख पेराई बनाई 

ईंख जाताई ३ बांह 

ईख बोआाई 

'फुटकर काम तरकारी मसाला 


चैत 


कटाई, गेहूँ, मदर, चना, जब 
अलसी १६८११ ए.० 

तम्बाकू "६ एकड़ कटाई 

आलू १५ एकड खोदाई 


अरहर १२९ एकड कठाई ६ आदमी 


प्रति एकड़ 
गन्ना सिचाई ११ एकड 
३ एकड बैलसे 
८ एकड आदमी से 


बैशाख 


दवाई चना, मटर ८१८३ एकड 


जेड़ ३८६ २४४ ८० 





प्य्रछ 


पुरुष स््री किशोर बैल 


डे नड* + अजडेड+ | «दी: 


६ डरे 
१०० व््० ३० 
१५० १०० पू७० २०० 
४शु ०» » पर 
रे१शे ११ .. प५ 
प०. १० बढ?) + डर 





रे४२ 


पुरुष सत्री किशोर बेल 


७छ०० ७०० 307५, ९५५ 
प्र प्र 8७०७ 
१० प्प 
३६. ३६ 
६ -««« ४*»- «है 
डरे २९१) 








जाड ८णश्३ ८२० ... १२ 





पुरय तऋ्ली क्रिशोर बैल 
१्०्प्‌ २४६ 


१०० 





भ्र्य्द लक समग्र आम-सेवा की ओर 


दँबाई गेहूँ, ७६०२१ एकड (६ आदमी 





४ स्त्री १२ बैल-- १ एकड) डप७ ३०४ ... ६१४ 
अलसी २"८र एकड दवाई ० की 8 5६ दर 
अरहर १२ एकड पिटाई (४ पुरुष 

४ र्त्री-- १ एकड) दे डक ५३-५ - ०४६ 
तम्बाकू "€ एकड कटाई थी. अं लक. कई 
गन्ना १०८३ एकड २ बार 

त्रैज्ञ से ६५ २2६ ॥ 322 श्र्‌ 

॥ आदमी से ४३. २१ ...  »«» 
जब ३७९२५ एकड दवाई श्र्३ १४६ ... ४४७ 

' जाड छथणओेोे ६३० ... १६२५ 





प्रति गाँव की खेती पर की ओंसत कुल आबादी साढ़े अ्ठर 
परिवार की लोक-संख्या ३६२ है जिसमें उम्र ओर स्त्री पुरुष का 
अनुपात इस प्रकार है :--- 


उम्र ... - कुल पुरुष स््री 
७० से ऊपर बूढ़े १० जे प्‌ 
१६ से ७६ प्रौढ़ श्श्२ श्श्प ११४ 
११ से १३५ किशोर ४६ 54 बेर 
६से १० बालक *. एफ २५ र३ 
जन्म से ४ तक बच्चे. ४६ र्६ २७ 
दि रकूल जाने वाले कुल लड़के 
दजा ४ तक १३,०२, १३६ 
दर्जा१ से ७ तक... १,६२,७१० 
जोड़ १४,६४,६४५ 


बे २,००,००० 


, इसमे शहर के करीब के लड़के 
शेष--- १२,६४,६५५ 


यानी प्रति आम १२ जिसमें किशोर ३ और वालक ६ होंगे | 




















3"४०४ ०१०४४ फै३»%क ४४४४. क॑ूर्फ ३०४ 
धर फऋाफफ 9३3 फ्ाफ् फल 
3४०६ फऋ»फ फट्ट'फ 3००३ पल 
१९ कं] है. छः फाए ०० क् यु बिल है है, 8००७ 
डे ० ० दे दी ९४ >> ४ 
है: है: पे 3 ऐ घाट है ०2 
0०7९ पट पा है है | है 6" पट +6 घ पट ० "2 
३ ९० फाए 9 ल्प्षे ००३ 
१] ठ फाड 6६8 ६०७४ ६६४ 
प्श्ड्टे ४8७ है: कई] ४"३ ०६०८ 99४ 
6४४ 6», 3३3 +# १ ०्०्फ ४४० 
धार ०९४ *ट्ट 6 हे३ण घ्े 
९९ ६४८ ०४६ ९९०४ ०8६ ०४३ 
हर) है, _्‌ ०्क १ गा ० है ्फेफ) ०० 
१: ह ठै 8७ ढै श्र ढै है. ७6 ढे | है 966७ 
हक अएडफ] २3 2:3: भाह्क्तु 
०] 


»2 ४ ४५ $ 3५ ४ 


फै३०४ 


०१४ 
०९४७ 
ल्‍्शटे 
घ्हटे 
७३४ 
भटक 
०५९ 
६३३ 
०३+*% 
8 ९५०४३ 
क्र 
भ्प्के 
2] 


हक] 


9%॥॥8 


फऋ्८०३४ ) 


03] 
घ्व० 
ह>० 
०्शह् 
९४३० 
९३०४४ 
४७६४४ 
९००४ 


फेणे डे 


६१५६४ 
9६०४ 
८४३०४ 


|] 
बे. 


४।2॥52] 


]>० ७ 


/20॥ 


रॉ 
॥:)॥१६ 
५२५ 
४ 
४१४६ 
>)2)9 
2॥)9£ 


९११५ 
ही न्प 


29 


चह० समग्र आम-सेवा की ओर 


आज जितनी खेती होती है उस पर कांस के दिन का हिसाव इस- 
तरह निकलता है | लेकिन इस हिसाब »सें भी वेकारी का अन 
लगाना शायद ठीक न हो। मैंने जो काम के दिन लगाये हैं उनमें 
कई बातों का ख्याल नहीं किया क्योंकि उनका व्योरा मुझे प्राप्त नहीं 
है | लेकिन अपने अनुभव से तुमको कुछ अन्दाज दे ही सकता हूँ | 
जिस तरह की खेती के आधार पर काम की हाजिरी जोड़ी गई है वह 
उन खेतिहरों की है जो खुशहाल हैं और जिनके पास खाद पानी का 
साधन है। लेकिन तुमको मालूम है कि हमारे प्रान्त में अधिकांश क्रिसान 
गरीब ओर साधनहीन हैं।न तो वे जमीन को इवनी बार जोत 
सकते हैं और न उतना पानी ही सींच सकत हैं। ६६४०८ जमीन 
पर तो पानी की सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है | इसका सतलब यह हैः 
कि केवल ३३ ६५४८ जमीन पर, जिसके लिए सिंचाई का पत्रन्ध है,भी 
गरीब किसान अनुपात से कम पानी सींच पाते हैं। फिर मैंने सारी 
जमीन की सिंचाई की मजदूरी कुएँ के हिसाव से जोड़ी है। लेकिन 
हकीकत यह नहीं है | तालाब से सिंचाई में मजदूरी बहुत कम लगती 
है | नहर की और पहाड़ या तराई के इलाकों की सिंचाई में तो मजदूरी 
नहीं के बराबर लगती है | इसके आलावा तराई, माँफ़ा या कछार के 
इलाकों की खेती में कुछ विशेष परिश्रम ही नहीं है | जो लाखों बीघा 
ताल-तराइयां हैं उनमें तो केवल वीज छींट देने का ही काम रहता हैं । 
अगर इन सारी वातों का हिलाव कहीं से ठीक-ठीक मिल सके तो ठुम 
देखोगी कि मैंने जो काम के दिन बताये हैं उनमें ओर वास्तविक: 
स्थिति में करीब २४४ का अन्तर पड़ जायगा। इसलिए परित्थाति 
को समझने के वास्ते तो ठुम ऊपर बताये दिनों में से १४ सकड़ा दिन 
निःसंकोच घटा सकती हो | खेती के काम, पशु चराने आदि के अलावा 
ग्हस्थी के और काम भी रहते हैं । उन्हें भी जोड़ लेना चाहिए | खेती 
काम में १५ सेकड़ा घटाकर ओर अन्य कायक्रमों को जोड़कर काम 


बच 
के दिन इस प्रकार होंगे :--- 


प्रान्त के देहातों की हालत पर१ 





द्विनि 

काम पुरष. र्री किशोर त्रैल 
खेती पए... पद ४६ पर 
पशु चराना ब्दि १० प्‌ 5 
स्कूल ५ कि र्ड ५५४ 
मकान तथा अन्य निर्माणों की मरम्मत ६. ४ हु कर 
मंड़ वंधाई पर रे हा सा 
लकड़ी काटना चीरना हा ४० ड न्डय 
अनाज ढोवाई बाजरा की रे "3५ के ३६ 
अआतिथ्य ०8 श्र्‌ ५ 
त्योहार ७ १० ७ 
बीमारी सुश्रपा - १०. है० १० 
भकान की सफाई ३ प्र प्‌ 
अनाज सफाई अलग से हर ७ कर 
प्रसती हेड १० 
फुटकर काम छू. रण १० ४ 
चैलगाड़ी डे 22 १ हा 
कंडा पाथना डक २० ५05 न 

श्प््र श्प्प श्७६ ६१ 
बे+री के दिन 

पुरुष स्त्री किशोर त्रैल 


२१४४-८६ माह | १८३८८ ६ माह | १८६८६ माह । २७४२६ माह 

अगर ६० बैल-मैंसों के खाली समव के लिए खूराक चैदा करने 
बालों को वेकारी में जोड़ेना हो तो जो परिस्थिति पैदा द्वोगी उससे 
घबड़ाकर कहीं पागल न हो जाना। अगर पुरुषों का एक माह का 
समय दीगर काम के लिए निकाल दिया जाय तो कुल आबादी ६ माह 


छू६२ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


_ बेकार रहती है। 
यह बेकारी तो केवल उन ७८॥ परिवारों के लोगों की है जो खेती 
पर गुजर करते हं। इसके अलावा प्रति ग्राम के €४ परिवार में से 
और १५॥ परिवार बचते हैं। उनकी हालत पर भी विचार करना 
आवश्यक है। इनमें से ३.४ परिवार तो नाई, घोबी, कहार, लोहा 
बढ़ई, कुम्हार आदि के रूप में वहीं ७८।॥ अब-भूखे परिवारों से 
नोचकर किसी प्रकार” गुजारा करते हैं। वे भी किसी न किसी काम में 
लगे रहते हैं, ऐसा मान लो | इस प्रकार विभिन्न कारों के लिए साहें 
पाँच परिवारों को घटाने पर मी १० परिवारों के लिए एक मात्र काम 
“जय सीताराम”? मजना दी है। 
उपयुक्त हिसाब से सारे प्रान्त की आमीण जनता की वेकारी क्रिस 
प्रकार होगी, उसका अन्दाज लगा सकती हो। अगर ग्रति ग्राम की 
बेकारी को ग्रान्त भर के १०रश्व्ट ग्रा्मों से शुणा किया जावब तो 
परिस्थिति इस प्रकार होगी : 
७ण।॥ परिवारों के १, २०, ८१, ७८४प्रोढ़ पुरुष ६ माह यानी 
६०, ४०, ८६२ ग्रोढ़ पुरुष सम्पूर्ण वेकार रहते हैं । 
'१,१६,७२,२३२ ग्रौढ़ स्त्रियाँ ६ माह यानी ५८,१२६, ११६ प्रोड़ 
स्रियाँ सम्पूण वेकार रहती हैं। 
४७, ०६ ८४८ किशोर ६ माह यानी २२,५४,६२४ क्रिशोर सम्पूर्ण 
वेकार रहते हैं। 
यानी कुल्न संख्या २,८४,६३२,८६४ मे कुल १,४२,३ १,६ 
आदमी सदा वेकार रहते हैं । 5 
जो दस परिवार रास-भरोसे पड़े हैं उनमें १५०७८ १०२१८८ यानी - 
१५,३२५,८२० यौद् पुरुष, १४,४३८ १०२श८८+८+ १४,७४;र८७ प्रीढ़ 
लह्लियाँ और ५.८ %८ १०२३८८८०८०५,६ ३,८५० डिशोर हैं | थर्थात्‌ उन 
में कुल सक्षम वेकार आबादी को संख्या २६,०४,०५७ है] इस तरह 
हमारे परान्त की देहाती जनता में १,७८, ३०,६८६ भ्रम करने लायक 


भान्त के देहातों की हालत प्र६२ 


आबादी साल में ३६५ दिन वेकार शेट्टी रहती है। यानी श्रम करने 
लायक कुल आबादी के ६२ सैकड़ा के करीब्र लोग खाली रहते हैं । 
जो लोग बाहरी रिपोर्टों के आधार पर ही सारा हिसाब लगाते हैं वे 
यह कह सकते हैं कि मेरा यह हिसाब एक देहातों का पागलपन है । 
हो सकता है, वे कोई २--४ ऐसे कामों के नाम बता दें जिन्हें 
मैंने अपने दिसात्र में शामिज्ष नहीं किया । अगर थोड़ी देर के लिए 
मैं उन मित्रों से समझौता करना चाहूँ तो ज्यादा से ज्यादा र८, 
३५,६८६ की संख्या कम होंगी। फिर भी डेढ़ करोड़ आदमी से 
कम वेकार नहीं हूँ, यह सावित करना किसी जादूगर की भी शक्ति 
से बाहर है। क्‍या तुमको मालूम है, इतने आदमो दुनियाँ में मिलकर 
क्या कर सकते हैं ! अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में लड़ाई से पहले उद्योगों 
में लगे कुल मजदूर १,५४,७५,००० ही थे, जिसमें पुरुष, सनी और 
किशोर सब शामिल हैं | इतने आदमी मिलकर जो सामान पैदा करतें 
हैं उससे अपने देश की मांग पूरो करने के बाद फालतू माल को सारे 
बह्मांड के बाजारों में खपाने की आवश्यकता पड़ जाती है। ओर 
हमारे देश के केवल एक थान्त की सिफ देहाती जनता में उतनों ही 
सक्षम आबादी बेकार पड़ी है। इतनी बेकारी ही बस नहीं है। इस 
पर वैलों का खाला समय भी जोड़ना है | तुमने देख लिया कि हमारे 
प्रात में पति आम ६० बैल-मेंस ६ माह के लिए वेकार हैं। अगर 
मान लें कि उनको महीने में ५. रोज आराम की आवश्यकता दू तो 
भी वे ७ माह बेकार हैँ ही | इस हिसाब से प्रति ग्राम (६०८७) -+ १६ 
++५४२ यानी प्रान्त भर में ५३,२४,१७६ बैल-भेंस की सम्पूर्ण शक्ति 
बेकार पड़ी है। आज कल ओद्योगिक दुनियाँ में शक्ति के नाप की ८ 
इकाई १ घोड़े की शक्ति के बराबर समभी जाती है । १॥ करोड़ मनुष्य 
शक्ति और आधा करोड़ बैल शक्ति मिलाकर कितने घोड़ों की शक्ति 
के बराबर होतो है उसका अन्दयाज कर सकती हो? आज मनुप्य- 
समाज ओद्योगिक कार्य के लिए शक्ति के अवुसन्धान के पीछे पागद्ध 


ण्ह्ड समग्र. आम-सेवा को ओर- 


है | तेल, कोयला, पानी और विद्य॒त्‌ से उसकी प्यास नहीं - 
मी है; वह ससुद्र की लहरों से शक्ति निकाल कर उसे इस्तेमाल 
र में है | उससे जरा पूछो कि भारत के एक एक प्रान्त के 
इतनें प्राणियों की वेकार शक्ति का वे किस तरह उपयोग करने 
को कहते हैं ! बचपन में एक. कहानी पढ़ी थी | किसी ने तपस्या करके 
एक ऐसे देत्य को नौकर रख लिया जो इच्छा मात्र प्रकट करने से 
आवश्यकता पूरी कर सकता था | उस देत्य की -एक खास शर्त यह 
थी कि अगर उसे आवश्यकता पूरी करने को काम न मिले तो वह 
मालिक की गर्दन तोड़ देगा | आज मनुष्य-समांज अपने आराम के 
लिए तपस्या करके जिन दानवी शक्तियों को नोकर रखता जा रहा है 
उनकी भी क्‍या वही खास शर्तें देखने में नहीं आती हैं? अगर * 
आवश्यकता-पूर्ति के लिए काम न मिले तो अपने मालिक मनुष्य- 
समाज के नाश के लिए वे विध्वंसकारी युद्ध-सामग्री बनाने लग 
जायेगी | क्थोंकि इन दानवों की नोकरी की शर्त ही ऐसी है कि उन्हें 
ठुम खाली न बैठने दो |# 

लिखते-लिखते बहुत लिख गया | अब समाप्त करना ही ठीकः 
होगा | अतः आज विदा। सब भाई अहिनों की नमस्कार | 


(05 | 
सुधार की समस्याएं 


३ । जी 4/ 
| 

30 &| 

|, मी! ८2% 


|! 


ई-+४औै+ ४ ४ 
गत महीने की २५ तारीख को एक लम्बा पत्र लिखा था; मिला होगा |: 
आज फिर इतनी जल्दी लिखने बैठ गया | बहुत सी बातें दिमाग 
में आ रही थीं। सोचा, उन्हें भी लिख भेजूँ | पिछले पत्र में मैंने 
अपने यान्‍्त की बतमान स्थिति पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश को 
# इस पत्र को ज़िखने के बाद अब अशु ओर द्वाइड्रोजन शक्ति 

भी आावष्कृत हो चुकी है । १२--६१--४० 


खुधार की समस्याएं प्ध्र_ 


थी | वस्त॒ुतः ग्राम-निर्माण की दृष्टि से अगर परिस्थिति की जानना ही 
हो तो हर प्रश्न पर जाँच करना जरूरी है । आज उसकी सुविधा तो है 
नहीं | भरत: जहाँ तक सम्मव हो सका ऋुछ सरकारी रिपोर्थ से और कुछ 
अपने अनुभव से स्थिति को देखने की कोशिश की गई ह। मैंने 5 

हिसाब निकाला है वह अधिकतर अनभव के आधार पर दी बनाया गया 
हैं आज सरकारी रिपोर्टी में जो आँकड़े निकलते हैं मेरा हिसाव उनसे 
कम प्रामाणिक नहों है। मेने तो फिर भी अपने निजी अनमव तथा 
जिम्मेदार मित्रों के अनभव के आधार पर ही विभिन्न अंकों को निकाला 
है | लेकिन जो ऑआँकड़े सरकारी रिपोर्टा' में दर्ज किये जाते हैं उन्हें 
केसे एकचर किया जाता है, मालूम है! एक जिले का अफसर नीचे 
वाले डिप्टी को कागज भेजता है, डिप्टी कानूनगो के पास ओर 
कानूनगो पथ्वारी के पास कागज भेज देता है| ये पथ्वारी किस त 

इन जाँच-रिपोर्टा' को लिखते हैं, यह तुर्म् मालूम हो तो परीशान हू 
जाओगी | ये पटवारी महाशय कलम ओर खाता लेकर अपने घर के 
सामने दालान में बैठते हैं ओर जो मन में आता है दर्ज कर डालते 
हैँ । अधिक खेत में कम पैदावार और कम खेत में ज्यादा पैदावार 
निखना तो मामूली बात है | ठुमने आमतौर पर बूढ़ियों को माला 
फेर कर पूजा करते देखा है न १ जिस तरह वे राम नाम के साथ 
घर-गहसथी की सारी खुराफात की बातें करती हँ--मकंगड़ा करती 
हैँ, भाली देती हैं और साथ-साथ माला भी फेरती रहती हैं, ठोक 
उसी तरहं ये पटवारी लोग लोगों से हर तरह की बात-चीत, मगड़ा' 
गाली आदि के साथ-साथ रजिस्टर में दज भी करते चलते है | 
रजिस्टरों के पिछले पन्नों को बिल्कुल कोरा रख कर अगले पन्‍्ने पर 
कुछ का कुछ दज करके सिफ उन्हीं पन्नों को खोलकर कचहरी फे 
सामने गवाही दें आने तक का उदाहरण बिरल नहीं है। अतः 
जो चित्र मेंने अपने प्रान्त वा दिया है उसे प्राय: सद्दी समझना। के 

से धम उसे भव्प्यि-योजनां पर विचार करने का आधार तो मान 


8५ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


सकती हो | वेसे तो जब राष्ट्रीय सरकार होगी तो उसको सारी बातों 
की खोज फिर से करनी ही पड़ेगी । 
प्रान्त की मोजूदा परिस्थिति की जानकारी कर लेने के बाद 
हमको अपनी समस्याओं पर विचार कर लेना चाहिए। हमको करना 
क्या है ! हर तरह की समस्याओं ओर अपने उद्देश्य पर विचार कर 
सेने के बाद ही उनके समाधान की वात सोची जा सकती है। अतः - 
आज में इन्हीं बातों पर विचार करने की कोशिश करूँगा। 
अन्न, वस्र तथा आश्रय मनृष्य की तीन बुनियादी आवश्यकताएँ 
हूं) सबसे पहले हमको इन्हीं तीन प्रश्नों पर.विचार करना है | वस्तुतः 
अगर इनका हल हम -कर लें तो पूरी तरह सुखी हो सकते हैं। हमें 
यह देखना है कि समस्त आवादी के स्वस्थ जीवन-धघारण के लिए 
कितने और किस प्रकार के भोजन की -आवश्यकता है और उसमें 
फितना अनाज, कितना दूध-ब्री, कितना नमक-मसाला, कितना फलादि 
चाहिए. | फिर सिर्फ़ आबादी को भोजन-सामग्री 
सानव की मौलिक से ही बस नहीं होता | हमें यह भी: देखना है कि 
आवश्यकताएं. भोजन के अलावा, मवेशियों के लिए, बीज के 
लिए, रिजर्व के लिए और दूसरी-दूसरी मदों के 
लिए कितनी ओर सामग्री चाहिए ।ग्राज से जो बढ़ती सामग्री की 
आवश्यकता होगी वह कहाँ से आवेगी । आज जितनी जमीन है उसी 
पर खेती की पैदावार बदढ्ाकर कल आवश्यक अनाजादि सामग्री पूरी 
हो सकेगी क्या ? अगर पैदावर बढ़ाई जा सकती है तो किस हृद तक ! 
इससे आवश्यकता अगर पूरी न हो तो और खेत कहाँ से आवे ! फल 
के लिए. जमीन का प्रवन्त्र कैसे क्रिया जाय ! पैदावार बढ़ाने के लिए. 
और क्या क्‍या साधन चाहिएँ, कितनी खाद और पानी चाहिए | वे 
5 झश्ाज राष्ट्रीय सरकार है | लेकिन दुर्भाग्य से कौन अधिकार 
लेकर झअपना- मतलब सिद्ध करें छ्ोन इसकी होड़ में लगे हुए हँ। मुल्क 
की हालत देखने की फु्सतत किसको है | १२---११ 


हि 


सुधार की समस्याएँ प्‌६७ 


साधन कहाँ से आयें ? कया खेती के आज के तरीके पर ही साथन 
बढ़ाने से काम चलेगा या तरीकों को ही बदलना है? अगर तरीका 
बदलना है तो उसकी रूप-रेखा क्या दो ! आज के तरीके म॑ क्या-क्या 
दोप हू ! क्या रुकावर्े हैं ?आज जिस तरह छोटे-छोटे दुकड़ों में जमीन 
बंटी हैं उसे कैसे मिलाया जाय ? इस प्रकार चकबन्‍्दी के जिए अनु- 
कूल परिस्थिति है या नहीं | अगर नहीं है. दी। इसे बदलकर चकबनदी 
करना श्र य होगा क्या १ अगर श्र य है तो क्रिस उपाय से उसे करना है ! 
आज कानूनी बाधाएँ क्‍या है ! हिसानी कानून में राम जैसी जमींदारी' 
तथा विभिन्न किस्म की काश्तकारी दर काश्वकारी आदि 
कुछ प्रदन का सिलसिला कायम रहते हुए चकबन्दी की योजना 
चल सकती या नहीं। यदि नहीं चल सकती तो 
उसमें किस प्रकार से और क्या-क्या तब्दीलियाँ करनी हँ | खेती अलग 
अलग काश्तकार-द्वारा अलग हो या सम्मिलित | अगर सम्मिलित 
खेती ही श्र य॒ हैं तो इसके होने में क्या-क्या बाधाएं हँ। कितनी कानूनी 
बाधा है, कितनी सांस्कृतिक १ अगर सम्मिलित खेतों होती हो तो क्या 
जमीन की मिल्कियत सम्मिलित हो ! या जमीन की मिल्करिवत व्यक्ति- 
गत रूप से रखकर सहकारी सिद्धान्त पर सम्मिलित खेती हो १ इस प्रकार 
के संघटन का क्या स्वरूप ही ! उतका निरीक्षण आदि कौन करे | 
व्यक्तिगत रूप से औसत क्रितनी जमीन का प्रबन्ध प्रति क्रित्तान परिवार 
के लिए करना दह्वागा १ विभिन्न अनाजों की खेती का बँटवारा क्िंस 
अनुपात से करना होगा ? आज जितने खेत पर दोहरी था तेहरी खंती 
होती है उससे ज्यादा खेत पर एक से अधिक फसल हो सकेगा था 
नहीं १ इस प्रकार खेती किस हद तक बढ़ाई जा सकती ह १ इसके 
साथ हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या छुल भूमि पर दमेशा 
खेती होती रहे या कुछ साल बाद बारी-बारी से आराम देने के लिए 
परती छोड़ी जाय | 
आज प्रान्त में खेती के लिए. इलादि जिन औजारों का इस्तेमाल 


बध्य. समग्र आम-सेवा की ओर 


होता है वे काफी हैं या उनको बदलना होगा! बदलना श्रेय होगा 
या नहीं ? अगर बदलना हो तो कितना साधन चाहिए -?१ उतना 
साधन प्राप्त हो सकेगा क्‍या १ अगर साधन बिना बदला नहीं जा 
सकता हो या हमारी खेती की त्थिति को देखते हुए. उन्हें बंदलना 
अ्रय न हो तो मौजूदा ओजारों में क्या-क्या परिवतेन करना होगा। 

मजदूरों की समस्या क्या है ? खेतों मजदू रों से कराई जाय या 
खुद किसान काम कर १ अगर मजदूर चाहिए तो किस स्थिति में 
और किस अनुपात से १ ऐसे मजदूरों की मजदूरी क्या होनी चाहिए हु 

तीन साल पहले आगरा जेल से में जो पत्र लिखता था उसमें 
हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा का द्वनियों का जिक्र रहता था। हमको 
आावी व्यवस्था की योंजना बनाते समय इस समस्या पर विचार कर 
लेना होगा | यह प्रथा रहेगी या हटेगी ? अगर हटेगी तो उसका क्‍या 
“तरीका होगा १ मोजूदा जमींदारों को कया मुआवजा मिलेगा ? उनके 
लिए. रोजी की समस्या किस प्रकार हल होगी ? जमींदारी हटने पर 
सरकारी वसूल तहसील पर क्या असर पड़ेगा ? आज कितनी 
'मालगुजारी सरकार को मिलती है ओर किसान कितना लगान देता है १ 
लगान के अलावा कैरकानूनी तरीके से कितनी रकम और जभींदार 
"को देनी पड़ती है | जमीदारी प्रथां हटने पर सरकार किसान से कितना 
लगान के लेगी, इत्वादि बातों पर विना विचार किये एकाएक कोई 
योजना बना लेने पर वह व्यावहारिक नहीं हो सकेगी | 

ठुमको मालूम है, हमारा प्रान्त गाव-भमंस के लिए काफी मशहूर 
है। वैसे तो पंजाब ओर घिन्ध की गायें ही अच्छी होती हैं, लेकिन 
बाहर युक्तप्रान्त से ही घी आदि सामान का चालान जाने से यह 
प्रान्च काफी विख्यात हैं| इस दिशा में हमको सोचना है कि जितने 
औैल और नंसे आज जोताई के लिए हैं वे काफी हैं या उन्हें बढ़ाना 
होगा । किस तादाद में बढ़ाना है या इनकी नस्ल छुधार कर इनकी 
कर्मशक्ति को बढ़ाना है ? ऐसा सुधार किस तरीके से क्रिया जा सकता 


सुधार की समस्याएँ प६६ 


है! उन्नत बैलों के एक जोड़ा से कितने एकड़ खेत जोता जा 
सकेगा ? उस हिसाब से कितने बैल चाहिएँ ?! आज जितनी तादाद 
है उससे अधिक या कम १ अ्रगर कम चाहिएँ तो किस उपाय से यहद्द 
तादाद घटाई जा सकती है १ तैलों की नस्ल सुधारने 

साधनों का सवाल के लिए अनिवार्यतः गौश्रों के प्रति ध्यान देना 
होगा। इस प्रकार जो गौझों की संख्या बढ़ेगी 

उनका क्‍या करना होगा १ उन्हें रखना होगा या कटवा डालना है? 
अगर रखना है तो मैंधों के उपरान्त ही रखना होगा क्या ? इस 
समस्या पर हमें भल्लीभाँति विचार करना है क्योंकि आज घी के 
लिए मेंस ही पसन्द की जाती है. | अ्रगर हमारे पसन्द-मुताबिक मेंस 
के घी-दूध का ही इस्तेमाल करने के लिए भेंसों की तादाद बद्ानी पड़े 
तो मैंस के उपरान्त गौओं को किस प्रकार रक्खा जा सकता है ? दोनों 
को रखने के लिए हमारे पास काफी चारा हो सकेगा क्‍या १ बढ़ते दूध 
का बाजार हमको मिल सकेगा क्या १ अगर चारा का साधन नहीं 
और दूध का बाजार नहीं है तो गाय और मैंसों में किसे तरजीद देना 
है ! इस प्रश्न पर आर्थिक, खाद्य गुण, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सभो 
इृष्टियों से विचार करना होगा । पशुओं को कितनी खूराक पानी 
चाहिए. ! आज जितना चारा है उससे अधिक चारा कैसे पैदा हो ? 
केबल साधन के प्रश्न हल होने पर ही खेती की समस्वाओं का 

इल नहीं हो जाता | आज जो प्रति ग्राम ७८।॥ परिवार खेती म॑ लगे 
हैं क्या सभी हमारी संयोजित खेती के काम में लग जायँगे १ अगर 
नहीं तो जितने परिवार आज फालतू खेती के सद्दारे पढ़े हैँ उनको 
निकालने का क्या प्रबन्ध होगा १ उनको दूसरा क्या काम देना होगा ? 
बस्तुतः आज प्रायः सभी लोग यह महसूस करते 

भूमि का भार कैसे हँ कि खेती पर आदमी का बोक्त बहुत ज्यादा दे । 
कम दो ? लेकिन वे सब इसलिए किंकतंव्यविमूद्र हो जाते 

हैं कि उनके सामने खेती में से आबादी की निकाल 


६०० े समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


कर क्या काम दें, इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। अतः देहाती समस्याओं 
का हल अधिकतर इस बात पर निमेर करता है कि जमीन पर के इस 
ब्रोक को किस तरद हल्का किया जा - सकता हैं। खेती की उन्नति की 
समस्या पर विचार करने के वाद हमको उन जमीनों की समस्या पर 
सोचना होगा (१) जो खेती लायक हैं.लेकिन किन्हीं कारणों से आज 
लोंग उनमें खेती करते नहीं, (२) जो खेती लायक हैं लेक्रिन अब 
तक उर्हें खेत के लिए तैयार नहीं किया जा सका और (३) जो आज 
ऊमर हैं लेकिन वैज्ञानिक . तरीके से खेती लायक बनाई जा सकती हैं | 
उनमें से क्रिस किस्म की और कितनी हमें अ्रभी खेती में शामिल 
करनी हैं, कितनी ओर किस किस्म की ज्ञमीन पर बाग तथा ई धन के 
लिए पेड़ लगाने हैं, ओर किस किस्म की ओर क्रितनी जमीन आगे 
आने वाली बढ़ती आबादी के लिए छोड़नी है | आखिर हम कोई भी 
योजना बनावेंगे तो उसकी अवधि १०।१४ साल तक की हो ही 
जायगी | उससे कम में कोई पुनर्गठन की योजना तो बन नहीं सकती 
है | ऐसी हालत में जब तक हमारी योजना पूरी होगी तब तक आबादी 
भी काफी बढ़ जायगी। उस बढ़ती आबादी का द्विताव जोड़कर ही 
जमीन का दिसाव करनों हैं। केवल क्‍या. चाहिए, इसका हिसाव 
लगाने से मी काम नहीं चल्सनगा | देखना यह पड़ेगा कि नई जमीन 
को खेत में मिलाने के लिए. कितने और किस प्रकार के साधनों की 
आवश्यकता होंगी। हमारी स्थिति में वे प्राप्त द्नों सकेंगे या नहीं । ' 
अगर प्राप्त होंगे तो उन साधनों का कोई दूसरी अधिक उपयोगी और 
आवश्यक योजना में लगाना. तो श्र य नहीं है । 

खेती की समस्याद्रों पर विचार के सिलसिले में स्वभावतः ईघन 
को समस्या सामने आ जाती है। ई धन की समस्या के साथ लकड़ी 
की समस्या गुंथी हुई है अतः हमको यह देखना हे कि आज इसारे 
आन्त में जितने जंगल हैं उन्हें हम क्रिस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ! 
जंगल की व्यवस्था किस प्रकार हो ? ज्यादा से ज्यादा ई घन कैसे प्रात 


सुधार की समस्याएँ ६०१ 


किया जा सकता है| मकानादि के लिए लकड़ी की व्यवस्था किस 
तरीके से हो, जिससे जंगलों पर वोक कम पड़े | जंगलों की लकड़ी 
कितनी दूर तक भेजी जा सकती है उसके लिए क्या-क्या ज़रियि 
काम में लाये जा सकते हैं ? 

मैंने कहा है कि खेती की पेदावार बढ़ाने के लिए खाद और 
पानी का माकूल प्रबन्ध करना हमारा संवृप्रथम कार्य होगा | सवाल 
यह है कि उन्हें किस तरह प्राप्त किया जा सकेगा। खाद के लिए 
हडडी, व्द्टी आदि चीजों का इस्तेमाल आज की सामाजिक परिस्थिति 
में कहां तक सम्भव हो सकेगा | इनके लिए क्या-क्या बाधाएँ हैं; उन्हें 
पार करने का क्‍या उपाय है! रासायनिक खाद काम में लाना 
चाहिए. क्या ! अगर चाहिए तो किस हृ॒द तक १ कहां तक उनका 
प्रचार श्रेव दोगा ? पानी के लिए नहर, विजली-द्ाय चालित 
व्यू बवेल, कुआँ, तालाब, नदी, नाला आदि साधनों का स्थान क्या 
है ! कहाँ किस प्रकार की व्यवस्था श्रेय होगी १ इन प्रश्नों पर इतना 
मतभेद है, इतने गलत ख्यालात है कि पूर्णरूप से विचार किये बिना 
किसी प्रकार की योजना आरम्म करने का में पक्तपाती नहीं हूँ । 

खेती की समस्याञ्रों पर विचार करने के बाद हमें यह देखना 
होगा कि भोजन-सामग्री और किन उपायों से प्राम की जा सकती दे !? 
मछलियों की खेती कैसे वढ़ाई जा सकती है ? अंडे आदि मांसाहारों 
का सामान कितना और किस तरह पैदा किया जा सकता है। मांस के 
लिए पशुओं को पालना कहाँ तक श्रेय और सम्मच होगा १! 

आज संसार भर में इसी बात पर आँस बहाया जाता है कि भारत 
के लोग भूखे हूँ, नंगे हूँ। दुनियाँ के सामने यह बात इतनी ज्यादा 
प्रगठ हो चुकी है कि यह भूख और नंगापन पैदा करने दाले वृटिश 
प्रभु लोग भी वैसे नहीं तो आँख में मिर्चा लगाकर भी थोड़ा आँयू बहा 
डालते है | अतः वस्त्र की समस्या हमारे लिए अन्न-उमत्वा जितना 
ही महत्व का प्रश्न है। हमकी इस वात का विचार कर हिखात्र 


इ्छ 4१५५ 


छ्ग्र समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


लगाना होगा कि हर आदसी को कितना कपड़ा चाहिए १ इतना 
कपड़ा कहाँ से आवेगा ? चर्खा कौन चलावेगा ? किस समय 
चलावेगां ! उसके लिए रुई कहाँ से प्राप्त होगी ! आज इसकी कला 
स्तप्राय है । उसे बढ़ाने का क्‍या उपाय है ! कला-विशेषज्ञ कहाँ से 
आवेंगे ? कोन वीनेगा ! कौन विनावेगा १ क्‍या सब लोग कातेंगे ? 
या खास लोगों के लिए. सिर्फ कताई का ही काम मुकर्रर किया जायगा। 
इत्यादि प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक रूप से अपनी योजना में होना 
चाहिए । 

रहने के लिए घर-द्वार कैसा हो ? आज के घर आवश्यकता की . 
हष्टि से नाकाफी हैं | जो हैं वे इस ढ ग॒ से बने हुए हैं कि स्वास्थ्य 
की दृष्टि से हानिकारक हैं | ऐसी हालत में करना क्या १ सब घरों को 
तोड़ कर नये घर बनवाने होंगे ? अगर ऐसा नहीं - करना है तो आज 
- के मकानों को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है | आम 
का नकशा क्‍या होगा | मवेशी कहाँ रहेंगे ! आवादी की जमीन की 
सतह कैसे ठीक हो ? गढ़ें-गढ़इयों को वन्द करना है या संशोषन 
करना है। अगर बन्द करना चाहिए तो मकानों के बनाने का क्या 
इन्तजाम होगा | जिनके पास संतोषजनक घर नहीं हैं उनके लिए 
नये मकान बनाने चाहिए क्‍या १ ऐसे कितने नये मकान चाहिए £ 
जैसे मकान बनेंगे उनके लिए कितनी जमीन चाहिए ? उतनी 
जमीन आवादी के अन्दर है या नहीं ! अगर नहीं है तो क्या करना 

होगा ? - च्ज 

अन्न, वस्र और आश्रय की स्मत्वाओं पर विचार करने के वाद 
झूमको दसरी- आवश्यकताओं की बात सोचनी है। दूसरे ग्राम-उद्योग 
क्या-क्या हो सकते हैं! उनकी रूपरेखा क्या, उन्हें कहाँ 
किया जाय १ सब चीजें सव जगह हो सकती हैं या कुछ चीजें कुछ 
खास स्थानों में ही वन सकेगी ? जिन चीजों को बनाना सब जगह - 
सरल है उन्हें विस्तृत रूप से समी जगह बनाने की व्यवस्था की जावे 


2 


सुधार की समस्याएँ |. ६०३ 


या खास-खास उद्योगों के लिए खास-खास केन्द्रों का [संगठन किया 
जाय | उन्हें व्यक्तिगत रूप से चलाया जाय या सहयोग-समितियों की 
मार्फत । उत्पत्ति के प्रकरण भें कितना भाग व्यक्तिगत व्यवस्था से 
हो ओर कितना भाग समिति का | सरकार की ओर से कुल उद्योग 
चलाना श्रेय होगा क्या १ कच्चे माल का कहां से ओर किस प्रकार 
संग्रह किया जाय, उन्हें कोन स्टाक करे ? माल का बेंटवारा क्रिस 
'तरह हो; उसके लिए किस प्रकार का संघटन हो सकता है १ उद्योग- 
शिक्षा की क्या-क्या व्यवस्था सम्भव है; उसके लिए तरीका क्या 
होगा ? इसकी रूपरेखा ओर सिलसिले पर भी विचार करना पढ़ेगा। 
उपयुक्त बातों पर कोई निश्चित सिद्धान्त तय करने से पहले देखना 
होगा कि कौन-कौन उद्योग आज मौजूद हैँ और उनकी दशा क्‍या 
है; कौन-कौन मझत्तप्राय हैं, जिन्हें प्रसारित करने की आवश्यकता 
है | कौन-कौन उद्योग मर चुके हैं और उन्हें पुनर्जावित करना है । 
क्या ऐसी भी किसी चीज की आवश्यकता है जिसकी उत्पत्ति कभी 
होती ही नहीं थी और आज उसके लिए नये उद्योग की स॒ष्टि करनी 
होगी । अपनी योजना के लिए यह भी तय करना होगा कि कौन-कोन 
उद्योग पहले शुरू करना हे ओर किस क्रम से दूसरे उद्योगों का 

अपार किया जायगा। ग्रास-उद्योग की योजना के लिए वह आवश्यक 
है कि हम यह जान लें कि सारी उत्पत्ति के लिए क्या क्‍या कच्चा 
माल चाहिए और उन्हें पाप्त कहाँ से किया जाय ? कितनी खेती और 
बाग से पैदा करना होगा, कितना और क्या-क्या सामान प्रान्त के 
अन्दर के जंगलों से प्राप्त किया जा सकेगा, कितना प्रान्त के बादर से 

मँगाना होगा । 

हम चाहे जितना स्वावलम्बन के ग्रधार पर अपनी योजना बनाई 


बे 
द्राज 55 


गाँव में उत्पन्न हुए माल में से देहात की आवश्यकता पूरी करने के 
बाद जो माल बचेंगा उसको बिक्री का क्या प्रबन्ध होगा, इसको भी 


नें 


तय करना होगा | सहयोग-तमितियाँ बनेंगो वा बनियों। की बेच दें 


5. 


छड... समग्र आम-सलेवा की ओर 


कै 


होगा । अगर बनियों की मार्फत बचना होगा तो उन पर कुंछ अनु- 
शासन होगा या नहीं । अगर अनुशासन रखना है तो कौन इसकी 
जिम्मेदारी ले--सरकार या उत्पादन समितियाँ | हा 
. मैंने पिछले पत्र में बताया है कि बेकारी की समस्या जटिल है 
ओर हमारे प्रान्त की वेकारी की स्थिति कितनी भयानक है| हमको 
इस प्रश्न पर गम्भीर विचार करना.होगा कि जितनी आबादी है उस 
को किस तरह काम में लगाया जाब | जितने परिवार खेती में लगेंगे, 
वे जमीन पर पूरा काम पा सकते हैं क्या १ अगर खेती से पूरा काम 
सम्भव नहीं है तो खाली समय में किसान क्‍या कर ? खेती में खपने 
' के बाद बाकी आबादी के लिए क्या-क्या व्यवस्था सम्मव है | कितने: 
ग्राम-उद्योगों में खपेंगे ओर कितने नोकरी-चाकरी में, कितने जंगल 
की व्यवस्था में लगेंगे और कितने बड़े-बड़े केन्द्रीय उद्योगों में काम 
करेंगे ! मजदूरों की मजदूरी का क्या सिद्धान्त हो ? उस सिद्धान्त से 
. चलने पर काम चलेगा या नहीं ! इन सब बातों का यूरा-पूरा विचार 
करना होगा । क्योंकि वेंकारी की समस्या हल करने और न करने पर 
ही इस योजंना की सफलता और विफलता निर्मर करती है। 
। स्वास्थ्य की समस्याएँ क्या-क्या हैं ? ग्रामीण जनता का सुधार 
किस तरह हो सकेगा ? नाबदान कैसा बने १ गलियों का संस्कार कैसे 
हो ? नालियों के पानी का क्या-क्या उपयोग हो सकता है। टटह्टियाँ 
कैसे बंनें ? उनका इस्तेमाल किस प्रकार हो; इस प्रश्न को हल करने 
में प्रथा का अड़ंगा दूर किया जा सकेगा क्या १ इस कठिनाई को कैसे 
पार किया जा सकेगा ! खेल-कूद व्यायामादि का संघटन करना होगा 
क्या १ अगर करना है तो किस प्रकार ! आमोद-प्रमोद के लिए, किस- 
किस प्रकार के कार्यक्रम बनाये जा सकेंगे १ प्रसूति ओर शिशुपालन की 
शिक्षां किस प्रकार की हो ! क्या प्रसूतिणह अलग बनाना है ! जब सब 
जी पुरुषों के लिए. काम निश्चित करने बैठेंगे और सब लड़कों के 
पढ़ने भेज देंगे तो छोटे ६चवों की देख-भाल कौन करेगा ओर उसका 


खुधार की समस्याएँ | घ्ल्प्‌ 


तरीका क्या होगा । डाक्टर वेद्य धात्री आदि की कैसी व्यवस्था करनी 
होगी | सारी आवादी की आवश्यकता के लिए काफी हों, इतने 
डाक्टर वेद्य आदि आज प्रान्त में हैं क्या ! अगर नहीं हैं तो नये लोगों 
को तैयार करने के लिए शिक्षा का क्या प्रबन्ध हो ! कहाँ तक 
विश्वविद्यालयों में प्रवन्ध हो सकेगा, कितनों को व्यक्तिगत रूप से 
डाक्टर वैद्यों के साथ-साथ शिक्षा दी जा सकेगी ! बरसात के पानी 
के निकात की व्यवस्था क्रिस प्रकार हो ! पानी का स्वाभाविक ढाल 
है या नहीं, इसकी जाँच करनी है। अगर नहीं हे तो जो पानी 
रुकता है उससे किस प्रकार की समस्याएँ पैदा होती हैं। उनका 
इल क्या हो सकता है १ क्‍या गढ़ेयाँ खाल आदि के सुधार का ऋुछ 
अबन्ध हो सकता हैं ! फसली और संक्रामक रोगों का क्या-क्या प्रतीकार 
संभव है ओर उनकी व्यवस्था किस प्रकार की हो ? 

शिक्षा और संस्कृति की उन्नति कैसे की जाय ! कितने बच्चों को 
पढ़ाया जा सकेगा; कित्तने विद्यालयों की आवश्यकता होगी ! क्रिनकी 
किनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाय ? आज ग्रीढ़ साक्षरता की बहुत 
धूम सुनाई देती हैं। कहाँ तक उन्हें पढ़ाया जा सकता दे ? साक्षर 
चनाकर छोड़ देना है या उसे कायम करने के लिए कुछ खास कार्यक्रम 
रखना दंगा ! प्रौद्“ों के लिए और बच्चों के लिए. पढ़ाई के रास्ते में 
क्या-क्या रुकावर्ट हैं ओर उन्हें किस प्रकार से पार क्रिया जा 
सकता है १ किस प्रणाली की शिक्षा होनी चाहिए ? किस प्रकार के 
ओर कितने साथनों की आवश्यकता होगी ! शिक्षा के कौन-कौन 
विभाग होंगे; रूपरेखा कया होगी; इस पर विचार करने के बाद दमको 
यह तय करना होगा कि औद्योगिक, कृपि-सम्बन्धी, सांस्कृतिक और 
साधारण शिक्षा सबके लिए विद्यालयों का प्रबन्ध करना होगा वा कुछ 
शिक्षा आमीण कार्यों के साथ-साथ द्वोती रहेगो । इसके लिए गाँव का 
चायुमं डल किस प्रकार का बनाना होगा १ अनुष्ठानादि की मार्फत भी 
सांस्कृतिक शिक्षा हो सकती हे; उन्हें किये तरद संबंधित किया जा 


६०६ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


सकेगा- १ इतने विस्तृत पैमाने में शिक्षा का प्रसार करने के लिए मितने 
शिक्षकों की आवश्यकता, होगी उनके लिए आज की पढ़ी हुईं जनता 
की तादाद काफी है क्या ? अगर काफी नहीं है तो किस तरह शिक्षा- 
प्रसार की व्यवस्था की जाय ? अगर तादाद काफी है तो कया उनकी 
शिक्षा तथा इश्कोण हम जिस प्रकार की शिक्षा का, प्रस्ताव करते 
हैं, उसके अनुकूल है ?! अगर नहीं है तो उनको अपने तरीके की 
शिक्षा देने के योग्य बनाने का क्‍या ग्रवन्ध हो सकता है | शिक्षा के 
प्रभ्न पर विचार करने के साथ ही ग्रामीण सामाजिक जीवन का संब्ठन 
किस प्रकार का क्रिया जा सकता है ओर उसकी रूप-रेखा क्‍या होगी १ 
नाटक समाज, भजन-मंडली, ग्रामसमिति ' आदि संस्थाओं का संघटन 
किस प्रकार होगा, इन बातों का मी निर्णय करना है । ह 
मैंने पहले के एक पत्र में लिखा था कि हमारे देह्मतों में सड़कों 
का प्रायः पूर्ण रूप से अभाव है। अगर हमको आवश्यक सामान 
ग्राम-उद्योग से ही प्राप्त करना है और सांस्कृतिक विकास करना है तो: 
यातायात की सुविधा होना अ्रनिवार्य है | इसके लिए हमें सड़क किस 
प्रकार की बनानी है शोर कितनी सड़क बनानी है, इसका हिसाव 
लगा लेना है | हमारे गरीब देश की परिस्थिति में उन्हें बनवाने का 
कया तरीका हो सकता है । 
गाँव के झगड़े-फसाद कीन तय करेगा, यह भी एक जठिल प्रश्न 
है ? उसके लिए पंचायतों का संवटन किस तरह हा सकता है £ 
पंचायत सम्बन्धी आज की परिस्थति को किस प्रकार तब्दील किया 
जा सकता है ! गुलामी के कारण इस दिशा में खराबियाँ आ गई हँ 
उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता है ! 
आज गाँव की आर्थिक स्थिति जैसी है उसके रहते हुए हम फरिस 
तरह संघटन चला सकते हैं ? आज जिस प्रकार कर्ज लोगों पर लदा 
हुआ है उससे क्रिस दरह छुटकारा मिल सकता है ? भविष्य में कर्ण 
की व्यवस्था कैसे होगी; महाजनों की संघटित करना होगा वा जनदा 


सुधार की समस्याएं ६०७ 


अपनी सोसइट। की मात व्यवस्था कर सकेगी ? अगर उनको अपना 
प्रबन्ध करना है तो उसके लिए पूंजी कहाँ से आवेगी ? 

सारी योजना चलाने के लिए संब्रटनों का स्वरूप किस प्रकार हो 
सकता है ? सरकारी संबदन कैसा हो ओर ग्रामीण व्यवस्था किस 
प्रकार की हो ? ग्रास-संबटनों पर क्रिस हृद तक सरकार का कंट्रोल 
हो ! दोनों व्यवस्थाओं का पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार का होना 
चाहिए ? सरकारी तथा ग्रामीण संब्रटनों को चलाने के लिए जो खर्च 
होगा वह रकम कहाँ से ओर कैसे वसूल कीं जाय १ जो सुधार-योजना 
बनेगी उसके लिए. कितनी पूँजी चाहिए ? वह पूँजी कह्दां से प्राप्त की 
जायगी ! इत्यादि बातों पर पूर्ण रूप से विचार कर लेने पर ही हम 
भावी व्यवस्था के बारे में कोई निश्चित नीति तय कर सकेंगे | वस्तुतः 
अब तक सारी सुधार योजनाएँ, इसी बात पर खत्म कर दी जाती हैं 
कि सरकार के पास पैसा नहीं | पिछले दिनों कांग्रेस सरकार का भी 
यही रोना था| तुम योजनाएँ तो लम्बी लम्बी बना सकती हो लेकिन 
साथ-साथ इसका भी व्यावहारिक भ्रस्ताव होना चाहिए कि योजना 
चलाने के लिए पैसा कहां से आवे ! ओर वह पैसा जुटाने में जनत 
पर कर-भार बदन जाय, इसका भी ख्याल रखना है। कार्यक्रमों के 
संचालन के अलावा जब हमारी परिस्थिति ऐसी है क्रि गांव में काई 
काम है ही नहीं और समी काम नये सिरे से करना है तो पूंजी की 
समस्या जटिल होगी | इसलिए ही में पूंजी ओर खच के सवाल को 
महत्व देता हूँ । 

मेरे इस प्रकार एक सांस में इतनी समस्याओं ओर प्रश्नों का 
जमघट लगाते देख ठुम परीशान होती होगी । कहोगी, भले आदमी प्रश्न 
पर प्रश्न करते ही चले जा रहे हो, कहीं दककोगे भी ? लेकिन अगर 
प्रान्त भर के देहातों को फिर से गदने के लिए क्या तरीका होगा, 
उस पर विचार करना हैतो ये सब ग्रश्न तुम्हारे सामने निश्चित 
रूप से थआावेंगे ही। वस्तुतः अगर हम ऊपर-लिखें प्रश्नों का संततोप- 


च््ग्ष्र समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


जनक उत्तर दे सके तो वही हमारे काम की योजना हो जायगी। 
लेकिन अगर मेने प्रश्नों का स्तृत बहुत भारी बना दिया है तो आज 
अब ओर नहीं लिखू गा | कुछ समय इन पर विचार कर लो, फिर मैं 
अपने विचार प्रकट करने की चेश करूँगा | 
[ १० | 
समस्याओं का समाधान 
_४--६--४४ 

पिछला पत्र लिखें एक माह से अधिक हो गया है। अब तक 
ठमने उसमें लिखे प्रश्नों पर विचार कर लिया होगा | आज के पत्र में 
में कुछ अपनी बताई समस्वाधों पर क्या करना चाहिए, यह लिखने 
की चेष्टा करूँगा | 

आवश्यक भोंजन सामग्री--मैंने कहा है सबसे पहले हमकी 
भोजन के प्रश्न पर ही विचार करना है| यह सभी जानते हैं कि हमारे 
यहाँ खाना सबको नहीं मिलता हे | इस प्रान्त को लोग हिन्दुस्थान का 
अनाज गोदाम कहते हैं | फ़िर भी यदां की क्‍या परिस्थिति है, पहले, 
के पत्र में लिख चुका हूँ | मारत में केवल ३६५ लोगों को पेट मर 
खाना मिलता है | बाकी ४१९ को थोड़ा खाना मिलता है और २०५ 
तो प्रायः अनशन में ही काटते हैँ | यह राव मेरी नहीं है वल्कि-मेजर 
जेनरल सर मेगा की हैं जो इंडियन मेडिकल सर्विस के डाइरेक्टर- 
जेनरल थे |& यह हिसाब शहर ओर गांव दोनों का हे | केवल गांव 
का हिसाव अगर अलग जोडा जय तो दालत इससे भी खराब 
होगी | अपने प्रान्त की ही स्थिति को अगर लिया जाय तो मालूम 
होगा कि यहां अनाज की कितनी कमी हे | युक्तप्रान्त की सरकार ने 
खेती की जांच करने के लिए १६३६ में एक कमेटी बनाई थी | उसका 
कद्दना है कि हमारे प्रान्त में २,१४५,०१,००० मन आठ और दाल 

# यह रियपो> १५ साल पहले की है | आज तो ५०४ लोगों को 
प्रायः अनशन करना पड़ता है | १२--१---५० 


समस्याओं का समाधान * ६०६ 


की कमी है जब कि यह हिसाब लगाने के लिए प्रति व्यक्ति की 
खूराक मानी गई है ८ छुठांक अनाज, और २ छुटांक अन्य सामग्री । 
सेकिन यह सब हिसाव, आज साधारणतः जो भोजन का प्रकार है 
उसी पर लगाया गया है | हमकी अगर भावी समाज को बनाना है 
तो हमारी भोजन-सामग्री इस प्रकार की और ऐसी होनी चाहिए 
जिससे हमारी समस्त जनता शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छी 
तरह कायम रख सके | खाना कितना होना चाहिए, उसका माप 
दुनिया में खाने के शक्ति-मान से किया जाता है] यानी अमुक खाद्य 
में कितनी शक्ति का तापमान होता है। सन्‌ १६४३ में संसार के 
विशेषज्ञों ने यह तय किया था कि अति वालिग पुरुष के लिए 
विभिन्न आबोहवा के लिहाज से २५०० से ४४०० क्यालोरी, प्रति 
स्त्री के लिए ९१०० से ३००० क्यालोरी और बच्चों के लिए. १२०० 
से १८०० क्याल्ोरी शक्ति के भोजन की पश्रावश्यकता है। अ्रभी 
कुछ दिन पूर्व भारत के बड़े-बड़े व्यापारियों ने एक योजना देशभर 
के लिए बनाई है| उन लोगों ने विशेषज्ञों से राय लेकर, भारत 
की आवबोहवा का विचार करके औसत प्रति मनुष्य के लिए २६०० 
क्यालोरी के शक्तिवाले भोजन की आवश्यकता बताई हैँ। कुछ 
चरबादी का हिसाब लगाकर वे कहते हैँ कि हमको २८०० क्यालोरी 
चाले भोजन की आवश्यकता होगी। इतनी शक्ति के लिए 
निम्नलिखित भोजन चाहिए :--- 
अनाज ८ छुटांक तरकारी ३ छुटांक दूध ४ छुटांक 
दाल १३ ४; फल 2 या मांस, मछली 
चीनी १ 7? तेलथी हैँ ” वाझअंडा १३ छटंक 

यह हिसाव हमारे देश के भोजन-विशारदों का है| 

अपने प्रान्त की देहाती जनता के लिए क्या भोजन द्वोगा, तय करते 
समय हमें ऊपर बताई भोजन-शक्ति के माप का ख्याल तो करना 


६१० ह व समग्र आम-सेवा की ओर 


होगा लेकिन खाद्य-सामग्री का तर्ज यहाँ के लोग- जिस प्रकार खाना 
खाने के आदी हैं उसके हिसाव से रखना पड़ेगा | भोजन के केवल 
शक्ति-माप . से ही हम अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख सकते | 
शक्ति-माप चाहे काफी हो लेकिन भोजनान्तर अगर उसे हम पचा 
नहीं सके तो हमारा स्वास्थ्य कभी टींक नहीं रह,सकता। पाने में 
भोजन से तृप्ति ओर संतोप का कम दिस्सा नहीं है| खाद्य सामग्री के. 
तब्रियत के अनुकूल करने के लिए जरूरी है क्रि हम मो कुछ खार्ये 
तृप्ति के साथ खायेँ। अतः हमारे भोजन का तज ऐसा होना चाहिए 
जिससे हमारी जनता अपनी आदत के अनुसार पसन्द भी करें| इन 
सारी बातों का विचार करके मेरे ख्याल से इस ग्रान्त की देहाती 
जनता के लिए निम्नलिखित हिसाब से भोजन-सामग्री चाहिए | इसमें 
शक्तिमान, खाद, आदत सबका उचित ख्याल रखा गया है;-- 


आवश्यकता 
ब्यौरा सामान प्रति बालिग क्रिशोरव बालक प्रति कच्चा 
१६ से ऊपर .६ से १५ साल ० से ५ साल तकः 


आटा. एक पात्र. ढाई छुटांक एक छुठ्ंक 
चावल एक पाव ढाई छुटाँक एक छुटठांक 
अन्य अनाज आध पाव डेढ़ छ॒टांक आधा छटांक 
दाल डेढ़ छुटांक एक छुटांक आधा छुटांक 
तरकारी छः छुटांक. छ॒: छ॒ुटांक दो छुटांक 
मसाला है तोला ३ तोला + 

नमक - डेढ़ तोला डेढ़ तोला थ्राधा तोलाः 
तेल आधा छुटांक आधा छुटांक डेढ़ तोला 

त्री डेढ़ तोज्ञा , डेढ़ तोला आधा तोला 
पूर्ण दूध - आवब पाव तीन छटंक ढाई पाव 
अपूर्ण दूध डेढ पाव डेढ़ पाव आपध पाव 


समस्याओं का समाधान ६१६ 


मीठा एक छुटाँक एक छुटांक एक छुटांक: 

तम्बाकू आधा तोला चौथाई तोला | 

फल आाच याव तीन छ॒टांकर एक छुठांक 

खटाई आधा तोला चौथाई तोला »८ 

पकाने के लिए. डेढ़ सेर डेढू सेर नपाब 
लकड़ी 


नोट--पीने चार छुटाँक दूध के स्थान पर एक छुटांक गोश्त, मछली 
या अंडे से काम चल सकता है | 

मेने मसाला बच्चों की आवश्यकता म॑ शामिल नहीं किया है। 
लेकिन जब प्रति बच्चे के लिए. तरकारी आध पान और दाल आधी: 
छटांक का हिसाव किया गयाहे तो कुछ मसाला उसमें पड़ेगा दी । 
इतना मसाला बालिग और किशोर के लिए. जो अनुमान किया गया है, 
उसमें से बच जायगा | लकड़ी का हिसाव कुछ ज्यादा ही रक्‍्खा गया 
है। कारण यह है कि इस हिसाव से लकड़ी की व्यवस्था करने पर भी 
कुछ कम ई धन मिलने की संभावना दो सकती है। 

बच्चों की खूगर् की तालिका में अपूर्ण दूध का समावेश देख 
, कर तुर्मं शायद अच्छा न लगे। ऐसा हाना स्वाभाग्कि ही हैं। तुम 
लोग माता की जाति हो, बच्चों के मामले में तुम लोगों का चौकन्ना 
रहना स्वाभाविक ही है| लेकिन गददराई से विचार करने पर डर की कोई 
बात नहीं मालूम हं!गी | बच्चों के लिए तो अपू्ण दूध का अनुपात 
ओर भी बढ़ाया जा सकता है) लेकिन सावधानी के लिए मैंने सिर्फ 
आध पायर प्रति बच्चा रक्खा है | वस्ठुतः पूर्ण और अपूर्ण दूध का 
असर बच्चों पर करोब्र करीब बरात्रर पड़ता हैं | डाक्टर एन. सी. राइट 
की रिपार्टो को इस बिपय में काफी प्रमाणित माना जाता है। उन्होंने 
अपनी रिपोर्ट में बच्चों को तीन माह तक पूर्ण तथा अपूर्ण (मक्खन 
निकाला हुआ) दूध पिलाने के प्रयोग का नतीजा बताया है | बह इस 
प्रकार हैः-- 


च्श्र ह समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


पूर्ण दूध से वृद्धि (औसत) अपूण दूध के वृद्धि (औसत) 

ऊँचाई वजन... ऊँचाई वजन. 
चच्चे ,६७इंच . ३, ८४ पौंड .६१४३इंच ४.७७ पौंड 
चच्चियाँ ,४१ ? प,४४ पींड.. ८० इंच: ४,८० पौंड 


ऊपर के अंकों से मालूम हो जायगा कि पूर्ण और अपूर्ण दूध का 
असर बच्चों पर करीब-करीव बराबर होता है | बल्कि अपूर्ण दूध का 
असर कुछ अच्छा ही हुआ है | सम्भव हो सकता है .क्ि दूपरों स्थानों 
का अनुभव इससे थोड़ा मिन्न हो लेकिन दोनों प्रकार के दूध का असर 
लगमग समान होगा, इतना तो माना ही जा सकता है। इसका कारण 
भी साफ है | जहाँ पूरे दूध अधिक पुष्टिकर है वहाँ वद अधिक दुष्पच 
भी है | अपूर्ण दूध के आसानी से पच जाने के कारण उसमें जितनी 
' कमी है उतने अधिक अनुपात में खाद्यग्ुण शरीर को मिल जाता 
है | इसलिए दोनों में पुष्टि के लिहाज से विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। 
हाँ, एक वात का ख्याल रखना | कहीं यह न समझ बैठना कि बड़ों 
के लिए यानी जिनकी पाचक शक्ति अधिक है यही बात लागू होगी | 
फिर भी बड़ों हे लिए मैंने अपूर्ण दूत का अनुपात ही अधिक रक्खा 
है इस पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है| खाद्य गुण के विशेषज्ञों 
का कहना है क्रि प्रति व्यक्ति को ४ छटांक पूर्ण दूध पुष्टि के लिए काफी 
| मैंने बालियों के लिए पूर्ण २ छुटांक और अपूर्ण ६ छटाँक तथा 
बक्रैशोर व बालकों के लिए पूण ३ छुटांक और अपू्ण ६ छटांक दूध 
की व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। दोनों दूध इस परिणाम में देने पर 
४ छुटांक पूर्ण दूध से जो पुष्टि मिलती है उससे कहीं अधिकर लाभ होगा। 
मेरी तालिका के दिसाव से खुराक की खाद्य शक्ति का क्या परि> 
माण है उसकी जांच करने का साधन मेरे पास यहाँ ह॑ नहीं। तुम 
किसी संस्था की मार्फत इसकी जाँच करा लो लेकिन मेरा अन्दाज यह 
है कि इसकी खाद्य शक्ति ३००० क्यालोरी से कम न होगी । 


समस्याओं का समाधान ६१३ 


ऊपर की तालिका के आधार पर सारे गाँव की तथा प्रान्त की 

भोजन-सामग्री की आवश्यकता इस प्रकार होगी है :-- 
किशोर 
साम्नान बालिंग बालक बच्चे योग 
(र्८घ२) (१२२) (६६) 

आठ. ६४३॥२॥ १७३॥णा-.. ३१णाएश॥।< ८०४॥॥५॥॥- 
चावल ६४३॥९२॥ १७३॥ए७॥- . ३७॥५३॥% ८५४॥॥५॥॥- 
दाल २४१॥६॥% ६६।॥९२ १८॥९२॥॥- ३२६।॥॥५४॥|२ 


अन्यश्रनाज ३२१।॥॥६॥ १३०४९५- $८॥॥२॥।- डडं4॥॥ ४८ 


तरकारी ६६४॥८॥ ४१७७ए८॥ ७५॥ ९ १४५७।॥८॥॥ 
मसाला २४५४ ६॥शाकऋ ३३॥॥॥६॥॥४ 
नमक ४८५ १६॥९६॥॥४ ४९४॥% ७२९४॥॥- 
तेल. ८०७६॥० ३४॥६६॥- ११७४४॥ _१२७॥॥१॥० 
घी अल. १६॥६॥८ ४४४॥८ ७२९४॥- 
मीठा १६०॥॥९३० ६६५३० ३७॥४॥%.. २६८७१॥% 
तम्बाकू १६8६ ३।-८ ३॥१- >६ १६॥४॥२ 
फल 3२१७६॥।.. रहएाओल. रेण|३४० 8] 
खाई १६९३॥-.. ३॥१- आ] १६॥९४॥० 


पूर्ण दूघश्२११६॥. रण्पाहीलू.. रेश॥शन उब्जुर। 
अधूरा दूध धृब४॥एप॥॥ डप्णुश॥र ७३१ शरणुश।र 
लकड़ी ३२८४६॥॥४ १६६६॥॥४ ४४१॥)७॥  धछ्८र॥ुआ। 


< १४ समग्र आम-सेवा की भर 


आर में गेहूँ ४१३९, जब २२६९, ज्वार ५०, बाजरा १००९, 
और जोन्दरी (मकई) ६२॥॥५४॥॥& होगी | चावल में धान ६४४, 
सावां १००९,, ठाँगुन बाजरा कोदों आदि १००| ॥५॥॥& होंगे | अन्य 
अनाजों में---चंना २१६६, मटर १५०६ जोन्हरी ७५॥॥४ होगी। 
और दाल में--अरहर १३५४६, मूं ग-उर्द १२५६, चना ६९॥॥४॥७ 
होगा। 

पूर्ण दूध में र८०; दूध के बदले ८०९ गोश्त मछली अंडा की 
आवश्यकता है । 

ऊपर की तालिका के देखने से मालूम होगा कि खाद्य सामग्रियों 
'को पाने के लिए तीन मुख्य साधनों की आवश्यकता है--(१) खेंती 
(२) बाग तथा जंगल (३) और पशु । 

(१) खेती--खेती के जरिये जो खाद्य-सामग्री प्राप्त है उसे 
अप्रधानतः चार श्रे खियों में विभक्तः कर सकते हैं :--(१) अनाज (२) 
मीठा (३) तेल और (४) तरकारी | तम्बाकू भी खेती से प्राप्य है। ' 
लेकिन आज की परिस्थिति में आवश्यवक सामग्री होने पर भी उसे 
-छुम ठीक खाद्य-सामग्री नहीं कह सकती | वस्तुतः हसारी कोशिश यही 
होनी चाहिए कि इसका व्मवहार क्रमशः कम होता जाय | 

अब हमको देखना है कि खेती से हमें कुल कितनी सामग्री लेनी 
है | इसका हिसाव करने के लिए दमें भोजन के अलावा क्रितना शहर 
की आवबांदी के लिए, क्रितना बीज के लिए और क्रिंतना खराब 
मौसम के रिजव के लिए और सामान चाहिए , इसका अन्दाज करना 
है। सन्‌ १६४१ की मर्दुमशुसारी की रिपोर्ट को देखने से मालूम 
होगा कि हमारे प्रान्त की शहरी थ्राबादी देहाती आबादी की करीब 
१४ सैंकड़ा पड़ती है | लेकिन शहरवालों को पेदावार की सभी चीजें 
गाँव के लोगों के साथ समान मात्रा में आवश्यक नहीं होंगी | खानें- 
पीने के मामले में उनका तज-तरीका गाँववालों से मिन्न है। अतः 
बात का विचार 


उनकी आवश्यकताओं का अन्दाज करते समय इस 


समस्याओं का समाधान 5१५ 


करना आवश्यक है कि वे कौन सामान किस मात्रा में इस्तेगाल 
करेंगे | 

संयुक्त प्रान्त की सरकार ने सन्‌ १६३६ में जो खेंती-संब्रदन 
कमेटी बनाई थी उसने हिसाव जोड़कर वताया है कि इस प्रान्त की 
खेती के लिए पैदावार का औसत साढ़े सात प्रतिशत अनाज बीज के 
लिए आवश्यक है| मैंने अपने हिसाव में इसी अनुपात के बीज का 
परिमाण निकाला है; इसमें जो कुछ थोड़ी-बहुत मिन्नता भिन्न-मिन्न 
अनाज के लिए होगी, वह नगण्य हे | 

अगब्र रही सूखा-पाला आदि देव-दु्घनटा के लिए रिजर्य की बात | 
मुम्हें मालूम है कि हमारे देश की खेती प्रधानतः वर्षा पर ही निर्भर 
करती है लेकिन प्रकृति ने इस देश को वर्षा कुछ अजीब ढ'गतते दी 
है | यहाँ की वर्षा का ओसत परिमाण ४५ इच सालाना है । सम्पूर्ण 
खेती के लिए इतनों वर्षा की आवश्यकता भी नहीं है लेकिन हमारी 
ऋतुएँ इतनी असमान हैं कि हम अपने देश की वर्षा को पूरा र 
काम में नहीं ला सकते | खेती के शाही कमीशन का कहना है कि 
इधर हमारे देश में जितना पानी वारिश का होता है उसमें से 
३५३८ तो जमीन सोख हो नहीं पाती ओर वहकर फिर समुद्र में जा 
मिलता हैं| और अपने साथ वहाँ ज़मीन पर की सारी उर्वरता भो 
ले जाता है । इस देश में बहुत थोड़े समय में बहुत अधिक वर्षा होने 
के कारण थोड़े समय के लिए भी अगर अतिवृष्यि या अनावबृश्टि द्वो 
जाती है तो सारा पंजा चौरस ही ही जाता हं । ऐसी हालत में हमारी 
किसी भी योजना में देव-दुर्धटना के लिए रिजर्व का स्थान बहुत महत्व 
का है | सौभाग्यवश हमारे प्रान्त में साधारणतः इस प्रकार की 
दुर्घटनाएं कम होती हैं, फिर भी कुछ हिस्सों में कभी-क्रमी भयानक 
अकाल की परिस्थिति पैदा दो जाती है। पिछले ४०-४० साल इन 
अनुभव यह हं कि इस प्रान्त के किसी किसी हिस्से में प्रति ६ से १० 
साल में एक बार भयानक दुर्घटना हो जाती है। अगर यह मान 


घ्श्रू ः -समग्र आ्राम-सेवा की ओर 


लिया जाय कि ऐसी दुर्घटनाओं में साधारण पैदावार की २५ ९ पैदावार 
ही रह जाती है तो अब तक की परिस्थिति में प्रति वर्ष आवश्यकता 
का १० सैकड़ा सामान रिजर्व रखते जाने पर ही काम चल सकता 
है| लेकिन योजनानुसार यातायात की सुविधा की मात्रा काफी बढ़ 
जायगी जिससे जल्दी से दूसरे क्षेत्रों से मदद पहुँचाना आसान हो 
जायगा। अतः हमको इस मद में औसत सारे प्रान्त की औसत के 
आधार पर ही निकालना है | फिर हम जब सारे क्षेत्र का पुनर्गठन 
करेंगे तो सिंचाई आदि का माकूल इन्तजाम करके वर्षा की असमानता 
से बचत का उपाय करेंगे ही। फिर भी मेरी समझ में कमर से कम 
भोजन के लिए जिंतना सामान चाहिए उसका ४ प्रतिशत सामान 
तो रिजव के लिए आवश्यक होगा। इस प्रकार ग्रान्त को प्रति ग्राम 
कुल अनाज और उसके लिए भूमि निम्नलिखित मात्रा में चाहिए । 
( अगले पन्ने में देखिए ) 


०, 
४ «४४ 
९९०३ 
९५२ 
०५० 
है ० 
“७ गे 
९०९४ 
3-फेडव 
छह 
क्न्यि 
6०९ 
9,०५४ 


5 अ्किण 
पा 427&8)3& 


३ 
ह 
६ ४३ 
५ #३ 
५ ५४३ 
६ ०३ 
॥०॥ 
(॥६४ 
॥॥०३ 


। 
हि 
(ः 
हि 


उठा 


ढो 


॥६४ 


डैफत ऐप 
202४३ 


रह 

५9६8 
५५०४ 
५६३४ 
५3४ 
(ड्६० 
(६५३ 

५98३ 
(६०६ 


(५ है ०: 


हा 
यों 


(३५४ 
(जध्फ 


छः ओफ शफ 


>3३3 
| ६ 
>0ेट्े 
28॥|9 
+2[2 


फ्रि.. ०,०३8 

५४3. ००३ 

7३0 

>»)४ ०,०३४ 
न्न्न २९ 
घ्ड ८ 

हा 

>०७३ ०,४६४ 

४. «० 

* «आ 

£न्०] हक 

शो 

>०ट ०,०३४ 

पा 

> 2 ०» 

५६ ०४ 
पा. 

4५३ ०, 

०8: ०.४ 

भूरे. डफेशुआ 


द्री उ ही) फ् 


पथ 
कु 


ट्री की फ्री 


४७) ५) ऐटओ ४) 
प्० / की 


हल 
।५५॥ 
तट 


[ 


ँ »0 


क्ष्श्द | समग्र ग्राम-सेवा को आर 


मैंने आवश्यक भूमि के लिए पैदावार की प्रति एकड़ मात्रा आज 
की. स्थिति से ३० सैकड़ा के करीब अधिक रक्‍खी है। वैसे तो खाद और 
पानी की व्यवस्था करके ५० सैकड़ा पैदावार बढ़ाई जा सकती है लेकिन 
सावधानी के लिए बंढ़ती की मात्रा को ३० -सैकड़ा रखना अच्छा है । 
इसके उपरान्त पशुओं के खाने के लिए दाना के रूप में कुछ और 
अनाज की आवश्यकता होगी, उसका हिसाव वाद को लिखू गा | 

मीठा. में हम गुड़ और चीनी का ही व्यवहार करते हैं। इसके 
_ लिए मुख्य साधन गन्ना द्वी है। हमारा आ्रान्त इसकी खेती में बि 
स्थान रखदा है | वस्तुतः अगर यह कद्ाा जाय"कि सारे भारत के लिए 
इसका खेतों केवल विहार ओर युक्तप्रान्त में ही होती है तो कोई 
अत्युक्ति न होगी । ईंख के अलावा इस प्रान्त में खजूर और ताड़ के 
पेड़ भी काफी हैं। इसमें से भी गुड़ और चीनी मिल सकेगी। जब 
देश में राष्ट्रीय सरकार होगी तो शराबबन्दी का कार्यक्रम अवश्य ही 
चलेगा | वेसी हालत में आज जितना खजूर और ताड़ का रस शराब 
बनाने में नष्ट हो जाता है वह सब गुड़ ओर चीनी बनाने के काम 
आरा सकेगा #लेकिन ताड़ और खज्र खेती की चीज नहीं हैँ | इसलिए 
उन्हें खेती में शुमार नहीं करूँगा | इस भद से जितना गुड़ बनेगा, 
वह हमारी योजनानुसार आमदनी के अज्ञावा होगा | यहाँ अपने काम 
के लिए. कितना गन्ना चाहिए, उसी का दिसाव करना है । 

खाद्य-सामग्री ८ी आवश्यकता की वालिका में मीठे की कुल 
आवश्यकता र६८ मन बताई गई है। देहातों म॑ गुड़ और चीनी 
दोनों चीजों का इस्तेमाल होगा | इनकी मात्रा गुड़ के लिए २०० 
और चीनी के लिए ६८ होनी चाहिये। इसके लिए गन्ने की आवश्य- 
कता इस प्रकार होगी ;--. 


#दुर्भाग्यवश राष्ट्रव सरकार द्वोने पर भी दम वही पुरानी लकौर 
रीट रहे हैं ओर इस दिशा में कुछ ध्यान नहीं है। १ 


समस्याओं का समाधान द्श्ह्‌ 


>> २०० गुड़ के लिए १६० "पु 
भोजन के लिए २८६ ० गन्ना | दम चौनी के लिए १ ० मु 
रिजव॑ के लिए ४४६ ११४ गन्ना 
शहर के लिए २०५ ५७२६ 
२४४६६ +- २६६ बीज के लिए -5 रे८श्र 
4३७९ प्रति एकड़ की पैदावार के हिसाब से ७.२ एकड़ भूमि 
_चाहिए। 
भोजन के लिए आवश्यक १२७ मन २२ सेर १४ छुटाँक तेल की 
उत्त्ति में 'तीन सौ [तरासी मन २८ सेर १० छुठांक सरसों चाहिए। 
इसके आधार पर कुल सरसों की आवश्यकता इस प्रकार होगी । 


भोजन जे हट 
रिजव ४४ १४६ “४६७ +- ३४(बीज के लिए 5 कुल ५० १६ 
शहर के लिए १८५६८ 


इसी प्रकार तरकारी, मसाला और तम्बाकू की आवश्यकता निम्न- 
लिखित मात्रा में होगी :-- 
शहर के लिए कुल पैदावार आवश्यक 
सामान भोजन प्रतिशत तोल जोड़ जोड़ प्रति एकड़ भूमि एकड़ सें 
तरकारी श्डथपुणुएु२ा० २६ शषपण श्थपणु | 


जिसमे आलू 

पूछ ० श्र ० पूछ 
आलू 

होगा 


मसाला ३२४६ २०.० के ४१९ ४९९ पु 
तम्बाकू. २०९७ २०.० ४ र४ए रक्ु शक 

नोट---इनके अलावा रिजव के लिए १ मन मसाला, १ सन तस्प्राकू 
ओर बीज के लिए ३ सन मसाले की जरूरत होगी। 


न भ्५ 
नेट 
छः री 


६२० ह समग्र आम-सेवा की ओर 


मैंने अपने हिसाव में शहर के लिए केवल २९% सब्जी की खपत 
होगी, ऐसा बताया हैं| ठुम कद सकती हो कि जब शहर में गांव की 
आबादी की १४ ४ लोक-संख्या है तो इतनी कम सब्जी से काम कैसे 
चलेगा ? यह ठीक है कि शहरवालों को कुछ अधिक सब्जी चाहिए 
लेकिन ठुमने देखा है कि शहर की आवादी के अन्दर भी तरकारी 
' की खेती होती रहती है | ओर अधिकांश तरकारी वे स्वयं अपने यहाँ 
कर लेते हैं ऐसी द्यलत में वे गांव से शाक-भाजी बहुत कम लेंगे। 
देहात में भी जमीन के परिमाण का हिसाव करते समय. मैंने सिर्फ 
. आलू के लिए ही जमीन की आवश्यकता बताई है| इसका कारण 
यह है कि में अपनी योजना में गांव की रचना इस ढंग से करना 
चाहता हूँ. जिससे घरों के साथ-साथ उनके काम की तरकारी हो 
जाय। आज भी अधिकांश देहातों में आबादी के अन्दर ऐसी 
जमीन पड़ी है जो सब्जी के लिए इस्तेमाल हो सकती है | जब 
आबादी की रचना की वात लिखूँगा तो इस बात ५२ प्रकाशः 
'डालने की कोशिश अरूँगा | फिलहाल इतनी कैफियत काफी €ांगी | 
उपयुक्त अनाज आदि सामग्री के अलावा हमें पशुओं के लिए 
दाना भूसा चरी खली नमक आदि सामान भी चाहिए । शनका 
, अन्दाज तभी लग सकता है जब अपने काम के लिए प्रति ग्राम कितने 
जानवर चाहिए, इसका अन्दाज, लगा जाय | पहले यह देखा जाय, 
हमें दूध कितना चाहिए | 
एक सेर दूध में सवा छुटाँक मक्खन निकलता है। बाकी पौने 
पन्द्रह छुटाँक़ अपूण दूध होता है-। यानी पोने पन्द्रह छटाँक अपूर्य 
दूध के लिए. १ सेर पूर्णा दूध की आवश्यकता होगी। अतः १५२७ 
मन ११ सेर १४ छुटोक अपूर्य दूध के लिए १६५४७ मन पूर्ण दूध 
चाहिए | इस तरह गोश्त के लिए रृ८० मन दूध काटकर कुल २८४ 
मन दूध की आवश्यकता होगी | गाँव के लोग गाय भेंस बकरी और 
मेंड॒ का दूध इस्तेमाल करते हैं| आज पति गाँव औयत १६ मेंढ़ और 


समस्याथ्रों का समाधान ६२१ 


४४ बकरियाँ हैं | बकरियों की तादाद बढ़ाने के लिए हमारे सामने 
कोई हेतु नहीं है | लेकिन ऊनी माल और खाद आदि के लिए मभेंड 
. की तादाद बढ़ाने में लाभ हो सकता है। मेरा अनुभव है कि अगर हम 
प्रति गांव १० बकरियाँ और १०० मेंड़े' पालें तो गाँव का काम चल 
सकेगा । दूध के लिए हमें मेंस के स्थान पर गाय को ही तरजीह 
देनी है, यह मैं पहले ही लिख चुका हूँ लेकिन सवाल यह है कि क्‍या 
हम अपनी योजना में मेंस का कोई स्थान ही न रक़खें ? चाहे जितनी 
कोशिश करें १५ साल में मेंस का अन्त नहीं हो सकेगा । हाँ, उन्हें 
बटाना तो आवश्यक है हो । व्यावह्ारिकता की दृष्टि से दूध के लिए 
मिम्नलिखित संख्या में जानवरों को रखने को प्रस्ताव दम करते हैँ;--- 


२२८४ मन दृध प्रति वर्ष के लिए आवश्यक जानवर 


संख्या जानवर औसत दूध प्रति दिन... कुल दूध प्रतिवर्ष 


मैंस २४ 5३ सेर द्श्ु 
अकरी फू 3$॥ ?” २२८० 
मेंड़ १०० 3? २२८५० 
गाय ३५ डर? ११८६॥ 


आज भारत में दूध का औसत प्रति गाय ६०२ पौंड और प्रति 
भैंस ७२० पौंड बताया जाता है।यह औसत आज की दुर्दशा का 
है । १०--१४ साल संयोजित चेट के बाद यह श्रीसत तिगुना होना 
आतान होगा | अतः मैंने अपनी योजना में गाय और भैंतत का जो 
ओतत प्रति दिन का रक्खा है उस द्विसाव से वाविक १४०० पैड और 
२२०० पौंड का औसत पढ़ेगा । 

उपर्युक्त पशुत्नों के अलावा खेतों के लिए बैल ओर मेंसों की भी 
आरागश्यकता होगी | 


ध्श्र्‌ / समग्र आम-सेवा की ओर 


आवश्यक भोजन पाने का उपाय 


आज हमारे प्रान्त में औसत प्रति आम ३४७८ एकड़ जमीन पर 
खेती हो रही है | जिसमें २२.६ सेकड़ा जमीन पर अर्थात ८६ ८ एकड़ 
पर दोहरी खेती होती है | अर्थात्‌ कुल ४३१६ एकड़ जमीन जोतनी 
पड़ती है | इतनी जमीन जोतने के लिए आज ४५ जोड़े बैल ओर भैंसे 
काम कर रहे हैं | इस तरह आज के बैल से हम प्रति हल ६६ एकड़ 
ही-जमीन जोत पाते हैं| यह काम बहुत कम है, ऐसा सर्वमान्य हैं। 
अपनी योजनानुंसार सुधरे हुए बेल, अधिक काम कर सकेंगे। शुरू 
शुरू में जो जमीन पहले जोती जा रही है, हम अपने आवश्यक 
सामान पाने के लिए उसकी उन्नति करेंगे | परिमित खाद पानी की 
व्यवस्था करके हम अपनी पैदावार आज से ३० शत्त बढ़ायेंगे और 
करीब २३२३ एकड़ में दोहरी खेती करके कुल शष८्झ० बीबरा जमीन 
जोत सकेंगे | यह क्रिंस प्रकार होगा, उसका व्योर फिर लिखेँगा। 
फिलहाल इतना बता देना काफी हैं | गी जाति की नस्ल सुधार कर 
हम कम से कम १०७॥| एकड़ जमीन एक हल से जोत सकेंगे | इस 
हिसाब से हमको सिर्फ ३७ जोड़े दल की आवश्यकता है। अब सदाल 
यह है कि इसमें कितने बैल हों ओर कितने मेंसे | हमको दूध के लिए 
६७ गायें चाहिए | जानकार लोग कहते हैं कि गो जाति में बछड़े 
ओर बछिया करीब-करीबव समान संख्या में पेदा होती हैं। अभी 
केन्द्रीय असेम्बली की बहस के रुख से मालूम -होता है कि गौशथ्रों की 
हत्या कानून से बन्द कराने के पक्ष में करीब सभी चिन्ताशील 
हिन्दुस्तानी हैं अतः खाने के लिए जो कुछ भी जानवर काम 
में आबेंगे वे सब बैल ही होंगे | इस तरह जहाँ गाव का आबादी 
५ होगी, वहाँ बेंल की ६० से अधिक .नहीं होगी । बाकी 
१४ भेंसें होंगी । और २४ मैंस की आबादी में १४ भेंस का द्वोना 
अनुष्द से ठीक भी पड़ेगा | इतने पश्चश्लों के साथ बछडा, बछिया, 








समस्याओं का समाधान ६२३ 


पाड़ा, पाड़ी आदि बच्चे ६० की संख्या में होंगे । फुटकर जानवरों में 
प्रति गाँव का औसत १ बोड़ा और २ ऊँट माना जा सकता है। 

इतने पशुओं के भोजन व्यवस्था करना है। इनके लिए हमें 
चाहिए चरी, भूता, खली, दाना, दाल की भूती ओर नमक | प्रत्येक 
जानवर को स्वस्थ ओर सबल रखने के जिए. लिए कितना सामान 
चाहिए ओर उस दिसाव से कुल कितने सामान की आवश्यकता होगी 
उसकी ब्योरेवार तालिका नीचे दी जाती हैः-- 


प्रति जानवर आवश्यक भोजन [प्रति दिन] 





जानवर चरी एकड़ भूसाआदि पुआल खली दाना भूसी नमक 
बैल 5 | _६॥ | ॥॥ ॥$॥. “८ 

दर पे ० 0 पी ५ 
365॥ 3 305 “| जुरू 
ुहव ॥ $॥ $॥ ८5 


ना 
ह&॥ 


&. (+# (४ 
बच्चे दर हि 30 





+ प्र ते हि 
ि २७ । | समग्र ग्राम-सेवा की और 


पशुओं की कुल वाषिक आवश्यकता 
बल मे ि खली दावा भूसी नमक 
बैल ६०... १०.० रेपशशु श३७छु रफ्शु १३७० इछ 
अत ४० ६५ २६६४५॥(५ १४८॥९ २२२॥५ १४८७९ ३७ 
मंस ८ ४.० श्र घुशाए १०वाह पछपाए ४ 
भंसा १४ २.४ ८३०९ ३२९ ६४९ २२९ ८ 


सं० पशु 


0 


सेंड १०० ..... - -+». ११४६ ३४३ २९९ 
बकरी ४०. «.. .- «»««० “०. भछणु एजरु १४ 


बच्चे ९१०. ७.५ रभररेए ... १०४ १०» रक्ष 
व्रोड़ा १... ४ के शरश्८ए छू £# 
साँड श १७ धइधशु .« ६ शु ॥४ 

३०.६७ ११४०६॥(४ ३२७४६ ९६७॥(४ १००२६ २०५४॥ 





अनाज की कुल आवश्यकता--इस दिसाव से हमारे प्रांत को 
भोजन-सम्बन्धी कितना अनाज चाहिए, उसका अन्दाज किया जा 
सकता है | परिस्थिति को सममने के लिए इसे थोड़ा स्पष्ट करना 
शांयद आवश्यक होगा | मेंने जिस प्रकार अलग-अलग हिसाब बताया 
है उससे एक राथ स्थिति समझना शायद तुम्हारे लिए आसान 
होगा । वास्तव में असली वात सममभने की यह है क्रि हमको प्रत्येक 
मनुष्य ओर पशु के लिए स्वास्थ्यक्र भोजन के वास्तें कुल कितना 
सामान चाहिए और आज आन्त भर में क्रितना पैशा होता है, जिससे 
यह अन्दाज लग सके कि हमको करना क्या है १ झगर तुम प्रधानतः 
अनाज की ओर नजर डालोंगी तो स्थिति साफ हो ऊायगी | 


समस्यात्रों का समाधान ध्र्प्‌ 


हमारी भोजन-सामग्री में प्रधान वस्तु अनाज ही है अतः तुम्हारो 
जानकारी के लिए हमको कितना अनाज चाहिए और कितना आज 
मिलता है, इसका हिसाव भेज रहा हूँ । इससे तुम ठीक-ठीक समझ 
सकोगी कि कितने: सामान की कमी है और कितना काम हमका 
करना है। यह हिसाब निम्न प्रकार है| 

प्रति ग्राम क॑ लिए आवश्यक अनाज 
माम अनाज मनुष्यों के लिए. जानवरों के लिए. आज की उत्त्ति 


मनों मे मर्नो में मर्ना मं 
जेहूँ प््र्द नरक छ्ड३,०५ 
जब ३७१ ४० ३४८,२२ 
चना ३७३ घ्घ्‌ ४१६,०२ 
चावल प्प३४ री प्‌ ४५.६२ 
ज्वार प्र कि ६३.२६ 
बाजरा ११६ 2 छ्पर७ - 
न्द्रा १६४ १४५, १६४०० 
कीर्दा ११३ ४<* १०७,७० 
सावाँ श्श्र ४ ५६.२० 
मर श्दर्‌ १४१ २०४.,०६ 
अरहर ' २०७ ही 
7 
जव केराई ,. ८३० हे 
योग ३१४८ १२२१ २६६३.५३ 


इस प्रकार प्रति भ्राम अनाज की आवश्यकता कुच ४४5६5 का 
है और पैंदादार कुल २६६४5 की है। अतः हमारे प्रांत के मति आस 
१५०५६ अनाज की कमी पड़ती है। अर्थात्‌ हमारे ग्रांव में अगर 
सबको स्वाध्य्यकर माजन देना है वो आज जितना अनाज पढ़ा हा 


दर समग्र-ग्राम सेवा की ओर 


ह उप्के उपरांत १५,४०,६३,६४० मन और चाहिए। अगर हमसे 
प्रांव से बाहर जाने वाली अनाज की मात्रा से, बाहर से आनेवाली 
अनाज की मात्रा घटा दें तो ग्रांत की खाद्य-सामग्री की कमी के परिमाण 
मं ( 2,४५४ .,८:२,००० सन--१, १२,४५८, ० ० ० मन ) ४२,२७००० 
मन ओर बढ़ जानेंगे | 

इन हिसातब्रों से तुम समझ सकती हो कि आम तौर घर लोगों का 
जो ख्याल है कि अगर हमारा अ्रनाज विदेश जाने से रोका जाय तो 
हम सारे देश को पेट मर खाना दे सकते हैं ? कितना गलत है। मैंने 
काफी पढ़े-लिखे लोगों की भी इस प्रकार की बातें कहते सुना है | इस 
तरद्द का ख्याल इतना गहरा है कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता देहाती 
समाओं में भाषण देते समय यहाँ तक कह डालते हैँ कि अगर हमारा 
अनाज विदेश जाने से रोक दिया जाय तो हम एक साल पैदा करके 
तीन साल बैठकर खा सकते हैं। देखो, हमारी जनता कितनी घोर 
गलतफहमी में पड़ी हुई है। यह पन्दह-सोलद करोड़ सन अनाज की 
कमी उस प्रांत की है जिसे लोग भारत का गल्‍ला-गोदाम कहा करते 
हैं। भत्ता बताओ अगर भारत की परिस्थिति का हिसाव लगाया जादे 
तो क्या दशा मालूम होगी ? # 

जमीन का हिसाब और क्ृषि-सुधार--अबर सवाल यह है कि 
यद बढती अनाज आवे कहां से ? इस प्रश्न सेस्वमावतः हमारा ध्यान 
प्रांत में आाप्य ज़मीन की ओर जाता है। मैने पहले के पत्र में बताया 
हे कि हमारे ग्रांत में प्रति आम ३४७,८ एकड़ में ही खेती होती है। 
अगर ८५.८ एकड़ दोहरी खेती की ज़मीन भा जोड़ी जाय तो कुल 
४२३.६ एकड़ पर ही झुछ पेदवार हो रही है। इसके अलावा प्रति 


न#ग्राज इस बात को सत्वता को प्रमाणित नहीं करना है ) आज तो 
करोड्टों मन अनाज बाहर से मँगाने पर भी लोग भूखे मर रहे हैँ | अतः 
इज परिस्थिति पर ओर गम्भीर विचार करना हैं| १३---१ १-४० 


ल्‍0१ 
+ 
( 


समस्वाओं का समाधान 


आम--(१) ३२.३ एकड़ ज्ञमीन ऐसी है जिस पर खेती हो सकती दे 
लेकिन सामान्य साथन न होने से लोग जोतते नहीं (२) ६६.३ एकड़ 
ऐसी ज़मीन है जिसे विशेष-साथनों से खेती के उपयुक्त बनावा जा 
सकता है और (३) ४६.८ वीघ्रा ऐसा 'ऊसर हे जिसे वेश्ानिकि 
आविप्कारों का इस्तेमाल करके, काम में लाया जा सकता ह । 
अगर खेती की उन्नति करनी दे तो क्रिसी न किसी तरद्द सावर 
जलाना बन्द करना दही है! इसका मतलब यह है ई बन के लिए इसको 
लकड़ी चाहिए | फिर खाद्य की तालिका में देखा होगा कि मैंने बाज 
में हर एक मनुष्य के लिए फल खाना अनिवाय बताना ह्व। 
इसलिए फल और जंगल के लिए पेड़ लगाना जरूरी है| अतः इ९ 
एकड़ ज़मीन तो बाग शरीर जंगल के काम में ही समात हा जाथगी | 
बाकी दो किस्म क्री ज़मीनों में से थोड़ा-थोड़ा करके नया खेत बनाया 
जा सकता है। लेकिन हमको अपनी प्रस्तावित स्थिति पर पहुँचन में 
कम से कम १५ साल लग जायँगे | तब तक दमारी आबादी भी काफा 
बढ़ जायगी ! व ठीक ह--शिक्षा, संस्कृति ओर आथक सियात क 
परिबर्तन के साथ-साथ आबादी की वृद्धि की गति कुछ कम दवा सकते 
| फिर भा वृद्धि तो होगी ही । इस तरद जा नवा 
उपज व्योदी करो खेत बनता जायगा उसे नई आबार्दां के लिए दाड़ 
कर ही अपनी समस्या हल करनी दागा। इसका 
मतलब यह द्ोता है क्रि आज जितने खते जोते है उतने पर हां स्यता 
की उन्नति करके हमें अनाज तथा अन्य भीजन सामभ्री पूरी करन 
होगी | वानी आज प्रति एकड़ जितनी ओसत पेदावार ६ हम उसका 
३०१८ वैदाबार और बढ़ानी है।इत्के दी उपाय दें पढे जि 
प्रथमतः प्रति एकड़ पैशवार आज जितनी हे उ में वृद्धि हो, फि 
ञ्ाज जितनी जमीन पर दोहरी खंती हती च्द ् 
कोशिश इस बाव की करनी होगी कि कुछ ऊ ग्रीन पर 
दो सके । 


१३8० ३४ 


र्‌ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


न्ति 


जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रथमतः तीन उपाय बताये: 
जाते हैं--(१) एराने तरीके के हल आदि ओजारों को तब्दील करके 
आजकल की मशीनों-द्वारा खेती का काम करना | (२) आज जो 
छोटी-छोटी टुकड़ियों में जमीन ब्टी है उन्हें मिलाकर चकबंदी करना 
ओर (३) खाद तथा पानी की माकूल व्यवस्था करना । 

ग्राम-सेवा के काम के सिलसिले में मैंने जितने लोगों से बात की 
हैं प्रायः सबका ही कहना है कि “इस तरह पुराकालीन हल आदि 
से जमीन को बिना ठीक से जोते हुए, किस तरह खेती सुधर सकती 
है। आज की वेशानिक दुनियाँ में जो कुछ उन्नत मशीनों का आवि- 
प्कार हुआ है उन्हें इस्तेमाल किये विना हमारो उद्धार नहीं हो सकता 


है |” इत्यदि | हमारे देश की दुदशा देखकर, ओर युरोप की खुश- 


हाली से मिलान करके लोगों का ऐसा सोचना 

पश्चिमी देशों से स्वाभाविक ही है। लेकिन किसी चीज पर एकांगी 
'दसारी परिस्थिति विचार करके निश्चय करना ठीक नहीं । पश्चिमो 
की भिन्‍नता देशों की परिस्थिति हमारे देश से मिन्न है ।वहाँ 
« दोही प्रकार की परिस्थितियाँ हैँ | घुरोप और 

अमेरिका के खुशहाल देशों का ठुम प्रधानतः दो श्रेणी में बाँठ सकती 
डी | एक ऐसे मुल्क जिनपर आबादी बहुत थोड़ी है और इस्तेमाल 
करने के लिए प्रकृति की देन आबादी के अनुपात से अपार हैं। 
दूसरे ऐसे मुल्क जिनपर आबादी तो ब्रनी है लेकिन लूटने के लिए 
साम्राज्य का विस्तार अपार है | अतः इन दोनों श्रेणियों में से एक 
के साथ भी भारत नहीं ठद्दर सकता है| हमारे वहाँ आवादो घनी हें; 
लूटने के लिए न कोई साम्राज्य होनेवाला है न हम उसे श्रेय सममतें 
अतः यहां का परित्यिति और समस्या मालिक है और हम॑ 
समाधान के लिए मौलिक रीति से विचार करना होंगा। न तो हमकी 
विश में आकर कुछ कर डालना है ओर न दूसरी परिस्थिति 
लि देशों की नकल द्वो करना हँ।अतएव यह कद्दकर कि दूसरे 


गम 5 (2 


समस्याओं का समाधान ध्रः्‌ 


देशों में ट्रैक्टर आदि मशीनों से करीब हाथ मर मिद्ठी की गोड़ाई 
करके फसल की जड़ों को खुराक लेने के लिए बहुत ज्यादा मौका 
देते हैं और थोड़ी जमीन पर अधिक फसल पैदा कर लेते हैँ, और 
हमारा किसान सदियों को रूढ़ि का गुलाम बनकर नाखून बराबर 
हल से दो-इंच जमीन जोतकर फसल को बढ़ने नहीं देता तथा अपनी 
जमीन से थोड़ा-बहुत पेदा करके, सन्‍्तोष कर लेता है, अफसोस करने 
से कोई लाभ नहीं | अगर हम इन बातों को सोचकर, अपने यहाँ 
बड़ी-बड़ी मशीनें लाने की कोशिश करने लगेंगे तो हम थोड़े हिस्सों, 
में अपना खाका, यूरोप के ढंग बना जरूर लेंगे लेकिन अपनी 
समस्याञ्रों की हल नहीं कर सकेंगे | हमें इस सवाल पर गम्भीर विचार 
करके ही किसी नतीजे पर पहुँचना पड़ेगा । 
बस्तुतः केवल पैदावार के अनुपात से ही खेती के तरीकों की: 
अच्छाई या बुराई का फैसला करना गलत होगा । पेंदाबार केवल जमीन. 
की जोत पर ह्वी निर्मर नहीं है | भूमि के अकार, जलबाडु तथा जमीन 
की प्राचीनता और नवीनता पर भी पेदावार निर्भर रहती है । इतफे: 
उपरांत किसानों के साधन और स्थिति भी उपज के मामले में महत्व 
का स्थान रखती है। किन्हीं दो मुल्कों या दो भूमियों की तुलना करते 
समय उपयुक्त समस्त बातों का ध्यान रखना द्वोगा। स्पेन में चाचल 
की प्रति एकड़ उपज अमेरिका की तिगुनी है लेकिन कौन नहीं जानता 
कि यांत्रिक खेती अमेरिका में कहीं ज्यादा उन्नत है | अपने यहाँ 
ही देखो, एक जिले से दूसरे जिलों की पेदावार में मिन्नता हो डाती' 
है | इनका मतलब यह नहीं कि जिले-जिले में 
उपज अधिक हल ।भन्न हईंया किसानों की योग्वता में कमी- 
होने के और वेशी & | तुमको मालूम है कि अमेरिका के कैलि- 
भी कारण हैं. फोनिया के बागवान बड़े योग्य और उनके ढंग 
बिल्कुल वेज्ञानिक है । क्या वे हमारे देश के मुका- 
बले आम की फसल पेदा कर सकते हैं ? मैंने मुना हैं कि अमेरिका में: 


६६० समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


हेहू की दो फसलें एक दी भूमि में होती हैं | हमारे देश की बरसात की 
तर्ज और आवहवा इस ग्रकार की है क्रि एक फुट क्‍या दस हाथ 
खोदकर जमीन बनाने पर भी एक रबी के अलावा दूसरे किसी मौसम 
में गेहूँ नहीं पैदा हो सकता | ज्यादा खुदाई की बात भी शिक्षित जनता ' 
की एक प्रकार की माया ही है। कहीं कहीं अधिक गहरी जोताई से 
लाभ के बजाय हानि होती है। बंबई की अधिकांश भूमि ऐसी है कि 
अगर तुम तीन चार इशच्च से अधिक जोताई की चेष्टा करोगे तो पत्थर 
ओर बंजर ही मिलेगा और थोड़ी जोताई से जो कुछ फसल मिल सकती 
उससे भी हाथ धोना पड़ेगा । फिर जमीन की प्राचीनता और नवी- 
नता पर भी पेदाबार निर्भर रहती है यह कौन किसान नहीं जानता | 
तुम देहातों म॑ं चले जाओ और किसानों से बात करो। हर स्थान का 
हर किसान कहेगा कि अगर उनके पास इतनी जमीन हो कि बारी- 
यारी से कुछ हिस्ता तीन-चार साल में एक बार परती छोड़ सके तो 
बिना मेहनत के पैदावार बढ़ सकती है | गोरखपुर के श्री महावीर- 
प्रसाद पोद्वार को तो तुम जानता दो | वे हमारे साथ इसी जेल में थे | 
उन्होंने एक जंगल खरीद लिया था ओर उसे कटवाकर खेत बनवाया 
हैं| उनका कहना था कि दो-तीन साल से बिना खाद और विशेष 
परिश्रम से दनी पेदावार होती हैं । भारत की खेतिहर सम्यता हजारों 
वर्ष पूरानों है। यहां कब से खेती की कला का विकास द्वाना प्रारम्म 
हुआ है इतिहार भी आजतक इसको ठोक-ठीक गयाही नहीं दे सका 
ह। अलग-अलग पंडित अलग-अलग वात बताते हैं; माहनजोदड़ो के 


४० 


कान विचित्र घटनाओं का आविष्कार 


ता हा 


न व >> 
7 बालेखों के पढ़े जाने पर का 


हागा, इसका तो अभी कोई ठीक ही नहीं है । लेकिन बद्द बात तो 
स्थ्ष्मान्य हे कि भारत ओर चीन संसार के सबसे प्राचीन खेती यधान 
देश हैं। अतः यहाँ की समूमि की उर्वरा शक्ति का अत्यधिक ह्ाम 
च्यानाविक है। यह दाय केबन्न नेरी नहीं बल्कि दुनिया के सभी 
विशपडरों की हे | चॉधरी मुग्स्तिवारसिह, जो युक्तप्रान्त सरकार की खेती 


समस्याओं का समाधान ६३१ 


सुधार कुमेटी के चेयरमैन थे, “एप्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल आँव इनवेस्टि- 
गेशंस? के १६ प्रृष्ठ से निम्नलिखित वाक्य उद्धत करके इस बात की 
पुष्टि करते हँ--“नये मुल्कों की ताजी जमीन अपने अंदर पुंजीभूत 
उबरता के कारण अपेक्षाकृत थोड़े परिश्रम से ही सस्ते में अधिक पैदा- 
बार तैयार कर सकती है |” उनका कहना है--“जो लोग भारत की 
पैदाबार की आास्ट्र लिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका थ्रादि देशों की पैदावार 
से ठुलना करते हैं वे भूल जाते हैं कि इन मल्कों की जमीन को खेती 
के लिए तोड़े अभी एक शताब्दी भी नहीं हुई है अतः वहाँ अधिक 
पैदा होना आश्चर्य की बात नहीं।” (€ चौधरी मुख्तार सिंह रूरल 
इंडिया पृष्ठ १३ ) 

उपयुक्त बातों के अलावा किसानों की आधिक स्थिति भी पैंदा- 
वार घटाने का कम कारण नहीं है। यहाँ कितनी आबादी ह ओर 
उस कारण किसानों के पास कितनी कम जमीन है, इसका हाल में 
लिख चुका हूँ । खेती के शाही-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के ७५५ प्रष्ठ 
पर लिखा हें--“यह स्पष्ट है कि जहाँ जमान पर की बढ़ती आबाद 
के बोक के कारण किसानों को खराब जमीन. जीतने के लिए 
मजबूर ह। जाना पड़ता है, वहाँ की ओसत उलत्तत्ति में कमी दो 
जाती है |” मैने देखा है, किसान कितने ही स्थानों पर, निदान 
ऊसर पर ही, अनाज वो देते हूँ | हमारे प्रान्त के मनुष्य और पशुओं 
की वेकारी की मात्रा कितनी है, यह तो मैंने तुम्हें लिखा दी है। ऐसी 
हालत में क्रिसान बैठे रहने से ऊसर बंजरों का जोतकर बीज डाल देना 
ही लाभग्रद समझते हैँ। क्योंकि कुछ नहीं से बीज के उपरांत कार 
अन्न भी तो अच्छा ही हैं। दसारे शिक्षित माई, जो. केवल रिपोर्ट के 
पन्‍ने ही उलटते हैं, भूल जाते हैं कि यहाँ की ओलत पैदावार के द्विताव 
में इस ग्रकार क्री “मजबूरन उत्पत्ति” ( 'डिसट्र सूंड प्रोडक्शन! ) 
भी शामिल है | ऐसी खेती हमारे प्रान्त में लाखों बीवे की ६ | ऋम 
खेती होने के कारण खेती के प्रकार में मी पक हो जाता दे । विदेशी 


६३१२ समग्र आम-लेवा की ओर 


ओद्योगिक आर्थिक व्यवस्था के कारण हमारीदेहायती 
हमारे किसानों जनता के पास खेती के तिवा दसरा कोई धंधा नहीं 
की विशेषताएं रद गया हैं। अतः उन्हें थाड्ी जमीन से ही अपना 
सारा काम चलाना पड़ता है। उनके थाम्त विभिन्न 
अनाजों के लिए विभिन्न प्रकार की जमीन तो है नहीं | इसलिए व 
एक ही जमीन पर कई प्रकार के अनाजों की खिचड़ी बनाकर बो देते 
हैं | इससे खाने के लिए न सही कम से कम देखने के लिए कुछ 
अन्न ता हर मौसम म॑ मिल जाता ह हम में से किसी की भी अगर 
किसानों म॑ रहने का सोमाग्व हुआ द्ोतो उर्हंँनि देखा होगा कि 
सामा काटने के बाद उसे वे खाकर खत्म कर डालते हैं तथा 
कुवारी धान की कठाई में थोड़ी देर हो जाती हैं और जब कियान 
भूखे रहकर वा आम की गुठली खाकर “किया? की बाद देखता 
रहता हद तब वहाँ उसी बीच घर पर कोई अतिथि आर जाय तो उसका 
चेहरा क्रितना :मलीन, कितना दीन हो जाता ? | और जब हमारे 
अधिकांश किसानों के पास दो एकड़ से कम जमीन हे तो प्रायः सभी 
जमीन पर ऐसा अनाज बोना पड़ता है जेंसा उस जमीन पर बोना 
नहीं चाहिए. था | इस कारण मां इमारी आवत पदावार बहुत थोड़ी 
दा जाती है | फिर यहाँ खाद-पानी की कितनी कमी हैं, यह ठुमको - 
मालम है| ही गया है । बादरी मुल्कों से ठुलना करते समय इन बातों 
का भूलन से कैसे चलेगा ? यूरोप और अमेरिका के किसानों में प्रत्येक 
के पाव काफी जमीन हे। उन मुल्कों में या तो आवादी का बोक 
स्प्रमावतः नाम मात्र दे वा सारे संसार के बाजारों में माल वेचने के 
लिए अधिकांश जन-संख्या को उद्योग में ठेलकर जमीन पर के बोक 
का नाम-मात्र बनाये रखा गया है। वहाँ के किसानों को मजबूरन 
ऊसरन-ंजर नहीं जोतना पडता | काफी जमीन द्वोनें से जिस खेत पर 
श्रनाज अधिक पैदा हो सकता हे वहाँ उसे वो सकते हैं। वे जमीन को 
आरी-बारो से परती छाइ उकते ६ और खाद पानी की माकूल व्यवस्था 


समस्यात्रों का समाधान 


कर सकते है । विदेशों में किसानों 


६१३ 


के पाव कितनी जमीन है उस 


का कुछ हिसाव देखना चाहती हो तो नीचे की तालिका की ओर एक 


नजर डाल लो-- 
 औए क 
इंग्लैंड और वेल्स मे-- 
ग्रति किसान की जमीन का परिमाण 


१ एकड़ से... * एकड़ तक 
२ एकड़ से. २० एकड़ तक 
२० एकड़ से. ० एकड़ तक 
७० एकड़ से १०० एकड़ तक 
१०० एकड़ से १५४० एकड़ तक 
५५० एकड़ से ३५० एकड़ तक 
३०० से ऊपर 
जमेनी में 
१ एकड़ से नीचे 
१। एकड़से ५४ एकड़ तक 
५. एकड़ से ३ ४एकड़ तक 
१२॥ एकड़ से ० एकड़ तक 
४०. एकड़ से १२४ एकड़ तक 
१२७५. एकड़ से २३० एकड़ तक 
२५० एकड़ से ऊपर 


ओर, हिन्दुस्थाव में-- 


१ एकड़ से कम 
१ एकड़ से ४ एकड़ तक 


५ एकड़ से १० एकड़ तक 
१० एकड़ से ऊपर 
2९०७ 


कुल किसानों का अनुपात 
१.१ प्रतिशत 
५" ० प्रतिशत 
६'७ प्रतिशत 
१६"० प्रतिशत 
१४'५ प्रतिशत 
२६"० प्रतिशत 
२४"७ प्रतिशत 


१९१ प्रतिशत 
४"३ प्रतिशत 
१०९४ प्रतिशत 
४८४ प्रतिशत 
२१"४ प्रतिशत 
७०"६ प्रतिशत 
२१९२ प्रतिशत 


२३ प्रतिशत 
३३ प्रतिशत 
२० प्रतिशत 
२४ प्रतिशत 


६३४ समग्र आरम-सेवा की आर 


ऊपर की तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि इस दिशा में दूसरे 
मुल्कों से हमारी कोई ठुलना ही नहीं की जा सकती | 

कर क्या यह बात सच है. कि हमारे यहाँ की पैदावार इतने 
भयानक रूप से कम है १ श्री चौधरी सुख्तारसिंह ने हमें एक 
तुलनात्मक दिाव बताया है| उससे ठुम जान सकीगी कि जिस कम 
वैदाबार के लिए लोग इतनी. हल्ला मचाया करते हैं. वह कहाँ तक 
सही है | उनकी तालिका इस प्रकार हैं +: 


गेहूँ बुशेल अन्य अनाज. जब चावल 
साम मुल्क में बुशेल मे. ैशेल में पींडों में 
हिंदुस्तान ध्श८. रेट शहर, पा६३ 
कनाडा श्द६ू. ४४ श्प््ड न+ -. 
युक्तराम्ट्र अमेरिका $$ £ र्ष्प र्४ाफ १०.७६ 
>मेक्तिकी पू० श्श्प नस दर 
फ्रांस १३*६ श्छ्प र्ष्द ना 
स्पेन ६६ र्रर र्शर ३९.७० 
पुर्तगाल १७.२ न+ ११.३ १२.२२ 
ख्स १०.१ १७४ श्स्् न 
अफ़िका १०*६ नए १९३३ ना 
आस्ट्रेलिया धं८.. १६३ ६४ ध्क्रे 


ढ. 


अमी श्री ठाठा आंद ने जो १५ वर्षीय योजना बनाई है उसमें 
सन्‌ १६३६-४० की जो इाल का हिवाबव बताया गया है उनमें भी 
बोहूँ की पेंडावार प्रति एकड़ इस प्रकार हैः 


देश के नाम गेहूँ टनों में 
संयुक्त राष्ट्र ०.३७ टन 
कनाडा ०१२ ठन 
आस्ट्रेलिया ०डशटन 


भारत ०३२ ठन 


समस्याज्रों का समाधान ६३५ 


कनाडा, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, रूस और आस्टरडिया में मशोन 

की वेज्ञानिक खेती की पराकाठ्ठा है। जमीन की नवीनता, बारिश की 
समता और साथन की अधिकता के द्वोते हुए भी अगर मशीन की 
खेती का नतोजा भारत की तुलना में इतनी ही मिन्नता रखता दे तो 
मैं कहूँगा कि इसारे किसानों को तालीम देने के जिए विदेशी लिवाकत 
की आवश्यकता नहीं हे । परम्परा से खेती करते हुए भारत के 
किसानों में अनुभव के आधार पर खेती कला के ज्ञान का संस्कार-सा 
अन गया है | वर्षा की अतमानता, सिंचाई की कभी, जमीन के टुकड़ों 
में बेटे होते हुए भी जिस निपुणता से यहां के लोग खेती करते हैँ 
उसे देखकर विदेशी विशेषज्ञ स्तंभित हो जाते हैँ । हमारे किसानों का 
ज्ञान किनने ऊँचे दर्ज का है, इस बात की तारीफ डाक्टर भायेलकर : 
साहब की विस्तृत रिपोर्ट तथा खेती की शाहो-क्रमोशान की रिपोर्ट के 
पन्‍नों में मरी पड़ी है। धात्र की खेती-सम्बन्धी जिन उक्तियों का लोग 
सजाक उड़ाते थे, वर्षों की वेज्ञानिक खोजों के बाद उन्हें आज सही 
बताना पड़ रहा है। इन बातों से समका जा सकता है क्रि दूसरे 
मुल्कों में ग्रगर कुछ अधिक पेदावार है भी तो यह 

चैज्ञानिक खेती मशीन की जोताई के कारण नहीं है वल्कि उचित 
यनास यांत्रिक मात्रा में खाद-पानी की व्यवस्था तथा जमीन और 
खेती फसल के उचित बेटवारे के कारण है। नई जमीन 

की जो खास सहूलियत है उसे तो घलुये मे भी 

डाल सकती हो । बस्तुतः मशीन की खेती की बाबत हमारी पद़ी-लिकी 
जनता में बहुत गलत-फहमी है । वे वेज्ञानिक खेती और यांबिक खेती 
में कोई फक नहीं करते हैं। बस्तुतः वेशानिक खेती बिल्कुल अलग 
चीज है | वेज्ञानिक खेती के मतलब हँ--- कितना खाद कितना पानी 
ओर जमीन की कैसी स्थिति (जिस पर खाद-पानी आदि पौधों के 
उपयोगी पदार्थ कायम रद सके) आदि के ज्ञान के साथ खेती | मशीन 
की खेती तो खेती की विभिन्न प्रक्रिवाशों को जल्दी करने का उयाय- 


६३६: समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


मात्र है, पैदावार बढ़ाने का नहीं | हम बिना मशीन के वैज्ञानिक खेती 
कर सकते हैं ओर मशीन से अवैज्ञानिक खेती सी हो सकती है ! मशीन 
की जोताई में विशेष लाम न होने पर भी पश्चिम के देशों में उत्तरोत्तर 
मशीनों . को वृद्धि ही होती जा रही है। इसका वास्तविक कारण 
पैदावार बढ़ाना नहीं है बल्कि मज़दूरों की कमी करना है| हम अपने 
यहाँ मज़दूरों की कमी तो तब करने की सोचेंगे जब सब खाली आदमी 
काम में लगने के बाद भी काम बाकी रह जायगा। तब तक तो 
हमको मौजूदा ओऔजारों से संतोष करके उन साधनों की पूर्ति में सारी 
शक्ति लगा देना है जिनके न होने से क्रिसान इच्छानुसार खेती करने 
से मजबूर हो जाते हैं । 
मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि हमको अपने हल आदि 
ओजारों में सुधार करने की आवश्यकत्ग नहीं है । सुधार की चेष्टा 
तो करना ही है। प्रान्तीय सरकार को इस विपय के प्रयोग के लिए. 
विशेष विभाग खोलना पड़ेगा । मेरा कहना केवल इतना ही हे ह्लि हमें 
आँख मूंद कर विश्ान के नाम पर दूसरे देशों में इस्तेमाल होने दाले 
ओजारों की नकल नहीं करनी है| हमें अपने देश की सारी परित्थिति 
से सामंजस्य रख कर अपने प्रयोग तथा खोज के काम चलाने होंगे | 
अभी थोड़ी देर हुई, में लिख चुका हूँ कि हमारे यहाँ वर्षा- काफी 
होने पर भी सारी बरसात थोड़े दिनों में समाप्त हो जाने के कारण 
बहुत सा पानी बढ कर समुद्र में चला जाता है | नतीजा यह होता 
है कि दुसरे मौसम में जमीन की नमी बनाये रखना हमारी खेती की 
एक जिशेष समस्या है। जिन देशों में पानी सालभर में बैंट कर 
बरसता है और हिम के कारण दूसरी ऋत्श्ों में 
विदेशी हल और भी जमीन को नमी मिलती रहती हे उन देशों मे 
यहाँ को भूमि गदरो खुदाई करके ज़मीन को उलगठने वाला इल 
फायदे का होता है। लेकिन हमारे देश में, जहाँ 
बरसात थोढ़े दिन होती है. और बाकी मौसिंम की आवबदहवा 


ध्श्द ु समग्र आम-सेवा की ओर 


माह का समय इतना कम है और उन दिनों में जोतने के लिए खेत 
'इतने कम खाली होते हैं कि इतने थोड़े लाभ के लिए किसान से कई 
प्रकार के आओजासों के की आशा करना बेकार हे | वही कारण 

खेती के शाही कमीशन ने राय दी है कि “यद्यपि भारत की 
जमीन पर कभी-कभी उलवने बाला इल चलाने से लाभ होना निःसन्देह 
है, तथापि उनको अधिक समय तक ऐसी जोताई की आवश्यकत 
जिससे जमीन की नमी बनी रहे | अ्रतः जहाँ आशिक कारणों से दो 
हल रखना सम्मव नहीं हैं वहाँ सर्वोत्तम हल वहीं है जो जमीन के 
गोड़ता है लेकिन उलगता नहीं ।? अतणब दमको अगर ओजारों की 
. उन्नति भी करनी है तो इन्हीं समस्वाओं की दृष्टि में रखकर करनी होगी 
लेकिन किसी भी हालत में अपनी योजना में बड़ी बड़ी मशीनों की 
नकल करने की सलाह में नहीं दे सकता | अगर केवल तक के लिए. 
यह मान भी लिया ज़ाब कि मशीनों की खेती से कुछ पैदावार बढ़ 
सकती है ओर उससे वेकारी भी नहीं बढ़ेगी तब भी हमारी आज की 
स्थिति में सारे देश को उन्हें अहण करने के लिए जितनी पू जी की 
आवश्यकता होगी उसे प्राप्त करने में आज की सेनिक गुलामी से 
अपना गला छुड़ा कर माँ आर्थिक गुलामी के नीचे हम दब जायूँगे | 
क्योंकि इतनी पूंजी तो उन्हीं देशों से मिल सकती हैँ जो संसार भर ' 
चूम कर मोटे बन बेठे हैं | अतः सारी स्थिति पर विचार करते हुए 
हमें श्रपंनी योजना में खेती के वत्तमान तरीकीं को कायम रखते हुए 
'उनकी उज्नति का कार्यक्रम रखना ही श्रेय होगा । 

यह सम्भव है कि लोग मुमकझो प्रतिक्रियावादी कहें | लेकिन प्रगति 
में ही उन्नति है, यह बात दमेशा सब जगद्द लागू नहीं हो सकती ह ) - 
सामने गड॒ढ़ा होते हुए भी आगे बढ़ने के लिए दी आगे बढ़ते जाना 
नुद्धिदानी नहीं है। फिर में आगे बढ़ने से रोकता नहीं हूँ । में केवल 
इतना ही कद्दता हूँ कि आँख मृ दकर युरोप के लगाम के साथ आगे 


न बढ़कर लोग आँख खोलकर रास्ता क्रिधर से रद उसे देखते 


समस्थाओं का समाधान ह््व्६ 


हुए आगे बढ़ें | गड॒ढा, खाँई बचाकर अगर घूमकर चलना पड़े तो 
वैसे चलें | मेरा कहना है कि लोग अन्च प्रगतिवादी न बन कर वास्त- 
विकतावादी बनें। “मछिका स्थाने मक्तिका” के दुराभ्रह को छोडकर 
बुद्धि से विचार कर काम करें।. 

बस आज इतने पर ही समाप्त करता हूँ | अगले पत्र में खेती की 
पैदावार की क्रमी के जो दूसरे कारण बताये जाते हैं, उन पर कुछ 
प्रकाश डालने की चेश करूँगा | 

आशा है, मेदनीपुर के शिक्षा-केन्द्र का काम सफलता के साथ 
चल रहा होगा । वहाँ कौन संचालन कर रहे दूँ ! मं स्वस्थ हूँ । अपने 
लागों के कुशल-समाचार देना | नमस्कार । 


[9 । 
“ समस्याओं का समाधान--२ 


१२--६--४४ 


पिछले सप्ताह एकपतन्र लिखा था, मिला होगा | थ्राज फिर लिखने बैठा 
हूँ | इधर जेल मर में फिर से छूटने का वायुमंडल बन रहा हैं। नये 
आडिनेंस के मुताबिक छःमाह की नोटिस मिलती है| पहली नोटिस की 
मियाद १४ जुलाई को खत्म हो जाती हैं। लोग सोच रहे है कि बहुत 
से लोग उस दिन छूट जायेंगे | उधर बापू भी जोर लगा रहे है| कछ 
लोग तो जल्दी से स्वराज्य पाने का स्वप्न देखा रहे हूँ । जिस बेरक 
में देखो उसी में वही एक वात बात की चर्चा | शायद बाहर भी वही * 
हालत होगी | अपने राम को क्या करना है। “ढेकी रवरय॑ में भी 
जावेगी तो धान ही कूटेगी।” बाहर चर्खा-घुनकी थी, जेल में भी 
वही चर्खा-घुनकी कर रद हूँ | मालूम नहीं बाहर जाकर अगर कुछ 
मिलेगा भी तो बह स्वराज्य होगा या स्वदेशी राज | फिर तो अपने 


६४० समग्र आम-सेवा की ओर 


को वही चर्खा धुनकी का राग अलापना होगा। अतः मुक्त पर इन 
बातों का विशेष असर नहीं है। हां, एक फिक्र जरूर लग गई है। 
ऐसा न हो, कहीं मुझको भी छोड़ दें तो मैंने जो वादा तुमसे किया था 
कि अपना विचार सब लिख भेजूँगा वह पूरा नहीं हो पायेगा | बाहर 
_पढ़ने-लिखने को फुस्सत ही कहाँ । लेकिन परमात्मा चाहेगा तो मैं 
इस बार नहीं छूट्टेंगा।| फैजाबाद वाले अधिकारी मुकको कब छोड़ने 
को कहेंगे ? अतः विशेष चिन्ता की बात नहीं । 
पिछुले पंत्रों में जमीन की पैदावार क्रिस प्रकार बढ़ाई जा सकती 
है, इसका विचार कर रहा था | खतों के तरीकों का बदलने की बाबत 
में प्रकाश डाल चुका हूँ | अप दूसरे उपाय अलग-अलग टुकड़ियों को 
मिला कर जमीन की चकवन्दी से खेती के उन्नति करने के प्रश्न पर 
विचार करूँगा | वस्ठुतः जमीन की छोटी-छोटो ठुकड़ियों में बंटी रहने 
की समस्या केवल भारत के सामने ही नहीं बल्कि सारे संसार के 
क्िसानों के सामने हैं और सब देश के लोग इस समस्या का हल 
निकालने में वर्षों से लगे हुए हैँ | वह सच हैं कि जमीन छोटी-छोटी 
टुकड़ियों में मिन्न-मिन्न मालिकों के पास बेटी रहने से फसल का उचित 
बेंटवारा नहीं हो पाता है। नतीजा यह होता है कि.-विभिन्न प्रकार 
का अनाज गलत भूमि पर पड़कर पूरे तरह से युष्ट नहीं हो पावा-। 
भारत के क्रिसी भी प्रान्त के देह्तों मे चले जाओ, दुमको प्रायः एक 
ही बात सुनने में आवेगी--“पहले खेती की पैदावार इतनी काफी 
होती थी कि पेट भर खाना तो मिल जाता था । त्राज तो घरती माता 
हमारे प्रति बिमुख हैं |”? इत्यादि | वे सब दुःख का एक ही काए्ण “हाय 
“श्र काल [!” बताकर लम्बी साँस लेकर चुत हो जाते हैं। बेचारे क्या 
जानें कि उनके दुःख के कारणं एक नहीं हृडार हैं। यह ठीक है कि 
जमीन पुरानी दने से उसकी ताकत घटती ८ | लेकिन बह्ी एक 
कारण नहीं है | पहले जो खेतों से अनाज अधिक मिलता था उसका 


/ा 
व्यवस्था दांत 


एक प्रधान कारण यह है कि उन दिनों जमीन की 


समस्यात्रों का समाधान ६७४९१ 


अकार से हो पाती थी। भारत के प्राचीन काल से जमीन का स्वा- 
मित्व किसी व्यक्ति का नहीं था बल्कि ग्राम-पंचायत का था। यह सही 
है कि जमीन की व्यवस्था व जोताई बोझआई आज 

प्राचीन काल से के समाजवादी तरीके से नहीं होती थी । जमीन 
आमि की व्यवस्था परिवारों को खेती करने के लिए दी जाती थी और 
- वे परिवार काफी बड़े-बढ़े होते थे। उस समय 

हमारा समाज बड़े-बड़े एकान्तवर्ती सम्मिलित परिवारों की ही समष्ठि था | 
भारत के ग्राम-उद्योगमी बहुत उन्नत हालत में थे । इस कारण भी आबादी 
की एक बड़ी संख्या उद्योग में लगी हुई थी | इससे खेती पर बोक 
भी कम था | इसलिए गाँव का सारा खेत थोड़े से संयुक्त परिवारों 
के हाथ में होता था | एक एक परिवार के पास बड़े-बड़े भूखंड होते 
थे | एक परिवार के सब लोग जमीन पर अपनी-श्रवनी अलग सिल्कि- 
यत नहीं सं'चा करते थे बल्कि परित्रार के सभी लोग सम्मिलित रूप 
से काम करते थे ओर सम्मिलित रूप से उसका फल्ल भंग करते थे | 
एक ही व्यवस्था के अन्तर्गत काफी जमीन होने से क्रिसान शान्ति से 
विचार कर सकते थे कि क्रिस भूमि में कौन फसल बोने से पैदावार 
अच्छी हो सकती है ओर वे फसल का बटवारा उसी ढंग से करते 
थे | बिस्तृत भूखंड अपने पाप होने से सिंचाई के शिए कुृश्माँ, तालाब 
आदि का भी उचित प्रबन्ध करना आसान था। एक साथ बड़े ज्षेत्र 
'में परती छोड़ने के कारण पशुपालन आसानी से हो पाता था और इस 
कारण हमेशा गोबर की खाद का प्राचुयं बना रहता था। दुर्माग्यदश 
आज किसानों की ऐसा हालत नहीं रह गई है | अं4जी राज्य के 
साथ-ताथ युरोय के व्यक्तिगत स्वार्थ भाव का भी आगमन इस देश 
में हुआ | क्रमशः लोगों में स्वार्थ की वृद्धि होने लगी | इस कारण 
परिवारों का बेंटवारा होने लगा | अंग्र ज ऐसा करने के लिए परिवार 
के सदस्यों को उत्साहित भो करने लगे | अंग्र जी कचहरी और अंग्र जी 
उवेचारकों के फैसले भी इसी दिशा में प्रगति करने की दृष्टि से होनेलगे । 


६४२ ' समग्र ग्राम-सेबा की ओर 


शत 


इस तरह बड़े-बड़े परिवार ओर उसके साथ बड़ी-बड़ी जमीन के चक्र 
- कर काँच के डुकड़े-जेसे तितर-वितर हो गये | 

इसके उपरान्त अग्नम जी सत्ता की साम्राज्यवादी - नीति ने क्रिस 
विभीपिका के साथ हमारे देश के ग्रामोश उद्योगों को दवा कर पीस 
डाला इसकी करुण कहानियाँ आज साधारण जनता की आम सम्पत्ति 
हा गई हैं| शायद ही कोई होगा जो इन बातों को न जानता हो |: 
उद्योगों के हाल के साथ सारी आबादी को ऋमशः खेती की ओर 
झुकना पडा | यह देख कर रोना आता है कि श्य६१ से १६३१ तक 
का अध्ध-शताव्दी के अन्दर किम प्रकार खेती पर बोक क्रमशः बढ़ता 
गया है| तब सारे माग्त में खेती पर गुजर करने बालों की संख्या 
कुल आवादी की ४८ सें० थी | यह संख्या बढ़कर १८६३१ में ६१, ०६: 
सैं०, १६०१ में ६६.४ सें०, १६११ में ७१सैं०, १६२१ में ७२.८ से 
और १६३१ में ७५ सै० दो गई [ इस कारण भी क्रमशः खेती के 
हदिस्तदार बढ़ते ही गये । 

जमीन के टुकड़े -इमारे प्रभुश्नों को इतने में सन्‍्तोष नहीं हुआ | 
उनके इस बात की तो कोई फिक्र थी नहीं कि जनता 'मरतो है यां 
जीती | उन्हें तो चाहिए था सारी आबादो की ऐसी विभाजित स्थिति 
जिससे वे चैन से राज करते हुए अनन्त काल तक लूटते रहें | अतः 
उन्होंने जमींदारी और काश्तकारी कानून ऐसे ढय से बनाये किः 
जमीन भी नमक-मिर्च वाले पंसारी के दूकान का सौदा जैसी हो गई | 
जसींदारों के सम्मिलित परिवार के टूटने पर वबँटवारे के कारण छोटे 
छोटे भूमिखण्डों के मालिक रह गये थे | वे उन्हें मो ढ्ुकड़ों में बाँठकर 
काश्तकारों की क्विराये पर उठाने लगे | काश्तकार उन ठुकड़ों को भी 
तोड़कर शिकमी काश्तकांर बनाने लगे | फिर हर विभाजन के समय 
ऐसा नहीं होता कि एक तरह से हिस्ता बना दें। थोड़ी जमीन होने 
से हर एक ब्यक्ति यह चाहता हे क्वि उसको हर प्रकार क्री जमीन 
थोड़ी थोड़ी मिले, जिससे वह देंबी खतरों से बचा कर दो कोर श्रन्न 


समस्याओं का समाधान द्ड्डटे 


हृए साह पा सके | अतः जब कभी जमीन का बेंटबारा होता है तो हर 
झुकड़े का हिस्ता हुआ करता है | इस तरह जमीन इतने छोटे-छोटे 
डुकड़ों में बट गई कि किसी किसी पर हल भी नहीं चल य्राता। अ्रगर 
जमींदारों के बाद काश्तकारों के हाथ में जमीन रह पाती तो स्थिति 
अत्यन्त दुदशा की होने पर भी इतनी मयावह न होती जितनी आज 
है | काश्तकऋर सहज सें शिकमी काश्तकार को जमीन नहीं देते हैं। 
वे ज्यादा जमीन खुद जोतना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नही हो पाया। 
जमीन पर बोर बढ़ने के कारण जमींदारों वे; लिए. जमीन की आाम-- 
दनी से काम चलाना सुश्किल हो गया | ऐसी हालत में महाजन की 
तादाद बढ़ने लगी ओर क्रमशः जमीन भी उनके हाथ में जाने लगी | 
महाजनों को काश्तकारी से दिलचस्पी थी और नवे अपनी जमीन 
के पास रहते थे | श्रतः जमीन की व्यवस्था के लिए ठेकेदारी या 
दलाली प्रथा की स॒ष्टि हुई | और घीरे-घीरे ठेकेदारी दर ठेकेदारी का: 
क्रम बढ़ता ही गया | इस प्रकार अंग्र जी सरकार की भूमि-नौति ने खेती 
की दालत ऐसी बना दी कि किसी प्रकार की उन्नत अतसम्भव दो गई | 
पहले सम्मिलित परिवारों की जमीन में कुएं और तालाब ये; उनका 
बॉटा जाना सम्भव नहीं था। अ्रतः थे फ्रिसी एक को दिलचस्पी या 
ओकात के बाहर की चीज होने के कारण क्रमशः नष्ट दो गय | परती 
छोड़ने की असमर्थता के कारण पशु पालन कठित हो गया और इस 
प्रकार उचित मात्रा में खाद का पाना भी दुलंभ हो गया | 

2 अतः इथर कुछ साल से जमीन की चकबन्द्री के लिए जो 
आन्दोलन मचा हुआ है वह अच्छा हो है।आन शायद दी कोई 
चिन्ताशील व्यक्ति इसबा विरोध करेगा। अब प्रश्न यद्द है कि 
चकबन्दी हो कैसे ? सन्‌ १६३८--४६ में कांग्रेसी सरकार ने जो 
चकबन्‍्दी कानून बनावा था उसके अनुसार मैंने भी इसके लिए 
कोशिश की थी | लेकिन किस तरह में असफल हुआ था, उसकी 
कहानी तो ठुमकीं दा साल पहले थ्रायरा जेल से लिख ही चुका हूँ । 


६४४ ' समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


ऐसा करना रोग के कारण की ओर न जाकर ऊपरी दर्द को शान्त 
करने की चेश मात्र है| हमें अगर चक्रबन्दी की समस्या हल करनी 
हैं तो उसके सफल न होने का बुनियादी कारण हूं निकालना 
'होगा | इस प्रश्न को जड़ से हल करने की चेश न होने के कारण 
जितने प्रयक्ष इस दिशा में होते हैं, प्रायः सभी असफल हो जाते हैं । 
'इस प्रश्न -पर गहराई से विचार करने से पहले यह देखना है कि आज 
साधारणतः लोगों की धारणा क्या है! ओर वे कहाँ तक ठीक हैं ? 
पफेर हमें यह देखना होगा कि चकबन्दी के लिए जो उपाय बतावा 
जाता ह वह सफल क्‍यों नहीं हाता १ 

ज़्मीन टुकड़ों में रहने देने के विरुद्ध प्रधानतः निम्न-लिखित बातें 
'कही जाती हैं :--- 

१--छोटे-छोटे ढुकड़े अलग करने के कारण जो मेड़ की अधिकता 
'होती है उससे बहुत ज़मीन बेकार चली जाती है । 

२--क्रिसानों को अपना दल-बैल लेकर दूर-दूर की दुकड्रियों में 
जाने में समय तथा शक्ति का अपव्यय होता है । 

३--लगातार खेत न होने से ठीक से सिंचाई नहीं होने पाती | 

इन कंठिनाइयों को देखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि 
ऐसा कानून बनाया जाय जिससे किसानों और -ज्ञमीदारों को आपस 
में खेतों का वबदलावन करके चकबन्दी करा दी जा सके। अ्रत्र 
देखना चाहिए कि ये बातें कहाँ तक सही या व्यावहारिक हैं। मेंड़ के 
कारण काफी ज़मीन फँसती रहती है, ऐसा सोचना सिर्फ कल्पना दे | 
आखिर मेंड्रों म॑ कितनी जमोन दबती दे ? फिर चकबन्दी हो जाने से 
क्या बिना मेंड़ के काम चल जायगा ? तुमने देहातों में देखा होगा 
कि एक ही आदमी विस्तृत चक रखते हुए भी मेंड बाँध कर 
छोटी-छोटी क्यारियाँ बनाता है। वच्तुतः अलग अलग किसानों 
की जमीन की हद के लिए, सिंचाई की सुविधा के वास्तें, समतल 
क्यारियाँ बनाने के लिए शोर बरतात का पानी रोकने तथा खता का 


समस्याओं का समाधान ६४7५ 


खाद बहने न देने के लिए मेंड्रों का होना आवश्यक है| हमारे प्रान्त 
के खेती-विशारद घाघर के जमाने में जमीन के टुकड़े की समस्या इतनी- 
जटिल नहीं थीफिर भी उनके दोहों की पाँतियों में “ऊँचा वाँधो मेड? 
की वाणी भरी पड़ी है। हाँ, यह हो सकता है कि चकबन्दी हो जाने: 
पर कहीं-कहीं एक आध मेंड़ कम कर दी जा सके | लेकिन उससे कितनी 
जमीन निकलेगी ! अगर कुछ निकलेगी भी तो नगण्य होगी । 

किसानों के समय के अपव्यय का प्रश्न भी विशेष महत्व का नहीं 
मालूम होता है । राज किसानों के समय का मूल्य ही क्या है ? लोग 
तो वेसे ही खाली रहते हैं । घर पर बैठे तम्बाकू न पीकर हल लेकर 
खेत खेत घूमना तो अच्छा ही है । न कुछ हो तो फँसे रहने के कारण 
झगड़ा फसाद में कुछ कमी हो ही सकती है।आलस्थ भी कुछ 
कम होगा) अतः यह कठिनाई भी कठिनाई में शुमार करना 
व्यर्थ है। 

हाँ, सिंचाई की कठिनाई का प्रश्न कुछ विचारणीय अवश्य है | 
सिंचाई का पानी ले जाने के लिए, रास्ते के सवाल पर फौजदारी दो 
जाना देहात के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन चकबन्दी से 
ठिंचाई का फायदा किस अनुपात से होगा । हमारे प्रान्त की कुल खेती 
क केवल एक तिहाई भाग पर ही विंचाई हो पाती है | उनमें काफी बड़ा 
इस्सा उन जमींदारों का है जिनके पास बड़ी बड़ी सीर (खुदकाश्त)- 
की जमीन है | अगर उनको निकाल दिया जाय तो बाकी खेतों में से 
लगभग २५४ सैकड़ा जमीन पर ही सिंचाई की व्यवस्था दागी। आपस 
में म्दलावन करके चकबन्दी तो वही किसान कर सकते हैं जिनकी 
कुल जमीन एक चक लायक हो। ऐसे किसानों की संख्या भी ते 

हुत थोड़ी हे। सिंचाई की सुविधा भी केवल उन्हीं को होगी 

इस तरह सुविधा का अनुपात प्रान्त की कुल जमीन का कितने 
प्रतिशत होगा | मेरे ख्याल से १ या २ प्रतिशत से अधिक न होगा । 
इससे प्रान्त की पैदावार में जो बृ.द्धे होगी उससे इमारी समस्याओं कए 


६४५६ ! समग्र आम-सेवा की ओर 


कुछ भी हल नहीं हो सकता | 

वस्तुतः अगर जमीन की चकबन्दी करनी है तो जमींदारी प्रथा के 
कारण जो काश्तकार को कभी एक किस्म की जमीन नहीं मिल पाती 
उसका अंत करना होगा | जमींदार लाभ के लिए अच्छी जमीन के 
साथ ऊसर, बाँगर तथा गोयँड़ के साथ जंगल के पास की जमीन 
. मिलाकर हं। अपना खेत हमेशा उठाने की चेश करेंगे | इस कारण 
काश्तकारों का एक चक्र जमीन मिलना अपम्मव सा ही है। रही जमींदारों 
की बात | अगर किसी तरह एक बार आपस में बदलवा कर कुछ 
जमीन एक चक में वना भी दी जाय तो भी २-१ पुश्त में जब बेंटबारा 
होता रहेगा तो फिर उसका डुकड़ा हो ही जायगा | इतने परिश्रम, 
इतने “चार और इतनी कानूनी तब्दीलियों से भी कितनी जमीन की 
चकबन्दी कर लोगी | जिस देश में प्रति व्यक्ति एक एकड़ भी भूमि 
नहीं है, वहाँ अधिकांश काश्तकारों के पास १ या १॥ एकड से 
अधिक खेत नहीं हो सकता | उनकी सारी जमीन ही तो एक एक 
डुकड़े के वरावर है | कुछ ओरों के पास २-४ एकड का हिस्सा होगा, / 
ऐसा समक्त लो । इन लोगों को चाहे जितने फायदे की बात कह्दो वे 
चकबनदी करना नहीं चाहेंगे | विभिन्न जमींदारों के कोत का पात्र बनने 
से अपने को बचाने की सहज चेश के अलावा इस असमान तथा 
अनिच्छित वर्षा के मुल्क में इतने छोटे काश्वक़्ार एक चक जमीन का 
खतरा उठाने को दरगिज तैयार न होंगे । वे चाहेंगे कि उनकी विभिन्न 
दिशा में विभिन्न प्रकार की जमीने मिलें, क्योंकि इत्तफाक से एक स्थान 
की फसल किसी कारण खराव हो गई तो दूसरे स्थान की फल तो बची 
रहेगी | इन सब कठिनाइयों को पार करके अगर छुछ बड़े जमींदार 
या काइतकारों की जमीन मिला दी जाब तो औदत फायदा कम 
होगा । ऐसे बड़े काश्तकार कितने हैं जो चकबन्दी से लाभ उठाने में 
समथ हूँ । 
अतणएव चकबन्दी के मसले का हल करने के लिए टसमकों मौलिक 


समस्याओं का समाधान ) ६४७ 


तथा क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा | आखिर 
स्लान्तिकारी उपायों चकवन्‍्दी हम करना क्‍यों चाहते हैं ? इसलिए कि 
की आवश्यकता खेती के बेढ गे तरीके के बदले व्यवस्थित तरीका 
काम में लाया जा सके | फरल का बेंटबारा उचित 
लग से हो; सिचाई की व्यवस्था हो। परती क्रम से छोड़ी जा सके | 
इत्यादि । अगर हर एक अपने झपने “सा डेड्र बीघा? खेत लेकर 
सावॉ-कोइब-धान-उर्द-अरहर” की खिचड़ी वाली खेंदी करता रहे तो 
खेती-सुधार किस तरह होगा ? खेती की उन्नति के लिए हमें सारी 
जमीन की निश्चित याजना बनानी होगी | गाँव में कितनी ओर कोौन- 
कौन जमीन में गेहूँ अच्छा हो सकता है, धान अच्छा हो सकता हैं, 
आलू अच्छा हो सकता है, इत्यादि बातों की खोज करनी पड़ेगी । 
यह देखना होगा क्रि किस साल कितनी ओर कौन कौन जमीन की 
सहूलियत से परती छोड़ा जा सकता है। गाँव का स्वाभाविक ढाल 
किघर है, इसकी जाँच करके हमको यह तय करना होगा कि कुश्नाँ 
तालाब आदि कहाँ कहाँ रक्‍्खा जाय। लेकिन इस तरह एक चक 
जमीन आधे कहाँ से ? क्या फिर पुराने तरीके के बड़े-बड़े कुडम्त्र पैदा 
हो सकेंगे ! वैसा परिवार तो इृट चुका हे। भूत को बसीठ कर बाँ 
तक लाओोगी । अगर उसे लाने की चेश करोगी तो वे भूत तम्हार 
कन्पे पर चढ़कर रीढ तोड़ देंगे । अतः बापू जी जेसा कद्दते हैं चेसा 
ही करना पड़ेगा | उनका कहना है “आज को अपनी स्थिति केवल 
कौटुम्बिक जीवन की है | ग्राम-सुधार का आखबार कॉंठुम्बिक जीवन 
को गाँव तक पहुँचाने पर निर्भर है |” अर्थात्‌ साधारण भाषा में 
इमें सहयोग. के झ्ाधार के पर सम्मिलित खेती की ही व्यवस्था ऋरनी 
हांगी.) 
सम्मिलित खेतों --उम्मिलित खेती दो प्रकार से ही सकती दे । 
(१) खेत सम्मिलित करके या (२) खेती उन्मिलित करके । खेत 
सम्मिलित करने का मतलब यह है कि सरकार सबसे खेत लेबर 


घ्ष्प्र समग्र ग्राम-सेवा की शोर 


पंचायत को दे दे, पंचायत उसकी जोताई बोझआई आदि की व्यवस्था 
करे। यांव के. लोग उसकी मजदूरी करें। मजदूरी देने के उपरान्त 
व्यवस्था-खर्च काटकर जो अनाज बचे उसे मजदूरी के अनुपात से' 

सबको बांद दिया जाय | खेती सम्मिलित करने से मेरा मतलब यह रे 
कि खेत तो सबका अपना हो . केवल खेती करने के लिए वे सब मिल 
कर सहयोंग समितियां कायम करें | इस प्रकार के सहयोग के दो रूप 
हो सकते हैँ - (१) सारे गाँव की एक इकाई और (२) छोटी-छोटी कई 
इकाइयां | मेरी राय में इन्हों दा में से कोई एक प्रकार की व्यवस्था 
हमें चुननी है | सम्मिलित खेती के प्रकार से प्रत्येक आदमी अपने को 
निःस्व समझने के कारण जमीन से अ्रपनी दिलचस्पी नहीं रस सकेगा। 
फिर इससे विभिन्न प्रकृति वालों को अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार 
व्यवस्था का रूप बनाने के लिए कतई गु जाइश नहीं रहेगी । यह ठीक 
है कि व्यवस्थित संघटन में अगर व्यक्तिगत रुचि ही चलने लगे तो 
कोई काम आगे नहीं बढ़ सकेगा | लेकिन हर एक चीज की एक हृद 
हाती है | हर व्यवस्था तथा संघटन में अनुशासन के साथ एक आध 
जगह अगर मनुप्य--प्रकृति की विभिन्न ऋतुओं का स्वतन्त्र संचालन 
करने के लिए खाली नहीं छोड़ा जायगा दो लोगों की भावनाओं का 
आन्तरिक जमघट उस व्यवस्था और उस संघटन को फोडकर द्वी बाहर 
निकलेगा | हमारी व्यवस्था और संबटन तो चेतन मनुष्य-समष्टि है | 
जडयन्त्र या लोहे की मशीन में भी अगर सेफ़्टी वाल्व न हो तो उसका 
व्वायलर एक दिन फटकर अनर्थ पैदा कर सकता है। फिर हम यह 
चाहते भी नहीं कि लो के सारे जीवन पर केन्द्र-व्यवस्था का ही 
आधकार हो | अतः मविष्य के संबटन तथा उन्नति के लिए सम्मिलित 
खेती का ही योजना बनाना श्रेय होने पर भी इस बात का प्रयास 
करना होगा कि इस प्रकार के सम्मेलन की इकाई कितनी बड़ी हो । 
जिससे मनुष्य तथा पशुओं को कम से क्रम श्रम पढ़े और पैदावार 
अधिक से अधिक हो ) इस सिद्धान्त का ध्वान रखना बहुत आवश्यक 


समस्यात्रों का समाधान ६४६ 


है। कुछ लोग समझते हैं कि कम से कम ३ पस्वारों का सम्मेलन 
ठीक होगा | कोई ४ या ५ बताते हैं | मेरे ख्याल से विभिन्न क्षेत्रों में 
जमीन के प्रकार और अन्य परिस्थितियों के हिसाव से इस इकाई का 
रूप विभिन्न होगा | 

प्रश्न यह है कि आज की परिस्थिति में सम्मिलित खेती हो सकती 
है क्या १ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको यह तय करना होगा 
कि हमारी सम्मिलित खेती का रूप कैसा हो | पहले लिख चुका हूँ कि 
हमारे सं्रटन की इकाई ग्राम-समिति होगी । ग्रामन्समित्ति के अलावा 


का काम सबसे अधिक व्यापक होने पर भी वह एक उद्योग ही 
अतः किसानों की एक खेतिहर समिति की कल्पना हस कर सकते 
उस समिति में हरेक सदस्य की जमीन उसका हिस्सा होगा। इन्हीं 
हिस्तों की समष्टि समिति की पूँजी होगी | जो जितना श्रम करेगा उसका 
दाम चुकाने के बाद बचत की रकम अपने अपने हिस्से के अनुपात 
से बाँट लेंगे | इस प्रकार के संघटन की ब्योरेवार नियमावली श्राज में 
नहीं बनाऊँगा। उसे भविष्य के कानून बनाने वालों पर ही छोड़ना 
उचित होगा | में तो सिफ किस सिद्धान्त से योजना बनानीं होगी, 
उसकी रूप-रेखा बताना चाहता हूँ । और इस समय उससे अधिक कहना 
सम्भव भी नहीं है | इस प्रकार सहयोग-समितियों के संब्रटन के लिए 
आवश्यकता इस बात की है कि समिति के सदस्य पूँजी का जो द्विश्सा 
समिति को दें उसका वह मालिक हो | आज जिस प्रकार की जमींदारी 
ओर काश्तकारी मौजूद 6, उसके रहते हुए. इसका होना सम्भव नहीं 
है | हमारे प्रान्त में लगान-सम्बन्धी जो कानून बना हुआ डे उसका 
बयान करने में एक पोथा लिखना पड़ेगा | उसे इस पत्र में लिखना 
बेकार ही होगा । अगर उसको समझना हो तो इस विपय पर कोई 
एक किताब लेकर देख लेना | लेकिन इतना कहना आवश्यक है कि 
हमारे प्रान्त का जमीन कानून जमींदारी प्रथा के आधार पर वना हुआ 
० 


हद 


६५० | समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


है | जमींदारी प्रथा अच्छी है या बुरी, यह प्रथा भारत में प्राचीन काल 
में थी या नहीं, किसने और कब इस ग्रथा को चलाया आदि बातों की 
बहस पिछले दस-पन्द्रह साल से लोग काफी कर चुके हैं। इस बहस 
के दौरान में लोग बाल की खाल भी निकालते रहे हैं | मैं इस बहस 
में पड़ना नहीं झाहता | यह प्रथा अच्छी है या बुरी, प्राचीन है या 
नवीन, इससे मुझकों कतई दिलचस्पी नहीं है। में सिफ यह देखता हूँ 
कि आज की परिस्थिति में समाज-व्यवस्था तथा संश्रठन में जमींदारों 
की उपयोगिता है या नहीं | जिस चीज की या संस्था की उपयोगिता 
नहीं होती या रहती, समाज उसका अन्त कर देता है, चाहे उसने 
पिछले दिनों कितनी भी सेवा की हो। यह सनातन नियम है| इस 
सियम के अनुसार आज के जमींदारों का स्थान वत्तमान व्यवस्था में 
रहना सम्भव नहीं है। समाज युग-युग से अपनी समस्याओं का हल 
निकालता रहा है | इस प्रयोग में उसे जिन चीजों की, जिन आदर्शों 
की और जिन समस्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें वह ग्रहण 
करता है और जिनकी उसे जरूरत नहीं या जिनसे उसकी प्रगति में 
बाधा पहुँचती है वह त्याग देता है। अतएवं सहयोग के आधार 
पर अगर खेती का प्रवन्ध करना है ओर इसलिए जब काश्तकारों को 
अपनी जमीन का मालिक बनना है तो इस बात की आवश्यकता 
होगी कि आज की जमींदारी प्रथा का अन्त हो या दूसरे शब्दों में 
जमींदारी प्रथा को सार्वजनिक बना देना होगा यानी सब जमीन के 
जोतने वालों को जमींदार हो जाना पड़ेगा | 

मैंने कहा है काश्तकारों को अपनी जमीन का मालिक बना 
देना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं हे कि में आजकल की 
वाश्तकारी प्रथा का संमर्थक हूँ | वस्तुतः जिन प्रान्तों में जमींदारी 
प्रथा नहीं है वहाँ की हालत कुछ वेहतर नहीं है। मेरे सामने 
. काशतकार और जमींदार के प्रकार में कोई भेद नहीं है । अन्तर केवल 
 चह है कि एक नड़ा है और एक छोटा | जमींदार वेचारे तो बदनाम 


ससस्यात्रों का समाधान ६५१ 


डी हुए हैं लेकिन मानसिक वृत्ति काश्तकारों की कम जमींदाराना नहीं 
है । उनके पास भी जब थोड़ा ज्यादा खेत हो जाता है तो वे शिक्मी 
किसानों को जमीन उठाकर उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसा जमींदार 
अपने अ्सामियों के साथ करते हैं | वे मजदूरों से अपनी खेती कराकर 
उन पर उसी तर॑द् अत्याचार करते हैं जिस तरह एक जमींदार करता 
है। दूसरी तरफ छोटे-छोटे गरोब जमींदारों की दशा काश्तकारों से 
भी खराब है। उनके स्त्री-पुरुष बच्चे मेहनत करके भी दाने-दाने को 
मुहृताज रहते हैं | गरीब जमींदार के बच्चे पड़ोसी काश्तकार के खेत 
पर मजदूरी करते हैं, ऐसा उदाहरण विरल नहीं है| जमींदार के घर 
की ख्रियों को पड़ोसी काश्तकार के घर मजदूरी करते भी देखा जाता 
है। अतएव मैं जिस चीज का अन्त करने को कहता हूँ वह है न जमीं- 
दारी प्रथा और न काश्तकारी प्रथा। मैं अंत करना चाहता हूँ दूसरों की 
मेहनत से बैठे खाने की प्रथा का। पूँजीवादी 

उत्पादन ही जमीन समाज व्यवस्था के कारण जो दल्लाली या ठेकेदारी 
का.मालिक होगा प्रथा का प्रसार हो गया है, उसका स्थान स्वावलंबी 
समाज-व्यवस्था में कहीं नहीं है। स्वावलम्बी समाज 

सें उतत्ति के साधन तथा उद्यादित सामान का मालिक उत्पादक स्वयं 
ही हो सकंता है, दूसरा कोई नहीं | अतएव भावी बोजना में अगर 
मेरे बताये हिसाव से सारी आबादी के लिए अन्न की स्थायी व्यवस्था 
करनी है ओर आज जो खेत हैं उन्हीं की पेदाबार काफी 4ढ़ती है, 
अगर इस कारण फुटकर जमीन के स्थान पर चकबन्द जमीन पर ही 
खेती करनी आवश्यक है ओर अगर इसके लिए सहयोग के आधार पर 
सम्मिलित खेती की व्यवस्था करनी जरूरी है तो आज के जमीन कानून 
का आमूज परिवर्तन करना होगा | आज जितने किस्म के काश्तकार हैं 
सबका अन्त करके एक ही प्रकार के किसान को रखना पड़ेगा। वे 
होंगे जमीन पर खुद परिश्रस करने वाले “किसान |” यह ठीक है कि 
शैसा करने में हमें असीम कठिनाइयों वा सामना करना पड़ेगा | 


६५२ . समग्र ग्राम-सेवा की शोर 


सदियों के संस्कार के विरोध में चलना कोई आसान बात नहीं है।) 
लेकिन हम जिस दुदंशा के अन्तिम स्तर पर गिरे हुए हैं, अगर इ 
स्थिति से ऊपर उठना है तो जिन बोसमों से हम दवे हुं हैं इन्हें तो 
अपने कन्घे पर से उतारना ही होगा, चाहे वह राजनीतिक गुलामी' 
हो, आर्थिक शोषण हो, सामाजिक रूढ़ि हो या संस्कारभूत परम्परा" 
हो | अगर भरटके से उन्हें उतार फेंकने में अपनी रीढ़ टूट जाने की 
सम्भावना हो तो आसानी से हटाने का क्रम बनाना होगा। इन पत्रों 
में में क्रशः उन क्रमों पर भी प्रकाश डालने की चेश करूँगा । 
ऊपर .की बातों से साफ हो गया होगा क्रि मेरी प्रस्तावित योजना 
में जमीन उसी को मिल सकेगी जो उस पर खुद मेहनत करें | अब 
प्रश्न यह उठता है कि हमारी कल्पित व्यवस्था में खेती के लिए 
मजदूरों का कोई स्थान है या नहीं १ किसानों को अपने हाथ से जोतने 
पर भी कुछ ऐसा काम तो आ ही जाता है जिनके लिए. मजदूरों की 
आवश्यकता होगी | ग्रह ठीक है कि जब सब लोग परिश्रम करेंगे तोः 
प्रायः बाहरी मजदूर की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन खेती का 
काम ऐसा है कि किसी-किसी मौसम में अत्यधिक आदमी की 
आवश्यकता होती है। जिस क्षेत्र में चावल की ही अधिक उत्पत्ति है. 
वहाँ साहनी, कटिवा आदि काम के लिए स्थानीय कुल आबादी भी 
काफी नहीं होती है ओर बाहर से हजारों की तादाद में मजदूर उन 
स्थानों में पहुँचते हैँ | अतएव खेती /के काम के लिए किसानों के 
अलावा भी स्वतन्त्र मजदूर का स्थान रहेगा ही | तुम कह सकती हो 
कि इस तरह से खेती-सहयोगी-समिति के सदस्य कम से कम मेहनत 
करके क्रमशः अधिक से अधिक मजदूरों से काम कराकर अनुचित 
लाभ उठा सकेंगे। लेकिन हमारी योजना के अनुसार व्यवस्था करने 
से इसकी गु जाइश न रहेगी | मजदूरों से अनु चित लाभ तभी उठाबा 
जा सकता है जब आबादी का कुछ हिंस्सा वेकार रहे | अगर तुम 
खेती में जितना परिवार खपा सको उतनों को ही जमीन देकर बाकी 


पमस्याओं का समाधान ६५३ 


के निए ऐसे घन्धों की व्यवस्था कर सको जिसे वे अपना गुजर 
सुम्दारे घारणानुमार ही कर सके तो कोई दूसरों के लाभ का शिकार 
क्यों बनने जायगा । हमारी योजना में “खेती के मजदूर” नाम की 
कोई अलग श्र णी नहीं रहेगी । मैं जो प्रस्ताव करना चाहता हूँ उसमें 
गाँव की कुल आबादी के लिए, निर्दिष्ट उद्योग होगा। तम जानते ही 
हो कि हर उद्योग में खाली तथा भीड़ का दो मौसम हुआ करता है। 
ऐसे खाली और भीड़ का मौसम सभी कामों में एक ही समय नहीं 
होगा | एक के लिए जो समय खाली होगा वही दूसरे के लिए भीड़ 
का समय होगा । ऐसी हालत में खेती में जो बाहरी मजदूर काम 
करेंगे वे सम्भवतः दूसरे उद्योग के उत्मादक होंगे। फिर किसानों की 
खुद कम मेहनत करके मजदूरों से काम कराने की वृत्ति इसलिए भी 
नहीं हो सकेगी कि हमारी योजनानुसार हर काम करने वालों को 
मजबूरी “जीवन-वेंतन” के सिद्धान्त के अनुसार ही देनी पड़ेगी | बापू 
जी जो चर्खा कातने वालों को आठ आना मजदूरी देने को कहते हैं, 
चह उलत्ति की तमाम मजदूरी के विनिमव मूल्य में समता लाने की 
चेष्टा मात्र ही है । ऐसी हालत में अगर किसान खुद परिश्रम न करके 
दूसरों के श्रम से खेती कराना चाढेगा तो वह जमीन की पैदावार से 
अपनी गुजर नहीं कर सकेगा। उसकी सारी उपज मजदूरी देने में 
डी खतम हो जायगी | श्रतः इस दिशा में डरने की आवश्यकता 
नहीं है | 
खेती की उन्नति के लिए में चकबन्दी के प्रश्न पर बात कर रहा 
था | प्रसज्भवश दूनरा प्रश्न भो था पड़ा | लेकिन जो हुआ अच्छा दी 
हुआ; आखिर ग्राम-सुधार की सर्वाजड्भीग योजना के बनाने के लिए 
इन प्रश्नों पर विचार तो करना ही ण्डता | अगर आज ही इन पर 
विचार कर लिया तो क्या इज ! 
खाद को व्यवस्था--खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए तीसरा 
आवश्यक उपाय सलाद और पानी की व्यवस्था है | मेंने पटले बताया 


एाए-+3जसमअ2कायकुककुता-कयापहुतका ५ 7 जा 


घ्प्ड पा समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


है कि आज हमारे प्रान्त में जितने पशु हैं उनका गोबर अगर न भी' 
जलाया जाय तो कुल २,६४, १८,०२,० ०० सन खाद सालाना मिल 
सकती है | यह सत्य है कि जहाँ लोग कछ गोबर जला डालते हैं वहाँ 
वे जानवरों की पेशाव राख फूस आदि से भी कुछ खाद बनाते रहते 
हैं । इस तरह आज हमको खेती के लिए. सब मिला कर उतनी खाद 
मिल ही जाती है, जितनो कुल गोत्र से हो सकती थी | मामूली तोर 
'से अच्छी खेती के लिए प्रति एकड़ कम से कम ३० ०९ प्रति वर्ष खाद 
की आवश्यकता होती है | उस हिसाव से हमें १०,६६,५७,६०,००० 
मन खाद की आवश्यकता प्रतिवर्ष होगी। अर्थात्‌ हमारे प्रान्त की 
खेती के लिए हर साल ७७१"४ करोड़ मन खाद की कमी पड़ती है । 
यानी आज जहाँ प्रति ग्राम हमको केवल २८,७३ १९ मन खाद मिलती 
है वहाँ पूरी खेती के लिए अर्थात्‌ ३४७"८ एकड़ के लिए १०४,३४०॥५ 
मन खाद की आवश्यकता होगी | अगर हम २५ सें० के करीतब्र जमीन 
प्रति वर्ष परती छोड़ दें तो भी ७८,२५५४९ मन खाद की आवश्यकता 
तो होगी ही अतः हमको इतनी खाद जुटाने की व्यवस्था करनी होगी | 
इसके लिए, पहले यह देखा जाब क्रि हम किन-क्रिन उपायों से खाद 
की उत्तत्ति कर सकते हैं | खाद के लिए प्रधानतः निम्नलिखित चीजें 
काम में लाई जा सकती हैं:-- 

१--गोबर की खाद | २--मवेशियों का पेशाव “| ३--बकरे 
तथा भेड़ों की व्ट्ो-पेशाव | ४--बनसस्‍्यति की सड़न | ५--शोण 
जातीय नमक | ६--जानवरों की हडडी तथा मांस | ७--सनई आदि 
हरी खाद | ८-तेलहन की खली | ६-मनुग्यों की ट्ट्ी | 
१०--रासावनिक खाद (अ्रमोनियम सल्फेट आदि) 

१--गोबर की खाद--मारत में ग्राचीन काल से ही गोपषन 
उत्तम घन साना गया है। इस कारण लोग अधिक संख्या में गोपालन 
किया करते थे। अतः हमारे यहाँ गोबर की खाद ही प्रधानत+ 
इस्तेमाल हुआ करती है | क्रमशः संघार के विभिन्न देशों में नाना 


समस्वाशों का समाधान द्पप्‌ 


प्रकार की खादों का आदिष्कार होता गया। लेकिन संसार के सभी 
विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन की नमी कायम रखने में तथा उसकी 
उर्बर शक्ति को अविक दिन टिग्रऊ रखने के लिए गोबर की खाद 
ही सर्वोत्तम है | लेकिन थ्रात॒ की परिस्थिति में हम पशुश्रों की आबादो 
को जरूरत से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। हमारी पुष्टि के जिए दूध 
की तथा जाताई के ज्िए दल की आ्रावश्यकता की पूत्ति के लिए कितने 
गाय बैल मैंस मैंसा आदि की जरूरत होगी, उसका हिसाब मेंने पदले 
के पत्र में लिखा हे। उसे देखने से मालूम होगा कि आज प्रति ग्राम 
के भवेशियों की संख्या २६२ है ओर हमारे काम. के लिए. चादिए 
केबल २५३ जानवर | अतः आ्राज जितना गोबर मिलता है मबरिष्य में 
उसने अधिक शोबर पाने की सम्मावना नहीं है। अर्थात्‌ गोबर से 
प्रति आम केवल १२६००६ मन खाद मिल सकेगी | 

२--मवेशियों के पेशाव--मवेशियों के पेशाब का अधिकांश 
भाग व्यर्थ चला जाता है] उनका संचय करने का उचित प्रबन्ध 
करके हम खाद की वृद्धि कर सकते हूँ. । मोशालाओं का फर्श पक्का 
करके उस पर धान का पोओआराल, गन्ना के पत्ते, बाग के बटोरे हुए 
पते , चावल की भूसी, मूं गफली का छिलका, मेथी का डंठल आदि 
ऐसी चीजें डाच देनी चाहिए जिसमें पेशाव जज्ब होकर उसे जल्दी 
सड़ा दे फिर उसे अलग घूर में डाल कर खाद बना लेना चाहिए । 
ऐसी खाद भी हम काफी मात्रा में तेयार कर सकेंगे ) मेरा अन्दाज यह 
है कि इस प्रकार साल भर में प्रति ग्राम जितनी खाद बनेगी वह कम 
से कम ८,०००९ मन गोबर की खाद के बराबर होगी । 

३--बकरे तथा भेड़ की ट्द्टी-पेशाव--मैंने प्रति आस ४० 
बकरियाँ ओर १०० सेंड की जरूरत बताई है| बकरियों की टट्टी 
पेशाक की मात्रा खाद की दृष्टि से नगएय है अर्थात्‌ उसका दिसाव 
नहीं जोड़ना ही ठीक होगा । लेकिन भेंड की ठट्टी व पेशाव जमीन के 


कि 


च 
लिए बहुत मुफीद बताते हँ। प्रान्त में लोग भेंडों के कुड को 


द्प६्‌ । समग्र आम-सेवा की ओर 


रात भर खेत पर बैठा देते हैं। इससे जमीन की जी उर्वरा शक्ति 
बढ़ती है उससे गोबर की खाद से सवाई पैदावार बढ़ती है, ऐसा 
आम किसानों का अनुभव है| किसानों का हिसाव यह है कि १०० 
भेंड की तीन दिन की बैठाई एक एकड़ के लिए उतना ही फायदा 
करती है जितना १०० मन गोबर से लाभ हो सकता है | यानी १०० 
भेंड से प्रतिदिन कम से कम ३० मन गोबर के वराबर जमीन के लिए 
खाद मिल सकती है | यह सही है कि हर मौसम में खेतों में मेंडें नहीं 
ब्रैठाई जा सकतीं; लेकिन उचित ग्रवन्ध से इनकी पेशाब व यडट्ठी 
एकत्र की जा सकती है| ऐसी संचित रझाद से उतना लाभ न 
होगा जितना उन्हें खेतों पर त्रैठाने से होता है। फिर भी खेत पर 
बैठाने शोर संचित खाद की औसत २० मन प्रतिदिन के बराबर हो 
ही जायगी | इस हिसाव से भेंड़ों के द्वारा हसकों लगभग ७३०० मन 
खाद मिल सकेगी । 

४--वनस्पति की सड़न--पहले एक्र पत्र भें कम्पोस्ट खाद की 
बात लिखी थी | गाँव भर का जंगल साफ करके उसे नावदान का 
पानी, गोबर का पानी और सादा पानी छिड़क कर तथा उन्हें समय 
समय पर उलगठ कर यह खाद बनती हे | इसके लिए गाँव के जंगल, 
बाग तथा जंगल के पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस 
जरिये से भी काफी खाद मिल सकती है| मेरा अन्दाज यह है कि जब 
लकड़ी और फलों के लिए हम पेड़ लगा लेंगे तो इस प्रकार बनस््रति 
की झाूर करीब १२००० सन गोबर की खाद के बराबर पैदा हो 
सकती है । 

४--रोरा जातीय नमक--हमारे पान्त में शोर की मिट्टी प्रचुर 
परिमाण में मोजद है । आज भी हजारों मन शोरा इस प्रान्त में : 
बनता है। लेकिन सरकारी नीति के कारण क्रिंसान इसे बना नहीं 
सकता | अगर शोरे की आम व्यवस्था की जाय तो इस जरिये से 
हमको काफी खाद .मिल सकती है | युक्तमान्त की सरकारी खेंती- 


समस्याओं का समाधान ६५७ 


झुधार कमेटी का कहना है कि “शोरा में १५ सैं० नाइट्रोजन है और 
बाकी हिस्सा पोटठाश भी जमीन के खूराक का अच्छा साधन है।”? 
यह सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन वनस्पति का एक प्रधान भोज्य 
पदार्थ है| सरकार को पहले इसकी सम्भावनाओं की जाँच करनी 
होगी ओर किसानों को इसके द्वारा खाद बनाने के लिए उत्साहित 
करना होगा | 

६--जानवरों की हड्डी तथा मांस--ठुमने रेल के सफर में 
स्टेशनों पर जानवरों की दृड्डिबों का ढेर जगह जगह देखा होगा। 
लेकिन देहात में हड्डी की खाद काम भें लाते कहीं नहीं देखा है। 
कारण यह है. क्रि हमारे यहाँ से कुल हृड्डी विदेश चली जाती है। 
सारे भारतवर्ष में लगभग १॥ करोड़ मन हड्डी होती है, ओर यह 
ग्रायः व्यर्थ चली जाती है। केवल हमारे प्रान्त में ही जितनी हड्डी 
बेकार जाती है उतनी की अगर खाद बनाई जाय तो प्रान्त भर में 
हमको हर साल ६। लाख मन खाद मिल सकती दे | इसके अलावा 
मांस की भी कीमती रझाइ बन सकती है। हमारे प्रत्येक गाँव के [लए 
जानवरों की जो आव्रश्यकता बताई गई है उनमें से हर साल जिवने 
पशु मरेंगे उनसे किस मात्रा में खाद बन सकती है इसका दिसाव 
नीचे लिख रहा हूँ :--- 


संख्या -. वजन हड्डी मांस का 


नाम उ्ड मरने की की खाद. वजन. ई 
गाय बैल श्॥॥। आए ३॥( ६४ 
मैंस-मैंसा ४ ३॥॥६ २ शा 
बच्चे प्‌ ४4 २ ॥७ 
दूसरे विविध पशु ध्‌ जद ४ ॥३ 





जोड़ ८॥॥३ ६९७ १४॥॥९ 





द्श्८ समग्र आम-सेवा की ओर 


इस पकार हर साल प्रति आम १५४५ मन के करीब हड्डी और मंतिः 
की खाद बन सकती है | देहात के किसानों का अनुभव यह है किः 
अगर १६ हड्डी की खाद -खेतों में छोड़ी जाब तो २५६ घूर की खाद 
कम डालने पर भी मामूली से ज्यादा पैदावार होती है| इस हिसाब 
'से हाड़ से और मांस से ३५०९ गोबर को खाद के वरावर खाद प्रात होः 
सकती है ||. | 

७--सनई ओर दूसरी हरी खाद--व्रस्तात के शुरू में खेतों. 
में सनई बोकर उसे फ़िर जोताई करने पर जमोन की ताकत बहुत बढ़ 
जाती है | किसानों को इस तरह सनई वोते देखा भी होगा | सनई के 
अलावा हिंचा, अ्रर्पा या वाकस के पत्ते आदि भी लाभदायक हेंते 
हैं | पश्चिमी जिलों में गन्ना ओर कपास की खेती के लिए लोग मेथी' 
भी बोते हैँ | अगर इस दिशा में खोज की जाय तो और बहुत सीः 
वनस्पतियाँ मिलेंगी जिन्हें खाद के लिए बोया जासकता है | ग्रन्तीय 
सरकार की ओर से कृषि-विभाग में इसका एक विशेष विभाग रखना 
पड़ेगा । 

८--तेलहन की खल्लो--भारत में प्रचुर तेलदन की उलत्ति 
होती है | खेदी से सरसों, दिल, अलसी, रेड, बरे आदि के अलावा 
जंगलों में महुआ, साल, नीम आदि का बीज करोड़ों मन पैदा होता 
है। इनमें से कुछ की खली मनुष्य तथा जानवरों की भोजन-सामग्री 
में शामिल हो सकती है | बाकी से ऊँचे दर्ज की खाद तैयार होती है ।: 
इस देश के किसान नीम की खली को फसल के लिए थी के बराबर 
मानते हैं | इससे केवल जमीन की ताक़त द्वी नहीं बढ़ती परन्तु इसके 
इस्तेमाल से दीमक आदि बहुत से हानिकारक कीट-कीटाज़ु मर जाते 
हू | दुर्भाग्यवश इस ग्रान्त में आज जितना बीज नीम का पैदा होता 
है उसके २ सैं० ही का तेल निकाला जाता है; वाकी पड़े पड़े पेड़ के. 
नीचे -वड़ जात हैं। आम-त्वावलम्बन योजना में हमको खाने के. 
अलावा जलाने के लिए, साबुन तथा अन्य उद्योगों के लिए प्रचुर 


समस्याओं का समाधान दर 


परिमाण में तेल की आवश्यकता होगी |अ्रतः इनकी खली से मी 
हमकी काफी खाद मिल सकेगी | नाईट्रोजन वनस्पति का प्रश्ञान खाद्य 
है, यह हमको मालूम है | अतः किस खली में कितने नाईट्रोजन का 
अनुपात है मालूम होने पर समक सकोगी कि खाद के लिए खेती की 
कीमत क्या हे ! नीचे तेलदन की खली में नाईट्रोजन की मात्रा कितनी 
है उसकी तालिका भेज रहा हूँ | इसे गौर से देखना | 


नाईट्रोजन नाईट्रोलन 


नामखली शभात्राप्रतिशत. ी खली प्रा प्रतिशत 
मूँगफली ७६६ अलसी ५०३० 
तिल ... ६*६० ः नीम पूल्ड 
बे ६१४ रंडी. ४१५० 
कपास का बीज ४९४६ गरी ३६७ 
राई व सरसों प्र्श्भ्ड बिनोला (छिलका 
महुआा २७२ उतार कर) शाइफ 


९--मलुष्य की टट्टी--अत्र में उस कीमती खाद की बात बताना 
चाहता हूँ जिसके लिए बापू जी पिछले पचास साल से प्रचार करते 
आते है | वह है आदमियों की टट्टी | स्वयं उन्हीं के शब्दों में “यह 
पाखाना खेतिहर के लिए मानो सोना है |” इस विपय के विशेषज्ञ सर 
अलब०ः हावड्ड का कहना है कि मनुष्य की साल भर की श्रौसत ट्द्डीसे 
२०० पौंड खाद होती है. जिसमें १५४ पौंड नाईट्रोजन ४ पोड पोटाश 
ओर ५ पोंड फोरिक एसिड रहता है | शायद ठुमको इन वैज्ञानिक 
पदार्थों के अनुपात से पाखाने के खाद-गुण का ठीक-टीक अन्दाज 
न हो | पाखाने का मूल्य कितना हैं उसका थोड़ा हिसाब कर लो तो 
अच्छा होगा | संयुक्तपान्तीय खेती-सुधार कमेटी की १६४१ की 
रिपोट में इसका एक द्विताव वनाया गया है। उनका कहना दे कि 
अगर आठ आदमी का पाखाना जमा किया जाव तो एक एकड़ झद्ने 


६६० समग्र आम-सेवा की ओर 


की खेती में हद दर्जे की फसल उल्न्न होगी । तुम्हें शायद मालूम 
होगा कि गन्ने की खेती वेंसे ही कुछ ज्यादा खाद माँगती है| अगर 
हृद दजे की उत्पत्ति करनी हैं तो कम से कम ४००५ मन खाद एक 
एकड़ के लिए चाहिए। इस हिसाव से एक आदमी का पाखाना 
४०९ मन खाद के बरावर ताकत देने वाली चीज है। प्रान्त के प्रति 
आम की थ्रावादों ४७० की है | अ्रगर २० बच्चों को छोड़ दिया जाय 
तो भी ४४५० आदमी का पाखाना २२५० ०( खाद के वराबर होगा | हम 
अगर यह मानलें कि कितना भी प्रबन्ध किया जाय कुल पाखाना का 
सम्पूर्ण इस्तेमाल सम्भव नहीं होगा, मनुष्य की आदत, संस्कार आदि 
बातें भी इन मामलों में असर करती ही हैं । फिर भी मेरा विश्वास है 
कि इस दिशा में उचित संबदन करने पर लगभग १२००० खाद के 
समान लाभ तो हम पाखाना से उठा ही सकते हैं | 
पाखाने के इस्तेमाल के विपय में भारत में सबसे अधिक अनुभव 
बापू का ही हे। अतः उनको हम सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ मान सकते 
ह। पाखाने से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए: उन्हीं के 
अताये , तरीके सर्वोत्तम हैँ | जमीन में गडढह़ा करके ढक देने 
का संघटन गाँव-गाँव में करना द्वोगा | इसका तरीका वबापूजी के ही 
शब्दों में कह देना ठोक़ होगा । उन्होंने पाखाने के इस्तेमाल 
के सिलसिले में बताया है--“इस पाखाना को बहुत नीचे गडढ़े में 
नहीं गाड़ना चाहिए | घरती के६॥ इंच त# की परत में वेशुमार 
परोपकारी जीव बसते हैं | उनका क्राम उतनी गदराई में जो कुछ 
हो उसकी खाद बना डालने और सारे मैले को शुद्ध करने का द्वोता है । 
सूर्य की किरण भी राम दुति की भाँति भारी सेवा करती है |” इस 
नियम से गाँव में दर साल जो खेत परती छोड़ा जाता दे उसपर पाखाना 
बनाने का प्रबन्ध आम-समिति को या पंचायत को करना होगा । # 
आजकल इसके अनेक और प्रयोग हुए हैं। इनका व्योग 
सेवाग्राम से मिलेगा | १४--६१ १--- १० 


समस्याओ्रों का समाधान ६६४१९ 


१८--रासायनिक खाद--ठुमको इस बात से थोड़ा आश्चर्य 
होता होगा कि मैंने रासायनिक खाद का स्थान अन्त में क्‍यों रक्खा है |. 
आज कल शिक्षित जनता में रासायनिक खाद की तारीफ की जो धूम 
मची हुई है उसे देखते हुए शायद इसका सबसे पहला स्थान रखना 
ही ठीक जँचता | आज की इस भीषण लड़ाई की भीड़ में भी भारत 
में रासायनिक खाद का कितना क्षेत्र है, उसकी जाँच करने के लिए. 
खास विलायती कमेटी नियुक्त हुई है । वे खास तौर पर जाँच करके 
हमारे प्रभुझ्ों को इत बात की रिपोर्ट करेंगे कि भारत में रासायनिक 
, खाद कितनी खप सकती है| सम्मवतः इसका बाजार बनाने के लिए 
ही पिछले कुछ सालों से इसके महत्व का प्रचार किया जा रहा है। 

खेतिहरों को रासायनिक खाद का व्यवह्ार करते मैंने भी देखा 
है। उसके असर की भी कुछ जाँच करने की चेष्टठा की है। मेंने 
रासायनिक खाद से एकाएक पौधों को बढ़ते भी देखा है| इसके 
असर से कुछ पैदावार भी बढ़ती है | लेकिन लगातार कुछ दिन अध्ययन 
करने से मुझको ऐसा लगा कि पौधों के लिए. गोबर आदि की खाद 
ओर रासायनिक खाद में उतना ही फके है जितना मनुष्य के लिए' 
पुष्टिकर भोजन और शक्तिवर्धक सालसा में | नियमित रूप से परिमितः 
भोजन करने से शरीर पुष्ट और व्काऊ होता है और अगर रासायनिक 
वलवर्द्क औषधि से शरीर में पुष्टि ली जाय यो प्रथमतः शक्ति देने 
का काम तो वह करेगी लेकिन आगे चलकर स्वास्थ्य की दृफ्दि 
से वह हानिकारक होती है | उसी तरह रासायनिक खाद का 
लगातार व्यवहार जमीन के लिए हानिकारक होगा | बद्यपि पश्चिमी 
ढंग से खेती के वैज्ञानिक विशेषज्ञ रासायनिक खाद की बड़ी तारीफ 
किया करते हैं, लेकिन जिनको भारत की खेती की विशेष जानकारी 
है वे इसकी तारीफ के लिए इतना उत्साहित नहीं होते | वे इसका 
इस्तेमाल करने की सिफारिंश तो करते हैं लेकिन कुछ दबी जवान 
से | सन्‌ १६३६ में युक्तपान्तीव खेंती-सुधार के लिए जो कमेटी 


5६२ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


सरकार ने बनाई थी उसमें कुछ वेशानिक विशेषज्ञ और कुछ 
अनुमवी खेतिहर भी थे। तीन साल्ल तक सारी परिह्थितियों की जांच 
करके उन्होंने सरकार को सन्‌ १६४२ में रिपोर्ट दी। उनकी राय 
उन्हीं के शब्दों में उद्धृत कर देना शायद ठीक होगा | वें कहते 
हैं... ... .--दूसरी तरफ 'रासायनिक खाद” से वनस्पति को 
तैयार खूराक मिल जाती है लेकिन इसका व्यवहार थोड़ी मात्रा में 

सकता है; कारण यह हँ कि अगर आधिक मात्रा में लगातार 
इसका इस्तेमाल किया जाय तो . उससे जमीन को नुक्सान ही 
पहुंचेगा |? एक दूसरे स्थान में कद्दते हँ---/एमोनियम सलफेद के 
विस्तृत और काफो अरसे तक व्यवद्वार से, जिन जमीनों में चूने की 
आवश्यकता नहीं है, उनमें अम्ल पदाथ पैदा हा जाता है। रासा- 
यनिक खाद से जमीन मे नमी नहीं के बराबर पैदा होती |”? अतएव 
हमको अगर रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना होगा ती उतनी 
ही मात्रा में हम उत्ते काम में लाबेंगे जितना मनुष्य की बल-बृद्धि के 
लिए टानिक यानी रातायनिक शक्तिवर्दे्कध औषधि का इस्तेमाल किया 
जाता है। जिस प्रकार टनिक का भी एक स्थान है उसी तरह 58 
खाद को भी शायद हमको कोई स्थान अपनी योजना में देना पड़ेगा 
लेकिन अगर दूसरे जरिये से स्वाभाविक खाद से ही काम चल जाय 
सो वह श्रेव ही होगा । इस दिसात्र से हरी खाद, खली की खाद, 
शोरा और रासायनिक खाद के अलावा हमारी खाद क्री उत्तत्ति ६४० 

करोड़ सन के करीब होगी | 

इस प्रकार उपयुक्त जरियों से अपने काम के लिए काफो खाद 
की उत्पत्ति हम कर लेंगे। फिर जब हम कर्मक्षेत्र में उतरेंगे श्रीर 
ग्रयास करते रहेंगे तो नवेन्‍नये जरियों की भा जानकारी होती दी 
रहेगो | 

सलिचाई की व्यवस्था--अ्रत्र रही पानी की बात। वस्त॒ुतः 
पानी ही वनस्पति की जान है | जहाँ भो नमी दह्वोगों वहाँ ठुम्दारे पसन्द 


बा 


समस्याओ्रों का समाधांन ६६३ 
न करने के वावजूद मी आपसे कुछ न कुछ सब्जी पैदा हो ही जावगी | 
बस्तुतः अगर खाद न हो ओर पानी परिमित मिले तो पौधे उग 
सोथावेंगे ही, चाहे खाद के बिना वे पुष्ट न हो सके लेकिन 
पानी बिना चाहे जितनी खाद डालो पौधे उगेंगे ही नहीं। अतः 
खेती के लिए पानी ही सबसे महत्व का उपादान है। इतनी 
आवश्यक सामग्री होने पर भी हमारे खेतों के तिहाई हिस्सों में ही 
पानी पहुंचता है | अतः इस दिशा में हमको विशेष प्रबन्ध करना 
पड़ेगा। प्रश्न यह है कि पानी की प्रासि के लिए हमारा ढद्गभ क्या 
डोगा। संसार में सिंचाई का काम ४-५० जरियों से किया जाता है। 
ये जरिये इस प्रकार हैं :---(१) नहर, (२) व्यूव वेल, (३) कुआआँ, 
(४) तालाब और (५) नदी, नाला, मील आदि | 

नहर के मामले में मेरी राय तुमको मालूम ही है। नहर से फायदा 
अवश्य है | लेकिन उससे नुकसान भी इतना है कि किसी योजना में 
नहर का प्रस्ताव करते समय हर पहलू पर गम्भीर विचार कर लेना 
चाहिए। नहर की व्यवस्था अनिवार्यतः केन्द्रीय सरकार के अधीन 
रखनी होग। जिसका अर्थ क्रिसी दूसरे पर निर्भर रहना होगा । अगर 
हम व्यर्थ तक न बढ़ाकर मोलिक स्वावलम्बन के सिद्धान्त को 
फिलहाल छोड़ भी द तो भी व्यावद्ारिक हानियाँ भी नदरर से 
होती हैँ | ठुमने देखा होगा, नहर से जो पानी थ्राता हैं उसकी गहराई 
काफी नहीं होती ओर प्रवाह को कायम रखने के लिए. जगह-जगह 
भरने का रूप दिया जाता है जिससे सारा पानी नीचे क्री सतद्द तक 
आलोड़ित हो जाता है। फलतः जितनी वालू नदी से बदकर नहर में 
जाती है वह नीचे बैठने नहीं पाती है ओर क्रमशः खेतों में जाकर 
उन्हें बालूमय कर देती है। इस तरह वालू की अधिकता से खेतों को 
नुकसान होता है। तुम कहोगी, वलुआ खेतों में भी तो अनाज पेंदा 
होता दे | अनाज तो पत्थर पर भी पैदा होता है, इसका मतलब थोड़े 
ही है हि मठीली जमीन को भी पथरीली वना दिया जाय १ फिर मिन्न 


घंघ्ड ह समग्र आम-सेवा की ओर 


डर 


मिन्न फसल के लिए मिन्न-मिन्न प्रकार की जमीन उपयोगी है| जहाँ 
की जमीन वालूमय है वहाँ उन्हीं को बोया जाता है जिनकी पैदावार 
वहाँ हो सकती है | इस तरह की जमीन के प्रकार-भेद भी किसी 
प्राकृतिक नियमानुसार ही होते हैं | ब्रह्म के मनमाने खिलवाड़ की घुन 
के आधार पर इस तरह के सष्टि-वैचित््य का संघटन नहीं हुआ है। 
जमीन का प्रकार स्थानीय आवब-हवा पर ही प्रधानतः निर्मर करता है; 
अपवाद जरूर मिलेगा लेकिन साधारण नियम तो इसका कोई एक है 
ही | इसी प्रकार प्रकृतिक नियम से जिस जमीन पर जो अनाज पैदा 
द्ोता हैं उस स्थान की आब-हवा भी उसके लिए अनुकूल होती है । 
यह सच है कि एक ही आव-हवा में दो प्रकार की जमीन मिलती है 
लेकिन उसकी भी एक प्राकृतिक सीमा है | अगर थोड़ी देर के लिए 
यह माने भी लें कि तुम उपयुक्त नियम मेरे दिमाग का आविष्कार ही. 
सममती होगी तव भी क्‍या सभी जमीन वालूमय होने से विभिन्न प्रकार 
की आवश्यक फसलों का क्रम कायम रक्खा जा सकेगा १ नहर के 
पास के किसानों से पूछो, ऐसा शायद ही कोई मिलेगा जो नगर की 
वजह से खेतों में जो वालू भर जाती हे उसकी शिकायत न करे । 

' बालू भरने से फिर भी कुछ पैदावार हो जाती है लेकिन जब यह 
पानी उन इलाकों से होकर आता है जहाँ रेह और अन्य हानिकारक 
खार की अधिकता है तो वें खार बहकर खेतों में जमा होते रहते हैँ ओर 
क्रमशः उन्हें बंजर बनाकर ही छोड़ते हैँ | श्री चौधरी मुख्तार सिंह को 
इस विपय का विशेषज्ञ माना जाता है। यही कारण है कि युक्तप्रान्तीय 
सरकार ने उन्हीं को खेती-सुधार कमेटी का अध्यक्ष चुना था| उन्होंने 
भो अपनी पुस्तक 'रूरल इंडिया? के १५३ पन्ने में यह रिपो्ट दी है कि 
ध्यम्बई और दूसरे प्रान्तों के कई स्थानों में प्रचुर परिसाण की भूमि 

पर की खेती नहरों के कारण दी बन्द हो गई है |? 

नहर-द्वारा एक दूसरी बड़ी समस्या पानी रुकने की पैदा होती है। 

मैं पहले पत्नों में लिख चुका हूँ कि हमारे देश की वर्षा थोड़े दिन की 


समस्यात्रों का समाधान ६६, 


होती है | वह इतनी मात्रा में होती है कि सारा पानी जमीन में जज्व 
नहीं हो पाता और अधिकांश पानी बहकर समुद्र में वापस चला जाता 
है। इस कारण विशेष आवश्यकता इस बात की है कि इस देश में 
पानी वह जाने का राप््ता काफो हो ताकि अ्रतिरिक्त पानी का उचित 
निकास हो | जब से रेल लाइनों की सष्टि हुईं तब से जहाँ तहाँ पानी 
रुकने के कारण स्वास्थ्य को समस्या तो खड़ी हो ही गई थी, उसके 
उपरान्त इधर नहरों के कारण यह समस्या और भी जटिल होती गई । 
रेलवे की समस्या जगह-जगह पुलिया बनाकर हल भी की जा रही है 
ओर ये पुलियाएँ काफी चौड़ी होने के. कारण उनके नीचे से पानी की 
अवाध गति कायम रखना आसान भी है | लेकिन नहर के नीचे से 
पानी के लिए जो सुरंग बनाई जाती है वह तो आँसू पोंछने भर के लिए 
ही काफी होती है | इस प्रकार पानी रुककर बड़े बड़े क्षेत्र में सड़ता 
रहता है और सारे वायुमंडल का स्वास्थ्य खराब करता है। केवल 
आदसी और पशुओं का स्वास्थ्य खराब करता है, यद्द बात नहीं । पौधे 
भो इनके कारण ठोक से बड़ नहीं पाते | जहाँ कहीं हमेशा पानी जमा 
रहेगा उसके आस पास की जमीनों में हमेशा नमी बनी रहेगी | ऐसी 
सील वाली जमीन पर कितनी पैदावार होती है, इसका बयान करके 
तुम लोगों की बुद्धि और अनुभव का अपमान न करना ही अच्छा 
होगा | यह तो सभी को मालूम है कि हमारे प्रान्त में मेरठ कृमिश्नरी 
स्वास्थ्य के लिए मशहूर रही है । लोग स्वास्थ्य-सुधार के लिए वहां 
जाया करते थे | दुर्माग्यन्त्रश नहरें भी उसी तरफ ज्यादा बनी हैं । 
नतीजा यह हुआ कि अब उन जिलों में भी स्वास्थ्य ब्रिगड़ने लगा 
है | मेरठ आश्रम में भी इधर कई साल से लोग मलेरिया से परीशान 
रहते हैं। यह अनुभव केवल आश्रम का ही है, ऐसी बात नहीं। में 
जब बाहर था तो एक बार युक्तप्रान्तीय॒ सरकार के स्वास्थ्य-विभाग 
की एक वार्पिक रिपो पढ़ रहा था ॥उसमें भी यही रोना रोबा 
गया था कि :-नद्दर के कारण मेरठ .के जिले में मलेरिया: आदि 
४१ 


६६६ .... समग्र आाम-सेवा की ओर 


कि 


वीमारियाँ बढ़ गई हैं | अतएव॒ अगर हम मान भी लें कि नहर के 
कारण पैदावार बढ़ती है तो मी इस बात का कौन हिसाव लगावेगा 
कि जमीन से अधिक अनाज मिलने के कारण हम अपने स्वास्थ्य की 
जितनी उन्नति करते हैं, वीमारी के कारण अवनति उससे अधिक होती 
है या नहीं | आजकल के अर्थशास्त्रीय युग में हर चीज का पता 
जोड़ने का फैशन हो गया है '| उन शाल्लीय माहनुमावों को इसका 
यड़ता भी जोड़ने को कहो तो अच्छा हो | 
पानी के रुकने से एक दूसरी हानि और होती है। तुमने देखा 
डोगा, जहाँ कहीं भी थोड़ी देर पानी रुक जाता हैँ तो उस पर बारीक 
मिद्दी के कण जमा होकर पपड़ी प्रड़ जाती है | इससे जमीन की सतह 
के छिद्र बन्द हो जाते हैं। नतीजा वह होता है कि पानी छुनकर नीचे 
बैठने नहीं पाता है | इस तरह पानी के न छुन सकने से जमीन की 
सतह पर खार पैदा हो जाता है ओर वहीं खार क्रमशः फेलकर आस- 
पास के खेंतोंको खराब करता है | इस प्रकार पानी रुकने से जो 
जमीन नम होती रहती है वह क्रमशः बंजर होती जाती है | 
नहर से मेरी इतनी -दुश्मनी ठुमको बहुत परीशान करती होगी। 
सोचती होगी इस वेज्ञानिक युग में रामायणी कथा कहने से क्या लाभ १ 
यह सच हे, नहरों का प्रस्ताव मुकको औरों से कुछ ज्यादा अखरता 
है | कारण यह हैं कि मेंने अधिकतर ऐसे क्षेत्र में काम किया है जहाँ 
आबादी वहुत घनी है, जमीन के नीचे पानी १४-२० फुट के अन्दर 
ईमेल जाता हे और वर्षा साधारणतः अच्छी, होती है| वस्तुतः ऐसे 
क्षेत्र में नहर की हानियाँ , अधिक विक्राल रूप लेकर प्रकट 
होती हैं। वर्षा अधिक होने से पानी के निक्रास की समस्या जटिलतर 
हो जाती है | जहाँ आवादी प्रनी है वहाँ वेसे ही मनुष्य की वेकारी 
रहती है फिर सिंचाई के लिए नहर का खर्च देकर ओर वेकार त्रैठे 
खाना कहाँ तक लोगों की समर्थता के अन्तर्गत हो सकता है ! जहाँ 
३५ --२० फुट तक नीचे पानी मिल जाता है, वहाँ, कुएँ से नहर में खर्च 


समस्याओं का समाधान ६६७ 


भी अधिक है| अ्रमो श्री ठाठा, विड़ला आदि ने जो १५ वर्ष की 
योजना बनाई है उसमें उन्होंने बताया है कि नहर .का खर्च प्रति एकड़ 
सत्तर रुपया होता है और प्रान्तीय सरकार की खेती-सुधार कमेटी ने 
इस प्रान्त में २० एकड़ जमीन सींचने लायक कुश्राँ रहट के औसत 
खर्च का जो दिसाव बताया है वह इस प्रकार है | 
कुआँ बनाने का खर्चे ४००) 
उन्नत रहट २००) 
इक 7 
यानी कु की थिचाई के लिए प्रति एकड़ ३०) की लागत लगानी 
पड़ती है| इस तरह नहर के लिए; दो सह्दी एक बे तीन गुनी पूँजी 
की जरूरत होती है। केन्द्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत ही नहर बन सकती 
है | इस कारण सारी पूँजी केन्द्रित करने के लिए. जो अलग से खर्च 
ड्ोता है उसे भी जोड़ा जाय तो नहर के लिए ढाई गुनी पूँजी की 
आवश्यकतां हो जायगी | 
इस सारी बातों को देखते हुए मेरा प्रस्ताव यह है कि हमें नहर 
का प्रबन्ध उन्हीं स्थानों पर करना चाहिए. जहाँ कुआँ बनाना ग्रायः 
असम्मव हो। यानी जहाँ कुश्ाँ बन ही नहीं पाता हो, या वने तो 
. उसके लिए हृद से ज्यादा खर्च हो जाय या पानी इतने नीचे हो क्रि 
निकलना प्रायः असम्मव हो इन स्थानों में भी नहर बनाने के 
लिए इस बात को ओर ध्यान देना आवश्यक है कि पानी का 
निकास ठीक से कायम रहता है या नहीं | ग्रतः जिन इलाकों में नहर 
बननी हो वहाँ का पूरा सर्वे” करके रवाभाविक निकासों का नक्शा 
पहले ही बना लेना चाहिए | 
हमारे प्रान्त को परिस्थिति के अनुसार जितनी जमीन पर विचाई 
का प्रबन्ध करना है उसके २५० से० से अधिक के लिए नहर की आव- 
#आज के हिसाव से नहर बनाने का खर्च ३००) प्रात एकड़ और 
२२००) कुआँ रहट पर पड़ता है । 


च्धु८ हि समग्र आम-सेवा की ओर 


श्यकता न होगी । प्रान्त की जो खेती-सुधार योजना बनाई जाय उस 
में निम्नलिखित हिसाब से उिंचाई करना ठीक होगा--- 

कुल जमीन जिस पर खेती होती है ३,५६,१६,२०० एकड़ | 

परिसाण जमीन जिसकी सिंचाई होती है १,१६,१७,प८७”? 

जमीन जिसकी सिंचाई की व्यवस्था करनी हे२,३७,० १,६१३ एकड़ 
अथांत प्रति आम २३१,४ एकड़ जमीन की पविंचाई की व्यवस्था करनी 
होगी । इनमें २५ से० नहर से, ६३ सें० कुएँ से और ६ सें० तालाब 
आदि से व्यवस्था करना व्यावहारिक होगा | ३ सें० जमीन कछार 
आदि की ऐसी है जिस पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है | 

ऊपर बताये अनुपात के हिसाव से ग्रति.आम कुल .२३१,५ एकड़ 
की सिंचाई इस प्रकार-करनी होगी--- 

नहर से . ५७६ एकड़ 
कुए से श्पण 2 | २२३ ४ एकड़ 
ताल्ाबादि से श्ण्य 2 * 

बाकी ७ एकड़ की सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। 

नहरें हमको .सारी नई बनवानी होंगी लेकिन कुएं कुछ पुराने 
मरम्मत तथा उन्नत करने से काम चल जायगा;. कुछ नये बनवाने 
पड़े गे | आज प्रान्त भर में ५४,४४,०५४१ एकड़ जमीन पर १४,००,००० 
कुए से खेती होती है। यानी. प्रति आम ४४.२ एकड़ जमीन पर 
१३६ कुएँ से सिंचाई होती है। श्रर्थात्‌ आज एक कुएं से ४ एकड़ 
जमीन की सिंचाई होती है| 

. कुएं की उन्नति करते समय कई बातों का ख्याल रखना 

होगा | केवल गरित से समस्या का हल नहीं होगा । प्रथम यह कि 
बहुत से कुओं की हालत .ऐसी है कि उनकी मरम्मते करने से अच्छा 
होगा कि नये कुएं खोदे जायें। यानी वे मरम्मत के काबिल ही नहीं 
हैं। द्वितीय यह कि कुछ कुए ऐसे हैं जिनकी उन्नति करके. अधिक 
जमीन की सिंचाई की जा सकती है लेकिन वे इतने पास हैं कि 


समस्याञ्रों का समाधान ६६६ 


उस क्षेत्र में अधिक जमीन सिंचाई के लिए खाली ही नहीं है | उन्हीं 
त्षेत्रों के कुओं का सुधार करना है जहाँ पानी की कमी के कारण 
आस-पास की जमीन सिंचाई से रह जाती है। बाकी क्षेत्र में नये कुएँ 
अनवाने होंगे | इस दृष्टि से हमें लगभग ३३५ यानी प्रति ग्राम ४५ 
कुओ्रों को वैसे ही छोड़ देना होगा | उनसे आज के हिसाब से श्८ 
एकड़ के करीव सिंचाई होती रहेगी । बाकी ६१ कुण में ३ कुएँ 
ऐसे होंगे जिनकी उन्नति से कोई लाभ नहीं होगा । इन ३ कुश्नों से १२ 
एकड़ की सिंचाई पूर्ववत्‌ ही होती रहेगी | बाकी ६"१ कुओों की उन्नति 
कराकर ६"*१५०६६,६ (२०---४ एकड़ प्रति कुआ) एकड़ जमीन की 
सिंचाई बढ़ाई जा सकती है । बाकी ४८.२ एकड़ जमीन की सिंचाई 
के लिए २.४१ कुएँ नये बनाने पढ़ेगे। इस प्रकार प्रान्त भर के 
लिए हमको ६,२४, ५६७ कुओझ्मों की मरम्मत तथा रहट की व्यवस्था 
करनी होगी, और २,४६,७५४७ कुय्ये नये बनवाने होंगे । 
तालाब के मामले में अधिक संख्या में नये तालाब बनाने की 
गुजाइश इस प्रान्त में नहीं है। बरसात का पानी रोककर सिंचाई के 
लिए निम्नलिखित उपायों को ही काम में लाना होगा :-- * 
१--जितने तालाब करीब भठकर वेकार पड़े हैं उनकी मरम्मत 
सथा खुदाई करानी होगी। 
२--६ ८ के भट्ठ के सिलसिले से जो कुछ तालाब बन जावे । 
३--प्रान्त में बहुत ही ऐसी नीची जमीन हे जो न तालाब है 
ओर न खेत | बरसात का पानी कुछ जमता जरूर है लेकिन फिर सूखकर 
दलदल बना रहता है| ऐसा नीची जमीनों के बीच के हिस्सों को 
खोदकर बड़े बड़े सागर बन सकते हैं ओर उन्हीं में से निकाली मिद्ठी 
के चारों ओर की कम नीची जमीन को पाकर खेत भी निकाला जा 
सकता है। अपनी योजना में ऐसी जमीनों का उपयोग करने के इस 
तरीके का प्रोग्राम रखना होगा | नहरों से हमको २६,२८,२६५ एकड़ 
नई जमीन की सिंचाई की व्यवस्था करनी है। नहर बनवाते समय 


घछ७छ० समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


भविष्य की राष्ट्रीय सरकार को पानी के स्वाभाविक निकास का सर्व? 
करके ठीकतठीक नक्शा बना लेना होगा ओर पानी निकास के बम्दे 
इस प्रकार से बनने होंगे जिन्हें हमेशा. साफ रक्खा. जा सके | नहर 
' बनाते समय एक और बात की ओर ध्यान रखना भी जरूरी है | 
: हमारे प्रान्त में नदियों के बहाव इस ढग से हैं कि यातायात के लिए 
जलमार्ग की अच्छी योजना बन सकती है। नहरों की वनावट ऐसी हो 
कि नहरों को इस काम में भी लाया जा सके.। मेरे ख्याल से इतने से 
'ही आवश्यक सिंचाई हो सकेगी । 
... इस पत्र में खेती की आवश्यकता की प्रायः सब बातें कह डालीं | 
मालूम नहीं, कोई ऐसी वात रह गई हो जिसकी बाबत मैं अपनी राय 
जाहिर न कर सका हूँ । अगर किसी बात पर तुन्हें या वहां के माई- 
नों को शंका. हो तो .मुकको .लिखना ताकि दूसरे पत्र में साफ 
कर सकू । 
'. इधर कई पत्रों में काफी. व्योरेवार हिसाव भेज रहा हूँ। तुम उससे 
ऊब तो नहीं जांती हो ? अबकी बार मेरे इन विचारों की बाबत अपना 
ख्याल लिखना । ह 
कि 
जमीन का वँटवारा 
ह १६---६--४४ 
पिछले पत्र में जमीन की पैदावार-बढ़ांने के लिए क्या-क्या उपाय 
करना चाहिए, इस पर ग्रकाश डाला था | आज इस बात पर अपना 
विचार. प्रगठट करने की चेष्ठा करूँगा कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
के लिए हम किस तरह अपना संगठन बनावें ओर तमाम उत्पत्ति की 
व्यवस्था करें | 
पहले के पत्र में मेंने बताया था कि आज को जमींदारी तथा 
काश्तकारी प्रथा के रहते खेती में सुधार नहीं हो सकता है। अब 


श्जत- 


जमीन का बंटवारा ६७१ 


प्रश्न यह है कि हम इस घथा को हटायें कैसे ओर नई प्रथा का 
संचालन कैसे करें | फिर इस प्रकार की तब्दीली के लिए फौज के बल 
से जबरदस्ती जमींदारों से जमीन छीम ली जाय था उन्हें उचित 
मुश्रावजा देकर ज्षमीन की मिल्कियत का तबादला करें। मेरी राव में 
हसका मुआवजा देने का रास्ता ही लेना पड़ेगा | यह सच है कि अब 
तक जमींदार जितनी रकम कानूनी तथा गैर कानूनी तरीकों से क्रिसानों 
से ले चुके हैं वह लगान के अलावा जमीन की कीमत की कई गुनी 
होगी अतः उनको सुआवजा मांगने का कोई हक नहीं है। लेकिन इस 
प्रकार के परिवतन के समय हक के सवाल पर मूगड़ा खड़ा करना 
व्यावहारिक नहीं होगा । हाँ, इतना अवश्य किया जां सकता है कि मुझआ- 
बजे की रकम निश्चित करके किस्त से चुकता करें | लेकिन इसका तक 
आज करना बेकार है। सुथ्वजे की रक्तम किस तरीके से अदा होगी, 
यह समय आने पर परिस्थिति के अनुसार तय कर लिया जायगा। मेरा 
मतलब केवल इतना ही है कि जमींदारों को और काश्तकारों को, जो 
अपने हाथ से खेती नहीं करते हैं, उनसे खेत लेते समय उसका मुआ- 
वजा देना होगा | इस मुआवजे की रकम उन जोतने बालों से किस्त 
पर लेनी चाहिए मिनको खेत का स्वामित्व देना हैं| यह किस्त काफी 
साल तक के लिए होनी चाहिए | 
जब लगान के लिए सरकार को सीधे उन्हीं से सम्बन्ध करना 
पड़ेगा जो खेत जोतेंगे तो नि:रनन्‍्देह तहसील की थ्राज जो व्यवस्था है 
उतने से काम नहीं चलेगा। श्तः व्यवस्था का संघटन बढ़ाना पड़ेगा। 
बढ़ते संघटन के लिए हमको मालशुजारी भी बढ़ानी पड़ेगी | इस बात 
को सुनते ही तुम घवड़ा जाथोंगी । सोचोगी, में यद्द क्या कह रहा 
हूँ । जिस लगान को कम कराने के लिए इतना तूफान, इतना आन्दा- 
लन हो रहा है उसी लगान की हम कैसे बढ़ा सकेगे। पर इतनी जल्द 
घबड़ाने से काम नहीं चलेगा । हमको हर पहलू पर शान्ति से विचाः 


५ 


करना पड़ेगा । आज हमारी प्रन्तीय सरकार की मालगुजारी क॑ 


झुछर समग्र आम-सेवा की ओर 


आमदनी करीब ६ करोड़ रुपया वार्षिक है और जमींदार उन किसानों 
से करीब श्य करोड़ 'रपया लगान के रूप में लेते हैं जो उनकी 
जमीनें जोतते हैं | अगर इसी अनुपाव से उन जमीनों का भी लगान 
जोश जाय जिन्हें . जमींदार खुदकाश्त करते हैं ता यह रकम ओर भी 
चढ़ जाययी | इसके अज्ञावा लाखों वीध्रा जमीन गुप्त रूप से लगान पर 
जोताई जाती है जी किसी हिसाव में शुमार नहीं | इस प्रकार जो रकम 
समाज में जायज मानी जाती है उसी का हिसाव पूरे तौर से जाँच करके 
जोड़ा जाय तो भी किसान॑ औसत जिस दर से लगान देता है उसके 
अनुंसार कुल लगान की रक्रम २५ करोड़ रुपये से कम नहीं होनी 
चाहिए | अब रहा नाजायज रकम का हिसाब | जमींदारों के नजराना 
लेने की पद्धति की वावत किसको मालूम नहीं है | नजराना तो ज्यादा 
लगान लेने का एक वहाना मात्र हे । नजराने के बहाने जो रकम जमींदार 
खैता है केबल उतना ही जोड़ने से किसान का बोर नहीं सालूम होगा; 
 नजराना देने के लिए. किसान जो रकम उधार लेता है उस पर का 
सूद दर सूद भी जोड़ना चाहिए | इस प्रकार नजराना के बहाने किसान 
को काफी रुपया देना पड़ता है | नजराना के उपरान्त कोल्हार आदि 
पचासों दस्तूरों, विवादादि अनुष्ठानों का खर्च, घी दही तेल तथा श्रन्व _ 
सामान सस्ता देने के मद की रकम आदि सकड़ों जरियों से किसान 
जमींदार को कितना देता है उसका हिसाव करना असम्भव ही है। 
हिसाब करना तो दूर रहा, अन्दाज करना भी कठिन है। इसके 
मुकाबले अगर हमारी मावी व्यवस्था में किसान को तमास-ज़मीन 
के लिए; १० करोड़ रुपये के करीब भी देना पड़े तो लगान में कितनी 
कमी हुईं इसका जरा हिसाव तो करो | अयर नायावज रकम को छोड़ 
भी दिया जाय तव भी तो लगान में आधे से ज्यादा कमी हो जायगी | 
इस लगान की रकम से केवल व्यवस्था की बृद्धि का खर्च पूरा होगा, 
यह बात नहीं बल्कि उसका कुछ अंश सुधार योजना में भी खर्च 
किया जा सकेगा। लेकिन इस हिसाव का बहस में पड़ने का शायद 


जमीन का बेंगवारा ६७३ 


अभी समय नहीं आया है| संभव है, इससे कम में भी काम चल 
जाय । इस प्रकार जब॒खेत जोतने वालों के पास अपनी जमीन हो 
जायगी तो वे अपनी खेदी के लिए सहयोग समितियाँ बनायेंगे | ऐसी 
समितियों को आ्राम-पंचायत के अधीन रखना अच्छा होगा। सहयोग 
समितियों के हिसाव आदि की जाँच के लिए सरकारी महकमा कायम 
करना होगा । यह सारे ग्रान्त में एक दस करना ठीक नहीं होगा बल्कि 
कुछ जिलों में कानून लागू करके प्रयोग शुरू करना होगा । किसानों को 
स्वामित्व देने से पहले एक यह नियम भी रक््खा जा सकता है कि किसी 
गाँव की अमुक संस्था में काश्तकार अगर सम्मिलित खेंती की शर्त पर 
जमीन लेना चाहँ तो उनको जमीन दिलाई जायगी | इस तरह इस 
काम में क्रशः आगे बढ़कर जब वातावरण अनुकूल हं। जावगा तो 
व्यापक रूप से कानून सब जगह लागू किया जा सकता है। अब सवाल 
यह आता है कि क्या जमीन गाँव में रहने वाले सभी परिवारों को 
'बाँठ दी जायगी या इसके लिए कोई हद बाँधनी होगी | मैंने पहले दी 
कहा है, आज जितनी आबादी जमीन पर गुजर कर रही है उतनी का 
'शुजर खेती से हो नहीं सकता | केवल गुजर ही नहीं वल्कि ठतनी 
आबादी को जमीन पर काम भी नहीं मिल सकता अ्रतः हमको गाँव 
-की सारी जमीन उतनी आबादी में बाँटनी होगी जितनी की आवश्यकता 
खेती के काम के लिए, होगा | बाकी लोगों को उद्योगादि के काम में 
लगाना होगा । मेरे हिसाव से ५ मनुष्य के प्रति परिवार को ८ एकड़ 
के करीब जमीन मिले तो वह उससे गुजर भी कर लेगा ओर परिवार के 
लोगों की बेकार रहना भी नहीं पड़ेगा। आज हमारे प्रान्त के प्रति 
आम के परिवारों की संख्या ६४ है| ऊपर के दिताब से हम परष, 
परिवार को ही जमीन दे सकते हैं। वाकी परिवारों के लिए दूसरा काम 
“निकालना होगा । 

फसलें का वें टवारा--अब प्रश्न यह है कि जमीन की फसल की 
भकिस तरह बाँद जिंससे हमारे आवश्यक कुल अनाज मौजूदा खेत से 


छ्ज्ड . «.. समग्र आम-सैवा की ओर 


मिल सके | इस तरह अनाज के लिए जमीन का बँटवारा करते समय 
एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। हम जब तमाम जमीन की अधिकः 
से अधिक जोताई करेंगे तो जमीन की ताकत पर काफी जोर पड़नाः 
अवश्यम्भावी है | इससे जमीन का थक जाना स्वाभाविक है। ऐसी 
हालत में हमें हर साल वारी-बारी से कुछ जमीन परती छोड़नी पड़ेगी | 
हमारे प्रान्त में प्रति आम ३४७,८ एकड़ जमीन है । मैंने यह भी 
कंहा है कि हमें इसी जमीन में परती भी छोड़ना है और आज जितने 
अनाज की कमी है उसे भी इसी में पैदा करना है। यह किस प्रकार ' 
सम्भव होगा उसके हिसाव की एक तालिका बनाकर भेज रहा हूँ । 
.... इस तालिका में मैंने कुल ४२.७५ एकड़ जमीन परती छोड़ने को 
प्रस्ताव किया है यानी ५॥॥| साल में एक बार हर जमीन की बारी 
आयेगी | इसके अलावा जिस जमीन पर सिर्फ एक फसल मूँग ओर: 
_. उद की ही लेने का प्रस्ताव है वह भी परती का काम करेगी | क्योंकि 
उद्द और मूंग जमीन की ताकत बढ़ाते ही हैं, घटाते नंहीं | इस हिसाब 
से (४२.७५--१२) यानी ५४.७५ एकड़ भूमि हर साल परती रूप में: 
रहेगी | इसी तरह तिल के ३ एकड़ और चरी के ५.५ एकड़ को भीः 
एक फसल के बाद परती छोड़ा है। इस तालिका से मालूम होगा किः 
२६२ एकड़ जमीन पर दो फसल की उत्पत्ति होगाों। वालिका पर 
विचार करते समय एक और बात पर ध्यान रखना है | मैंने जो फसल 
का बँटवारा किया है वह ग्रान्त के पूव के आधे जिलों की खेती केः 
अनुभव से ही किया है | वास्तविक योजना बनाते समय यह हिसाव 
प्रत्येक जिला, तहर्सील ओर परयना के लिए अलग अलग बनाना 
पड़ेगा | मेरा हिसाव केवल इस बात का संकेत करता है कि हम किस 
प्रकार से किस दृष्टि से अपनी खेती की व्यवस्था करें | इस तालिकाः 
को समभने में शायद छुमको कुछ मुश्किल पड़े । लेकिन तालीमी संध 
के काम का संचालन करते-करते रिपोण और चार्टों को देखने की तोः 
आदत पड़ गई होगी । यही सं।चकर-इतनी व्योरेवार तालिका भेजने: 























जमीन का बैँटवारा ६७५ 
का साहस किया है :--- 
फसल की जमीन पर बटवारा तथा उत्पत्ति (प्रति श्राम) 
सुख्य फसल दूसरी फसल 
अनाज एकड़ पैदावार अनाज एकड़. पैदावार 
चावल (मइई) ४३ भर्णु चना ४६... धंफर 
सयर 09. ७३॥९ 
सरसों ध१. १०६६ 
चाबल (अबनी २३.१ २३१२ जब केराई २३.२ ३२४॥६ 
मकई श्दप, इप्वए | पहओ श्प॥ रण 
बर्‌ रण, रण 
सरसों. १७.४७. ३४९ 
जब १७.४ २३१६ 
जब केराई ११,० १५४४६ 
अरहर १७.२ र्ण्शु ड्द ४७.२ ८६ 
चाबले »>. *+९२८० 
सा. » पु 
कादो ५3 धो 
शेड़ी श श््ु 
अनाज एकड़ फैबार अनाज. एकड् पैदाबार 
जुआर. ८-४ ४६ उर्द पड कि] 
बाजया २३ ११५९ (६ मर २३ २४१॥९ 
__ सरसों २९२३ ४5) १३ डद्‌ 
तोरी (सरसों) १९ २४०. जव केरई २५ ३५०९ 
आलू हि छ्० ९ 
ग्ग हर 30 4४६ ०५४ 
हक ह 


उ्द्‌ >उंद___ ६ ४४  _: ४४ ॥#ढ 





६७ समग्र माम-सेवा की ओर 


























कपास न दा जब केराई ६  -पश 
।] चरी प्प, 5 ०० ««. दर 
गेहूँ ६५.  प४४ए उर्दकी चरी ३० ध् 
ह अलसी . ६४ ६४५ 

ह (गेहूँ के साथ) 
मसाला मसाला ६३४ ४००  -  :-:: 
ईख २२ ५००९ [ सन ११ १९ 
| । ११ ६७ 
तम्बाकू १.२५ श्धु 0 0 


विज्ष . ३ २१ 4८ न कल 
.०.........3....>२४-५-०७०»पात«०रज५५७७५-५ रथ» नकभभ न“ ८०+3५०७जरक५५नन++भ3++- नाप बन ओ न कभन मऊ कम ८ न ०७३» ३० ममओममक. 


प्रती ४२-७४ 








जोड़ १४७,८ एकड़ . २३२.१ एकड़ 
कुल पैदावार | कुल पैदावार 
| | | | 
अनाज पैदावार अनाज पैदावार 
चावल... 5६०९ | तिल... र्शु 
मकई (जुन्हरी) रे८६॥ - चना ४८३९ 
अगहर : २०७९ सटर डर 
ज्वार कक 5 ते केरई ध्श्रा। 
बाजरा ११५६ .... पढुआ संन श्पु 
तोरी (सरसों) श्श्णुः जब २३६॥९ 
सरसो हल.  बरे २८॥( 
सूग ४४९ है सार्वा ८ 2 
उर्द १२ १॥५ ... कोदों प्प्पु 
कपास दा -. रेड्डी . श्ु 


जमीन का बेठवारा ६७७ 
गेहूँ ८+४ आलू ७० ०९ 
मसाला ४०९ अलसी ६५५ 
इख ४३००९ लकड़ी, रेड़ी; अरहर 

तम्बाकू श्६ आदि के सामान १९००९ 


उपयुक्त पैदावार से प्रान्त की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होकर 
भी कुछ बढ़ती रह जायगीं | उसे हम उन प्रान्तों को भेज सकेंगे जहाँ 
अनाज की कमी रहेगी | इस हिसाब से हमें प्रति गांव निम्नलिखित 
मात्रा में अनाज प्राप्त होगा । 


अनाज उत्पत्ति अनाज उत्पत्ति 
चावल ८६०९ गेहूँ ८घ ४९ 
जेान्हरी ३८६॥९ चना थ्प्र्‌ु 
अरहर २०७९ मर ३१५५ 
ज्वार ४६९ जब कराई ६२१॥॥ 
बाजरा ११५४५ जब २३६॥९ 
मूंग ४.४९ सांवा . 53.9) 
उबर -++ १२१॥९ कोदो प्प्पए 
7 हर पा ु २६३५५ 
कुल जाड़ ४७६७।॥९ 


अर्थात्‌ नई योजनानलुसार प्रान्तन भर के अनाज की उपज 
डप८;८१:७०१रेप८ाए मन की होगी । ओर हमारे प्रस्ताव के अनुसार 
हमें ४५,७४५८१५ ६७२९ मनः अनाज की आवश्यकता हे। इस ग्रकार 
३, ०४५८८, ४१६५ मन अनाज हम प्रति वर्ष उन प्रान्तों को भेज 
सर्वेगे जहाँ अनाज की कमी हो। 

मैंने पहले ही कद था कि खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए 
सहयोग के सिद्धान्त पर सम्मिलिव खेती करनी आवश्यक है। अतः 
इन ४७ परिवारों की सहयोग समिति बनाने की चेष्टा करनी होगी । 


£5 


इन समितियों का क्या जूस होगा, क्‍या विधान तथा नियम द्वोगा, 


दछ८ . हि .. समग्र ओम-सेवा की ओर 


' सरकार के निरीक्षण तथा शासन का क्‍या रूप होगा, इत्यादि बातें 
, चैज्ञानिक पंडितों के लिए, छोड़ देना ठीक होगा | फिर इस समय इन 
बातों का ब्योरा बनाना भी कठिन है। समय आने पर उस समय की 
जनता के दृष्टिकोश तथा मानसिक स्थिति को देख कर ही संघय्न की : 
रूपरेखा वनाई जा सकती है | .फिलहाल हमारे काम के लिए इतना 

'कह देना काफी होगा कि उक्त ४४ परिवार अपनी जमीन समिति की 

जमीन में अपने हिस्से के रूप में जमा रक्खेंगे | हल आदि सामान भी 

समिति का हो लेकिन बैल सदस्य खुद पालें ओर काम के समय 

हाजिर करें | बैल की मजदरी मी. निर्धारित की जा सकती है। लेकिन 

यह भी संकेत मात्र है। में इस समय किसी बांत का नियस निश्चित 

करना नहीं चाहता और न ऐसा करना अ्रभी सम्मव ही है। 

५५ परिवार के आदमी मिल कर किस तरह खेती का काम 
करेंगे और उनके ओर बैलों के लिए कितने दिन का काम खेती में 
'लग जायगा, इसका हिसाव का | दिलचस्प होगा । प्रत्येक फसल का 
अलग अलग हिसाब तुम्हारी जानकारी के लिए भेज रहा हूँ । इसमें 
जो थोड़े दिन लड़कों का काम दिखाई देता है वह उनकी पाठशालाशों 
के पाव्यक्रम का हिस्सा है । वे अपने शिक्षक के साथ काम करेंगे, 
जिससे शिक्षक खेती के काम के साथ उन्हें विविध पाठ की शिक्षा दे' 
सके | यह वात तुमको पसन्द आवेगी क्योंकि यह तुम्हारी वेसिक 
शिक्षा-उद्धति के अनुरूप होगी। .. ह ह 

परिवारों के लोगों को किस तरह काम बांया जाय, इसको तय 
करने के पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किसान 
परिवारों में कितने आदमी काम करने लायक होंगे। में सक्तम आवादी 
१६ से ६० साल तक के लोगों की ही कहँँगा | यह सच है, कुछ लोग 
८६० से बहुत ज्यादा उम्र तक कार्यक्षम रहते हैं लेकिन उनकी 
गहस्थी के दूसरे फुब्कर काय के संचाज्नन आदि काम के लिए छोड़ 
कर ही अपना हिसाव करना ठीक होगा । इस प्रकार ४४ परिवारों के 


जमीन का वटवारा 


कुल २७४ आदमियों में :-- 


६० साल से अ्रधिक बढ़े-बुढ़ियाँ १७ 
१६ साझ्न से ६० साल तक प्रौढ़ पुरुष ७६ 
3 7 ठ्र प्रौढ़ स्रियाँ ७३ 
६ से १५ तक के लड़ के ३६ 
६ से १५ तक की लड़ कियाँ ३४ 
बच्चे २० 
बच्चियाँ श्ष्य 


होंगे | हल के लिए बैल और मेंसों की संख्या ७४ होनी चाहिए, यद्द में 
पहले ही बता चुका हूँ | ७६ पुरुषों में से मदेशियों के लिए ८ और 
विभिन्न फुलकर काम के लिए ३ पुरुष अलग रहेंगे । इस तरह खेती के 


लिए ६५ पुरुष ग्राप्त होंगे | 


६४ पुरुष, ७३ स्वियाँ ओर ७४ बैलों को निम्नलिखित दविसाब से 
काम करना होगा । किसानों के लड़कों के अलावा पाठशाला के कुल 
लड्के खेत में काम करेंगे । इस तरह १२२ लड॒के काम के होंगे । 


माह जेठ आदमी 
निरवाई (खेत की दूवादि घास साफ करना) 
२७१,४ एकड़ २१७ 


खाद ढोझाई---१७५,६ एकड़ (१४ गाड़ी प्रति एकड़ 

के हिसाव से २६३४ गाड़ी, १ गाड़ी ६ बार प्रति 

दिन++४१६ गाड़ी) प्ष्पर 

जोताई--मरकई, कपप्त, उर्द की चरी ६४,४ ए.० 

(४ बाँह) प्रति हल से जाताई ३ एकड़ प्रति दिन ३२३ 

सिंचाई--६४.५ एकड़ (प्रति रहट ३ आदमी ४. 

बैल से १॥ एकड़) १२६ 
खुरदहानी (जमीन को हल से फाइना) मकईर२८५४ एकड १४ 

जोड़ १५६१९ 


बैल 


शा 


पाप 


सनई उलठना ४६ एकड़ 





समग्र आम-सेवा की ओर: 


छ्८० 
अपषाढ़ 
डर घर आदमी 
वेहन अधथनी धान १ एकड़ जोताई वोआई ४ बाँह प़ू 
जोताई खेत अघनी धान ३३"२ ए० १ बाँह र्६ 
भदही जोताई वोझआई ३ वाह ५३१ एकड़ २०० 
भदही हेंगाई वेदहनी ह द० 
, जोताई ३ बाँह--उदं, मूँ ग॒, ज्वार, चरी, 
वाजरा, उद्दं की चरी (१२ती में) और तिल--- 
६३"६५ एकड़ ह .. १५१ 
हल्दी अदरक--२ एकड़ ६ बाँह जोताई-- पू० 
बोआाई -+- सोहनी ॒ ३६ 
अरहर जोताई बोआई १७"२ एकड़ पर्पू्‌ 
सनई गेहूँ--गन्ना के खेत में ४६ एकड़ श्श्प्‌ 
अरहर वेदहनी १७२ एकड़ अर 
कपास मकई गोड़ाई २ बार ३४५ एकड़ 
(१ एकड़ ८ आदमी १ बार) 3 जरे 
ः जोड़ १४८२ 
सावन | 
ः | ु आदमी 
अघनी धान जोताई २३“२ एकड़ - श& 
अधनी धान बोझआई २३"२ एकड़ २८० 
सोहनी-भदोही धान, अरहर, ज्वार, वाजरा, 
उ्द, मूंग, अदरक, हल्दी तिल (२ बार) ३२७६५, 
तम्बाकू जोताई ४ वार १"२५ ए० दा 
पट 





जोड़ ४१६८ 


बैल 
१० 
पथ 
४०० 
१६० 


७० र्‌्‌ः 


२८ 
१६९० 
२३० 

श्द 


१७१२ 


बैल 
पद 


श्र 
99६ 


श््द्‌ 





जमीन का बेटवारा 


हक 


घर 


(१२२ लड॒के->८२ आदमी सममझ्क कर) आदमियों में १६३८ पु० 


१३०० स्तरियाँ, १८३० लडके | 


भादों 

आदमी 
गेहूँ का खेत जोताई ४ बाँह ६५ एकड ३२५ 
भवदही धान सोहनी ५३ एकड शक 
'मकई रखवाली (बूढ़ों से यह काम हो सकेगा) गा 
तोरी (सरसों) जोताई, बोझाई ४३ एकड र्श्ज्‌ 
तम्बाकू जोताई २ बार १९२५ पकड़ हे 
शामा (अश्ररहर की) कठाई १७*२ एकड १०३ 

जोड ६११ 

छुआर ह 

आदमा। 
जोताई खेत गेहूँ ४ बाँह ६५ एकड ३२५ 
कटाई भदई ५३ एकड ४३० 
दवाई भदई ४३ एकड़ १३५ 
मकई कठाई र८,४ एकड़ १४३ 
धान, कोदो, तथा उद्द (अरहर की) कटाई १७"२ श्श्प 
धान, कोदो तथा दवाई ४४ 
जोताई तम्बाकू १२५ एकड़ २ बाँद 
भदोही के खेत की जोताई ५४३ एकड़ २ बाँद ११२ 
खाद ढोआझाई ७२२५ एकड्‌ श्द् 

जोड़ १७६६ 


कपास चुनाई ६ एकड़ ३ बार ७२ ज्लियाँ, ७२ लड़के 
१७६६ आदमी <- १४६६ पुरुष ३७२ स्तरियाँ 
जांड १४६६ पुरुष ३७२ सखस्रियों ७२ लडके 
४२ 


९१०प्प्‌ 


त्रैल 
६५० 


न्नन-ः 


१६२ 


है. 


न्प्ण न 
शी » 
जी ८ «" /« 


२४:२४ 


'द्पर ' समग्र आम-सेवा की ओर 


कात्तिक - . आदमी . बैल 
तोरी कठाई ४३ एकड + दवाई । प्पू्‌ ६६ 
ञ है:है-; 6 हम 


जोताई--गेहूँ, चना, मटर, जब, तम्बाकू - 
१३६७५ एकड--जव केराई ११.ए०.४ बाँह . ७श्८. १४७६ 


तम्बाकू बोआईं ३१ ना 
आलू जोताई ६ वाँह ७-.एकडकबोझाई.... रस्‍८... १०६ 
- आलू मिद्दी चढ़ाई व सिंचाई (२ बार) श्डर्‌.. - ४० 
“हल्दी अदरक २ एकड खोदाई... :- रण न 


मसाला ३ ए.० जोताई बोआई तथा. सोहनी 

केपास चुनाई ६ एकड-४ बार १८० खस्तरियाँ, 

. १५० लड़के पूछ 
जोड १८० स्रियाँ १५० लड़के, .१७०३ १६६२ 


है. 








 अगहन ही 
सिंचाई--गेहूँ, चना, मठर- जब, आलू , आदमी बैल 
तम्बाकू जब केराई १४५४"७५ एकड | -३६०. ४१२ 
कटठाई--अधनी घान, ज्वार और वा जरा 
प४"६ एकड पद. +-- 
देँगाई अधनी धान २३*२ एकड ६०. ७२ 
दँवाई ज्वार वाजरा ३१:४ एकड ४०... €द 
जोताई ६ बाँह---उदं,मठर और जब कराई 
द्८ एकड़ े ४रएए२ ८४८४८ 
खाद ढोआई ३४२ एकड (८५ गाड़ी)... १७०. १७० 
तिल कटाई ३ एकड ह श्८थ “८ 
- तिल दवाई ३ एकड प्र द््‌ 
जोताई २ बाँह तिल का खेत ओर ईख १४ ए.० ३१. ७० 


लय, 0५ की कं 
जोड ६११ १६२२ 











जमीन का बैंटबारा द८३्‌ 


पूस 


आदमी बैल 
जोताई बोआई जव केराई ४ .बार,३१६:२ ए० श्ड्घद रहर 

सिचाई--गेहूँ, मटर, जब, जव केराई, चना, 
आलू, तम्बाकू ८२२० ६५४ डड१ू. प॒ञय 
ईख २१ एकड कठाई छिलाई २०० +- 
ईख पेराई २५ दिन १०० स्त्री २०० २०० 
जुन्हरी पिठाई २८"४५ एकड की १७१ +- 
चरी खेंत ५ एकड की जोताई २ बाँह १९ २४ 
जोड १०० स्री*१७० ११०७ 

माघ 

आदमी बैल 
आलू तम्बाकू सिंचाई ८.२ एकड़ श्द् २४ 
ईख कटाई छिलाई २०० न 
ईख पेराई २५ दिन १०० स्रियाँ . २०० २०० 
जोताई २ बांह ११ एकड श्प भ६ 





जोड़ १०० स्त्रियाँ ४४५ र्‌८० 





'फागुन 

तर शमी बैल 
आलू तम्बाकू सिंचाई ८२०५ एकड़ शध्प. २४ 
गन्ना कठणाई छिलाई २०० ्् 
गन्ना पेराई २५ दिन १०० ख्रियाँ २००. २०० 
गन्ना जोताई ११ एकड ) : ४२. ८४ 
गन्ना बोझाई ११ एकड | है ह | ६६ 


पिछले गन्ने (पेड़ी) की जोताई ११ एकड ३. वार श्ड 5 
अटर कटाई ७ एकड पद मम 


छ्ड समग्र ग्राम-सेवा की आर 














मसाला कटाई खोदाई २५ एकड द्३ू. ++ 
। जोड़ १०० स्रियाँ ६१७ ४०२ 
पचैत 
ह श्र आदमी बैल 
कटाई-- गेहूँ, मटर, जब केराई, चना, जब श्छ्श्ड. 
आलू गोड़ाई तम्बाकू कटाई ८'२५४ एकड्‌ . ,. ६६. «+- 
अरहर कटाई १७.२ एकड' . श्ण्हे +>+ 
गन्ना सिंचाई ११ एकड ... २४ १२ 
तम्बाकू सिंचाई १९२५ एकड रे ४ 
उर्द कटाई ८४ एकड 4७. क 
ह | ' जोड़ २०३० ३६ 
वैशाख 
| | आदमी बैल 
दवाई जव केराई ११ एकड . रथ. रहे 
देंवाई--मटर, चना, जव केराई १३०१२ एकड ३२५... रे६० 
दँवाई गेहूँ ६५ एकड ६७५, ११७० 
दवाई जब १७.५ एकड़ १७५... २१० 
दँवाई अरहर १७"२ एकड़ ह ईडेव: « जे 
दवाई उ्द ८*४ एकड है जे २०. २४ 
तम्बाकू कटाई १९२४ एकडू.., 4 
गन्ना थिंचाई ११ एकड २ बार .. छू... दि? 





जोड १७२०. ई्८टूप७ 





कुल काम के दिन ( कुल पुरुष ६५, कुल त्रियाँ ७३, कुल वैल . 
७४, कुल लड॒के १२२ ) 


जमीन की बँटवारा 
माह पुरुष 
जेठ १५६१ 
अपाद श्ध्दर 
सावन श्क्श्द 
भादों ६१९ 
कुआर १४६६ 


कातिक ९७०३ 
अगहन १६ ११ 


पूस २३१७० 
गसाघ ४४६ 
फागुन ६१६ 
चैत १५२२ 


वेशाख १७२० 


सक्षम लोगों के काम के दिन 
स्त्री 


ऊल हाजिसी 
लड़के 
१३०० र८३० 


१०० वचन 

१०० न्ज्ज 
६०० 25 
१६ ७्श्२ 


युरुष लड़के 
जेठ २४ 
अपाढ़ २३ डा 45५ 
सावन र्‌प्‌ श्द १ 
भादों १४ शा २४४ 
कुआर र्रे +. (बड़े) १२ 
कातिक रद ९५४ (बड़े) २ 
अगहन २५ रद 8 
पृच श्च्द २१,४७ 
साध ७ १४ 
फागुन १० १.४ म 
चैत २६.५ नर द 


पर 


२७२४७ 
१७१२ 

श्दप 
१०८६ 
१४६४ 
१६६२ 
१६२२ 
३१०७ 

र्‌८द० 

००२ 


3 
84 


श्द्ष७ 


२३,१३२ 
२३.० 
रेप 
२४, ७ 
१६,७४७ 
३.० 
२२,० 
र५,० 
ह“# छ 0० 
श््ण 


६८६ . समग्र आंम-सेवा की ओर: 


वैशाख २६.४... ... : गो श्३प 
जोड़ २४५ २६९६ कुल २१ श्ष्पाड- 
बड़े ३ 


फल न्तपःऋलरकका5क, 


। इस हिसाब से ४५ परिवार के पुरुष, स्त्री ओर बैलों के साल भर 
में काम के तथा खाली दिन इस प्रकार रहेंगे |. _ | 


कांमें के दिन _ . खाली दिन 
पुरुष २४५ १२० 
स्त्री ३० . श३५ 
बैल १७६ श्द्द 


विद्यालय के कुछ [लड़के और लड़कियाँ सावने में १५ दिन और 
चैत में ६ दिन पढ़ाई बंद करके खेती में काम करेंगे | बड़े लड़के और 
लड़कियां इसके अलावा ३ दिन और काम करेंगी। इसके अलावा वे 
विद्यार्थी, जो अपने विद्यालय के पाख्यक्रम में बुनियादी दस्तकारी 
खेती की माफ॑त विद्याभ्यास करेंगे, खेती में और अधिक समय काम 
करेंगे क्योंकि सीखने के लिए उन्हें खेतीं की सभी क्रियाश्रों में शामिल 
रहना पड़ेगा | मैंने उनके काम की' हाजिरी शांमिल नहीं की है । 
कांरंण यह है कि अभी उनकी. संख्या की कल्पना करना व्यथ है | वे 
जितने दिन काम करेंगे 'उतने दिन किसान परिवार के दूसरे लोगों को 
थोड़ी सहूलियत हो जायगी । 

प्रश्न यह उठता हैकि क्‍या ये खाली दिन लोगों को वेंकार 
. काटनें होंगे था इस समय वे दूसरे काम भी कर सकते हैं | कुछ समय 
तो घर-गहस्थी के फुटकर-काम में लग जायगा | थोड़ा समय बीमारी 
अंतियि-सेवा, अनुष्ठानादि में खच होगा | वाकी समय में वे विभिन्न 
प्रकार के णह-उद्योगों में लग जायेंगे। णश्ह-उद्योग से मेरा मतलब क्या 
हैं, यह मैंने पहले पत्र में विस्तार से लिखा था | अगर इस समय याद 
नहीं आता है तो देखे लेना | इस .प्रकार ग्रह-उच्चयोर्गा म॑ काम का 
दिन नीचे लिखे हिसांत से रहेगा-- 


जमीन का बेंयवारा दृ८७- 


गृह-उद्योग के काम के दिन 
उद्योग हाजिरी 
पुरुष स्त्री बैल 
१--अ्रनाज पिसाई बैंल चक्की से 


पर आटा श्ध्प्‌ बर श३० 
२---धान कुठाई।८ २४९ घान १००९ सावाँ 

(४६ प्रतिदिन २ पुरुष २ स्त्रियों से) ३७० ३७०. ,.«: 
३--धान छेँटाई श्श्प श्श्ष्‌ «४५ 


४--ई ८ का भद्दया ३ लाख ईंट के लिए. 
(५०० ईट पथाई और १३०० ई'ट के 
भद्दे पर लगाई प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)८०० 
जोड़ १४७० पू०४ ३३० 








अर्थात्‌ गह-उद्योगों में पुरुष २३ दिन, ख्रियां ७ दिन और बैल 
५, दिन लगे रहेंगे | इसके उपरान्त दूसरे कार्य-क्रमों में मी पुछष और 
ख््रियां लगी रहेंगी; उनका ब्योरा नीचे लिखे अनुसार हो सकता है । 


कार्यक्रम का ब्यौरा काम के दिन 

पुरुष स््री 

खेती में आकस्मिक कार्य रू ००» 

मकान-निर्माण मरम्मत आदि निर्माण-सम्बन्धी कार्य १६ प्‌ 

मेंड बधाई श्र्‌ हर 

लकड़ी कायना, चीरना तथा ढोना १० 

अनाज हुलाई बाजारों को बैलगाड़ी से प्‌ 

अनाज तथा अन्य सफाई हर श्र 

अतिथि-सत्कार २० ध़ू 

त्योहारादि श्पू.. २० 


बीमारी तथा सुश्रपा १०. दे० 


द्प्न ह समग्र आम-सेवा की ओर 





प्रसूति-यह हु है न्न्न १ 68 
अन्य फुयकर ; - छ. » पू 
जोड़ ६७ ६० 





इस प्रकार पुरुषों का पूरा समय व्यवस्थित हो जाता है लेकिन 
स्त्रियाँ फिर भी २१८ दिन खाली रहेंगी | ये २३८ दिन वे च्खें से 
सत कारतेंगी.। लड़कों में १२२ लड़के २१ दिन खेती में काम करेंगे, 
२७० दिन विद्यालय के दिन और बाकी ७४ दिन सफाई तथा आराम 
के दिनहोंगे। ... ह 

मैंने तमाम काम की गति आज की गति के हिसाब से ही लगाई 
है। हमें इन तमाम संघटनों को पूरा करने के लिए १५ साल तो लग 
' ही जायँंगे। उतने दिन संघर्थित कार्य करते रहने से जनता की कर्म-शक्ति, 
योग्यता तथा गति की वृद्धि होगी | तब इससे कम दिनों में ही ये सब 
काम हो जायँंगे लेकिन में इससे अधिक काम का प्रस्ताव इन ५४ परि- 
वार के लोगों के लिए नहीं करूँगा | जब हमारी योजना ग्रामवासी 
- की सर्वतोमुखी उन्नति की ओर होगी तो शिक्षा, कला वथा संस्कृति 
की उन्नति होगी। ऐसी हालत में लोग खेती से बचे समय को 
_सहूलियत के साथ इन चीजों में लगायँंगे। खेती की विभिन्न प्रक्रि- 
याओं की गति में वृद्धि होने पर बैलों के खाली दिन भी बढ़ेंगेही | 
अब भी खेती के काम के अलावा १८६ दिन उनको बचते हैं। बैल- 
गाड़ी, चक्‍्क्की आदि और कुछ अन्य फुटकर कामों में ३० दिन तथा 
महीने में ५ दिन के हिसाव से आवश्यक आराम के ६० दिन. घट कर 
भी ६६ दिन खाली रहते हैं | क्रमशः आम-उद्योग की उन्नति के साथ 
बैल्ञों के खालीं दिन भी उद्योग में लगते जायँंगे | इस प्रकार उन ५५ 
परिवारों तथा उनके पशुओं के कुल समय का उचित उपयोग मौजूदा - 
जमीन पर खेती तथा कुछ शह-उद्योग के काम में हो जायगा ॥ 

पशुओं का प्रश्न--खेती से पशुओं का सम्बन्ध इतना ्रनिष्ठ 


रे 


जमीन का बेटवारा द्ष्ह्‌ 


है कि इन पर विचार अभी कर लेना ठीक होगा। प्राचीन काल से 
भारत में गोघन का बहुत महत्व रहा है | लोगों के पास जंगल काफी 
ये | चारागाह की भी कप्ती नहीं थी | ग्रतः लोग जी मर कर गोपालन 
करते थे | एक-एक हल के लिए कई बैल रखते थे जिससे वे आराम 
से बैठे रहें | गोजाति के कारण मनुष्य को अन्न मिलता था, दूध-त्री 
मिलता था इसलिए उस भावना-प्रधान युग में मनुष्य ऋृतशता से 
जितना आराम गाय-बैल को दे सकते थे, देते ये | यद भावना आज 
भी विस्वृत क्षेत्रों में फेली है। केवल जनता में ही ऐसी भावना का 
असार है, ऐसी बात नहीं । अर्थ-शास्त्र के पंडितों की राय में मी आज 
जितने बैल हैं उन पर अधिक बोर पड़ता है और बैलों की संख्या में 
चूद्धि होनी चाहिए | श्री राधाकमल मुकर्जी ने भी अपने “लैंड प्रवलम्स 
आफ इंडिया” में बैलों की संख्या में घटती देख कर अफसोस जादिर 
करते हुए कहा है “पहले जमाने में एक हल के लिए चार बैल की 
जरूरत समझी जाती थी लेकिन वह संख्या अब तीन और बहुत से 
स्थानों में २पर आ गिरी है। नतीजा यह हुआ कि बैलों को 
अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता हैं ।” किन्तु मेगा अनुभव इसके विपरीत 
ही है। मैंने देखा है, देहातों में बेल अधिकांशत: खाली ही रहते हैं । 
पिछले पत्र में एक दिसाव से बताया भी है कि दसारे तेल अधिकतर 
खाली रहते हैं । थृक्तप्रान्तीय खेती खुधार कमेटी १६४२ की रिंपोर्ट में 
भी कहा गया है कि “किसान मुश्किल से साल में तीन माह बैलों को 
इस्तेमाल करता है ओर उन्हें ६ माह बैठा कर खिलाता हैँ ।” मेरी 
राय में यह भी कुछ अतिरंजित है | लेकिन चाहे जिस तरह से जाँच 
करो इस प्रान्त में ४-५ माह से ज्यादा बैलों के लिए. काम नहीं है। 
हाँ, यह जरूर है कि क्रिसी के पास जरूरत से ज्यादा बैल हैं | 
कोई वैल बिना जोत नहीं पाते हैं | अतः . अतिरिक्त परिश्रम केवल 
उन्हीं के वैलों को होता है जिनके पास खेत के अनुपात से त्रैल कम 
: हैं। लेकिन किसी राष्ट्रीय समस्या को हल करते समय ठुमको अपवादों 


जहर समग्र ग्राम-सेवा की ओर: 


को नहीं देखना है | हमें तो औसंत स्थिति को देख कर: हीं विचार: 
करनी हैं| अगर. प्रान्त भर के कुल बैलों का हिसाव लगाओ तो" 
देखोगी कि समस्या: यह नहीं है कि हम  बैलों की संख्या किस ग्रकारः 
बढ़ावें; वल्क्रि यह है कि जितने-ब्रैल हैं उनकों काम क्या दिया जाय | 
यही. क्रारण. हैं कि मैंने अपनी योजना में प्रति आम ६० बैलों केः 
स्थान पर ७४ वैल रखने का प्रस्ताव किया है। और उतने में ही 
किस-तरह हमारा काम पूरा हो जाता हैं, उसका भी हित्ताव बताया 
है । बैलों की कर्म शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जाय और नस्लन्सु॒घार 
के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, यह'मैं पहले भी लिख चुका 
हूँ | विस्तार से इस सवाल पर भी प्रकाश डाल चुका हूँ कि दूध के 
लिए भैंस और जोतने के लिए बैल रखने से हमारा काम चलेगा या 
नहीं | इस मश्न पर मैंने अपनी निश्चित राय- जाहिर कर दी है । 
तदनुसार अपनी योजना में प्रति ग्राम की मेँस की संख्या घटाई है | 
आज जहाँ. एक गाँव में औसत ३५ मैंसें हैं वहाँ मैंने २४ ही रक्ली 
हैं। यह मी व्यावहारिकता के नाते मौजूदा परिस्थिति से समझौता ही' 
किया है। कोशिश इस बात की करनी होगी कि यह संख्या भी कम 
हो जाय | प्रान्त में चरने के लिए कितनी कम भूमि है, मालूम ही 
है। खेती में का कितना हिस्सा जानवरों के लिए छोड़ा जा सकता है,, 
यह भी छुमने देखः लिया । अब बताओ भैंसों के उपरान्त कुल गौश्रोंः 
को रख कर क्या खिला कर जिलाओगी | गौशओओं की ठीक से न 
जिला सकने से अच्छे व्रेल मिलना श्रसम्भव है | 

देने बाली गौशथों की संख्या बढ़ने पर गोजाति की आबादी तो बढ़ेगी; 
घटेगी कैसे ? हाँ, यह सवाल कुछ जटिल जरूर है ओर इस वियय में” 
प्रयोग की काफो गुजाइश है| आजकल विशेषज्ञों की राय अलग- 
अलग है | कुछ लोगों की राय में ञ्राम के औसत दुंध की बृद्धिःदो- 
त्तरद से हो सकती है, उचित आहार से और दूष देने की अवधि की 


४5७62: ७55 वय 754552245 57४५7 ७2223  २ 3३7 आकर कक कं 
६42 के क्‍िौ+-+ 


जमीन का बेटवारा..._ ६६४९ 


वृद्धि करके | अगर दूध देने की अवधि बढ़ती है तो गौएँ आज जिस" 
हिसाव से बच्चे देती हूँ उसमें कमी हो जायगी | कुछ लोग कहते हैं 
कि दूध देने की अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती । मेरे जैसे सामान्य 
आम-सेवक के लिए. इन विशेषज्ञों की राय का विचार करना मुश्किल 
है। इस प्रश्न पर मेरा निजी अनुभव भी विशेष झुछ है नहीं। 
लेकिन अ्रगर हमें देहातों के आ्िक प्रश्नों को हल करना दे तो 
पशुओं को आबादी सीमित करनी दी पड़ेगी। इसके लिए भावी" 
राष्ट्रीय सरकार को विशेष रूप से प्रयोग करना होगा । दूध 
देने की अवधि बढ़ा सकने पर तो स्वभावतः पशुओं की संख्या 
कम होती जायगी । मालूम नहीं इस लड़ाई ने क्या परिस्थिति पेदा 
कर रक्‍्खी है। अखबारों में फोजों के खाने के लिए बैलों की हत्या के 
विरुद्ध आन्दोलन देखने को मिल रहा है। सम्भवतः लड़ाई के बाद 
हमको दूसरी स्थिति का सामना करना पड़े | उस समय ब्रैलों की 
अधिकता के स्थान पर सम्मवतः कमी ही हों। अतः इस विपय पर 
कोई निश्चित योजना की कल्पना करना इस समय सम्भव नहीं |# 

बाग जंग ल--ऊपर बताये हिसाब से हमने अनाज, तेल, मीठा 
और दूध की आवश्यकता पूरी करने की चेश को । फल और लकड़ी 
की समस्या बाकी रहती है। दम प्रति गांव ५६८ए मन फल की 
आवश्यकता है । वैसे तो बहुत किस्म के फल इस प्रांत में दो सकते हूँ 
लेकिन आ्रामतौर से निम्नलिखित फल से हमारा काम चल सकेगा ;--- 

आम, कटहल, पपीता, गूलर, खिन्नी, फालसा, खजूर, जामुन 
लीची, वेल, आंवला, बैर, नाशपाती, अमरूद, केला, महुआा, नीचू,. 
अनार, आड्‌, इत्यादि | 

इनमें पपीता, केला, वेल आदि लोग अपने घर के साथ लगा 


#लड़ाई में काफ़ी गोघन नष्ट हो जाने के कारण और आज 


उत्पादन बढ़ाने के लिए अ्रधिक अच्छी खेती की आवश्यकता होने 
के कारण अनेक स्थानों पर बैलों की कमी मदसूस हो रही है । 


६२ समग्र आम-सेवा की ओर 


सकते हैं | बाकी के लिए. वाग की आवश्यकता है । मैं सममता हूँ 
आज जितने बाग हैं उन्हें ठीक करके और घरों के. साथ थोड़े पेड़ 
लगाकर फल की समस्या हल हो सकेगी । इसके लिए अलग बढ़ती 
जमीन की आवश्यकता नहीं है | फिर भी दो एकड़ प्रति ग्राम .फल के 
'के लिए और अलग करना ठीक होगा । | 

पिछले पत्र में भोजन-सामग्री की तालिका देखने से मालम 
होगा कि खाना बनाने के लिए करीब ६०० ०) मन की लकड़ी की 
आवश्यकता प्रति ग्राम हर साल होगी | इसके अलावा . मकान बनाने 
के लिए तथा घरेल असब्रात्र और उद्योग के ओजार के लिए. लकडी 
भी चाहिए | आज प्रान्त के कुज्ञ क्षेत्रल ५८५० जमीन पर जंगल 
मोजूद हैं| इस हिसाब से कुल जंगल का क्षेत्रफल ६१६२ वर्गमील +- 
. ३६,४३६८० एकड़ होगा | काम की लकड़ी के अलावा ईंधन के 
पलिए एक एकड़ से प्रति वर्ष १५ मन लकड़ी तो अ्रवश्य मिल जायगी | 
इस भ्रकार जंगलों से लगभग ६ करोड़ मन ई घन मिल सकेगा । जंगल 
'से दूर के देहातों के लिए तो स्थानीय व्यवस्था लकड़ी के लिए करनी 
होगी | अश्रब देखना है -देहातों में प्रति आम ऐसी कितनी जमीन है 
एजिस पर जंगल लगाया जा सकेगा । पिछले पत्र में मेने जो जमीन का 
हिसाव भेजा था उसमें देखोगी कि खेती के अलावा प्रति ग्राम निम्न- 
लिखित जमीन काम में आ सकती है | 

१--आसानी से खेती हो सके ऐसी जमीन ३२.३ एकड़ 

२--खेती लार्यक परवी # 26: « ४ 

३--खेती लायक ऊस्र... ध्ध्ष्य 
गाँव में जो ६०००५ मन लकड़ी की आवश्यकता, होगी उसमें १०००९ 
सन बाग और खेती के जरिए मिल जायगी | बाकी के लिए बबूल, 
पज्ञाश आदि के जंगल लगाने होंगे | में बवूल लगाने का विशेष पतक्त- 
थाती हूँ । हमारे देहातों में चमडा पकाने के उद्योग का खेती के साथ 
खनिष्ट सम्बन्ध है | अतः गाँवि-गाँव इस उद्योग के प्रसार को विशेष 


जमीन का बटवारा | ६६३. 


सम्भावना है। बबल की छाल चमड़ा पकाने का एक मुख्य साधन 
है | फिर बबल बहुत से ऊसरों में भी हो जाता है | जहाँ बबल न हो 
सके वहां पलाश का पेड़ ई घन का अ्रच्छा काम देता है । मैंने देखा 
है बबूल के पेड़ जो लोग लगाते हूँ वे एक एकड़ में करीब २०० पेड़ 
लगाते हूँ | दस साल में काटकर दूसरे पेड़ लगाने पड़ते हैं| किसान 
तीन साल में एक चार उनकी डालियाँ काट देते हैँ | इस प्रकार 
डालियों से प्रति पेड़ ३९ मन लकड़ी १० साल में मिल जाती है | फिर 
दस साल बाद पेड़ कटाने पर छाल के अलावा ७८ मन लकड़ी प्रति 

ड़ से मिल जाती है | इस तरह दस साल में १०० मन लकड़ी प्रति पेड़ 
से मिल जाती है। पलाश का भी पड़ता करीब उतना ही पडता है' 
केवल उसमें छाल की कीमत नहीं मिलती है | .इस द्विसाव से २००० 
सन लकड़ी के लिए हमें एक एकड़ का जंगल लगाना होगा | इस 
हिसाब से २५ एकड़ भूमि पर जंगल लगाने की आवश्यकता होगी। 
ईंट के भद्दे आदि और काम मिलकर प्रति ग्राम कुल ३० एकड़ भूमि 
पर जंगल लगाना पड़ेगा । यह जंगल जहाँ तक सम्भव हो उन ऊप्तरों 
पर लगाना चाहिए. जहां बवूल पलाशादि लग सके । बाकी दूसरी 
जमीन पर लगाना होगा । 

बस्चत का प्रश्न--अब तक मेंने गाँव बालों की भोजन-सम्बन्धी « 
सामान की आवश्यकता और उसे पाने का मार्ग बताने की चेश की 
है | लेकिन केवल भोजन से ही हमारे जरूरतें पूरी नद्दीं होती | मनुष्य 
मात्र को दूसरी आवश्यकताएं भी तो होती हैं। हमने खाने के विए 
जो हिसाब बताया है दूसरी चीजें भी उसी अनुपात से जरूरी हैं। अन्न 
के बाद बस्र ओर आश्रय पर विचार करना आवश्यक हे | आज भारत 
में प्रति मनुष्य को १३६ गज औसत कपड़े मिलते हूँ । शहर की घटाकर 
१० गज से अधिक गाँव के प्रति मनुप्य को नहीं मिलता। इसके स्थान 
पर मैं चाहता हूँ कि लोगों को निम्नलिखित हिसाब से कपड़ा मिले | 
प्रति बालिग ३२ गज. वाधिक 


च्द्ट्ड समग्र ग्राम-सेवा,की ओर 


“पति लड़का . २० गज... वार्बिक 
प्रति लड़की २२. गज - वाषिक 
95 बच्चा ५ ह हि 74 ड़, 99 95 


बच्चों के लिए मैंने ४ गज की आवश्यकता बताई है [कारण यह-है 
कि खादी की धोती साड़ियाँ -फट जाने पर भी उनके हिस्से बच्चों के 
"कपड़ों में काम आते हैं | मैंने ऐसे-परिवार देखे हैं जो बच्चों के करीब 
सब कपड़े बड़ों के फटे कपड़े मे ही बना लेते हैं | केवल खांस शौकीनी 
“कपड़े . नये- खरीदते :हैं | मेरा अन्दाज यह “है कि पुराने कपड़ों के साथ 
४ गज नये कपड़े से बच्चों का काम अच्छी तरह चल जायगा । इस 
विषय पर ठुम अपनी राय: लिखना | शायद -तुम्हारी राय सही :हो। 
इस हिसाब से गाँव भर के लिए निम्नलिखित परिमाण में .कपड़े-कौ 

आवश्यकता होगी :--- ला 

रघर .ालियों के लिए. ६०२४. गज 


६२ लडकों के लिए "श्र४० ? ' 

६० . लडकियों के लिए श्३५० 2 

६६ . बच्चों के लिए रद 2 - 
ह श्शद न८द गज 


गाँव ओर घर का रूप--गांव में मकान कैसे होते हैं, यह ठुम 
से छिपा नहीं है | वस्तुतः णहस्थी के काम की देखते हुए मेरे ख्याल 
से प्रति मनुष्य को २०० वर्गफुट जगह तो चाहिए ही | हमारे देह्वतों 
में औसत प्रति परिवार ५ प्राणी का होता है | उनके लिए १००० वर्ग 
'फुद जमीन चाहिए यानी देहाती भाषा में एक परिवार को २० हाथ 
चौड़े २५ हाथ लम्बे मकान की आवश्यकता होगी | ऐसे मकान लगमग 
३२५) में बनते है ।ऋसवाल यह हैं कि क्या हमें कुल मकान तोड़कर नये 
बनाने हैं.या जो सकान नये बनें उन्हें अपने- ढ ग से वनवाना होगा | 





#आज १०००) लग जावेंगे। १४-११-३० 


जमीन का बेटव्ारा छह 


वस्तुतः कुल मकान तोड़कर बनाने की कोशिश करना बिल्कुल अ्सम्भव 
ही है | न हमारे पास इतने साथन हैं ओर न हम इस मसले में इतने 
ज्यादा फेसकर दूसरे जरूरी कार्मों में ढिलाई आने देना चाहते हैं। 
फिर भी कुछ मकान ऐसे हैं जिन्हें नये सिरे से.बनवाना ही पड़ेगा । भेरे 
ख्याल से हमें प्रति ग्राम कम से कम ३० घर नये बनवाने होंगे। नये 
घर बनवाने के साथ-साथ पुराने घरों तथा गाँव के रूप का भी सुधार 
डोना चाहिए | पहले एक पत्र में मकान बनाने के तरीकों की आलोचना 
करते हुए मैंने बताया था कि आज के श्रामों की सतह पानी निकलने 
के लायक नहीं है| कहीं ऊँची, कहीं नीची | क्रमशः ई टों के व्यवद्र 
से यह सतह हमें ठीक करनी होगी। # फिर मिट्टी लेने के लिए ग्राम- 
पंचायत की ओर से गाँव के पास निश्चित स्थान निर्दिष्ट कर देना 
' होगा | लोग मिट्टी उसी स्थान से लें जिससे वह स्थान तालाब का 
रूप ले सके । एक अलग योजना बनाकर धीरे-धीरे गांव के अन्दर के 
गडढों को पाय्ते जाना चाहिए। पाठने के लिए नियम बना देना 
चाहिए कि जब कोई भी मकान मरम्मत करें या गिराकर दूसरा बनावें तो 
उनके मलवे को गडढ़ों में ही.डालें न॒कि श्राज कल की रीति के अनुसार 
जहां पर टूटे चह्“ाँ ही फैला दे | अगर संघटित रूप से किया जाय तो मेरी 
निश्चित धारणा हैं कि यह काम १०-१२ साल में पूरा हो सकता है| 
दूसरी वात यह है कि हमारे मकानों का नक्शा इस ढंग से 
बनाना होगा जिससे वे हमारी योजनानुसार व्यवस्था के अनुरूप हां | 
यानी वे स्वास्थ्यकर, हवादार हों; नहाने शरीर बत्तेन माँजने आदि 
पानी के काम के लिए. उचित प्रबन्ध हो; खिड़की के पास थोड़ी जमीन 
हो जहाँ ह्लियाँ स्वच्छुंद बैठ सके; थोड़ी तरकारी, फेला, पपीता आदि 
के पेड़ लगा सकें; दरवाजे के सामने थोड़ी जमीन उठने-बैठने के लिए 
हो; एक नीम का पेड़ लगा सके ओर थोड़ चबूतरा बन सके । गाँव के 
किसी केन्द्रीय स्थान पर पाठशाला, कब्र तथा पंचायत घर का प्रबन्ध हो। 
“77 इसे के मकान आज की स्थिति में लाभकारी न होंगे | 


न नमक चयन ऑल हब 





६६६ ह . समग्र ग्राम-सेचा की ओर 


इसके साथ ही कुछ जमीन होनी चाहिए | पशुओं को घर से अलग 
रखने की बाबत मैंने पहले लिखा था। अच्छा हो, सहयोग के आधार 
पर एक तरफ सम्मिलित मसवेशीखाना' हो, नहीं तो घर से अलग 
पशुओं के रहने का स्थान हो जिससे घर की वायु दूषित न होने पावे ॥ 
आम-उद्योग के प्रसार के साथ-साथ सभी गांवों में काफी उद्योग का 
काम चलेगा | उद्योगशाला के लिए भी निश्चित स्थान होना 
चाहिए. | जब सब बड़े बच्चों को पाठशाला में भेजेंगे ओर स्त्रियों केः 
लिए पूरे समय का काम निर्धारित-कर देंगे तो बच्चों के लिए शिशु-विह्यर 
, बनाना आवश्यक होगा । इसके लिए गाँव में कोई केन्द्रीय स्थान होनाः 
चाहिए. जो सभी घरों से समान दूरी पर हो | इसी प्रकार अनाज के. 
खल्िहान तथा खाद के घूरों का स्थान भी निश्चित होना चाहिए. | इन 
कामों के लिए प्रति आम लगभग २४ एकड़ जमान की आवश्यकता होगी |. 

- अन्य आवश्यकताएँ--अन्न, वद्ध और आश्रय के अलावा 
समाज-जीवन में और वहुत सी आवश्यकताएँ हुआ करती हैं। हमें: 
यह भी सोचना है कि एक परिवार को शारीरिक, मानसिक और 
वोद्धिक संतोष के लिए साधारणतः क्या-क्या साधन की जरूरत पड़ती 
हैं। मैंने एक तालिका बनाई है | उसे तुम्हें भेज रहा हूँ | उसमें बस्तर: 
का दाम खादी के हिसाव से शामिल किया है । 

भोजन के अलावा एक गाँव की कुल्न अन्य आवश्यकताएँ 


कपड़ा ११८४८ गज दर ॥) प्रति गज ७६६००); 
ऊनो कपड़ा ४५) प्रति परिधार के हिसाव से .. ४७०) 
पिलाई एक रुपया साढ़े नो आने प्रति परिवार १५०) 
सकान सरम्सत १५९ प्रति परिवार १४१०) 
के 99. 99 
क्तंन ह ३॥) १२६) 
अनुष्ठानादि 8) 2 7 (०, ॥ ६४०) 
स्थाध्य्य, सफाई; व्ंगार १५) 2 ? १४१०) 


शिक्षा. ४०) ? ? ३७६०) 


जमीन का बेटवारा ६६७ 


विवाद्गदि १५) प्रति परिवार १४१०) 
विनोद >% ४८ # ह ५०) 
असवात्र ४ १)ऊ> » ४७०) 
रोशनी तेत् ८२६ दर १ २) प्रति मन १०२०) 
विविध ५) प्रति परिवार ४७०) 
जूता ३४० जोड़ा १॥ साल के लिए २२७ जोड़ा 
दर १) प्रति वर्ष २२७) 
चनन्‍्दा ग्राम-समिति १२०) 
पुस्तकालय २५) 
आकस्मिक १०) प्रति पत्चार । ६४०) 


कुल जाड़ २११,६१।०)- 
इसके साथ भोजन-सामग्री का दाम जोड़ने से गाँव भर के प्रस्तावित 


/ 


खर्च का अनुमान किया जा सकेगा। उसका हिसाव इस प्रकार है |. 


सामान तौल दर दाम 
आदा गेहूँ ४१२९ ३।) १३४२)॥ 
9 जवें २२६९ २॥०) ६०१४) 
». ज्वार ४.० २॥-) १३१) 
५. बैंजरी १००९ २॥।>) र८७॥): 
» डजुन्दरी ६३९ २।) १४१॥॥) 

जुन्हरी ७६६ २) १५२) 
चावल ६४४९ ३॥) २२८६) 
साँवा १००९ १॥) १५०) 
कोदो १०१९ १॥) १५ १॥) 
चना र्८&५ ३) प६७) 
मदर १५४०९ २) ३७२) 
दाल अरहर १२४5 ४) ४०) 
दाल उर्द ६०९ ४) ३६०) 

डे 


द्ध्द समग्र ग्राम-सेवा की ओर 
"चाल मूँग हे४ष ४) १४०) 
सरकारी श्ड्क्न्क ' १॥) २१८७) 
मसाला रे४ -. प्प) २७२) 
'नमक ७२ २॥) - श्८०) 
शुड़ २० ० ४) प्प्० ०) 
चीनी क्ष्प्प | ६) ६२१) 
“फल घ्द्धु ४) २६७६) 
तम्बाकू मा १६ ५) . ६७॥) 
सेल १२७ १५) १६१२॥।) 
घी ' ७्रु ४०) र्द८०) 
पूणु दूध ६२७ ४) २५०८) 

. अपूर दूध . १५२७॥( १॥) २२६१) 
खटाई ह पक १०) १६५) 
गोश्त आदि ८०९ २॥) २००) 
 ्वकड़ी - घ्ध्द्रु |) _ १४६५॥।) 


* जोड़ रष्द२५००) 
इस ग्रकार गांव भर के लोगों का "कुल ख्च २११६१॥०)-+- 
रध्८३५०)-:४६६६६॥) यानी नयी योजना के अनुसार प्रति परिवार- 
का खर्च ५००) वार्षिक होगा |# किसानों के खेती सम्बन्धी, दूसरे 
खद्योग में काम करने वालों का व्यापार खर्च तथा लगान कर आदि . 
इसके अलाबा होगा | इसके साथ ५४ किसान परिवारों के खेती के 
जउयय का हिर्ाात्र की ठुलना करने से स्थिति स्पष्ट हो जायगी | 
किसान की आसदनी-खच--इस पत्र के साथ खेती से कुल 
वैदावार की तालिका भेजी है। उनमें से साढ़े सात सैकड़ा सामान बीज 
में/चला जायगा। वाकी सामान, दूध-वी तथा घरों में जो फल की 
#अआज क सामान के दर और साधनों को देखते हुए कम से कम 
१५४००) चाहिए । | ३ क १ 


जमीन का वँटवारा ६६६ 


उत्पत्ति होगी उससे कुल मिलाकर ३९ ३६६) किसान को साल भर में 
मिलेगा | इसके अलावा इन परिवारों की कुछ दूसरी आमदनी भी इस 
अकार होगी | चर्खा--२३८ स्त्रियां २७॥॥$ ६ नं० के सूत की । 


मजदूरी दर ३॥) सेर २७७५) 
चर्खा--स्कूल में ७१ लड़कों का २३० दिन का १३॥५४५ १३८७। ) 
ईू ट--३,००३००० की मजदूरी दर १०) ४००) 

अनाज हुलाई १२८ गाड़ी श्र) 

, कीमत मरे हुए जानवर ६३४॥) 
लड़कों की मजदूरी खेती में १००) 

५४२५) 

खेंती आदि में आमदनी __ ३१३६६) 

३६७६४) 


इस प्रकार से किसानों के प्रति परिवार की आमदनी ६६६) 
होगी । इसमें से उनकी खेती सम्बन्धी निम्नलिखित खर्च घटेगा-- 
हल, रूट तथा खेती के औजार ७) 


द्रैल में ता ५॥॥) 

गाय . ह॥) 

भैंस २) बैल, मेंसा, गाय 
लगान व कर हि ॥ *+३१॥ तथा भैंस के लिए. खर्च 
झगड़ा मुकदमा झादि ४) | क्षा हिसाव जोड़ते समय 
हे हा इनकी आयु दस साल 
2, श) मानी गई ई | 

पजर्व १२॥) 

घरेलू नौकर नौकरानी .. २५) 

नाई धोबी १ २) 


मम की 52:42 
जाड़ १००) 


५ 5 22 ८  ५ंमवाकि: जिचिटी- कब, 


छ००... ह समग्र आम-सेवा की ओर 


'इस तरह सब खर्च काट कर एक किसान परिवार की आमदनी 
' ४६६) और घर खर्च कुल ५००) वार्षिक होगा-। इसमें से सूखा वाढ़ 
. आदि दुर्घटनाओं के लिए ६) और सुरक्षित करने पर भी ६०) वचता 
है | यह रकम पू'जी-खर्च के काम आयगी | पू'जी खर्च किस कार 
से होगा इसके ब्योरे पर उस समय प्रकाश डालूँगा जब पू'जी के 
प्रश्न पर विचार करना होगा | फिलहाल इस रकम को यहाँ ही छोड़ना 
ठीक होगा ।# 
आंचयादी का वे टवारा--हर गाँव में ६४ परिवार की बस्ती होती 

है। हमने अब तक ५५ परिवारों के लिए अपनी कल्पना के अनुसार 
समाज में सुख-शान्ति से गुजर करने की व्यवस्था किस प्रकार से हो. 
सकती है, उसकी रुप-रेखा बनाने की चेश की | तुम पूछोगी,' बाकी 
३६ परिवारों का क्‍या होगा ! हाँ, बाकी लोगों को भी ऐसा काम 

मिलना चाहिए. जिससे वे भी किसानों के समान स्थिति में रह सके | 

# यह आँकड़े पिछले महायुद्ध के पहले के भाव से आँके गये हैं | 

आज किसान की हालत में कुछ परिवर्तन हो गया है। किसान जो. 
सामान खरीदता है उसके दाम जिस अनुपात से बढ़े हैं उस अनुपात 
से किसान के अनाज के दाम अधिक बढ़े हैं। अतः आज उनकी 
हालत पहले से अच्छी है। लेकिन यह अस्वाभाविक है | उसका 
कारण यह नहीं है कि आज जमीन और आबादी के अनुपात में कुछ 
खास फक है किन्तु लड़ाई के कारण ओर उसके वाद के राष्ट्रीय ” 
सरकार द्वारा पूजीवादी केन्द्रीय उद्योग यालने, के कारण . पहले जो 
जमीन खाद्य उत्पादन में जोती जाती थी उसमें वहुत अधिक मात्रा में 
जमीन औद्योगिक कच्चा माल पैदा करने में लगी है | इश्व पुस्तक में 
दी हुई योजना के अनुसार समाज-रवना हो जाने से किसानों: की 
हालत में बहुत अन्तर नहीं आएगा । लेकिन आज की अस्थायी तथा 
अस्वाभाविक स्थिति के कासर्ण यहाँ बताई हुईं हालत से किसान 
आजकल कुछ अच्छी हालत म॑ हैं । 


आम-उद्योग तथा अन्य पेशे ७०१ 


खेती के अलावा निम्नलिखित विभागों के काम और हैं :--.. 


१--उद्योग, ७--घरेलू सेवा, 
२-नयातवायात, ८--वैद्य, डाक्टर, हकीम, 
३--जंगल, ६--अ्रध्यापक, 
४--बागवानी, १०--सरकारी नोकर, फौज तथा 
५--सड़क मरम्मत, अन्य पेशा, 

5&--व्यापार, ११--विविध फुटकर काम 


अब प्रश्न यह उठता है कि ३६ परिवारों को इन कामों में किस 
तरह बाँटने पर सब को सन्तोषजनक काम मिल सकेगा | इन प्रश्न 
पर फिर क्रिसी दिन विचार करूँगा | इस पत्र को इतनी तालिकाओं से 
भर दिया है कि इतने पर विचार करने में तुमको काफी समय लग 
जायगा, अ्रव और ज्यादा बोक डालना ठीक नहीं होगा [| अ्रतः आ्राज 

विदा होता हूँ | सबकी नमस्कार । 

[ रे ] 
श्राम-उद्योग तथा अन्य पेशे 
२६--६---४४ 
पिछले पत्र में किसान परिवारों के अलावा बाकी ल्ोक-संख्या को 
ईकरेस तरह काम में लगाया जाय, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने का 
वादा किया था। विभिन्न कार्यक्रमों के नाम भी भेजे थे । इस पत्र में 
उन कार्यक्रमों पर थोड़ा-थोड़ा करके अपना विचार प्रकट करने की 
चेष्टा करूँगा। वस्त॒ुतः संसार में जितने प्रकार के उद्यम हैं उन्हें 
अधानतः दो श्रेणी में बॉँठा जा सकता है। (१) उत्पत्ति और (२) 
सेवा । खेती, बागवानो, जंगल उद्योग आदि काम प्रथम श्रेणी के, 
ओर यातावात, व्यापार, घरेलू सेवा, वैद्य, डाक्टर, दकोम, अध्यापक, 
सरकारी नौकर, फौज तथा अन्य पेशे समी जनसेवा श्रेणी के अ्रन्तर्गत 
कहे जा सकते हैं। खेती और उद्योग दोनों एक दो श्रेणी की चीजें 
#। अतः खेती के बाद उद्योग परही विचार करना ठीक होगा । 
१५६ 


७७२ समग्र आम-सेवा की ओर 


पहले किसी पत्र में मैंने उन उद्योगों की एक तालिका - लिख भेजी थी 
जो प्रधानतः याँवों में. चल सकते हैं | आशा है, वह तालिका तुम्हारे 
पास भोजूद होगी | उनके अलावा कुछ स्थानीय उद्योग भी होना 
सम्भव है। लेकिन वे बहुत थोड़े होंगे । सब से पहले हमें उन उद्योगों 
पर विचार करना चाहिए जो खेती से विशेष सम्बन्धित हैं या जो 
भोजन-सामग्री के काम के हों | तेल' घानी, चीनी वनाना तथा अंडा 
मछली-गोश्त का काम ऐसा काम है| | 
१--तेले घानी--खेती की पैदावार की ओर देखने से मालूम 
होगा कि हमारे प्रान्त के प्रति ग्राम के तेलहन की उत्पत्ति (बीज काट 
कर) वार्षिक. ६६१९ मन है| रोशनी के लिए नीम आदि के८# तेल 
की आवश्यकता होगी यानी करीव २५०९ नीम के बीज की पेराई 
करनी है | इसके अलावा साबुन के लिए भी तेल चाहिए | ठीक तरह 
से सफाई रखने के लिए प्रति परिवार को मासिक २ सेर साबुन तो लग - 
ही जायगा । इस तरह गाँव के खर्च के लिए.दमें वार्षिक ५६९ साबुन 
चाहिए. | शहर के लिए २० सैकडा अधिक उत्तत्ति करनी है यानी प्रति 
ग्राम ६७६ साबुन बनाने की आवश्यकता है। इतने साधुन के लिए 
१००९ के करीब महुआ, गरी आदि तेलहन से तेल निकालना पड़ेगा | 
इस प्रकार हमें हर गाँव के लिए. ६४१९ तेलहन पेरने की व्यवस्था 
करनी है | तुमने सगनवाड़ी की घरानी का काम तो देखा ही है | वहाँ 
एक धानी से प्रांतदिन १९ तेहलन पेरा जाता है। इस तरह ढाई 
परिवार तेल पेरने के काम में लग सकते हैं । 
२--चीनी बनाने का काम--हमारे प्रवन्ध से ४६२।| मन राव 
प्रति ग्राम तैयार होगी | इतनी राव से चीनी बनाने के लिए १ परिवार 
का ४ माह का समय लग जायगा | ठुमको मालूम है कि चीनी का 
काम पूरे साल भर नहीं होता | अतः एक ही परिवार को घानी और 
चीनी का काम बताया जा सकता है | इस हिसाव से प्रति आस ५. 
(आधा) परिवार से चीनी का काम हो सकता है। ह 


ग्राम-उद्योग तथा अन्य पेशे छण्हे 


३--गोश्त, अंडा, मछली आदि का काम--गाँव वालों की 
खाद्य-पामग्री की तालिका में इस प्रकार की भोजन सामग्री का खर्च 
पूरे गाँव के लिए २००) बताया गया हैं। एक पारिवार के गुजर के: 
लिए ५००) चाहिए | अगर दो गाँव में एक परिवार इस काम में रहे 
तो उनकी आमदनी निम्नलिखित रूप से होगी । 


मछली आदि श्ण० 2 २ सर ३६०) 
चर्खा ४ कल ६०) 
लडकों का चर्खा (८ लक २०) 
विंघाडा आदि फल का ७०) 


इसी प्रकार गाँव के कपड़े ११८४८ गज और शहर के हिस्से के ३३१७ 
गज मिलाकर १५१६५ गज कपड़े बुनने होंगे। अगर एक परिवार 
सप्ताह में ६० गज घुन सके तो इतने के लिए ६ परिवारों की 
आवश्यकता होगी | इस तरह दर उद्योग की आवश्यकता की जाँच 
करके हिसाब करना होगा कि किस उद्योग में प्रति ग्राम कितने परिवार 
लग सकते हैं | इसके लिए. सही हिसाब तो भविष्य में राष्ट्रीय सरकार 
स्थिति की जाँच करके ही बना सकेगी | संकेत रूप से मेंने जो द्िसाव 
बनाया है उसका व्योरा इस प्रकार है : -- 


उद्योग सं० परिवार उद्योग सं० परिवार 
तेल घानी २.५ दरी कालीन "२५ 
चीनी का काम ५... सिलाई ३ 
बुनाई ६.०. अंडा मछली गोश्त न 
साबुन «६६  रंगाई छपाई ब्ण्प्‌ू 
कागज “5 सींग का कास "प्प, 
चमड़ा सिकाना “२ वाघ रस्ती आदि का काम हम 
सरेस ताँत, जूता आदि ५ दिवासलाई बनाना. «४ 


स्थ्ाज के हिसाव से १५००) | 


१9०४ 'समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


लोहारी /१.४.. रोशनाई बनाना »०२ 
'बढ़ईगीरी १,५. शीशा चूड़ी आदि ०५. 
भेड़ पालना कम्बल बनाना १.०. ठठेरी हे +. 7 २० 
कुम्हारी ५. सोनारी - «०६ 
पैसिल बनाना «००५ तसोली . *०पू 
चबाँस बनाना «००५ बारी . "०२ 
संगतराशी २ राजसिल्री.... ३० 
माली दवा जड़ी-बूटी ०.५. अन्य उद्योग ... १,०० 
पा खाद बनाना .. मै ० 

_ हझ्ष्छया 


. इसके उपरान्त बागवानी तथा जंगल. में २.१५--३,५८-६ परिवार 
लगेंगे | इस हिसाव से उत्पत्ति के काम में कुल ८०,७६५ परिवार लग 
जायँंगे | ु - 

हमारी योजनानुसार जब लोगों की आर्थिक दशा सुधरेगी तो 
जन-सेवा श्रेणी का काम भी बढ़ेगा | अपनी आवश्यकताओं को देखते 
हुए मैंने इन बातों को निम्नलिखित रूप से बाँटने का सोचा है। 





काम प्रान्त की आबादी. भेरे प्रस्तावित 
का मोजूदा अनुपात परिवार (केवल 
प्रतिशत (१६३१) गाँव के) 
यातायात ब्ष “२०५ -परिवार 
घरेलू सेवा (नोकर, चाकर ५, 
घोबी १, नाऊ १) | र्‌ 9,० 95 
व्यापार ४.७ ६.० | 
वैछ, हकीम, डाक्टर. ः. + 
अध्यापक, सरकारी ; | ६.५ !। २५ 3$ 
नोकरी फौज तथा अन्य पेशा २० 
विविध | र्प, न्दे 99 - 


हू जोड़ १३,२०४ + 


आम-उद्योग तथा अन्य पेशे छत्पू 


ऊपर बताये दिसाव के अनुसार गाँव की कुल आबादी का काम 
निश्चित हो जाता है। तुम कहोगी कि गाँव की कुल आबादी इस 
श्रकार के कामों में फैंस जाती है तो बड़े उद्योग, जो केन्द्रीय व्यवस्था 
से दी चलना सम्भव हैं, किस तरह चलेंगे। उनके लिए आदमी कहाँ 
से आवंगे। तुम्हारी ऐसी शंका स्वाभाविक है। लेकिन बुनियादी 
आवश्यकता की सभी सामग्री की ग्राम-उद्योग द्वारा उत्पत्ति होने पर 
आज की शहरी आबादी सब खाली हो जायगी | उनकी तादाद इतनी 
काफी होगी कि बड़े उद्योगों की जरूरतें पूरी हो जायेगी अ्रतः हमको 
इसकी विशेष चिन्ता नहीं है | 

मशीन वनास हाथ का उद्योग--अमभी यहाँ कुछ जेल के 
साथी बैठे थे । थे मेरी कल्पना को देखकर हँसते थे। उनका कहना 
था कि “आज के वैज्ञानिक ओर मशीन युग में थ्राप यह क्या 
अस्ताव करने जा रहे हैं । क्या आप मनुष्य समाज को फिर 
२००० वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं १?” तुम ऐसी बात तो नहीं कद्दोगी 
सेकिन चारों तरफ एक ही आवाज सुनकर कहीं तुम्हारे मन में भी 
सन्देह पैदा न हो जाय | भाई, में मानव समाज को २००० वर्ष पीछे 
नहीं ले जा रहा हूँ । मैं केचल उसे उस दलदल से निकालना चाहता 
हूँ जिसमें वह फेत गया है | मशीनों के उद्योगों के कारण समाज जिस 
बेकारी और गुलामी में फँस गया है' उससे निकलने का एक मात्र 
उपय आम उद्योग ही है, यह मेंने पहले एक पत्र में ज्िखा था | अगर 
स्वाउलम्बन के बुनियादी उसूलों को छोड़ भी दे तो भी परिस्थिति का 
तकाजा यही है कि हस ग्राम-उद्योग से ही अपनी उत्पत्ति करे । आजकल 
दाध्तविक स्थिति के वैज्ञानिक विचार की बात बहुत सुनी जाती ह । 
देखना यह है कि भारत की आबादी की वास्तविक स्थिति क्या है और 
उस स्थिति पर वैज्ञानिक विचार हमको कहाँ ले जाता है। मैंने पदले 
कहा है कि भारत की आबादी, भूमि, तथा ऐतिहासिक परम्परा दूसरे 
देशों से भिन्न है । हम कोई योजना बनायेंगे तो उसे अपनी झावादी 


छण्पे. ह .. समग्र ग्राम-मेंवा को ओर 


की स्थिति की दृष्टि से ही बनाना होगा । अगर हम उद्योगों को 
मशीनों से ही चलाना चाहे तो अपनी उत्तत्ति के लिए. कितने आदमी 
चाहिए उसका हिसाव कोई बतला सकता है १ अभी जो वम्बई योजना: 
का बहुत प्रचार हैं उसमें उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि खेतों 
से.३०५७ आबादी निकाल ली जायगी । उन्होंने भी ईसे बात का 
ख्याल नहीं किया कि उनकी बताई आवश्यकता के लिए जितनी 
उत्पत्ति की आवश्यकंता होगी उतनी उत्मि वर्तमान सुधरी हुई 
मशीनों द्वारा करने में खेती से निकली कुल सच्ष॒भ जन-संख्या पूरी 
' तौर से लग जायगी या नहीं । क्र जब मशीनों के दी सिद्धान्त र- 
अपनी आर्थिक व्यवस्था का आधार बनाया जायगा वो स्वमाउत: 
खेती भी मशीनों से ही करनी होगी; और आधुनिक आअर्थशास्त्री की 
राय भी यही हैं। उस हालत में बाकी आबादी, जो खेती के लिए. . 
छोड़ी जा रही है उसको पूरा कर, मिलेगा या नहीं, इसका जताई 
कोई निश्चित रूप से हिसाव लगाकर नहीं देता है। यह कहां गीः 
सकता है कि फिलहाल खेती का साधारण छुघार करके हम केबल 
उतत्ति ही बढ़ायेंगे और उद्योग के काम मशीन से करेंगे; फिर -समय 
आने पर खेती भी मशीनों से करने की समस्या पर विचार करेंगे | 
लेकिन उत्पत्ति बढ़ाने के लिए कुछ साधारण उुवार खेती के वरीके. 
में करना ही होगा | आज के प्रकार में बहुत सामान्य सुधार करके. 
ही आज की खेती में कितने आदमी चाहिएँ, उसकी मार्सिक हाजिरी: 
की तालिका मैंने पिछले पत्र के साथ हुमकों भेंजी थी । खेती की उसीः 
गति के अनुसार ही, दूसरे उद्योगों के न होने पर; प्रति कार्यकर्ता ४ 
एकड़ जमीन की खेती कर सकता है। भारत में लगभग श्८ करोड़ 
एकड़ में खेती होती है | मौजूदा आवादी को नया खेत ग्राप्य नहीं; 
यह मैंने पहले ही बताया है। जो कुछ जगह है भी उस पर जंगल; 


बाग और नई बढ़ती आवादी के लिए. भोजन की कीमे मुश्किल से 
श् खेती: 


ही पूरा होगा | अतः वचतमान स्थिति में ७ करोड सक्षम आदमी खेती: 


ग्राम-उद्योग तथा अन्य पेशे ७०७ 


के लिए आवश्यक हैं। सन्‌ १६४१ की म्मशुमारी के अनुसार 
भारत की कुल आबादी ३६ करोड के करीब है, जिसमें वृटिश भारत 
में ३० करोड है। हमारे यहाँ १५ से ५४ साल तक के लोग सक्तुम 
कहे जा सकते हैं। वैसे तो बहुत से पंडितों की राय से ४० वर्ष तक 
ही भारत के लोग सक्षम रहते हैं | लेकिन ऐसा होना समाज की रोगी 
अवस्था ही मानी जा सकती है | फिर कितनी उम्र तक सक्षम है इसके 
भगड़े में पड़ने से क्या लाभ | अगर ४० वर्ष तक ही सक्षमता की 
उम्र मानी जाय तो उसके ऊपर वाले भी वेकार तो रहेंगे ही। हमको 
यह देखना हैं कि हम कितने आदमियों को काम दे सकते हैं शोर 
कितने वेकार वाकार आदमियों की कमाई यर बोक बनकर पड़े रद्दते 
: हूँ | यह वोक सबल आदमियों का है या पंशुओ्ओों का, इस बहस में 
पड़ने से स्थिति कुछ बदल थोड़े ही जायगी ? में तो १५ से ५४ साल 
तक के लोगों को सक्षम मानता हूं। खेती के काम में तो मैंने ६० 
वर्ष तक के लोगों को सक्षम माना है। भारत की उम्र के अनुपात से 
हिसाब लगाने पर मालूम होता है कि यहाँ कुल २१ करोड़ सक्षम 
स्रो-पुरुष हैं| ७ करोड़ खेती में काम करने वालों को काटकर १४ 
करोड़ को उद्योग में काम देना होगा। अगर मशीन से उत्पत्ति के 
काम में इतने लोगों को लगाना चाहोगी तो जो माल पैदा होगा 
उत्की खपत कहां होगी ! संसार में पाँच ही सुल्क अपनी ओंद्रोगिक 
उसत्ति से सारे संसार के बाजारों को घेरे हुए हँं। केवल संसार के 
बाजार घेरे हुए हैं, ऐसी बात ही नहीं | बीच-बीच में उत्तन्न सामग्री 
को नष्ट करके अतिरिक्त उत्पत्ति की समस्याओं को भी इल करना पड़ता 
है | ये पाँच बड़े देश हैं-- ८ बृठेन, संयुक्तराप्ट्र अमेरिका, जमनी , 
फ्रांस और जापान | इन देशों के तमाम उद्योग व्यापार व यातायात 
मिलाकर कितने आइसी काम करते हैं जानती हो १ नीचे के द्विसाव 
से उसका पूरा व्योरा मालूम हो जायगा :-- 


प०८ . । समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


ओद्योगिक देशों के श्रमिकों की संख्या 


. * नाम्र देश उद्योग में लगे श्रमिक व्यापार तथ 
यातायात में लगे श्रमिक 

ग्रट वृट्टेन ६१,४१,८० ७. ४०,००,००० 

ह युक्तराष्र अमेरिका ' १४, ७०,६०० न्‍ १,२०,००,००० 
जमनी १, २२,४६,२०० प२,००,००० 
ऋसि छ९, १४, ८०० २६,००,००० 
जापान प४७,१७,४०० ३,००,००० 

ह जोड़ प,०६,६८५,६ ० ० २,४२३२,००,००० 





कुल जोड़ ७,५६,६८,६०० 
यह हिसाब दस साल पहले का है । बाद को लड़ाई की तैयारी 
के लिए कुछ आदमी और बढ़े होंगे । अब उद्योग, यातायात और 
व्यापार: मिलाकर कुल ७,५६,६८,६०० आदमी की उत्पत्ति की 
समस्या हल करने के लिए आज दिंसा का इतना बड़ा तांडव हो रहा 
है तो भारत के १४ करोड़ आदमियों की उत्पत्ति संसार को कहां ले 
जायगी, उसकी कल्पना तो करो |# 
#आज देश के सभी नेता देश की आबादी को किस तरह काममें 
लगाया जाय इस चिन्ता में लगे रहते हैं | वे रह रह कर अपने समाज 
कहते हैं कि देश की बढ़ती हुई वेकारी की समस्या को हल करने 
के लिए व्यापक दृष्टि से शह उद्योगों को संघदित करने की आवश्य- - 
कंता है। लेकिन वह अपनी अर्थनीति में हल बैल, ढोकी, चक्की 
चरखा, करवा, कोल्हू, घानी को स्थान न देकर ट्र कर और कल 
कारखानों की वात सोच रहे हैं | वे यह भूल जाते हैं कि इन चीजों 
को छोड़ कर णह-उद्योगों के क्षेत्र में कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जिसके 
सहारे वे देश की सर्वव्यापी वेकारी की समस्या हल कर सकेंगे। 
केन्द्रीय तथा विभिन्न णह-उच्चोगों के बारे में जो कुछ सोचा- जाता है 
वह है कुछ खिलौने तथा अमीरों के दीवानखाने सजाने का यरजाम 








आम-उद्योग तथा अन्य पेशे ७०६. 


फिर इतने आदमी लगाने के लिए पूंजी कितनी चाहिए, इसका 
दिसाव भी करना कठिन है। बम्बई योजना वाले जितनी उ्तत्ति 
करना चाहते हैं उसके सिए, भी तो विदेश पर भरोसा करना होगा। 
अगर सब कारणों को छोड़ भी दिया जाय तो भी पू जी की स्थिति देखते 
हुए हमको आम-उद्योग के आधार पर ही आवश्यक सामान बनाकर केवल 
उतने उद्योगों को केन्द्रीय मशीन के लिए छोड़ देना चाहिए जो ग्राम - 
उद्योगों के जर्यि हो नहीं सकते | आ्रूम-उद्योग ओर केन्द्रीय उद्योग की 
पूंजी की आवश्यकता में कितना अन्तर है, मालूम है ! एक कपड़े के 
उद्योग का ही हिसाव लगाने पर यह बात साफ हो जायगी | देखो-- 
कपड़े की मिल्ल का हिसाब --भारत में लगभग ४०० मिले हैँ 
जिनमें १ करोड़ तकुये और २ लाख करे हैं। इनमें कुल पाँचलाख 
आदमी काम करते हैं और स्थायी पूंजी १०० करोड़ रुपया की है। 
बम्बई योजनानुसार भारत में वाषिक ३० गज प्रति ब्यक्ति के 
हिसाब से लगभग ११०० करोड़ वर्ग गज कपड़े की आवश्यकता दे । 
अतः कुल उत्तत्ति के लिए हमें ९० लाख और श्रादमी वथा ३० 
करोड़ और स्थायी पँजी लगानी पड़ेगी |# 
खादी का हिसाब--१२०० करोड़ वर्ग गज कपड़े के लिए 
ब्रनवाने तक हा सोमित रहेगा। मज्ञा कहाँ इस ढंग से राष्ट्रीय 


पैमाले पर वेकारी की समस्या हल हो सकती है ! ह 
जहाँ तक आबादी को यांत्रिक उद्या ऐँ में लगाने की बात ई 


जरूर ही आज पहले से अधिक आदमी लग रहे दँ। किंतु इसके 
परिणाम स्वरूप उससे अधिक आदभी वेकार भी होते जा रहे हद 
तथा पिछले मदायुद्ध से अधिक व्यापक पैमाने पर चिश्वयुद्ध 
की ओर अधिक तेजी से दौड़ रहे है ! 

% विभाजन के बाद भारत की ३५ करोड़ आबादी के लिए अब 
१०५० करोड़ वर्ग गज कपड़े की आवश्यकता हे । कुल उत्तत्ति के लिए 
हमें करीव ८ लाख आदमी और लगेंगे | आज सभी चीजों के दाम बढ़ 
जाने से २० करोड़ से कई गुनी अधिक स्थायी पू जी लगानी पड़ेगी। 


७१० । ....._ समग्र आम-सेवा की ओर 


१२०० (३४०० करोड़ गज सूत की जरूरत होगी | १ आदमी एक रिन 
में ३४०० गज कातने पर कुल उत्पत्ति के लिए. ४ करोड़ आदमियों की 
आवश्यकता होगो | स्थायो पू जी निम्नलिखित हिसाब से लगेगो। 


कताई ४ करोड़ चर्खा सामान: ८ करोड़ रुपया 
बुनाई . ६० लाख कर्षा १२ करोड़ रुपया 


कुल २० करोड़ रुपया# 

वस्तुतः मशीन और आ्राम-उद्योग की आवश्यक पूँजी में इतना 
अन्तर है कि अगर ग्राम-उद्योग की माफत उत्पत्ति न करें तो चीन का 
जो डर मैंने पहले बताया है वही डर हमको भी है | हमको भी पूँ जी- 
चादा देशों के थ्रार्थिक साम्राज्य के अन्तर्गत हो जाना पड़ेगा | बम्बई 
योजना के निर्माताओं ने सम्भवतः आबादी ओर पूँजी की समस्या देख- 
कर ही कहा है कि उनको आम-उद्योग से भी कुछ उत्पत्ति करनी है। 
आम-डद्योग की आवश्यकता बताते हुए वे कहते हैं---“हमारी योजना 
के ओद्योगिक संघटन का एक जरूरी हिस्सा यह है कि बड़े उद्योगों 
के साथ-साथ छोटे-छोटे कुदीर-उद्योग भी शामिलञ्ञ रहेंगे | इसका 
महत्व केवल आबादी को काम में लगाने का नहीं बल्कि पू'जी की 
आवश्यकता कम करने के लिए भी है |” लेकिन वे यह नहीं बता 
सकते हैं कि कौन-क्रोन उद्योग शह-उद्योग के आधार पर चलें और 
कौन-कौन मशीन उद्योग से | पता नहीं वे इस बात पर -मी स्पष्ट 
विचार रखते हैं या नहीं कि जिस उद्योग को ग्राम-उद्योग के आधार 
पर संघटित करना होगा उसके लिए मशीन की उत्पत्ति बन्द की जाय | 
या दोनों को साथ-साथ चलाया जाये | अगर साथ चलाये गये तो ' 
दोनों में खींचातानी होकर दोनों को हानि पहुंचेगी। अतः उनके 
अनुसार भी ग्राम-उद्योग का क्षेत्र अलग ही करना होगा । केवल वेकारी 
तथा पूजी की बात थोड़े ही हैं | हमको तो उत्पत्ति की क्रियाओं 

ऐसा बना रखना है जिससे जनवा में मनुष्वता का विकास हो. 


* #आज के हिसाव से साठ करोड़ | १६---१ ६-३०: 


आम-उद्योग तथा अन्य पेशे ७१५१ 


उसका खातमा नहीं | तुमने फेक्टरी के मुहल्लों के लोगों को देखा, 
होगा | उनसे वात करने से मालूम होता है, वे भी कुछ मशीन के 
७ 

थुज से हो गये हैं | हम तो भावना-प्रधान देश के वासी हैं; लेकिन 
चैज्ञानिक युरोप के लोग भी महसूस करते रहे हैं कि मशीनों के साथ 
आदमी भी मशीन हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने मशीन की उत्पत्ति और 
दस्तकारी की तुलना करते हुए अपने ग्रंथ “क्यापिटल? (पू'जी) के 
प्रथम भाग म॑ कहा है--व ग्रा्याएा्रिटध्वहल थाते वा. गाकॉट2(5. धी6 
अण्घलट प52७ 9 ६00 $979 पं चिएाठ्ए € 5धहर९5 9 गाग्टयांगल, 7 
चा€ (000९६ ०४४९ ६7९ फा०ठ्एटागलशाप ६07 ६॥6 वंग्रधाध्पप्राध्यां8 00 799007 
970०0€६१० एि०णए (6 ऋण्शएररः 7०६३४ पार 808९८४ ऐप प्रा०एषाध्या8 6 पाल 
शार ऋणग्रंएरत 35९ 5प्रॉ7०:कांग्रशार ६0० पा05९6 06 पीट ग्राणएगवर, पी गरशापररिि९टॉ- 
भा& धार छ०ण्च"९० ३5 छा 00 8. रगड़ 77९टीशाउ॑न३ए, व स्विटाठाए ऐपीहःर 
€>508 4 [665५ छाढ्टाशाईडज वध ९एलातंट०६ 00. प्राध्या, थादे धरारए 75९ 
इ000070907290606 47900 ४9५८ ग्रा्णीबरा्डगा 35 408 परणछ एएवग्0980५. है. 
तंग्री] 707्त॑त९ ०0९ ३ ८९३५९९५१३ तेत्पते 2०7४ शत ६07, ३9 री पार 5९ 
ग्रा९्टादात/ थे 9700९55 45 480९5४४६०॥ए ए९८एथश६० एढघइ्टाफी९४ पावर 00 
$8489|75--96 7 'ग! प्राएढ चा€ ४००८, 7९८०१४ एछष्फुलपशाए पएणा. प्रा 
ऋबश्चटरट७ ०09९६20:४९४- श४46 79977 2॥ 778 एा३टमसंग6 ॥95 2 27050 ते८ए६- 
€58वग्र्ट शींट०६ पि०7 धार गर६:ए0०ए5 598(८५६ ३६ ४९ धव९ हार पंत ग्ंशवेष्त5 
घाल शाघरली [060ग इ८४॑एं१ए 06 घा€ वगाएच्टा३ छ00 फ़ाणाएछ75 ६7९७ >20०१9 
बचते खाधाध्वा बेर. 22९७४ ९ ए8767998 0६ पार 7790फ77 76०60 गाए5 
॥76495 06 767९ 0४ पद गर३्टयंतठ 00658 70: 0९ धार छ०ाप्टट ॥ि00 
आर5 ऋण०८ 9ए उ36श४ 06फपंप९५ चार "० 0490९:९३६ -?-- 


अर्थात्‌ “निर्माण और दस्तकारी में श्रमिक ओऔजार का उपयोग 
करता है; कारखाने में वह मशीन की सेत्रा में लगता है | पहले में 
श्रम के साधनों की गति का खोत श्रमिक है; पर दूसरे में श्रमिक की गति 
मशीन के अशीन होती है | शह-उद्योग में श्रमिक एक चेतन यन्त्र- 
रचना का अंग द्ोता है; कारखाने म॑ उनसे स्वतंत्र एक निर्जीब : 
यान्त्रिकता द्वोती है ओर जीवित पुछल्लों की तरह उेस यान्त्रिकता 
से बँघे होते है | लगातार श्रम और मशक्कत का रूखा कार्यक्रम, जिसमें 
एक ही यान्त्रिक परिपाठी बार-बराबर दोहरानी पड़ती हैँ सिखियुत 


श्र ्ः मग्र ग्राम-सेवा की ओर 


की भांति जो नीचे से धकेल कर चट्टान को बारंदार ऊपर पहाड 
की ओर ले जाता था और वह उसी का धकेलता हुआ नीचे आ जाता 
॥,-उत्तकी मशक्कत उस चट्टान की भांति उसके ही थके अंगों पर 
गिरती है। मशीन पर श्रम के करने का श्रमिक के नाड्ी-मंडल पर तो 
बहुत बुरा प्रभाव पड॒ता ही है, साथ ही वह पुद्धों व स्नायुओ्रों की क्रिया 
में भी बाधा डालता है ओर स्वतंत्र शारीरिक तथा - मानतिक कवृ त्व 
को रुद्ध कर देता है। मशक्कत को हल्का करना भों उत्पीडनं का 
साधन बन जाता है क्‍योंकि मशोन श्रमिक को उसके काम से छुट्टी 
नहीं देती बल्कि काम में से उसकां दिलचस्पी दूर कर देती है |” 
रपष्ट है कि जनता के 'मनुष्यत्व को कामय रखने और उसका 
विकास करने के लिए भी उत्तत्ति के काम में प्रम-उद्योग का प्राधान्य 
होना आवश्यक है । ह 
ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जायगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था 
के लिए. आज कोई भी योजना बने उसमें प्रधानता खेती व ग्राम- 
उद्योग की ही होगी । 
... केन्द्रित बनाम विकेद्रित उद्योग--आम उद्योगों के संघटन के 
सिलसिले में एक और प्रश्न उठता है । हमारे उद्योगों के लिए. 
कगजाबाद, जुलाह्वबाद, साबुनपुर आदि अलग अलग और बड़ी 
बड़ी वस्तियाँ बसाई जाँय या उद्योगों को गाँव-गाँव फैलाकर संघटित 
किया जाय | अलग अलग वस्ती बसा कर कास चल सकता है| 
शायद एक दूसरे के अनुभव से कारीगर अधिक कुशलता भी हासिल 
कर सकते हैं .। लेकिन ऐसा करने से फिर हम को मध्यस्थता को 
संथाओं को मजबूत करना होगा और केन्द्रीव व्यवस्था के अधीन 
होना पड़ेगा । यह ठीक है कि अभी मैंने आवादी और एूँजी का 
हसाव कंरके यह बताने की चेश की कि अगर हम आज मशीनों द्वारा 
उत्पत्त की योजना बनावें तो एक वरफ वेकारी की समस्या जग्लि 
हागी और दूसरी तरफ पू जी के लिएअ्न्य मुल्कों के चंगुल में फेध जाना 


आम-उद्योग तथा अन्य पेशे ह ७१३ 


पड़ेगा | में ऊपर के हिसाव से यह बताना चादइता था कि अगर थोड़ी 
देर के लिए. स्वावलम्बन तथा जन-सावारण की स्वतन्त्रता के प्रश्न 
को छोड दे तो भी मशीनों द्वारा उत्तत्ति की योजना इस देश में 
व्यावहारिक नहीं होगी । लेकिन ग्राम-उद्योग द्वारा उत्तत्ति का मेरा 
इश्कोिण ता दूसरा ही है। मैं तो स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर ही 
अपनी योजना बना रहा हूँ | अतः हमारा संघटन इस ढ'ग का होना 
चाहिए. जिससे जहाँ तक सम्भव हो उत्पादक ओर ग्राहक का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध रहे । तभी बुनियादी स्वावलम्बन की स्थापना द्वो सकती है। 
फिर तुम लोग तो तालीमी संब के संचालक हो। तुम्दहीं लोगों का 
कहना है कि बीद्धिक विकास उत्पत्ति की ग्रक्रैया के अनभव के 
साथ-साथ होता है। अ्रतः अगर जनता में कला, कौशल, शिक्षा और 
संस्कृति को साव॑जनिक बनाना हैं तो उत्पत्ति की प्रक्रियाओं के अनुमयों 
की सार्वजनिक रूप से फैला रखना होगा | ताकि बचपन से ही मनष्य 
उद्योग-प्रधान विचित्रता के वायुमंडल में रहकर बौद्धिक विकास कर 
सके | में तो सामान्य ग्राम-सेवक हूँ. | आज ससार के सभी शिक्षा- 
शात्रियों का कहना है कि वास्तविक शिक्षा तो उद्योग के वायुमंडल में 
दस्तकारी के अनुभव से ही हो सकती हे! श्री काल मार्क्स ने ऋपनी 
प्रसिद किताब 'क्यापिटल! के प्रथम भाग में उद्योग-की मात 
शिक्षा की खूबी बताते हुए कहां है;-- वफ्ा७ जया छल था स्तएटवर्प0७ 
आंजुेटा ३08 पार 285९ 0६ ९एटाजए टॉपात एसटए 9 रलागाप घट़ु० रऋा] 20770776 


ए7०१ए८पए९ #290फ: जपपा वतबधच्प्रत्तंगा बात छाडडंल्यों एणेंपडरट 702 गाए 
89 2 ॥70905 0ए(वंाठा/ट्वयंगडु 50सग फाणवप्टप०ा >प्प 95 96 0०7५9 


जाए 07 ए900पप7र07॥8 $7ए5078॥0986 क्रणप्रद्नत 7608.?? 

अर्थात्‌ यह एक ऐसी शिक्षा होगी जो एक विशेष उम्र के ऊपर बच्चों 

के लिए उत्पत्ति के साथ-साथ बोद्धिक शिक्षा तथा शरीर-सुधार का 

काम करेगी | यह न केवल समाज में उत्तत्ति की वृद्धि का जरिया होगी 

बल्कि पूर्ण मनुष्यत्व के विकास की एक मात्र राह होगी |” में इस 

विपय पर तुमसे अधिक बहस नहीं करू गा क्‍योंकि तुम्हारी कमेटी वाले 
है.$.4 


७छश्ड समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


ही न कहते हैं---/आज कल के करीव-करीब सभी. शिक्षा-शासत्री इस 
बात की सिफारिश करते हैं कि बच्चों की शिक्षा किसी उपयोगी . 
दस्तकारी के जरिए होनी चाहिए |”? पे । 
- लोग कह सकते हैं कि केन्द्रित बस्ती बनाकर आवश्यकता -के 
लिए, उत्पत्ति करने पर भी तो विद्यालयों में दस्तकारी की प्रक्रियाओं 
को सिखाया जा सकता है और उनकी मारफत बौद्धिक विकास हो 
सकता है | वस्तुतः -इस तरह तनहाई में वेंठकर वौद्धिक विकास नहीं 
हो सकता; बीद्धिक विकास तो वायुमंडल पर निर्भर करता है। अगर 
चायुमंडल में उद्योग की विचित्रता न हों और केवल खेती का एक 
रूखा जीवन हो और कुछ घंटे स्कूलों में चर्ला आदि दस्तकारी से 
परिचय हो तो वैसी शिक्षा वास्तविक जीवन की शिक्षा न होंगी | संयुक्त _ 
आन्तीय सरकार की ओर से आचार्य नरेन्द्रदेव जी की प्रधानता में 
जो प्राथमिक शिक्षा कमेटी बनी थी उसका कहना है--/जिस शिक्षा 
में बच्चा ही-दिलचस्पी का केन्द्र होगा उसको बच्चे का प्राकृतिक और 
सामाजिक वातावरण: और बच्चे पर उसकी प्रतिक्रिया की बात का 
ख्याल करना ही पड़ेगा |” 
अगर हम उत्पत्ति को केन्द्रित रूप देकर केवल रुकूलों में थोड़ी 
दस्तकारी की शिक्षा देते जायें तो. वह दस्तकारी बच्चों के लिए जड़वत्‌ 
श्रम हो जायगी, न कि समाज-जीवन की वास्तविक समस्या के हल 
की चेष्ठा | हाथ की कला का विकास भले ही हो जाय, .बुद्धि तथा 
खिन्ता-शक्ति का विकास नहीं हो पावेगा | संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के 
ग्रसिद्ध दार्शनिक मि० डेवी ने शिक्षा के सिद्धान्तों की व्याख्या करते 
हुए कहा है... नफ्रढ इ०ा००ण ३४९६९ 3४ 92 77906 3 8थ्यगणांपर #एसा 
७06 2०५४९ 20779077 776,१757220 0०29 979808 5९६ 8920६ 40 जाया ६० 


उटगता 5585075 


(विद्याज्य ही क्रियाशील सामाजिक जीवन का एक वास्तविक रूप 
होगा, न कि सबक़ याद करने के लिए एक अलग सा स्थान |”) 


लॉ 


आम-उद्योग तथा अन्य पेशे ७१५ 


तुम लोगों की वेसिक शिक्षा-पद्धति में एक बात और कही जाती 
है कि ७ साल के-बच्चे स्कूल में भर्ता होने से पहले भी समाज के 
स्वाभाविक वायुमंडल से शिक्षा पायेंगे । रूसो का कहना है--“दि 
चाइल्ड इज फरट रेस्टलेस, ऐड देन क्यूरियस |”? ( “ब्रच्चा पहले 
चंचल और फिर जिज्ञासु होता है |? ) इस जिज्ञासा के काल में अ्रगर 
उसे केवल एक रूखा खेती का काम ही देखने को मिले तो उसके 
जानने की इच्छा को पूरी खूराक कहाँ से मिलेगी! २० साल पहले 
मैं जब गाँव के बच्चों से खेला करता था तो वे सवाल करके मुझको 
तंग कर देते थे | उस समय में यही सोचता था कि गाँव के इस 
उद्याती भरे जीवन में इनके सवालों का जवाब कौन देगा । उन दिनों 
बच्चों को मेंने कैसा देखा.था, यह आगरा जेल से लिखे पत्रों में 
बयान कर चुका हूँ । 

फिर सिफ बच्चों के बौद्धिक विकास की समस्या से प्रश्न थोड़े ही 
खत्म हो जाता है| स्कूल छोड़ने के बाद भी तो उनके लिए एक मात्र 
जरिया ग्रामीण समाज ही रह जाता हैं| उस अवस्था में भी अगर 
उन्हें अनुभव की विचित्रता के लिए उचित बायुमंडल न मिल सके तों 
उन की बौद्धिक प्रगति तो दूर रही विद्यालयों से प्राप्त चुद्धि पर भी 
काई जमती जायगी | इन तमाम बातों को देखते हुए मेरी निश्चित 
धारणा है कि हमारी उत्पत्ति का प्रकार केवल “दस्तकारी” न होकर 
“अ्रम-उद्योग? होना चाहिए और उसका संघटन आवश्यकता के 
अनुपात से गाँव-गाँव में फेलाकर होना चाहिए | 

अब तक मेंने जो हिंसाव बताया: है वह सारी आबादी के 
आवश्यक सामान, उसकी प्राप्ति के उभाय ओर जन सख्या के लिए 
कार्यक्रम का हिताब था। हमको इस बात पर भी विचार करना होगा 
कि इन तमाम उद्योगों के संचालन के लिए संघटन कैसा हो | शुरू 
करते ही सारा समाज एकाएक कुछ सम्पूर्ण स्वावलम्बी तो नहीं हो 
जाता | हमको उद्योगों के लिए कारीगर तैयार करना है | उनके लिए 


__  ाइाकाम्काणक»वइम्यकमकम्न्‍कानानपा कगार अलका 7 जन 


७१६ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


कच्चे माल का स्टाक करना है; कुछ सामानों को स्थानान्तरित करना 
है | ग्रामीण. आवश्यकता पूरी होने पर. बढ़ती मालों को बाहर ले 
जाकर वेचना है | इन तमाम बातों को करने के लिए कोई संघटन, 
व्यवस्था और कुछ संचालन की आवश्यकता होगी ही । इस बारे में 
मैंने अपना विचार संक्षेप में पहले भी प्रगण किया था। उद्योगों को 
ग्रह-उद्योग, कडम्ब-ड््योग तथा आरम-उद्योग के रूप में संचालित 
करने के विभिन्न तरीकों का जिक्र किया था | खेंती में जिस प्रकार 
सहयोग के आधार पर सम्मिलितं खेती का प्रबन्ध करने का प्रस्ताव है 
उसी तरह उद्योगों के लिए मिन्न-मिन्न सहयोग-समितियाँ बनानी पड़े गी | 
प्रथमतः इन समितियों की देख-भाल, उनके लिए कच्चे माल आदि की 
व्यवस्था, बाजार.की व्यवस्था आदि बहुत से काम सरकारी महक्रमों को 
करने होंगे | फिर क्रमशः ये समितियाँ स्वावलम्बी होती जायँगी। 
. अब देखना यह है उत्पत्ति की प्रकिया को उत्पादक व्यक्तिगत व 
. स्वतन्त्र रूप से चलावे या समिति दृतरा उसका संचालन हो १ विकेन्द्री- 
करण का पूर्ण आदर्श तो अन्तिम व्यत्ति-स्वतन्त्रता है | अतः आम- 
उद्योग का ,काम प्रधानतः व्यक्तिगत रूप से ही चलना चाहिए ॥ 
केवल उन्हीं उद्योगों को समिति के संचालन में चलाना है जिसे कोई 
कुठम्ब अकेला न चला सके | बिक्री के लिए जहाँ तक उत्पादक और 
ग्राहक का प्रत्यक्ष लेन-देन दो सके वहाँ तक वे .व्यक्तिगत रूप से 
अपना सम्बन्ध कायम रक्‍्खें | लेकिन जहाँ बाहर भेजने की बात हो 
_बहाँ व्यापारियों के बजाय उत्पादकों की समितियों की माफ त ही लेन- 
देन करना होगा । ह 
उद्योगों का सिलसिला--आम-उद्योग के! घटन का सिद्धान्त 
निश्चित करने के वाद राष्ट्रीय सरकार को ग्रान्त भर के मौजूदा - 
ग्राम-उद्योगों के बारे में पूर्ण रूप से जाँच करनी होगी | उनको देखना 
होगा कि (१) कौन-कौन उद्योग ऐसे हैं जो कुछ ठीक द्वालत पर अ्रभी 
भी चल रहे हैं. (२) कौन-कौन उद्योग मृतग्राय हालत में हैं और 


आाम-उद्योग तथा अन्य पेशे ७१७ 


(३) कौन-कौन उद्योग बिल्कुल मृत हैं और (४) कौन-कौन उद्योगों को 
नये सिरे से चलाना है जो पहले कभी भारत में थे ही नहीं । इन बातों 
को देखकर उद्योगों के संघटन का सिलसिला जारी करना है क्योंकि 
इतसे काम में सहूलियत होगी | कार्यक्रों का सिलसिला निश्चित 
करते समय केवल उपयुक्त बातों पर ही ध्यान होगा, ऐसी बात नहीं | 
आवश्यकताओं के महत्व पर भी कार्यक्रमों का सिलसिला निर्भर करता 
है | जिस चीज की आवश्यकता ज्यादा है, उसका संघटन पहले करना 
है। ठठेर का काम आज अपने परान्त में ठीक हालत में चल रह्य है और 
चर्खा करीब मर चुका है लेकिन वस्त्र की आवश्यकता का महत्व देखते 
हुए हम चर्खे का संघटन पहले शुरू करंगे | अतः योजना का ब्यौरा 
बनाते समय उद्योगकी हालत तथा महत्व दोनों पर ध्यान रखना होगा | 
उद्योगों की हालत की जाँच के साथ-साथ कच्चे माज्ञ की प्राप्ति 
के जरियों की जाँच करनी होगी । अब तक हमको यह मालूभ नहीं 
कि प्रान्त के जंगलों से क्या-क्या कच्चा माल किस परिमाण में मिल 
सकता है.। इनकी पूरी तालिका बननी चाहिए। जितने उद्योगों का 
संघटन करना है उनके लिए कौन-कौन कच्चा माल कितने परिमाण 
में चाहिए उसकी तालिका अलग से बननी चाहिए फिर उनको 
ब्राम करने के लिए. विशेष रूप से अलग योजना बनानी द्वोगी | इस 
प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने की व्यवस्था शुरू- 
शुरू में सरकार को ही करनी होगी | 
जंगल की व्यवस्था--उद्योगों के लिए. कच्चा माल प्रात करने 
का एक प्रधान जरिया जंगल है। अतः भविष्प में जंगलों की व्यवस्था 
के लिए काफी योग्य विभाग होना चाहिए | आज पधान्त में जो जंगल 
ईवभाग है वह किसी काम का नहीं है | उनका काम देखने से मालूम 
होता है क्लि कोई ठेकेदार काम कर रहा है। उनका मुख्य काम है 
लकड़ी काट-काट कर बेचना और जितनी जगह खाली द्ोती जाब 
>ठ्नी में और पेड़ लगा देना | पिछुले पत्र में क्रितना जगल इत प्रान्त 


ज्श्द शक समग्र आम-सेवा की ओर 


में है उसका हिसाव लिख भेजा था | उससे ज्यादा जंगल अब हो मी 
-नहीं सकता | हमने अपनी ग्राम-सुधार योजना में मकानादि की जो 
आवश्यकता का अन्दाज किया है उस हिसात्र से जितनी लकड़ी 
चाहिए उतनी लकड़ी - जंगलों से लेने से आज के जंगलों की आयु 
कितनी रह जायगी, यह बताना कठिन है। उन पर माँग का बोर 
पहले से बढ़ेगा, इसमें -कोई रून्देह नहीं। अतः जंगल विभाग को 
लकड़ी की व्यवस्था इस प्रकार करनी होगी जिससे बढ़ी माँग के दोते 
हुए भी जंगल पर का-बोक इतना न हो जिससे काल-क्रम में जंगल 
ही खत्म हो जाबें । इसलिए. आज की तरह महकमा का काम केवल 
पेड़ काट कर बेचना नहीं है बल्कि उसे सुखा कर तथा रासायनिक 
और अन्‍य प्रक्रियाओं से उनकी आयु बढ़ा कर ग्राहक को देना है 
जिससे अ्रधिक टिकाऊ होने से लकड़ी के इस्तेम्गल में वृद्धि होने पर 
भी जंगलों पर माँग के बोफ में विशेष बढ़ती न हो सके | 
तुम जंगली प्रान्तं में रहती हो इसलिए जंगलों का अनुभव काफी 
होगा | तुमको मालूम है, पशुओं के चरने के लिए. जंगल का एक खास 
इलाका होता है | दूर गाँव की गाय-भैंस जब दूध देना बन्द कर देती 
हें तो उन्हें दुसरी बिश्ञान तक जंगल के पास के गाँव में भेज देने की 
प्रथा की बात सुनी ही होगी । लेकिन जंगली इलाकों की जो हालत 
आज है उस पर गाय भैंस टहल ही सकती हैं,चर नहीं सकती हैं |श्राज 
उस पर घास की खेतो नहीं की जाती । हमारी योजना में जितनी चरने 
की जमीन है उस पर संयोजित रूप से घास पैदा करने की व्यवस्था 
करनी होगी | -इस प्रकार जंगल विभाग के जिम्मे तीन मुख्य कार्य 
होंगे--(१) उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करना, (२) लकड़ियों की 
वैज्ञानिक ढ'ग से व्यवस्था करना और (३) चरागाह का प्रवन्ध करना ) 
संक्षेप में मैंने उत्पत्ति-तम्बन्धी जितने कार्य-क्रम चलाने होंगे, 
उनका व्यौया और किस तरह उनकी व्यवस्था की जायगी उसका कुछ 
संकेत इस पत्र में लिख भेजा ।-इतने से भविष्य में हमकी जो योजना 


जन-सेवा का कार्यक्रम च्श्ध्‌ 


वनानी होगी उसका एक काम-चलाऊ आधार बन जाता है। इसके लिए 
मैंने उद्योगों की आवश्यकता और उनके लिए. परिवारों की संख्या का जो 
हिसाब किया है वह बिल्कुल आनुमानिक है। वास्तविक योजना बनाते 
समय इनमें कुछ देर-फेर अवश्य होगा | लेकिन मेरा विश्वास है कि 
मूलतः विशेष परिवर्तन इस हिसाव में शायद ही दो । अतः इस हद्विसाव 
को काफी निश्चित संकेत तथा आधार तो तुम निधड़क मान सकती हो । 

अब जन सेंवा-सम्बन्धी कार्यक्रम बाकी रह गया | उनकी बाबत 
२।४ दिन में लिखूँगा | ठुम मेरे पत्रों को साथियों को भी दिखाना। 
आज कल वापू जी रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दे रहे हे | वे तो 
हमेशा ही जोर देते रहे हैं लेकिन आज कल जो कांग्रेस जन बाहर हैं 
वे कुछ पहले से ज्यादा इस बात की ओर ध्यान दे रहे हैं। मेरे इन 
पत्रों से उन साथियों की कुछ सेवा हो जाय तो अ्रच्छा हो | इसलिए 
ही में कद रहा था कि इन्हें अधिक से अधिक मित्रों को दिखा सको 
तो उपकार होगा | आज गर्मो बहुत रही है। अ्रतः खतम करता हूँ। 

सब भाई-बदिनों को मेरा सादर नमस्कार | 

[ १४ |] 
ए 
जन-सेवा का कार्यक्रम 


->+-४४---४४ 

हाँ, उस दिन जन-सेवा-सम्बन्धी कार्यक्रमों की बाबत अपना 
विचार प्रकट करने को कहा था । ग्राम-सुधार के लिए यह कार्यक्रम 
निम्नलिखित विभागों में बाँठा जा सकता है :-- 

(१) सफाई व स्वास्थ्य (२) शिक्षा ओर संस्कृति, (३) यातायात 
(४) आर्थिक लेन-देन, बेक आदि (५) संबटन तथा शासन | 

अब अच्छा यह होगा कि हम एक-एक विपय पर अलग-शथ्रलग 
दिचार करे | 

१, सफाई व स्वास्थ्य--आज कल विदेशी समालोचकों से सुर 
मिलाकर अपने यहां के शिक्षित लोगों का वह नाय हो गया है कि हमारे 


४७२० समग्र-ग्रांम सेवा की ओर - 


यहां के लोगों को प्रतिवेशी धर्म (सोशल सेंस”) नहीं है, वे केवल चौका 
साफ रखना जानते हैं इसलिए गाँव मर में गन्दगी फैली रहती है। लेकिन 
क्या यह बात सही है ! क्या भारत की सम्यता में प्रतिवेशी धर्म का 
स्थान नहीं है १ क्या यह गुण मानव-समाज को यूरोप ने ही दिया है! 
मेरे ख्याल से ऐसी वात नहीं है। भारत सफाई तथा स्वच्छता का 
जितना पुजारी रहा है उतना सम्मवतः आज तक संसार सें कोई 
जाति नहीं हुई है | आन्तरिक तथा बाहरी स्वच्छुता ही भारत का प्रधान 
समाज़-घर्म रहा है। केवल गाँव के अन्दर ही नहीं बल्कि जिससे 
गाँव के चारों ओर की वायु शुद्ध रहे, उसकी फिक्र पंचायत को रखनी 
पड़ती थी | मुर्दा न गाड़कर जलाकर भस्म करने की. स्वास्थ्यकर प्रथा 
केवल इस- भारत में ही है | झ्त पशुओं को दूर फेंकना पंचायती . 
नियमों में ही शामिल था | केवल इतना ही नहीं मारत की सामाजिक 
अथा ने टट्ठी, पेशाब, थूकना, खांसना, छींकना, मुँह खोल कर 
जम्हाई लेना आदि प्रत्येक अस्वास्थ्यकर क्रिया के लिए स्थान, काल 
तथा रीति निर्धारित कर रक्‍्खी थी | ओर हरेक भारतवासी ने इन 
बातों को संस्कारभूत बना लिया था | सफाई, स्वास्थ्य आदि के नियम 
उल्लंघन करने के लिए. पंचायत की ओर से दंड भी स्थिर कर रक्‍्खा 
था | कौटिल्य अर्थशाह्ञ में नावदान के नियमों को बयान करते हु 
कहां गया है कि “प्रत्येक शहस्थ को प्रतिवेशी की जमीन से कम से 
कम ३ पदों की दूरी पर ऐसा नाबदान (नाली) बनाना होगा जिस 
से पानी सीघे नाली की ढांल से जोरों से बहता हुआ जाय या हमेशा 
नीचे गिरता रहे | इसका व्यतिक्रम होने पर ४४ पण का जुर्माना देना 
होगा |” इसी किस्म के बहुत से नियम बने थे । होली का होलिका 
जलाना, दीपावली की सफाई तथा सजावट सत्र है क्या चीज £ 
सामाजिक सफाई ही न! धूप और हवाओं की रक्षा के लिए गाँव के 
दक्षिण और पश्चिम दिशा में वाग लगाने आदि किसी ऐसे काम 
की मनाही. है जिससे धूप रुक जाय | मनाही का नियम आज भी 


जन-सेवा का कार्यक्रम ७२१ 


लोग बिना दंड-भय के पालन करते रहते हैं। हां, थुरोप-के लोग 
अतिवेशी धर्म-पालन करते हैं सजा के डर से और हमारे यहां संस्कृति 
और धर्म में ये वातें शुमार करके इन्हें सहज बनाया गया था | लेकिन 
अत्येक देश के उत्थान-पतन का समय होता है। मैंने पहले एक 
पत्र में लिखा था कि सदियों से लूट और शोपण के भार से हमारे 
गांवों के लोग गरीबी की दशा पार करके वेहोशी की दशा में पहुंच 
गये हैं) निशाशा और बेहोशी में आदमी प्रतिवेशी धर्म ही क्या किसी 
भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है | अतः यह कहना कि भारत की 
संस्कृति में प्रतिवेशों धर्म का कोई स्थान ही नहीं है, मिस मेयो के 
जातीय प्रचार के साथ बह जाना ही है। आचार, विचार, रीति व 
नीति है क्‍या चीज १ समाज धर्म का उन्नत रूप ही न ! 

कारण कुछ हो, हमारे ग्रामों की आज की दशा तो दयनीय है 
ही | घरों में नमी, धुग्रां श्रांदि का हाल तो गांव गांव में देखने को 
मिलता है। मवेशियों को घर के अन्दर रंखने की कुप्रथा की बाबत 
मैंने लिखा ही है | गांव में गडढों की अधिकता, उसी में तमाम गन्दगी 
का एकत्र होना ओर वही पानी काम में लाने की कद्दानी भी तुम्हँ 
मालूम है| मच्छुड़र मक्खियों ने मानों अपना ही राज्य सा बना लिया 
है। हमारे गाँव की गंदगी की बाबत बापू जी के शब्द ही स्थिति 
को स्पष्ट कर देंगे | उनका कहना--“हमारे अधिकांश गाँव घूर की 
सी हालत में दिखाई देते हैं | उन में लोग जहाँ तहाँ पाखाना फिरते 
हैं, धर का अगवाड़ा तक्र नहीं छोड़ते | जहाँ पाखाना फिरते हैं वहाँ 
'उसे तोपने की कोई फिक्र नहीं करते | गाँव में कहीं रास्ते ठीक नहीं 
रखे जाते; कहीं ऊँची मिट्टी का ढेर पड़ा है, कहीं गडढ़ा हो रहा है; 
आदमी और पशु दोनों को चलने में तकलीफ होती है ) पोखरे ओर 
पोखरियों में वत्तन माँजे घोये जाते हैँ; पशु पानी पीते हैं; नद्वते हैं, 
घड़े रहते हैं | उनमें छोटे और बड़े मी आबदस्त लेते हैं; और पड़ोस 
डी में पाखाना फिरना तो आम बात है | यही पानी पीने श्र पकाने के 


७२२ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 
है 


काम में लाया जाता है। “वर बनाने में किसी भी तरह के नियम की 
परवाह नहीं की जाती । न.पड़ोसी की सहूलियत का ख्याल किया 
जाता है, न अपनी धूप, रोशनी और हवा का |” 

. अतणव हमें गाँव की सफाई तथा स्वास्थ्य के प्रश्न पर गम्भीरता से 
विचार करना होगा | पिछले पत्रों में राष्ट्रीय संस्थाओं की मार्फत आम- 
सुधारक-योजना के मार्ग निर्देश करते समय सफाई और स्वास्थ्य के 
मौलिक [सद्धान्तों पर अपना विचार लिखा था। सरकार-द्वारा सुधार 

योजना में भी उसी सिद्धान्तानुसार कार्यक्रम बनाना चाहिए गड्ढों और 
जमीन की सतहों का सुधार मकान-निर्माण के साथ-साथ होता जायगा | 
.सुधरे गाँव का जो केन्द्रीय गड़ढा तालाब का रूप लेगा उसका पानी 
साफ रहे, यह पंचायत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा कानून 
बनाना चाहिए. जिससे उसमें ब््तेन माँजना, आबदस्त लेना, कपड़ा 
धोना आदि न कर सके | तालाब में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाल- 
कर उसका पानी स्वच्छ रखने का प्रबन्ध करना चाहिए | नाबदान 
बनाने के लिए कुछ निश्चित रीति व नीति निर्धारित होनी चाहिए | 
घर के नावदान की बनावट ऐसी हो जिससे उसमें का पानी खाद 
बनने के काम में आ सके । उस पानी को एकन्न करके ग्रति दिन साफ 
करने की प्रथा जारी करनी चाहिए | खेती की जो परती जमीन खाली 
होती है उसमें आम-समिति की ओर से घेरा डालकर और नालियाँ 
खोदकर टट्टी बनाने का संघटन होना चाहिए | इन घेरों की इस ढ ये 
से बनवाना चाहिए जिससे उन्हें स्थानान्वरित किया जा सके , ठुमः 
कहोगी, जीवन-व्यापी आदठ-एक दिन में कैसे दूर होगी ? मैं इसे 
मानता हूँ और एक दिन में यह सब हो जावगा, ऐसी कभी कल्पना 
नहीं करता हूँ | लेकिन जब सर्वोगीण आम-उत्यान के कार्यक्रम 
चनाश्रोगी तो शिक्षा, संस्कृति आदि सभी बातों की उन्नति की बात 
रहेगी न ? कुछ शिक्षा से, कुछ संघटन से ओर कुछ कानून से सामा- 
जिक कुप्रथाएँ बदला करती हैं | फिर धीरे-धीरे वही वात आदव के 


जन-सेवा 'का कार्यक्रम ६२३ 


अन्तर्गत हो जाती है | ठट्टी की समस्या इल करने के लिए एक दम गाँव 
भर को न छेड़कर पहले ल्लियों के लिए अलग घेरा बनाकर कार्य आरम्भ 
करना चाहिए | पर्दे की आवश्यकता के कारण इस प्रकार की व्यवस्था 
का ज्ियाँ स्वागत ही करेंगी | क्रमशः जब वट्टी के इस्तेमाज़ का फायदा 
दीखने लगेगा तो दूसरे भी इस व्यवस्था के चाहने वाले हो जायँगे। 
जब गाँव के लोगों की चाह काफी हो जायंगी पर ढिलाई के कारण 
सार्वजनिक न बन पायेगी तब इस विपय में थोड़े कानून भी बनाने 
होंगे। साथ ही पुरुषों को टट्टी जाते समय खुरपी का इस्तेमाल करने 
की आदत डलवानी होगी जिससे गड़ढा खोदकर ट्ट्ठी फिर सके | गाँव 
में सभी कुओं की कोठी जमीन से ऊँची रहनी चाहिए और ऐसा उपाय 
करना चाहिए जिससे कुएं के आस-पास पानी भरने न पावे और बहकर 
दूर चला जाय | इस प्रकार कुएँ का पानी नाली से दूर तक लेजाकर 
केला, तरकारी आदि पैदा करने के काम में इस्तेमाल करना चाहिए | 

गांव के नक्शे के विषय में लिखते समय मैंने पाठशाला के 
साथ खेल-कूद, आमोद-प्रमोद आदि के लिए एक अखाड़ा यानी 
क्लब घर बनाने का जिक्र किया था | वस्तुतः खेल-कूद तथा आमोद- 
प्रमोद स्वास्थ्य बनाने का ओर रक्षा का बहुत जरूरी उपाय है। इन 
क्बों का संघटन करने में कुछ भी कठिनाई न होगी | इन्द्ती अखाड़ों 
की माफत विभिन्न त्योहारों का भो संघटन करना आसान द्वागा | 

पंच साल पहले फेजाबाद जिले के ग्राम-सुधार महकमा का 
माफ॑त मैंने जब आम-सेविका शिक्षा-शिविर स्लोला था तो ठुमसे भां 
उसके संचालन की बाबत सलाह की थी | तुमने धात्री-विज्ञान तथा 
शिशुपालन की शिक्षा की व्यवस्था रखने का श्रस्ताव किया था। 
सचमुच देहातों में शिशुपालन की पद्धतियों के अज्ञान के कारण 
लाखों शिशुओं की मृत्यु होती हैं । अतः स्ली-शिक्षा के साथ इस दिशा 
में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रत्यक. 
जिले में सेविका-शिक्षा-शिविरों का संघटन करना द्वोगा। ऐसे शिविर 


ध्र४॑ . समग्र ग्रोम-सेवा कौ ओर 


'एक स्थान में स्थायी न होकर जिले के विभिन्न ज्षेत्रों में घूमते रहें तो 
आम जनता की दृष्टि इस प्रकार की शिक्षा की ओर आकर्षित होगी 
ओर क्रमशः ग्राम-समितियों को इस प्रकार के केन्द्रों के संघटन की 
ओर, दिलचस्पी होगी | शिशुआलन के ग्रश्न के साथ एक दूसरा प्रश्न 
भी उठता है | मैंने उप्तत्ति के लिए कृषि और ग्राम-उद्योगों की जो 
योजना बनाई है उतमें सब स्लियों के लिए कोई न कोई कार्यक्रम 
मनिर्धारित किया गया है। १५ साल तकके लड़के-लड़कियों के लिएपढ़ने 
'की व्यवस्था भी .की गई है । ऐसी द्वालत में छोटे बच्चों को सम्हालने 
'के लिए कोई थाम-संस्था कायम करनी ही होगी । इसके लिए प्रत्येक 
चांव में एक शिशु-विहार का संध्रटन-करना होगा । इन बच्चों के 
लिए अलग आँगन और घर बनाना होगा। गाँव की वृद्धाश्रों के 
जिम्में यह काम आसानी से दिया जा सकता है| बच्चों. के लिए 
खेल-कूद का सामान जुटाना पड़ेगा,। इन्हीं खेलों के द्ारा उनकी बुद्धि 
तथा संस्‍्कृति के विकास का सूत्रपात शिशुविहार में करना होगा | इस 
संस्था में शिशुपालन तथा शिशु-शिज्षा दोनों काम साथ-साथ होना 
चाहिए | आज माताएँ काम के. समय अपने छोटे बच्चों को जिस 
तरह एक बड़े बच्चे के साथ घर से बाहर भेज दिया करती हैं उसी 
तरह वे अपने छोटे बच्चों को अपने काम के समय इन विह्ारों के 
पजिम्मे कर देंगी.। शिशु विहार की देख-रेख़ में बच्चों की आदत तथा 
स्वास्थ्य शुद्धता के साथ बन सकेगा । आज कल. लाजमी शिक्षा की 
बात दुनिया में सब लोग करते हैं। लाजमी रिज्ञा का श्र्थ है सब पढ़ने 
स्ायक बच्चे विद्यालव जाये | वैसी हालत में बड़े बच्चे छोटे बच्चों का 
सम्हालने को नहीं रह जायँगे। फिर शिशुविद्दार ही उपाय है । 
सफाई तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यवस्था के कारण लोग बीमार कम 
पढ़े गे | लेकिन फिर भी कुछ सामान्य बीमारी ओर कुछ मह्यमारी 
-की समस्या वो बनी ही रहेगी | इसके लिए औषधालय, डाक्टर, वेद्य, 
ऋकीम आदि का प्रबन्ध आम-उसुघार विभाग को करना होगा । बह 


जन-सेवा का कार्यक्रम ७२५ 


काम समितियों के अधीन संधरटित करना टीक होगा। केवल वैश्यों 
की शिक्षा का प्रबन्ध सरकार-द्वारा होंगा। इसके लिए सरकार कोः 
यह तथ करना होगा कि सारे प्रान्त के लिए कितने वैद्यों की 
आवश्यकता है और कितने मौजूद हैं। बाकी के लिए शिक्षा का 
प्रबन्ध करना होगा | मेरी राय में साधारण प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक 
जिले के औषधालय के साथ ही होनी चाहिए, फिर उच्च शिक्षा के 
लिए विशेष विद्यालयों को व्यवस्था कहीं-कहीं (प्रान्त भर में ४-६ 
स्थानों में) करना काफी होगा। डाक्टर, वैद्यों के उपरान्त हमारे 
प्रत्येक विद्यालय के पाण्यक्रम में ग़हस्थ विज्ञान के साथ ग्रामीण जड़ी 
बूटियों से चिक्रित्सा तथा आरोग्य-विज्ञान का भी समावेश होना चाहिए 
ताकि चिकित्सा के इस प्राथमिक उपाय का ज्ञान सावजनिक हो सके। 
इस प्रकार संक्षेप में मैंने गाँव के अन्दर की सफाई तथा स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी प्रश्नों पर कुछ अपना विचार प्रकट करने की चेश की । 
लेकिन गाँव के अन्दर की व्यवस्था ठीक कर लेने से द्वी स्वास्थ्य की 
समस्या हल नहीं हो जाती । पिछले पत्र में खेती-सम्बन्धी विविध 
प्रश्नों पर विचार करते समय मैंने रेल व नहरों के कारण पानी जमा 
होकर नमी तथा सडन के कारण किस प्रकार मलेरिया आदि से सैकड़ों 
गाँव परेशान रहते हैं, यह भी बातया था। केवल नहर और रेल के 
कारण ही नहीं, वैसे भी हमारे देहाती इलाकों में बहुत से छिछले 
ताल-तलाइयाँ स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं, ओर उनके किनारों के 
पत्ते आदि भी उसी में गिरकर सड़ते है। इन वालों के कारण भी 
देहाती क्षेत्र की वायु दापत होती हैं ) इनका भी कुछ उपाय सरकार 
को करना होगा | प्रथमततः पानी के निकास का रास्ता रेल लाइन और 
नहरों के बीच काफी बढ़ाना होगा । इसके लिए. उचित जाँच करके 
सम्पूर्ण नकशा बनाकर ही काम करना होगा | जहाँ पानी के लगातार 
निकास के लिए ढाल मिलना सम्भव नहीं है वहाँ जमीन में कुएं 
चनाकर पानी को भूगर्भ की ओर वहा देने का प्रबन्ध करना होगा ६ 


श७२६ पा समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


पानी वहाने का यह एक खास विज्ञान है जिसके व्योरे पर अभी 
विचार करना कठिन है। यह काम विशेषज्ञों का है। लेकिन इस प्रकार 
'का प्रबन्ध अन्तिम स्थिति पर ही करना चाहिए -। जहाँ तक सम्भव हो 
पानी रोककर जलाशयों की ही योजना बनानी चाहिए। ताल-तलाइयों 
के मध्य में गहरी खोदाई कर जलाशय बनाना और उसके चारों तरफ 
की जमीन खेती. के लिए .निकाल लेने का प्रस्ताव, मैंने सिंचाई के 
अबन्ध के सिलसिले में किया है| इस प्रकार जलाशयों के पानी को सेवार 
मछली आदि. के द्वारा साफ रखने का प्रवन्ध किया जा सकता है। 

. २---शिक्षा और संस्क्ृति--हमारे प्रान्त की शिक्षा की दशा 
कितनी शोचनीय है, इसका हिसाव मैं भेज चुका हूँ । वस्ंतुतः, इस 
प्रान्त के देहातों में जितनी शिक्षा थ्राज हैं उसे नहीं के बरावर समझना 
चाहिए । अतः अगर हमें शिक्षा का कुछ प्रवन्ध करना है तो उसे 
शुरू से ही आरम्म करना होगा | हमें देखना है कि सारे प्रान्त में 
कितने लडकों को पढ़ाना है। गांव की आवादी का ज्यौरा लिखते 
समय बताया था कि पढ़ने लायक लड़के तथा लड़कियाँ हर गांव में 
१२२ हैं। हम चाहे जितनी पढ़ाई को कानून से अनिवाय कर दें फिर 
मी कुछ लड़के  किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ११० लड़के 
तो अवश्य ही पढ़ेंगे! इसमें लगभग ६७ लड़के ६ से १२ साल के 
आर ४३ लड़के १२ से १५ साल के होंगे यानी प्रति आम ५६ लड़के 
दर्जा ४ और ४५ लड॒के मिडिल तक के होंगे।.इन सब को पढ़ाने के 
'लिए प्रत्येक गाँव में-दर्जा ४ तक के स्कूल ओर हर तीन गाँव के बीच 
एक मिडिल स्कूल रखना होगा । अगर ३०५ लडके भी माध्यमिक 
शिक्षा लेना चाहें तो हर बीस गाँव में एक माध्यमिक विद्यालय रखना - 
पड़ेगा | इस. हिसात्र से ग्रान्त भर , में १,०२,३८८ दर्जा ४ तक के 
स्कूलों, ३४,१२६ मिडिल स्कूलों ओर ५११६ माध्यमिक विद्यालय: की 
आवश्यकता होगी। इतने विद्यालयों का प्रबन्ध करने के लिए:- सब्र से 
पहले हमें शिक्षकों की आवश्यकता होगी ।.अतः यह देखना है कि इन 


जन-सेवा का कार्यक्रम ७२७ 


विद्यालयों में पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक चाहिए | हमारी योजना में 

पढ़ाई के साथ उद्योग का काम अवश्य रहेगा | अ्रतः हमको क्रमश दर्जा 

४ तक के लिए ४ शिक्षक प्रति विद्यालय चाहिए. | इस हिसाब सेप्रान्त 

भर में हमको निम्नलिखित संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता होगी । 
दर्जा ४ तक के लिए १०२३८८»८४५८४११६४० 


2७8 2 2 ? इ४१२६ ५४  ++१३६५१६ 
माध्यमिक दर्जो के लिए ४११६ &४ . +5२०४७६ 
जाड़ -+ ६६८६३२ 


मैंने दर्जा ४ में ५ शिक्षक की आवश्यकता बताई है| कारण यह 
है कि दर्जा १ से पहले भी एक शिशु-विभाग रखना शायद आवश्यक 
हो जाय | इतने शिक्षक तैयार करना कितना कठिन काम है, इसका 
अन्दाज तब लगेगा जब आज की स्थित से अपने ध्येय की तुलना 
करोगी । नीचे की तालिका से स्थिति भलीमाँति मालूम हो जायगी :-- 
प्रकार स्कूल--- आज की स्थिति-.......हमारा ध्येव 
० 5.2 मिस 
कन्या... बालक कन्या बालक सं०» स्कूल सं० शिक्षक 
दर्जा ४ तक ११०२ १६६२६ १२४४ ३१,०८४ १० २३८८ ५१ १६४० 
दर्जा्तक १६ उध्३हे १्‌र८प २४२६ 3४१२६ १३६५१६ 
माध्यमिक %& १४ »&( र२र३ह२ ४११६ २०४७६ 
११३८ रछ१४१ १३८२ ३३७४२ १४१६३२६ र६८ ३२ 
१८,२७६ ३५१२४ ४१६३६ शृधृप६१२ 
ऊपर की तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि हमारे प्रान्त के गाँवों 
में जितने विद्यालय हैं उनके ७,७ गुने विद्यालयों और करीब ११ गुने 
शिक्षकों की आवश्यकता होगी | विद्यालय की संख्या का ७-७ शुना 
कहने से ठीक अन्दा न नहीं लगेगा | वस्तुतः हमको उससे अधिक का 
प्रबन्ध करना है क्योंकि दर्जा ४ तक के स्कूलों को जे संख्या तालिका 
में दी.हुई है उसमें वे स्कूल भी शामिल हैं जे। सिफ दर्जा २ तक दी 











ध्स्८ समग्र गम-सेवा की ओर 


हैं। अतः उन्हें दर्जा ४ तक का बनाना भी एक काम है। तातपये यह 
है कि शिक्षा-सम्बन्धी जितना प्रवन्ध. करना है आज उसके दशमांश 
के करीब की ही व्यवस्था है, सो भी पुरानी प्रणाली की है जिसे नई 
पद्धति के अनुकूल उपयोगी बनाना पड़ेगा |# 

.. अब प्रश्न यह उठता है कि इतने शिक्षण के लिए उपयोगी 
शिक्षित जन: हमारे ग्रान्त में हैं. या नहीं | विद्यालयों के अध्यापन के 
लिए हमारे शिक्षकों की कितनी योग्यता होनी चाहिए, यद्द तुर्म्दी 
ठीक-ठीक बता सकोगी । मेरे ख्वास से प्रारम्भ में निम्नलिखित योग्यता 
'के लोगों को शिक्षा देकर शिक्षण के उपयोगी बनाया जा सकेगा। 


दर्जा ४ तक के लिए मिडिल पास 
दर्जा ७ तक के लिए साध्यमिक पास 
माध्यमिक के लिए डिग्री पास 


.._ श्रव देखना यह है कि इतनी थोग्यतावाले कुल शिक्षक हमें मिल 
सर्वेंगे या नहीं | आज कल प्रान्त भर में दर्जा ७ और ८ में ६१६६४ 
छात्र हैं। इनमें लगभग ४०,००० छात्र तो पास करते ही हैं| अगर 
हम यंद्द मान लें कि चार साल तक के पास किये छात्रों की संख्या को 
उचित काम नहीं मिलता है तो भी कुल $8०,००० मिडिल पास 
नवजवान मिलेंगे | इनमें अध्यापन के योग्य मुश्किल से २० प्रतिशत 
होंगे | इस तरह दर्जा चार के शिक्षण के लिए ३०,००० से अधिक 
नहीं मिलेंगे । मौजूदा शिक्षक्रों में से मुश्किल से १०,००० शिक्षक 
अपने काम के होंगे | इस तरह हमें ४०,००० शिक्षुक इस काम के 
लिए प्राप्त होंगे, और हमको चाहिएँ ५ लाख शिक्षक | मैंने कद्दा था 
कि हमारी योजना पूरी होते १५ साल लग ही जायेंगे | १५ साल में 
४,६०,००० दर्जा ४ तक के लिए नये शिक्षक चाहिए यानी हर साल 
३१००० नये शिक्षक मिडिल पास योग्यता वालों में से तैयार करना 
है | इसी प्रकार दर्जा १०,१९५ और १२ में आज कुल २१२६० छात्र 


आज के आंकड़ों में ओर बृद्धि होगी । 


जन-सेवा का कार्यक्रम छ्श्ह ः 


हैं | इनमें १०,००० के करीब छात्र हर साल पास करेंगे | अगर यह 
मान लिया जाय कि ३ साल की पासशुदा आबादी बैठी होगी तो 
६०,००० शिक्षित जन मिलेगे जिनमें ६००० से अधिक शिक्षक योग्य 
नहोंगे | इस दर्ज के स्कूलों में आज २४२६ शिक्षक मौजूद हैँ 
जिनमें ज्यादा से ज्यादा ६०० अपने काम लायक हंगे | इस तरह 
७ तक के स्कूलों के लिए आज हमको ६५४०० शिक्षक प्राप्य हैं, और 
हमारी योजना में आवश्यकता है १३७००० शिक्षकों की, वानी हर साल 
हमें ८७०० शिक्षकों की आवश्यकता है | इसी प्रकार से माध्यामिक 
विद्यालयों के लिए शिक्षुक-प्राप्ति की समस्या रहेगी । इन हिसाबों से 
तुम को स्पष्ट हो जायगा कि प्रथम १५ साल शिक्षा-विभाग के सामने 
शिक्षक ट्रे निज्ञ की समस्या ही सबसे जटिल और महत्व की होगी । 

अगर इतने में हमारी समस्या हल हो जाय तो भा गनीमत है । 
प्राथमिक शिक्षा के पहले दर्जों के लिए शिक्षक चुनने के बारे में मेरी 
राय ठुमको मालूय है। मेरी निश्चित धारणा यह है कि छोटे बच्चों 
की शिक्षा के लिए त्लियाँ ही उपयोगी हो सकती हैं | इस काम के लिए 
पुरुष शिक्षक नितान्त अयोग्य होते हैं| अतः प्रारम्भ में पुरुष शिक्षक 
से कार्यारम्म करने: पर भी क्रमशः स््री अध्यापिकाओं का प्रवन्ध करना 
होगा | श्रच्छा हो अगर ३ 8 क सपक्ीक काम करने के योग्य हों | हम 
शिक्षक ट्रेनिंग की जो भी योजना बनावें उसे ऊपर की बातों पर ध्यान 
देकर ही बनावें | इस तरह शिक्षक-प्राप्ति की समस्या पर मैंने अपना 
विचार प्रकट किया | लेकिन अगर ऊपर लिखे सिद्धान्तानुसार १५ 
साल में भी योग्य शिक्षक तैयार नहीं हो सके तो क्या मामूली पासशुदा 
लोगों से काम चलाकर अपनी योजना पूरी कर दें १ मेरी राय यह है 
कि इस काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए. | शिक्षक का इृ्टि-कोण 
आर योग्यता हमारी धारणा के अनुसार ही होनी चाहिए, चाहे इसके 
लिए हमारी योजना की पूर्ति में देर हो जाय । 

शिक्षकों को किस दृष्टिकोण से शिक्षा दी जाय, यद्द विचारणीय 

४, 


७३० ु समग्र ग्राम-सेवां की ओर 


है| इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम पहले निश्चय 
कर ले कि हमारी शिक्षा की पद्धति क्या हो | इस विषय पर मुमझ्कको 
अधिक सोचने की आवश्यकता ही - क्‍या १ तुम लोगों के तालीमी 
संघ के निदेशानुसार वेसिक शिक्षा पद्धति को ही हमें ग्रहण करना है। 
विचार केवल इस बात का करना है कि हम एक दम तमाम विद्यालयों 
को वेसिक पद्धति के अनुसार चलावें या कुछ स्कूलों में नई तालीम 
का पाज्य-क्रम जारी करके बाकी को .पूर्ववत्‌ चलने दें और क्रमशः 
नई तालीम के विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करते चलें. अथवा, जैसा 
कि मैं रणीवां में प्रयोग कर रहा था, पहले तमाम विद्यालयों में उद्योग 
का काम पढ़ाई के साथ शुरू किया जाय, और क्रमशः उद्योग का 
व्यावहारिक संगठन पूरा होने पर औद्योगिक वायुमंडल सहज हो 
जाने पर नई तालीम- पूर्ण रूप से शुरू कराई जाय । मैं इस तीसरे 
प्रकार का मार्ग अच्छा सममता हूँ |. प्रथमतः शिक्षुकों को उद्योग का 
काम और उसकी कला, कौशज्ञ तथा उपयोगिता के लिए योग्य वनना 
. ही बहुत बड़ा काम है | उस पर अगर साथ ही साथ नई वालीम मो 
उन्हें संघटित करनी पड़ेगी तो दोनों में सामंजस्थ न रख सकते के 
कारण ओद्योगिक उत्पत्ति को ऐसा बना देंगे कि उससे समाज का 
' कोई लाभ नहीं हो सकेगा | फलस्वरूप शिक्षा इतनी खर्चीली हो 
जायगी क्रि व्यापक शिक्षा का प्रवन्ध असम्मव होगा। साथ ही नई - 
तालीम के उद्योग से अनुवन्धित न कर सकने के .कारण जनता में 
नई तालीम का ठीक बोध न हो सकेगा । पिछले दिनों युक्तप्रान्त कीं 
कांग्रेस सरकार ने नई तालीम को चलाने में इसी तरह जल्दबाजी की | 
नतीजा यह हुआ-कि लड़के न उद्योग सीख पाये ओर न उनकी पढ़ाई 
हो पाई. अतः मेरा प्रस्ताव है कि पहले उद्योग के संघटन को ठोस बना - 
कर फिर नई तालीम की पद्धति जारी करनी चाहिए | साथ ही छुने हुए. 
इलाकों में पूर्ण रूप से नई तालीम का काम जारी कर देना चाहिए 
जिससे कम से कम शिक्षक्रों की ट्र निंग.का काम चलता रहे। 


जन-सेवा का कार्यक्रम ह ७३१ 


प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कृषि तथा उद्योग-सम्बन्धी 
आथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रवन्धआप से आप साधारण 
पाथ्यक्रम के साथ हो जायगा | लेकिन उन्नत तथा वैज्ञनिक ढगसे 
कृपि व आम-उद्योग के कार्य-संचालन तथा प्रयोग के लिए हमारे 
देहातों में विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी | कृषि तथा विभिन्न उद्योगों 
के प्रयोग और शिक्षा के लिए विशेष संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी । 
'विशेष प्रयोग, प्रान्तीय निरीक्षण तथा क़ला-विशारदों की शिक्षा के 
लिए एक केन्धीय आम-सुधार शिक्षा-निकेतन तथा प्रयोगशाला की 
स्थापना करनी होगी। उसके अलावा ग्राम-सुधार कार्यकर्ताओं और 
क्पि तथा उद्योग के विशेषज्ञों की शिक्षा के लिए प्रान्त भर में १० 
विशेष विद्यालय होने चाहिएँ और जिलों में कुशल कारीगरों के 
शिक्षाकेन्द्रों का संत्रझन करना होगा । 

विद्यालयों में शिक्षा के अलावा साधारणतः समाज जीवन का 
हमें इस प्रकार संघटन करना होगा कि ग्रामीण जनता को शिक्षा तथा 
संस्कृति के वायुमंडल से लाभ होता रहे | त्यौहारों के संघठन की 
चावतू मैं लिख चुका हूँ | इनके अलावा अखाड़ा ओर क्लबबरों के साथ 
स्थायी रूप से नाटक-समाज, भजन मंडली, ग्राम-गोट्टी आदि संस्थाओं 
का संघटन करना चाहिए, जिसमें नाठक, भजन, विभिन्न विपयों पर 
विचार-विनिमय का कार्यक्रम समय-समय पर दोता रहे। इनके 
उपरान्त प्रत्येक गांव के विद्यालय के साथ, एक-एक पुस्तकालय का 
अबन्ध करना श्रच्छा होगा । 

३--यातायात--थ्राज सेवाग्राम तक पक्की सड़क ब्रन गई है । 
लेकिन वापू के वहाँ जाने से पहले क्‍या हालत थी, तुमको याद 
होगा । जितने मित्र रणीवां जाते हैं वे सब से पहले एक वार कद दी 
डालते हैं---“यहाँ कहां आकर अपना आश्रम खोला है| यद्दां न सड़क, 
न सवारी | ऐसी जगहों पर आदमी किस तरह आयेगा ?? मेरी समक 
में नहीं आता कि वे मित्र चाहते क्‍या हैँ ! क्‍या आम-सुधार का काम 


छश२ ह | : समग्र ग्राम-्सेवा की ओर 


शहरों में कियां जाय ? वस्तुतः अगर भारत के देहातों की ओर देखो 
तो मालूम होगा कि देह्ातों में यातायात की कितनी असविधा है-। 
'जनैतिक तथा व्यापारिक आवश्यकता के लिए विभिन्न शहरों को: 
'मिलाने के लिए जो सड़के बनी हैं उनकें आस-पास में जो थोड़े आम 
सोमाग्य से पड़ते हैं उनकी संख्या ही कितनी है ! सड़कों के बिना 
हमारे अधिकांश गांव दुनियां से बिल्कुल अलग रह जाते हैं| गांव में 
आद्योगिक और सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ यातायात की सुगमता 
होना जरूरी है। अ्रतएव भविष्य में सरकार की ओर से आरम-सुधार 
के लिए जो भी 'योजना बेने उसमें यातायात की सुविधा का खास 
प्रोग्राम रखना होंगा.। इस बात का व्यौरा बनाना अभी मेरे लिए 
सम्भव नहीं है | उसे तो सारे प्रान्त के कुल गांवों का नक्शा सामने 
रख कर ही बनाना होगा | लेकिन एक अन्दांज तो हम अब भी लगा 
सकते हैं। युक्तप्रान्त॒ में कुल १,०२,३८८ आराम हैं और क्षेत्रफल 
: ,१०६२४७; यानी लगभग एक वर्ग मील प्रति ग्राम पड़ता है। अगर 
'एक मील प्रति आम की औसत .े हिसाब से सड़क बन सके तो 
फिलद्यल हमारा कम चल जायगा | शायद प्रारम्मिक योजना में 
इससे अधिक करना सम्भव भी नहों है। अब इस बात पर विचार 
करना है कि सड़क कच्ची बने या पक्की | पक्की सड़क के लाभ की 
बाबत सब को मालूम है और-सब उसे पसन्द करते हैं। लेकिन देहाती 
सड़क बनाते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि सड़कों पर 
अधिकतर बैलगाड़ी ही-चलेगी और उन गाड़ियों में खेती के बैल ही 
'जोते जायेंगे | पक्की सड़क में चलाने पर खुर घिस जाने की 
शंका वनी रहती है। अगर सारी सडक पक्की वन जाय तो खेती 
वाले वैल, जो साल में बहुत काफी समय बेकार रहते हैं, गाड़ियों में 
“काम नहीं आवेंगे | इसके उपरान्त एक लाख मील पक्की सड॒क बनाने 
के लिए कितनी पूँजी चाहिए उसका हिसाव तो करो! बम्बई योजना 
वालों ने हिताव लगाया - है कि एक मील के लिए १०,०००) रुपया 


जन-सेवा का कार्यक्रम ७३३ 


की आवश्यकता होगी। इस हिंसाव से एक अरब के ऊपर पूँजी 
चाहिए। यह प्रान्त की देसियत के बाहर होगा । अगर दम कच्ची 
सडक बनाते हैं तो भी समस्या जटिल हो जाती है | मेंने कहा है 
उद्योग, शिक्षा और संस्कृति के विकास के साथ यातायात की अधिकता 
स्वभावतः बढ़ेगी | कच्ची सड़क इस भीड़ के समय चलने वाली 
गाड़ियों के चकक्‍कों से हमेशा कटती जायगी | नतीजा यह दोगा कि 
सूखे समय में धूल और बरसात में कीचड़ से सड़कों का उद्देश्य दी 
विफल हो जांयगा |] आजकल ग्रामीण जीवन में यात्तायात की भीड़ 
नहीं हे, फिर भी कच्ची सड़कों की क्या हालत है तुमसे छिपी नहीं। 
तब करना क्या है ! पक्की सड॒कों के लिए न हमारे पास पू"जी होगी 
और न इतने साधन हैं जिनसे बैलगाडियों के लिए अतिरिक्त बैल दी 
रख सके। कच्ची सडक बनाने से हसको विशेष लाम नहीं होगा । 
इस समस्या को हल करने के लिए मेरे ख्याल से हमारी सडक ऐसी 
डोनी चाहिए. जिसमें केवल उतना द्वी हिस्सा पक्का हो जितने पर 
गाड़ी के पहिए. चलते हूँ बाकी कच्ची रहे। गोरखपुर जिले में चीनी 
कारखानों को जो सड॒के गई हु उर््हें इसी प्रकार बनाया गया है। 
और वे सडकें अच्छा काम देती हैं। इस प्रकार की सड॒क बनाने में 
खर्च भी कम होगा और बैलों को आराम रहेगा | 

४--आर्थिक लेनदेन--जहाँ इतने व्यापक रूप से उद्योगों का 
सुंघटन करना होगा वहाँसमय समय पर लोगों की रुपयों की श्रावश्यकता 
होगी | समाज चाहे जितना व्यवस्थित हो उद्योग के अलावा भी अवेर- 
सबेर लोगों को कुछ न कुछ लेन-देन करना ही द्वोगा | दम इसके 
लिए भी कोई व्यवस्थित संघटन कायम करना है। आज देद्वातों के 
लोग वैसे भी कर्ज के भार से लदे हुए हैं। शायद द्वी कोई आदमी 
मिलेगा जिस पर कर्ज का बोफच न हो | अतः लेन-देन की संस्था कायम 
करने से पहले हमको आज के कर्ज की समस्या इल करनी होगी । 
पिछले दिनों, जब कांग्रे सी सरकार कायम थी, इस प्रश्न पर विचार द्वो 


छर्४ समग्र ग्रामन्सेवा की शोर 


रहा था| कुछ हिस्सों में कानून भी बन गया था | लेकिन वह काम 
पूरा नहीं हो सका | फिर कोई भी कानून एक बार बनाने एर सही 
' नहीं हो सकता ।. वैधानिक -समा तो. समाज-व्यवस्था की प्रयोगशाला- 
मात्र है। एक कानून बनता है; उसका असर समाज पर क्‍या पढ़ा 
देखा जाता है। बाद को उस असर के आधार पर कानून की. विभिन्न 
धाराओं में परिवर्तन किया जाता है। अतः यह-कहना गलत न होगा 
क्रि कांग्रे स. सरकार ने कर्ज की समस्या पर प्रयोग की अवस्था में ही 
पदत्याग किया | जो हो, जिवना हुआ उससे कम से कम आगे के 
लिए अनुभव प्राप्त तो हो ही जायगा । 
में जहाँ तक सममता हूँ कर्ज के सम्बन्ध में हमको कोई मौलिक 
परिवर्तन की श्रावश्वकता नहीं होगी ओर न समाज का ढांचा बदलना 
पड़ेगा | हमें केवल आज के लेनदेन के तरीकों का सुधार करना 
होगा | वस्तुतः आज जो लोग कजंदार हैं. उनमें बहुत से ऐसे हैं 
जिन्होंने अत्यधिक सूद के बढाने ली हुई कर्ज की कई गुनी रक्रम चुका - 
दी है। हमको व्यवहार के इन अन्यायों को ठीक करना चाहिए ; . 
मेरी राय में उसके कुछ नियम इस प्रकार बन जायें तो अच्छा होगा | 
जिन लोगों ने. कर्ज पर सरकार-द्वारा निर्धारित दर से सूद और 
धन वापत कर दिया है उन्हें ऋणमुक्त माना जावे | जिनका कुछ 
बाकी रह गया उनके लिए नयां दस्तावेज निर्धारित सूद- के हिसाब से 
बनाया जाय | जो दिवालिया हैं उनका कर्ज रद्द हो | ल्लोग कहेंगे कि 
यह दिवालियापन क्या बला है! यह कोई बला नहीं है। यह- वही 
चीज है ज़ो बड़े आदमी के लिए जावज थी लेकिन गीतों के लिए 
नहीं | अगर मुनमुनवाला -वालटीवाला देवालिया होने पर भी. दोनों: 
वक्त खाना खा सकतां है, कोठियों में रह सकता है, अच्छा कपड़ा पहन 
सकता है और शायद मोटर पर भी बैठ सकता है तो गरीब आरमवासी 
को इतनी कानूनी रक्ता मिलनी ही चाहिए कि वे भी कर्ण से वरी होकर 
दोनों वक्त खा सकें, कपड़े पहन सके ओर अपने मकान में आश्रय ले 


जनन्सेवा का कार्यक्रम ज्य्प्‌ 


सके । मेरे कहने का तातयय॑ यद्द है कि जो कर्ण चुकता करने को बाकी 
रह जाय उसके लिए. ऐसे नियम बनें जिससे महाजन कर्जदार को 
जिन्दा रहने के आवश्यक साधनों से वंचित न कर सके | 

. लेकिन एक बार कर्ज की समस्या हल हो जाने से ही स्थायी 
समाधान नहीं हो सकेगा | स्थायी समाधान तो ग्रामीण सहयोग समिति- 
द्वारा कर्ज की व्यवस्था से ही होगा | अतः भविष्य में गांव के निजी 
कोआपरेटिव बैंक का संघटन होना चाहिए। बेंक “की ओर से ऐसे 
नियम बनाना चाहिए जिससे लोग खामखाह कर्ज न लें | व्यक्तिगत 
महाजनी प्रथा को तो समाप्त ही कर देना श्रेय होगा। मद्दाजनी कोई 
ऐसा काम नहीं है जिसके हटने से समाज को कुछ आपत्ति हो सके | 
ऐसे काम में कुछ लोगों के खास तौर से पड़े रहने से समाज में तामस 
की ही वृद्धि होगी | 

, *-संघटन तथा अनुशासन--उपयुक्त तमाम कार्यक्रमों के 
संघटन तथा संचालन के लिए कोई व्यवस्था कायम तो अवश्य करनी 
है | हमारा ध्येय तो स्वावलम्बन है, लेकिन ध्येय तक पहुँचने का 
कोई न कोई रास्ता तो बनाना ही होगा | सारे कार्यक्रमों को चलाने 
के लिए दो प्रकार के संघटन की आवश्यकता होगी--(१) आमीण 
व्यवस्था और (२) सरकारी महकमा । ग्रामीण व्यवस्था की रूपरेखा 
पर अपना विचार प्र॒४“ंगवश कई जगह में प्रकट कर चुका हूँ | इप 
संघटन की बुनियादी इकाई ग्राम-समिति होगी। यह समिति आम- 
पंचायत का काम भी करेगी । वस्तुतः ग्राम की सबोगीण व्यवस्था 
इसी समिति के अधीन होगी । इसके उपरान्त भिन्न-भिन्न उद्योगों के 
लिए विभिन्न तथा स्व॒तन्त्र सहकारी संस्थाएं अलग रहेंगी। जैसे कृपक 
समिति, कताई समिति, बुनकर समिति, कागजी समिति आदि | इन 
समितियों के सदस्य व्यक्तिगत रूप से ग्राम-समिति के अनुशासन में भी 
रहेंगे | इस प्रकार कुछ ग्राम-समितियाँ मिलकर यूनियन ओर कुछ 
यूनियन मिलकर केन्द्रीय यूनियन का संबटन करेंगे | इन समितियों 


७३६ समग्र ग्राम-सैवा की ओर 


का विधान ऐसा हो जिससे केन्द्रीय यनियन में औद्योगिक समितियाँ 
भी शामिल हो सके | औद्योगिक समितियों का सदस्य वही हो सकेगा 
जो स्वयं कारीगर हो और एक निश्चित संख्या से अधिक हिस्सा 
खरीदने का किसी को हक न हो | मैं इन समितियों के विभिन्न 
पहलुओं पर विधान का ढांचा अभी नह “नाऊँगा; वह कुछ राजनैतिक 
बुद्धि वाले ही बना सकते हैं । इस दिशा में आवश्यक योग्यता का भी 
मुझमें अभाव है।'जब समय आने पर वास्तविक योजना बनानी होगी 
तो इस काम को करने के लिए विशेषज्ञों की कमी न होगी | किस 
आधार पर संघटन वन सकता है उसका संकेत मात्र मैंने किया है | 
हाँ, एक बात जरूर विचारणीय है | हम एकाएक इतनी समितियाँ 
बनायेंगे तो आज की स्वार्थभय सामाजिक-बुद्धिहीन जनता में घोर 
घपला तथा दूषित वातावरण हो सकता है | श्रतः बड़ी सावधानी से 
, आगे बढ़ना है | मैंने पहलें ही कहा है कि शुरू में ऐसा कार्यक्रम 
उठाना पड़ेगा जिससे गांव वालों पर पहले से जमे हुए स्थायी स्वार्थ 
पर विशेष आध्ात न पहुँचे । इस विषय पर जिस सिलसिले से कार्य- 
क्रमों का संघेधन करना चर्खा-संब तथा ग्राम-उद्योग के लिए 
बताया है वही सिलसिला सरकार के लिए भी जरूरी है। प्रथमतः 
चर्खा तथा अन्य उद्योगों की समितियाँ बनाकंर सहयोग का वायुमंडल 
तथा व्यक्तिगत चरित्र पैदा होने पर कृषक समिति और अन्त में ग्राम- 
पंचायत का संघटन करना चाहिए, | इस सम्बन्ध में में अपना विचार 
काफी प्रगठ कर चुका हूँ, अतः यहां पर और वयान करना व्यर्थ होगा | 

अब रही सरकारी संघटन की बात | मैंने कहा है, मेरे संकेतानुसार 
योजना का पूरे तौर पर संघटन करने में कम से कम १५ साल लग 
जायँगे | वस्तुतः अपने ढद्ल से समाज को बनाने की तैयारी में २५ 
साल से कम नहीं लगना चादिए। शिक्षा के लिए १५ साल में उतनी 
संख्या में योग्य शिक्षक प्रात कर लेना सन्देहजनक ही है । फिर भी 
योजना बनाने के लिए एक निर्दिष्ट काल की सीमा तो बनानी ही 


जन-सेवा का कार्यक्रम ७३७ 


पड़ेगी। मैं समझता हूँ, प्रथम योजना १५ साल की बनानी ठीक 
होगी क्योंकि उससे कम समय में किसी भी कार्यक्रम को कोई निश्चित 
रूप देना सम्मव नहीं होगा | इस पन्द्रह साल को भी पांच-पांच साल 
के तीन हिस्सों में वांदना होगा | प्रथम पांच साल में साधनों की जांच, 
'कांयकर्ताओं का चुनाव तथा शिक्षा और संघयन के लिए अनुकूल 
वातावरण पैदा करना तथा प्रारम्मिक व्यवस्था करने का काम होगा ! 
इसका मतलब यह नहीं है कि योजना के काम की प्रगति कछ भी 


नहीं होगी । इस बीच अवश्य ऐसे चुने हुए क्षेत्रों में प्रयोग करना होगा 
जहां वातावरण पहले से ही कुछ अनुकूल हो या जहां इस प्रकार के 


काम करने के लिए स्थानीय नेतृत्व मोजूद हो । दूसरे पांच साल में 
आमों के संबटनों की स्थापना और उनमें-गति देने का काम होगा | 
इस पांच साल की अवधि में मूल योजना का काम शुरू हो जायगा | 
तीसरे पांच सालों में योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के पूरा करने की चेप्टा 


होगी । इस प्रकार १५ साल के तीन हिस्सों के कार्य की आवश्यकता 
के हिसाब से सरकारी संघटन का स्वरूप तैयार करना पड़ेगा । 
पिछले दिनों में कांग्रत सरकार ने पहले ही कार्यकर्त्ताओं को भर्त्ती 


करके संघटन कायम कर दिया; फिर योजना बनानी शुरू की | उसके 
बाद कार्यकर्ताओं की शिक्षा की व्यवस्था करनी शुरू की | वह शिक्षा 
भी गहराई की नहीं हुई | नतीजा यह हुआ कि किसी की समस्त में 
:कुछ नहीं आता था कि देहात की समस्या क्‍या है और कोई कुछ 
अन्दाज भी कर सका तो उसको सका नहीं कि कैसे काम शुरू करें | 
अगर भविष्य में कभी सरकार की ओर से हमको काम करना पढ़े 


तो हमें इन बातों को पहले ही सोच लेना होगा । मेरी राव वह 
कि पहले हो तरकारी संघटन कायम नहीं करना चाहिए । शुरू में द 


प्रान्तीय कमेटियां बनानी चाहिए । एक ग्रास-सुधार, जांच तथा वोनना 
कमेटी और दूसरी प्रयोग कमेटी | जांच कमेटी प्रान्त की परिस्थितियों 
की जांच करके व्योरेत्रीार योजना बनायेगी। प्रयाग कमेंटों प्रान्त 


मर के उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को इमदाद देकर कार्य की प्रगति 





छ्रद समग्र ग्रोम-सेवा की शोर 


करावे जो पहले से कुछ प्रयोग कर रहे हैं या नई योजना के: साथ 

अयोग करने के योग्य तथा अपना समय देने के इच्छुक हों | इंस'. 
कमेटी का काम यह भी होगा कि इन कार्यक्रमों का निरीक्षण करना 
तथा विभिन्न प्रयोगों के नतीजों को एक दूसरे केन्द्रों में पहुंचाना, और 
उनकी सम्मिलित रिपो: योजना कमेटी के पास भेजते रहना | इनके 


साथ ही केन्द्रीय ग्राम-सधारं-शिक्षञा-निकेतन की स्थापनों करनी होगी । 
इस संस्था म॑ कृषि तथा ग्राम-उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग: 


और उन उद्योगों की मार्फत जिला तथा कमिश्नरीं के संचालकों की' 
शिक्षा की व्यवस्था की जाय | इन्हीं संचालकों को कमिश्नरी तथा 
जिला शिक्षां-केन्द्र तथा स्थानीय ग्राम-सधार योजना के संचालन का 
काम करना होगा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को 
कमिश्नरी के शिक्षा केन्द्रों में और कृषि तथा ग्राम-उद्योग की शिक्षा 
जनता तक पहुंचाने का काम जिला के विद्यालय को करना होगा। 
जब तक स्थानीय कोआपरेटिव यूनियन संघटित नहीं हो जाता तब" 
तक जिले के विद्यालय को उत्पत्ति तथा ,बिक्री की व्यवस्था ठीक उसी 
तरह करनी होगी जिस तरह चर्खा संत्र खादी की उत्त्ति-बिक्री का 
काम करता रहा है। जाँच कमेटी का काम शायद २ या २॥ साल 
में पूरा हो जायगा और शिक्षांकेन्द्रों का सम्पूर्ण संघटन ५ साल में” 
हो जायगा | लेकिन जिला का कार्य-क्रम चौथे वर्ष से शुरू हो जायगा 
और दशम वर्ष में केन्द्रीय विद्यालय-सहित जिले की सम्पूर्ण योजना 
की व्यवस्था का भार स्थानीय कोआपरेटिव यूनियन को सौंप देना 
होगा। बाकी ५ साल में सरकारी महकमा की देख-रेख में उनके 
संघटन को मजबूत बनाना होगा | बाद को सरकारी केन्द्रीय संस्था 
का काम कमिश्नरी के विद्यालय के लिए प्रयोग और विशेषज्ञों के 
लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्थां करने भर का रह जायगा | सरकारी 
केन्द्रीय आम-सुधार विभाग का काम केवल इन शिक्षा संस्थाओं तथा: 
विभिन्न यूनियनों की कार्यावली का निरीक्षण ओर परीक्षण करना रह ' 
जायगा | सरकारी महकमा के कार्य के परीक्षण तथा निरीक्षण केः 


_ मसल ननर तन अ 4८५ 2 इज ८ 


जन-सेवा का कार्यक्रम ७३६ 


लिए भी एक निरीक्षण कमेटी की स्थापना होनी जरूरी है जिसकी 
सदस्यता थुनियनों के और प्रान्तीय असेम्बली के प्रतिनिधियों: 
की होनी चाहिए | इस तरह हमारा काम ऐसा होना चाहिए जिससे 
ग्रामीण संघटन तथा सरकारी संघटन दोनों एक दूसरे के कामों की 
जांच कर सके | अब प्रश्न यह उठता है कि उन संस्थाओं का क्या 
होगा जिन्हें शुरू में सरकारी मदद से कायम किया गया था। इसके 
लिए में अगर कुछ भी न ढहूँ तो भी तुम्दारे सामने बात साफ द्वो 
जायगी। जब हमारी सारी योजना का ध्येय यह है कि उत्पत्ति, बिक्री 
तथा थआन्‍्तरिक समाज-संघटन ओर व्यवस्था सव के लिए ग्रामीण समाज 
स्वावलम्बी हो तो प्रारम्भ में प्रयोग के लिए, जिन संस्थाओं की स्थापना: 
की जायगी वे सब ग्रामीण संस्था में समाविष्ट हो जायेगी । 

इस पत्र के साथ विभिन्न परिस्थितियों में ग्राम-सुधार का काम किस 
प्रकार का हो सकता है, उसकी बावत्‌ मैंने अपना विचार एक प्रकार 
से समास॒ कर दिया | मैंने जो कुछ लिखा सब अब तक के अनुभव 
पर आधारित हैं | सम्मव है भविष्य के अनुभव से कुछ राय बदल 
जाय | लेकिन भविष्य की बात भविष्य में देखी जायगी | 

श्र 5 म । 

योजना के लिए पूंजी 
२१ सितम्बर, १६४४ 

[इस पत्र में पूं जी की आवश्कयता के बहुत से आंकड़े दिये गये 
हैं | आज संसार में प्रत्येक वस्तु के दाम बढ़ रहे हैँ | किन्तु पूँजी के 
मामले में देश की आ्िक स्थिति अधिक खराब दो गई है| संभवतः 
वर्तमान स्थिति में बाहर से कुछ पू'जी लाना होगा। साथ ही साथ 
किसानों के घरों में फैली हुई पूजी पहले से कुछ ज्यादा €। अतः 
बाहरी पू'जी का अनुपात्त इतना नहीं होना चाहिये कि जिससे देश पर 
बाहरी लोग हावी हो सके । जनता की स्वतंत्रता के लिए दम चाहे 
जितनी स्वावलंबी आशिक योजना वनाले' तो भी अंतरराष्ट्रीय परस्परा- 
वलंबन रहेगा ही | वस्ठुतः स्वावलंबन के विकास के लिए भी यह 


७४० .... समग्र आम-सेवा की ओर 


'परस्परावलंबन आवश्यक है | हमारी स्वावलंबी योजना इस परस्परावलवन 


की मादा स्थिर करेगी। ताकि थेह परस्परावलंबन कहीं जनता के - 
परावलंबन में बदल न जाय | 
इस पत्र में दिये गये आंकड़ों को समझने के लिए पाठक उन्हें 


जितने हैँ उससे चार गुना बंढ़ाकर समर | क्योंकि आज सामग्रियों के 


आओखसत भाव लगभग चार गुना बढ़े हैं |] 
७ जुलाई को आखिरी पत्र लिखा था । मुके डर था कि १४जुलाई 


हर छूटकर वाहर के दलदल में न फँस जाऊँ | वैसा नहीं हुआ | मैं 
रह गया | अब कम से कम १४ जनवरी तक यहाँ ही पड़ा रहूँगा। 


. कुछ पढ़ भी लूगा | इधर काफी दिन आँख के कारण पढ़ना नहीं हो 
सका था | उसकी पूर्ति भी कर लूँगा | 
जुलाई के बाद २॥ महीने हो गये; मेने कोई पत्र नहीं लिखा | 


कुछ सुस्ती के कारण और कुछ इसलिए भी कि सोचता था ६ माह 
रहना हीं है तो इस बीच २-१ पत्र और लिख लेना काफी होगा । 
सआम-सुधार की बातें तो प्रायः पहले ही समाप्त कर दी थीं, अब लिखने. 
को भी कुछ विशेष रह नहीं गया । पहले एक पत्र में मैंने जो समस्वाओं 
'की वात कही थी उसमें से एक प्रश्न के सम्बन्ध में लिखने को रह 
“गया था। वह यह कि-हमारी सारी योजना चलाने के लिए पू'जी और 
खच्च का क्या हिसाव हो। इस बींच तुम्हारा एक पत्र भी मिला | 
चुमने पूछा है कि १५ साल में जो आवबादो बढ़ेगी उसके लिए 
आवश्यक सामान पाने की क्या योजना होगी ? हां, यह सवाल माकूल 
है और इस प्रश्न पर अपना विचार पहले दी प्रकट करना था । यह 
तो पिछले पत्र में लिखा ही था कि जो आबादी बढ़ेगी उसको खेती 
लावक परती से ही अपना पोपण लेना होगा | अब सवाल यह हैं कि. 
क्‍या नई जमीन तोड़ने के लिए हमको १५ साल इन्तजार करना हींगा 
था अभी से उसका प्रोग्राम रखना होगा | मैं समझता हूँ, इस प्रश्न 
पर ज्यादा कुछ कहने की कोई बात नहीं है | आबादी जो बढ़ेगी 
उसमें श्५ साल के वाद एक्रदिन एकाएक बढ़ती तो नहीं हो जावगी | 


योजना के लिए पूंजी ७४ 


बढ़ना तो अब भी जारी है। अ्रतः हमको योजना के शुरू से ही नई 
जमीन खेत में मिलाने का निश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए । इसके 
लिए जाँच करके एक नक्शा वनाकर निश्चित कर लेना चादिए कर 
हमें कौन जमीन किस साल में खेती में मिलानी है। वे खेत ऐसे' 
किसानों को देने होंगे जिनको आसानी से दूसरी जगह नहीं मिल 
सकती । यानी जिस इलाके में हमारी योजना के हिसाब से अतिरिक्त 
आबादी हो वहां के लोगों को ऐसे खाली क्षेत्रों में जमीन देकर बसानाः 
होगा । फिर वे किसान स्थानीय किसानों की समिति में शामिल कै 
सकेंगे । मेरी राय में किसानों को वसाकर ही नई जमीन तोड़ना सम्भव (छ 
होगा, सरकारी ढंग से नहीं। इस प्रकार जैसे-जैसे आबादी बढ़ती 
जायगी वैसे-वैसे नई बस्ती भी बढ़ती जायगी ।फिर अन्य आवश्यकताओं: 
के लिए दूसरे उद्योगों का काम भी बढ़ता जायगा। दूसरी बात यह है 
कि हमने जमीन की पैदावार में जितनी वृद्धि सक्खी है उचित साधन से 
उससे अधिक भी हो सकती है। मैने केवल सावधानी के लिए उतना 
ही रक्‍्खा जितना आसानी से हो सकेगा। इस वृद्धि से भी बढ़ती 
आबादी का कुछ लाभ होगा ही | लेकिन इसे उत्पत्ति की बोजना के: 
हिसाब में नहीं लेना चाहिए | में समझता हूँ तुम्हारे सवाल के लिए 
इतना संकेत काफी है। . हिल 

अब अपनी योजना के आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाय। 
प्रथम प्रश्न यह हे कि जब आम-सुधार के लिए इतना विस्तृत आवोजन 
करना होगा तो उसके खर्च के लिए पैसे कहाँ से आवेंगे | हम जब 
कभी कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पैसे के प्रश्न पर आकर दसारी' 
गाड़ी रुक जाती है । ठुमका याद हंगा, पिछले दिनों जब कांग्रेस 
सरकार थी तो काई भा योजना उनके सामने ले जाने पर एक दी 
जवाब सब जगह मिलता था कि “हमारे पाउ पैठा कहाँ १? लेकिन 
राष्ट्रीय सरकार का आर्थिक दृष्टि-कोण पहले से मिन्न द्वोगा। पहले तो, 
शासन विभाग दी सम्पूर्ण सरकारी विभाग समझता जाता था; सुधार 
विभाग में पैशा नहीं होता था। अब ते हमारा बजठ ऐसा बनाना 


छ्४र | समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


“पड़ेगा जिससे शासन विभागों में खचच॑ कम करके सुधार विभागों में 
अधिक खर्च करना संभव हो | फिर अंब तक जमीन से प्रान्तीय सरकार 
'को ५-६ करोड़ रुपये मिलते ये | जमींदारी प्रथा समात होने पर लगान 
दस करोड़ के करीब मिलेगा | इस बढ़ती रक्रम में से तहसील का 
बढ़ती खर्च पूरा करके भी करीब २-३ करोड़ रुपया सुधार-विभागों में 
खर्च किया जा सकता है| पिछले दिनों इन विभागों में एक करोड़ के 
करीव खर्च होता था | वह और शासन-सम्बन्धी विभागों में खर्च कम 
'करके एक करोड़ रुपया अगर और इस दिशा के लिए बचाया जाय 
'तो कुल ४ करोड़ रुपया सालाना खर्च सुधार-विभागों में किया जा 
'सकता है | अगर एक करोड़ रुपया संघटन व्यय में लग जाय तो बाकी 
६ करोड़ हर साल पू जी खर्च में लगाया जा सकता है। 
. आम-समितियों का व्यापार-सम्बन्धी खर्च तो व्यापारिक लांम से 
होगा । वाकी जन-सेवात्मक काम के खर्च के लिए प्रत्येक गाँव अपनी 
. समिति को चन्दा दे | इन चन्दों में से कुछ भाग झुनियनों को देने का 
नियम रखा जा सकता है। मैंने जो आम-वासी के खर्च का हिसाब . 
“बनाकर तुमको भेजां था उसमें देखोगी कि प्रति ग्राम १२०) चनंदा ग्राम- 
समिति की मद में रक्खा गया है | शिक्षा के खर्च लिए भी अलग रकम 
'रक्खी गई है | देहाती समाज के आन्‍्तरिक कार्य-क्रमों के खचे के लिए 
समितियों के स्वावलम्बी हो जाने पर सरकारी संघटन के लिए काम 
मी बहुत कम हो जाता है | इसलिए मी प्रान्तीम सरकार को खर्च की 
"समस्या उतनी जटिल न मालूम होगी जितना ख्याल किया जाता है। 
अब देखना यह है कि इतने काम के लिए जो पूँजी लगेगी वह 
कहाँ से आवेगी | इसके लिए यह आवेश्यक्र है कि हम हिसाव- लगाकर 
जान लें कि हमको पूं जी चाहिए कितनी | कितनी पूं जी चाहिए, इसका 
हिसाब एक दम प्रान्त भर का ने करके अगर आसत “प्रति ग्राम का 
एनिकाल कर फिर कुल कितनी पूजी प्रान्त को चाहिए, यह बताबा 
जाय तो समझना आसान होगा । अतः प्रति आम की पूंजी का हिसाव 
'नीचे लिख रहा हूँ । - १ 


योजना के लिए पूंजी ७४रे 


१--खेती की सिचाई---हमारे प्रान्त के प्रति ग्राम ३४७,८ एकड़ 
जमीन पर खेती छ्ोती है जिसमें ११६.३ एकड़ पर सिंचाई की व्यवस्था 
आज मौजूद है| ग्रतः हमको २३१.५ एकड़ की सिंचाई की व्यवस्था 
करनी होगी । मेरी राय में इनमें २४५३८ ऐसी जमीन है जिन पर 
नहर से सिंचाई हो सकेगी यानी ५७"६ एकड़ जमीन की सिंचाई 
नहर से करनी होगी | इसके अलावा ६३ सै०-+ १५४७ एकड़ कुआँ 
से और बाकी १६ सै० यानी २८६ एकड़ में २२"१ एकड़ की तिंचाई 
तालाब से हो सकेगी ओ* ६८ एकड़ जमीन ऐसी होगी जिस पर 


सिंचाई की आवश्यकता नहीं है | इतनी सिंचाई की व्यवस्था के लिए 
निम्नलिखित हिसाब से पूंजी चाहिए 
नहर--अ्रमी श्री ठाठा आदि ने जो बम्बई योजना बनाई है 


उसके हिसाब से प्रति एकड़ सिंचाई के लिए नहर बनाने में ७ ०) पूंज 
की आवश्यकता होती है | इस हिसाव से ५७६ एकड़ की सिंचाई के 
लिए ४०५३) की यूंजी चाहिए। 

कुआँ--कुएण का हिसाव लगाना नहर जैसा सरल नहीं है। 


विपय में सरकारी, गेर सरकारी, जितने हिसाब लगाये जाते हैँ वे सब 
णकांगी होत हैं | साधारणतः जो दिसाव लगाया जाता हैं उस तरह 
अगर हिसाब जोड़ा जाय तो प्रांत की स्थिति इस प्रकार होगी । 

“ग्राज प्रांत में १, ४०,००० कुएँ हूँ। इतने कुएं से ५,५५,- 
४५१ एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। यानी लगभग ४ एकड़ की 
पिंचाई एक कु से होती है | सरकारी विशेषज्ञों की राय है कि छुश्रों 
का सुधार करके २० एकड़ प्रति कुएं से सिंचाई की व्यवस्था ह। सकती 
है। श्रर्थात्‌ कुओ«ों का उन्नत करके २७,७७,२५५ एकड़ की सिंचाई 
हो सकती हैं। अ्रतः नये कुओं की आवश्यकता नहीं है ।” 

लेकिन वास्तविक समस्या इस तरह गणित से इल नहीं हुआ 
करती | व्यावहारिक काम करने के लिए. पहले परित्यिति की जाँच 
करनी पड़ेगी | गाँव में कए' कुछ समान दूरी पर बेटे हुए नहीं हैं। 
शेवा एक चक्र इलाका तुमको मिलेगा जहाँ ५० एकड़ जमीन के 


* ७४८ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


वीच १२ कए होंगे तो कहीं १० एकड़ के बीच ४ कए' मिलेंगे और 


कहीं ४० एकड़ के बीच २ कएः होंगे, तो कहीं ५० एकड़ के ' बीच 
एक भी कुआआँ नहीं मिलेगा.| इसका मतलब यह है कि कहीं तो कए 


इतने हैं कि अगर उनका सुधार न किया जाय तो भी आस-शस की 


जमीन की पूरी सिंचाई हो संकती है और उन कओं के सुधार में 
खर्च करना बेकार है; कहीं की स्थिति ऐसी है कि अगर के ओर का 


सुधार कर दिया जाय तो उस क्षेत्र की सिंचाई पूरी हो सकती है, और 
कहीं कए. कतई हैं. ही नहीं ओर थिंचाई के लिए. नये कए' बनवाना 


आवश्यक है | इसके अलावा एक. स्थिति और हो सकती है | कहीं 
ऐसा क्षेत्र भी देखोगी जहाँ कुए' हैँ लेकिन पूरे इलाके के लिए काफी 


नहीं और अगर उन कुओं की उन्नति की जाय तो पूरे क्षेत्र में .सिंचाई 
हो सकती है । लेकिन दिक्कत यह है कि वहां कुए' इतनी जीण।वस्था 


में हैं कि उनका सुधार होना सम्भव नहीं और बढ़ती जमीन की सिंचाई 
के लिए नये कुएः बनाने पड़ेंगे | वेसे तो कुओं का दिसाब पूरी सर्वे 


(जांच) करके ही लग सकता है | लेकिन देहात के अनुभव से एक 
हिसाव का अनुमान तो हम कर ही सकते हैं | हमारे प्रान्त की औसत 
स्थिति को देखते हुए कुओं के लिए. निम्नलिखित हिसाब हो सकता है;--- 


प्रान्त के प्रति गाँव में १३*६ कृुए' हैं। यह मान कर कि ३३५४ 
कओं की दशा ऐसी है कि उनका सुधार हो ही नहीं सकता, कल 


६.१ कु ऐसे होंगे जिनकी उन्नति करके विंचाई का ज्षेत्र बढ़ाया 
जां सकता है| लेकिन उनमें ३ कुएे- ऐसे होंगे जो- इतने पास-पास 
हैँ कि उनके सुधार से कुछ लाभ नहीं होगा। वाकी ६१. कुए से 
प्रति कआँ १६ एकड़ के द्विसाव से ६७९८६ एकड़ बढ़ती जमीन की . 
विंचाई की व्यवस्था की जा सकती है | वाकी ५७"१ एकड़ के लिए 

नये कुओं की आवश्यकता होगी । अतः कुए. के लिए पूजी की 
आवश्यकता इस प्रकार होगी-- 
६*१ कए' की उन्नति के लिए मरम्मत प्रति कआँ १० ०) २६९१ 

रहातट  $; » ५००) 
२७३० 


योजना के लिए पूँजी छछपू्‌ 


२६ नये कुएँ के लिए खुदाई व बधाई ,, ५, ४०० की 
रहदट ,, $+ २०० * 


7 एम छ४० ) 


जोड़ ३५४७०) 
तालाब २२.१ एकड़ के लिए, १२) प्रति 
एकड़ से २६५) 
इस तरह सिंचाई के लिए औसत 
प्रति आम ७७८८) की पू जी चाहिए | 


'पशुओं का नसल-सधार 
१६३ गाय-भँस आदि के लिए ५) प्रति पशु के हिसाव से ८१५) 
आऔजार सधार 


१ नल 
विवि श हम हक १३६) 
खांद 
हड्डी व मांस के लिए, १००) ) ०2 १५०) 
विविध रू ६०४ ह 
नये खेत बनाना 
२५ एकड़ के लिए ६०) प्रति एकड़ 8 २१००) 
अर्थात्‌ खेती-सुधार के लिए कुल पूजी की आवश्यकता इस 
अकार होगी :-- 

ओऔदध्षत प्रति ग्राम--- 

१, थिचाई ष्ष्ष्प) 

२. पशुओ्रों की उन्नति ८१५) 

३. ओजार-सुधार १३६) 

४. खाद की व्यवस्था १५०) 

५. नये खेत बनाना ___ २१००७ 


े जोड़ ११०६६) (१) 
उद्योग--विभिन्न उद्योगों के लिए औसत प्रति आम निम्नलिखित 
हिसाब से पू जी की आवश्यकता होगी :-- 
४६ 


' (७३३४ (६६ -. (० ... (४$ (०४४ (००६४. ४ ९)॥8॥05 ११४ 








(०० (० (ण्डे . * (०३ (००३४ - (०० हे. ॥5फ तर] ॥650: 
(००३ (०% (०४ 5898 (०४३ (ण्फ्.... छह - ७8% 
(४४ (# (ऋण ० (०० (० ' छा ४£89 
(8३४ (००४ १8४ (००३९ (४३४ (४४ 3 ० 4९ 
(०8 (गछ.. (०४ *०« (०३७ (०प्रडे. +(॥४४ ॥|2||> 
(2०३ (४३०७ (४४४ (०५३ (००३ (ण्घह.. एे [४७ 2४३ 
(॥॥७०७ (३४४ (४३. रे (०३ ध श ०३ [४४६ 
(>० ९ हि (४०३ पु (००३४ (४ मु ह * (०३ -. ०७०० ,.. ००० ०३ [0४७ 
(००% (० है _ ००० (० है ह (० सा ००० न्ग्न >92%:॥५ ड्ि 
(५८ . (६४ जा (४४ (“हे 2 *** 32% ॥५ [६२४ ॥॥8॥१ 
(६४ | हु (६ ' ०० (३४ नग्न ००० छ [$ है (७ 
(०३ (कफ | (% ध न्ग्० ४ नग्न ००० [४४६७ ।४ ६६ 
(०३५ ... (फ (के (088, 8. कड३ 9/0 ।५ € 
४॥६ ९|४ ४, 9 ॥०:०% ॥%६.. [$ ]४)8:०॥५ #॥॥ ॥३ै॥४ ह 

५0७३७॥६ ७92: 208 ॥२॥०३॥४ 2. *रेब्शैं2 कोड 28 जध्य० ७४... 2४१४७... ४४६ ॥98 

प्र एफ छफाछा 





(००३ 
(६२% 
(॥॥३ 
(>ऐे 
(ै 


(॥७ 
(3 
(०३ 


(३७ 
(४ 
(वे 
(००३ 


(५७३ 
(हल 


(॥४ 
(३ 


(॥ऐ 
(३ 


(०२६ 


(६ 
(३४ 


(००४ 


(०३ 
(१ऐे 


(॥६ 
(४ 
(डे 


(००३ 


(९४ 
(० 


(००३ 

(ण्फे 
(है 
(>ट 


(०४ 
(०३ 


(० 


(० 


(० 
फ 
फेंटे 

(०60 हट 


+४४ 
("फेश 


(००४ 
(०००३ 
(“के 
(००७ 


है 
है 


( डे ) >०० ००५ 


बज... 3..................>->०_«»-मम«फम-«-म«न»-++पननकः-५+०»०ऊ पकने ५3 ५+)4५७ 3५3५3 नमन पक तन  चचखच5 


३3>०७-७३७8५५४५५५५७३७ा ०५४2-3७ »५७५3:३५०७३३+५334७७५५५३४५-+३७७७+/:--२०० 





. (४४ हे (।६०० '.... (॥३०४४ (॥६३०. (इ४४४ .. फ३४"३४-+आा कफ 
(ह> (६०३ (००३ (& (०फे ("फेरे ००३' !0॥४४ ॥2॥६& 
(॥ का दो कर (॥ डे "हा. (डे ४)» 
ग्ग्न ९ ००० ह ०्०्क नग्न ००५ ००० ३०" ; [१९ 
(0... (३ (॥ (॥ (॥४ फटे ०९ (४४४२ 
(॥ (डे ... (॥४ (॥ (४ (ग्फ . ४०. [के (8॥० 
(४... (॥४ ... (३४ (॥४ (& (००९ ७४०९ . ४०९४ 

( (॥४ (३४ (॥ (॥४ (गन %००* . 20)॥& 
* ॥४2|)४ ३ 
१६ (३ * (३ ५७ (॥४ (००४ %००' ॥९॥४) -है8 
(ऋ न्न्० ० कि (फ (०००३ १००" ।2॥७॥ 
| । श! 
कर. 5. 8 शक. जि 





3४.० 5 समग्र आम-सेवा की ओर 


इ--सड़क - २०००) २०) २००) २२०) -१७८०) 
उ--बनिया . 8१ ५० ०) - २० ०) २५०). ४५०) ; 'पू०) 
'पवागबानी ३.३६ २००) ....  - २००) 
९--अन्य फुटकर २००). ..« कं २००) 

इस प्रकार सारी योजना के लिए औध्त प्रति ग्राम कुल एूँजी की 
आवश्यकता निम्नलिखित होगी 





१--खेती-सु धार | ११,०६६) 
र--ओआम-उद्योग. ... . -«* को ३,७८६) 
'इ--हकीम वैद्याद .... ... . ««« 8०) 
४-शिक्षा डे 0 - ७४३) 
५- घरेलू सेवा बुर » जब - कल 6 हर) 
६--सड़क 2 ढं०० रह ४ छः १७८०) 
७--बनिया कण ५०) 
८--बागवानी ० २००) 
६--अरन्य फुबटकर . ... 290. 0 २००) 
१०--मकानादि - ३०.» ३२५ - . ६७४०) 
११--शिशु-विहार  .:. 2 कम, ३००) 

जोड़... ह २८०१०) 





श्र्थात्‌ प्रान्त मर के लिए. २८६,७८,८७,८८०) यानी २८६, 
७६ करोड़ रुपये. की पूं जी चाहिए | 
अब प्रश्न वह हैं कि इतना रुपया आवे कहाँ से । पूँ जी के लिए 
शाँव में हमको प्रधांनतः निम्नलिखित जरियों का हिंसाव देखना 
डोगा 3-- 
२--गाँव में प्राप्त कच्चा माल 
२---लोगों फे पास की नकद 





योजना के लिए पूंजी का 


३--धर्मगोला में रिजव रकम 

४--आमवासी की बचत में से 

१, उद्योगों के लिए जो कच्चा माल लगता है श्र जो गांव में मिल 
सकता है उन्हें तो उद्योग की पूँजी के हिसाब में से ही घटा दिया 
गया है | अतः यह मद केवल मकान और शिशु-विहार का हिसाब 
से ही घटेगी | मेरे ख्याल से मकान के लिए लगमग ७० ) प्रति घर 
के हिसाब से सामान गांव में होगा और शिशु-विहार का ५०) का 
सामान मौजूद होगा | इस तरह मकानादि में (६० %७०)-(-५० ल्‍« 
२१५०) पू जी मौजूद है | 

२--गांव की परिस्थिति को देखते हुए यह कहना गलत न दोगा 
कि लोगों के पास लगभग ३०००) प्रति आम मौजूद होगा । इसमें से 
पूंजी के काम में १२०००)करीब मिल सकेगा। 


३--पिछल्े पत्र में मैंने अनाज का हिसाव करते समय बताया था 
कि धर्मगोला में जमा सामान का दाम कुल पैदावार का ४ सैकड़ा 
होता है और कुल पैदावार का दाम ३००००) है | इस तरह इस मद 
में प्रति आम वार्षिक जमा १२००) है। पूरी पैदावार प्रथम से ही नहीं 
होगी | अतः हमें आधी रकम ही प्राप्त होगी | इस तरह इस मद से 
६००) ८ १४ साल 5६०००) मिल सकेगा । 
४--किसानों की आमदनी खर्च का जो हिसाव किया द उसमें 
६०) प्रति परिवार की बचत दिखाई देती है। लेकिन खेती-जसे 
अनिश्चित उद्योग में आकस्मिक खर्च काफी द्वोता दे। दूसरे उद्योग 
में २०) प्रति परिवार बचत होगी, ऐसा अन्दाज किया जा सकता द | 
इस हिसाब से १८८०) ग्रतिग्राम बचत होगी । इसमें से १०००) के करीब 
जी के लिए प्रात हं। सकता है। शुरू से सारी बचत नहीं होगी, बह्ध 
मानकर कुल ६००) 2६ १५ साल 5६०००) इस मद से मिल सकता ६। 


अतः गांव में प्राप्त पूंजी औरत इस प्रकार दोगीः-- 


पर समग्र ग्राम-सेवा की ओर . 


१--मकानादि के लिए मौजूद सामानः २१४०) 
२--नकद * हं १०० ०) हर 
३--धर्मगोला में रिजवं ; ६०००) 
४--पग्रामवासी की बचत 8०००) 
२११५०) 


यानी प्रान्त भर के देहातों से प्रा्त पृ जी २१६,५४,०६,. २००) 

>लगभग २१६ ४५ करोड़ । 

इसके. उपरान्त जैसा कि मैंने इस पत्र के पहले ही कहा है सरकारी 
चजट से ३ करोड़ रुपया सालाना पूजी खच्चे में लगाना कठिन न 
'होगा ). इस तरह १५ साल में ४५ करोड़ रुपया सरकारी बजट से 
लगाया जा सकेगा | इस पूंजी को अगार जोड़ा जाय तो प्राप्त पूंजी 
२६१५५ करोड़ रुपया होगी । हमें कुल २७६.५५ करोड़ रुपया की 
जरूरत है। बाकी १५ करोड़ यानी सालाना १ करोड़ रुपया शहरों से 
उधार लेना पड़ेगा | 

मैं समभता हूँ, आम-सुधार के करीब सभी प्रश्नों पर अपना विचार 
कुल पत्रों में प्रकट कर दिया है। इधर कई महीनों से बाहर सारे संसार में 
योजनाओं /की भरमार हो रही है । मालूम नहीं मेरेजैसे मामूली आमसेवक 
का अनुभव आयाम राष्ट्रीय योजना-कार्य में कुछ काम देगा या नहीं । 
शायद इन बातों का विशेष मूल्य भी न होगा | लेकिन इससे हमें क्‍या 
मतलब | ठमने मेरे अनुभवों की कहानी सुननी चाही थी । मेने उसे लिख 
मेजा | अगर दुनिया की कुछ सेवा इससे हो तो अच्छी बात, न-हों तो 


रे 


कोई हर्ज नहीं। लेकिन मेरा विश्वास है कि आज के प्रलयक्रालीन महा- ' 


संकट के दिन लोगों को बापू की शान्ति ओर समता की आवश्यकता 


है; और वेसी शान्ति तथा समता समाज को स्वालम्बन के आधार पर 


संबटन करने से ही प्राप्त हो सकती है। मेंने इन पत्रों में जो कुछ 

लिखा है वह सब उसी स्वावलम्बी समाज-संघटन के तरीकों के प्रति 

संकेत करता है| इस दृष्टि से शायद कभी इन बातों की भी कदर है | 
् गण 


